महावीर -वाणी 
भगवान्‌ श्री रजनीश 


संकलन : 

प्रा योग लक्ष्मी 
सम्पादन + 

स्वाप्ती कृष्ण कवीर 
झ्वाप्ती योग चिन्मय 


जीवन जागृति आन्दोलन- प्रकाशन, बम्बह 
१९७२ 


प्रकाशक : 
इश्वरलाल एन० शाह, 

( अब साधु ईइवर समर्पण ) 

मंत्री, जीवन जागृति केंद्र, 

३१, इजरायल मोहल्ला, 

भगवान भुवत, सस्जिद बंदर रोड, 
बम्बई-९ फोच : ३२१० ८५ 


(& जीवन जागृति केंद्र, बस्बई 


प्रथम संस्करण : जुलाई १९७२ 
प्रतियाँ : ५००० 


मूल्य : रुपये ३०.०० 


मुद्रक : 

अनंत जे. शाह, 
सिपिका प्रेस, 
कुर्ला रोड, अंधेरी, 
बम्बई-५ ६. 


महावीर - वाणी 


पर्युषण व्याख्यानमाला के अन्तर्गत दिनांक १८ अगस्त, १६७१ 
से ४ सितम्बर, १६७१ तक भगवान्‌ श्री रजवीश द्वारा बम्बई में 


दिये गये १० प्रवचनों का संकलन। 
पक पा 5 8 





आयमुख 


चौबीस तीर्थकरों की शबितिशालो, गूढ़ व गहन अध्यात्म-परम्परा ने जीवन 


और जगत के सम्बन्ध में प्रचुर ज्ञान व साधन-सामग्री प्रदाव की है। साधना 
और ज्ञान का ऐसा 'ंखलाबद्ध विकास अन्च्रय दुर्लभ रहा है | 


लेकित चौबीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ श्री महावीर के बाद यह अध्यात्म- 
शूंखला अपने विकास के चरम शिखर पर आकर फिर घिखरने लगी । और 
इधर पिछली कुछ शताब्दियों से तो अनुभवी, ज्ञानी एवं योगयुक्त जैन आचार्यों 
एवं मृत्ियों के अभाव के कारण जैन-साधना के सारे गढ़ सूत्र खोते चढ़े जा 
रहे हैं। परिणाम स्वरूप तोर्थंकरों, अरिहन्तों एवं सिद्धों के जगत से जैन- 
साधकों के लगभग सारे सम्बन्ध टूट गये हैं । 


तीर्थंकरों की इस लुप्त हो रही ज्ञान व साधना-सम्पदा को प्रुमरुज्जीवित 
करने के लिए भगवान्‌ श्री रजवीश्ष प्रेरित हुए हैं । 


सितम्बर १९६९ को कश्मीर में एक १६ दिवत्तीय शिविर में भगवान्‌ श्री 
ने महावीर की जीवनी, साधना व शिक्षा (देशना) के अनेक अज्ञात एवं गढ़ 
जायामों का प्रथम बार उद्घाटन किया था। वे प्रवचन अब “महावीर $ 
मेरी दृष्टि में? वामक ६९० पृष्ठीय विशालकाय ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो 


छुके हैं । 


इसमें भगवान्‌ श्री ने संकेत दिये हैं कि थे २४ तीर्थकरों के दिव्य-चेतना- 
जगत से सदियों से हूट गये सम्बन्ध को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हैं और 
तत्सम्बच्धी साधनागत्‌ प्रयोगों की लुप्त-कुंजियों फी जानकारी उन्हें है । उन्होंने 


इस सम्बन्ध में अस्तित्ववत प्रयोगों के लिए खोजी साधकों को “महावीर : 
मेरी दृष्टि” के भाष्यम से आह्वान भी दिया है । 


इस दिशा में उनका दूसरा कदम हैं: चोबीसवें तोर्थंत्रर भगवान्‌ श्री 
महावीर के चुदे हुए ३१४ बचनों पर अनुभवयुक्त, साधनायुक्त एवं योगयुक्त 
पतिसंवेदन (२०४००॥४४) प्रस्तुत करमा। 


"| 


१८ अगस्त १९७१ से ४ सितम्बर १९७१ तक पर्युपण व्यास्यानमाछा के 
रूप में दिये गये प्रस्तुत १८ श्रवंचत इस विराट ऐतिहासिक कार्ये का प्रथम 
चरण है। प्रस्तुत प्रवचनमाला में वे नमोकार सुत्त पर और धम्म सुत्त के 
मात्र प्रथम श्लोक पर चर्चा कर सके हैं । 


लेकिन पाठक इसमें पायेंगे कि तीर्थकरों के श्रगाध अध्यात्म-सागर के 
इुलेभ गुहय रत्नों को प्रगट करने में वे सफल हुए हैं । “सहावीर-वाणी ” के 
इस प्रथम खण्ड में उन्होंने तीर्थकरों की अपरा व परा विद्या का समग्र सार 
सामने रख दिया है। भविष्य में धीरे-धीरे अनेक प्रवचनमालाओं में वे शेष 
३१३ बचनों पर चर्चाएं करेंगे । 


इन प्रवचनों को पढ़ने वाले पाठक इस बात की स्पष्ट झलक पा सकेंगे 
कि भगवान्‌ श्री रजनीश मात्र कोरे विचारक, दाशेतिक या व्यास्याकार 
पण्डित नहीं, हैं, वरन्‌ वे एक अनुभवयुकत परमयोगी, रहस्यदर्शी ऋषि भौर 
संत हैं । 

चेतना के जिस तक और अंचाइयों से वे प्रवचन कर रहे हैं उससे भास 
दोता कि तीथैकरों, अरिहन्तों, आचार्यों एवं उपाध्यायों के लोक से उनका सीधा 
एकात्म्म धौर सम्बन्ध है । छग्नता है कि उन्त दिव्य चेतनाओं की अनुश्नतियों 
व भगवान्‌ श्री की अनुश्नतियों में एकरसता व एकरूपता है । 


कहना ठीक होगा कि भगवान्‌ श्री एक ऐसे परम शून्य दर्पण हैं जिनमें 
“महावी र-वाणी” हजार गुने विस्तीर्ण होक र--अपने पूरे वैभव में प्रतिसंवादित 
हो रही है । 

इस प्रवचनमाला की जमूठी विशेषता यह है कि इसमें जैन-साधना के 
परमगरूढ़ एवं लुप्तप्राय साधनाओं एवं योग के रहस्यों को आधुर्तिक विज्ञान के 
परिप्रेक्ष्य में पुनविद्छेपित किया गया है । 

इस ग्रंथ की एक गौर बनूठी विशेषता है, इसकी विनोद-प्रियता और 
आनन्द, उल्लास व मुक्त-हास्य। इतनी गम्भीर कौर गढ़ बातों पर प्रकाश 
डालते समय भो भगवान्‌ श्री अपनी विनोद-प्रियता और लीला-माव को रोकने 
य अप्रकट रखने में असमर्थ रहे हैं । 


( ७ ) 
साधु, सन्‍्तों, महात्माओं व ज्ञावियों के इतिहास में ऐसी विनोद-प्रियता 
दुलंभ ही है । 


हास्य नेता मुल्ला नसरुद्दीन के माध्यम से भगवान्‌ श्री श्रोताओं को उतकी 
स्वयं की गांतरिक स्थितियों के प्रति सजग करते रहे हैं। साथ ही मुक्त- 
अट्ठह्यासों के तुरन्त बाद के क्षणों में वे मूल विषय के सुक्ष्मतम स्पंदनों को 
को श्रोताओं के गहरे हृदय तक पहुँचाने में आइघर्यणनक रूप से सफल 
हुए हैं । 


आशा है कि भगवान्‌ श्री रजनीश के इन प्रवचनों एवं सैकड़ों-हजारों 
साधना प्रयोगों के माध्यम से तोर्थकरों की भध्यात्म-श्रृंखला में निहित 


सनेकान्तयुक्त अध्यात्म-रहस्य पुनरज्जीवित होकर प्रथम वार विश्व के कोने- 
कोने में गूंज उठेंगे । 


इस आशा, प्रेरणा एवं आह्वाव के साथ प्रस्तुत है--“महावीर - वाणी” । 


“योग चिन्मय के प्रणाम 


सम्पादक के दो शब्द 


है 


'महावीर-वाणी” रूढ अर्थों में प्रायः मिकलती रहने वाली धामिक व्यास्या- 
पुस्तकों में से एक नहीं है, यह नवीन वैज्ञानिक तथ्यों और विद्वव्यापी स्तर पर 
भमेक ताजा वैज्ञानिक प्रयोगों से समर्थित चिन्तन की चाजगी का एक दस्तावेज 


है, परम्परा के तव-मूल्यांकन की एक घटता है, जो पर्यूषण व्याख्यानमाला के 
रूप में घटित हुई है । 


इन व्यास्यानों का सम्पादन करते हुए मैं जिस वैचारिक और निर्वेचारिक 


आनन्द से गुजरा हूँ, उसे इस ग्रन्थ का हर पाठक अनुभव कर सके इसकी पूरी 
चेष्ठा की गयी है। 


“धम्मो मंगलमुक्किट्ठमू, अहिन्सा सन्‍्जमो तवो' के प्रत्येक शब्द की गंभीर, 
चिन्तनपूर्णी, विज्ञानसम्मत, सहज, वोधगम्य व्याख्या के ये अठरह प्रवचन 
आपको विचारों की एक ऐसी दूंनिया में ला छोड़ेंगे, जहाँ जीवन को समग्रता 
में जी सकने की आपकी ललक सन्तोप का अनुभव करेगी और उलभावों से 
भरे इस जटिल जीवन में जाप अपने लिए सहज रास्ता खोज सकने में समर्थे 
होंगे। अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी आपके चिन्तन की रुँधी हुईं 
छिड़कियों पर दस्तक देगी शौर चिन्तन की नयी दिशाएँ उद्घाटित करेगी । 


हो सकता है, ग्रन्थ में कतिपय पाठकों को पुनरकित का दोष भी दिखे, 
किन्तु उन्हें जानवृूक्त कर वरकरार रखा गया है ताकि प्रवचन की मूल-धारा 
हिरोहित न होने पाये, साथ ही पाठक इसे न केवल पढ़े, वल्कि इस छतपे हुए में 
उसी प्रकार बहे, जिस प्रकार इन्हें सुनते हुए श्रोतागण वहे थे। इस प्रकार यह 


पुनरुकित ज्रापके और वक्ता के बीच की दूरी मिटाकर अन्तराल' को तोड़ने में 
सहायक सिद्ध होगी ऐसी आशा है । 


सम्पादक के दों शब्द 


हि 


#महावीर-वाणी” रूढ़ अर्थों में प्राय: निकलती रहने वाली धामिक व्यास्या- 
पुस्तकों में से एक नहीं है, यह नवीन वैज्ञानिक तथ्यों भोर विश्वव्यापी स्तर पर 
अत्तेक ताजा वैज्ञानिक प्रयोगों से समर्थित चिन्तन की ताजगी का एक दस्तावेज 


है, परम्परा के नव-मृल्यांकत की एक घटना है, जो पर्यूपण व्यास्यानमाला के 
रूप में घटित हुई है । 


इन व्यस्यावों का सम्पादन करते हुए मैं जिस वैचारिक और निर्वेचारिक 


आनन्द से गुजरा हूँ, उसे इस ग्रन्थ का हर पाठक अनुभव कर सके इसको पूरी 
चेष्टा की गयी है। 


“बस्मो संगलमुक्किट्ठम्‌, अहिच्सा सत्जमो तदो' के प्रत्येक शब्द की गंभीर, 
विन्तनपूर्ण, विज्ञानसम्मत, सहज, बोघगम्य व्याख्या के ये अठरह प्रवंधन' 
आपको विचारों की एक ऐसी दुनिया में ला छोड़ेंगे, जहों जीवन को समग्रता 
में जी सकने की आपकी छलक सन्‍्तोष का मतृभव करेगी और उलभझावों से 
भरे इस जटिल जीवन में आप अपने लिए सहज रास्ता खोज सकते में समर्थ 
होंगे। अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी आपके चिन्तन की ढेँदी हुई 
खिड़कियों पर दस्तक देगी जलौर चिन्तन की तयी दिशाएँ उद्धादित करेगी । 


हो सकता है, ग्रन्थ में कतिपय पाठकों को पुनरुबित का दोप भी दिखे, 
किल्तु उन्हें जानवृूक कर बरकरार रखा गया है ताकि प्रवचत की मुल-धारा 
तिरोहित न होने पाये, साथ ही पाठक इसे न केवल पढ़े, बल्कि इस छोे हुए में 
उसी प्रकार बहे, जिस प्रकार इन्हें सुनते हुए थोत्तागण बहे थे । इस प्रकार महा 
पुन्ररक्ति जापके और वक्ता के बीच की दूरो भिटाकर जन्तराल को तोहने में 
सहायक सिद्ध होगी ऐसी जाशा है। ह 


( ९१० ) 


मुख्य शीर्षक एवं उपश्यीषेकों के देने के पीछे यह दृष्टि रही है कि उस 
अध्याय के अन्तगेत व्यास्यायित वस्तु का परिचय भी मिल सके और चिन्तन 
की ताजगी तथा रूढ़ से हटकर व्यक्त विचारों का स्पष्ट आभास मिल सके । 
उपशी्षकों के माध्यम से पाठ्य-सामग्री की रोचकता का आभास भर दिया 
जा सका है, जिन पर निगाह टिकेगी तो विश्वास है श्रंथ पढ़ने की प्रेरणा जागे 
बिना नहीं रहेगी । 


इत्यलम्‌ ! 





अर सुनार का सूचना 
हे 


पृष्ठ १५१-अ से पृष्ठ १८६२-अ तक की ३२ पृष्ठ-संख्याएँ 
तथा उसके बाद की १५१ से १८२ तक की ३२ पृष्ठ- 
संख्याएँ डबल छप गई हैं । लेकिन प्रवचन-सामग्री का 
प्रवाह .(क्रम) सही है। पृष्ठ २२२ के बाद इन डबल 
हुए ३२ पृष्ठों को जोड़कर पृष्ठ संख्या एकदम से २५५ 
पृष्ठ संख्या छाप दी गई है । 





... अन्तवस्तु अनुक्रम 


आमुख ( स्वामी योग चिन्मय द्वारा ) 
सम्पादक के दो शब्द 
(१) दिव्य लोक की कुंजी--पंच नमोकार सूत्र 
१ चरम निष्पत्तियाँ और खो गये रास्ते 
२ पत्थर पर भूव्ज 
३ आदमी की ऊँचाई बौर गरुरुत्वाकर्षण 
४ सद्भाव का पेड़-पौधों पर प्रभाव 
४ किरलियान की फोटोग्राफी 
६ मंत्र का क्या काम होता है ? 
७ सलीपिंग प्रॉफैट! 
5 घ्यान से वस्तु गतिमान 
९ अरिहन्त को नमस्कार 
१० सिद्ध फोन है ? 
११ आधदचायें वहु जिससे'** 
१२९ महावीर और इडेक्ट्रो-मैग्नेटिक फील्ड 
१३ चार की परिधि से परे 
१४ चरणओर नमत का आचरण 
१५ ग्राहकता बनाम कृत्रिम पुनजेन्स 
१६ वासिलिएंव कौर पनडुब्ची में प्रयोग 


(२) भाव-जगत्‌ के रहस्य और मंगल व लोकोत्तम सूत्र 


भाव से प्रारंभ कर त्नुभव की ओर 

बीमारो के छह महीने पहले सूचना 

जरूरो नहीं, आपका क्रोध ज्ञापका, ही हो 
मेप्तिग का चमत्कार या धारणा का असर 
स्थलिन के कमरे में मैंसिंग ) 


ब् उध “4: ना ४० ४ 


+९०० 


सावधान, कहीं मोत्रेतत आपके भीतर पीछे तो नहीं चल रहा 


१० 

११ 

श्र 
श्र 

श्४ड 
श्श 
१६ 
१७ 
श्प 
१९ 


(३) 


७ ६ छी #& «टोी,ए 0 “७ 


२० 

११ 

श्र 
१३ 
श्४ड 
श्श 
श्द 


[ रे |] 


जहाँ मात्र जानना रह जाता है 
लेकिन चेतना स्रोत रहित है 


मंगल भावता और खून के कण ने 


पौधे भी आपके साथ हँसते-गाते हैं 

आखिर धर्म है कया ? 

कौन कहता है धुआओँ आग थे पैदा होता है ? 
अपराध से मुक्ति या अपराध भाव से 
नसीहत नसरुद्दीन की 


भगवान्‌ का अर्थ और भगवान्‌ महावीर 328 


मैटर, प्रॉसेस कौर पुद्गल 
महावीर की देलिपैथी 


अचेतन मन और भाषा के प्रयोग पा 


महावीर को सुनने की कीमत 

शरण आाये हैं हम तुम्हारी 

मैं शरण में आता हूं 

शरण में जाने से पहले 

प्वाइन्ट आफ नो रिटर्न 

कभी आपने सोचा कि आप लेठते क्‍यों हैं ? 

भविष्य में दुनिया के अस्पतालों का आकार क्या होगा ? 
सर दर्द है तो जोकर की टोपी लगाइए 

शून्य में रंगा हुआ एक आधुविक तिशंकु.|| “४: 
शरणागति की ज्योमेट्री 

सम्मोहन और महावीर का सूच २2 
शरणाग्रति : ऊर्जा का खुला हुआ द्वार 

हमें अहंकारी पर दया आनी चाहिए 

भीड़ को भगाने का नया वैज्ञानिक यंत्र 

बिना देखे छूकर बताइए कि*** 

क्या सागर गंगोत्री की तरफ वह्द सकता है ? ग्कप 
जब हम भूलें तलाशने लगते हैं 

कारण मौर शरण का गणित 


७ 
घध््८ 
छ० 


छर 
छ्र३े 
छ्ड 
छद्‌ 
७७ 
८० 
<२ 
८३ 
<प्‌ 
८५९ 
५३ 
ण्४ 
एड 
५६ 
९८ 
५९ 
१०० 
श्ग्र 
१०४ 
६०५ 
श्ण्द्‌ 
१०७ 
५१०७ 
श्ण्प 
१०५ 
११० 


[0 


१७ शरणागति तो तब होती है 


न ११२ 
१८ चरण तो बहाना है 


११३ 
(४) घर्म : अहिंसा और अनुपस्थित हो जानें के आयाम ११६ 
मनृष्य की पीड़ा क्‍या है ? 


१ १२१ 
२ स्वयं की पहचान हैं कि नहीं श्र 
2 दि अदर इण हेल' १२३ 
४ एक डूबती हुई नाव से दूसरी पर १२५ 
५ प्रमाण कीन देता है ? १२६ 
६ पता है, दुख को भाप बलते हैं ! १२७ 
७ दृठा हुआ भविष्य : महावीर का विपाद १२९ 
८ किस मंजिल पर रहते हो ? १३० 
९ अपने से जुड़ने का वह सुख क्षण १३२ 
१० “जस्ट ए चेंज १३३ 
११ अस्तित्व की घड़ी उर्फ कॉज॑मिक कलॉक श्बेडं 
१२ लाओत्से ने कहा *** २28 श्३५ 
१३ क्याआप किसी को दुख दे सकते हैं?“ बह १३७ 
१४ दुख लेने की यह भागा-दौड़ी ९६% १३८ 
१५ बताइए, बोल कि न बोरूँ १३८ 
१६ बड़ी तीखी हैं तव्स्थता की मार १३९ 
१७ अहिंसा दौर चींटी १४१ 
१८ उपस्थिति बताने की गहुन चेष्टाएँ श्डर 
१६ भहावीर घर से जाने लगे १४४ 
२० तथाता बनाम महावीर की महिसा | १४६ 
२१ दूसरा गाल सामने करना भी उत्तर है 2052 १४६ 
२२ मेरा वश चले तो” कप १४७ 
२३ रा के जागे चलता हुआ कुत्ता - *«« १४८ 
२४ ज्योतिष से बर्थ कंट्रोल न. १४९ 
: (५) में का जकेलापन और महावीर की अहिंसा !प्षन्ञ् 


१ जीवेषणा बसाम जीने का पायलपन न रृष्स्‍नम 
' ९ अहिसक बनवा है तो जीवेषणा त्वागो... ..... :.. रृषछभ 


१६ 
श्छ 
१८ 
१६ 
२० 
२६ 


[ (४ ] 


आत्महत्या : मरने के' लिए नहीं, जीने के लिए 
लक्षण एक बीमारी अनेक 

महावीर के पीछे आत्मघाती अनुयायी 

सताने वालों का मजा 

नसरुद्दीन और चार चोरों की दास्तान 

जीवन शोर मृत्यु : मुल्य का समीकरण 
मुल्ला व्याख्यान देने चले 

महावीर के भर्थ में अहिसा 

मेरे की चहारदीवारी में घिरा में 

पत्नी की तस्वीरें : यह प्रेम है या पहरा 
मुल्ला साहब आये मगर छाता भूल' आये 
मालकियत का मसला असली जड़ है 

महावीर पर भी मालकियत 

अनेकांत का सिद्धांत 

अब दुश्मन की खोपड़ी में इलेक्ट्रोड रखे जायेंगे 
महावीर कहेंगे कि यह भी हो सकता है 

सभी ग्रबत हैं, मैं ठीक हूँ 

तरकारी की तारीफ उफ सम्राट-मुल्ला संवाद 
शायद ठीक, शायद नहीं ठीक 


(६) दो अतियों के बीच में सावित बचा न कोय 


9० ०० (७४७ ओ+ी ०७ ७ 0 0 ७ 


न 


हो सकता है वह पिटने के काबिल हो 

हत्या की वेसाखी पर टिका हुआ जीवन 

सवारू आपके और आपके पिता पर आ जाये तो 
कटने का अर्थशास्त्र 

संदर्भ : एक व्यमिचारी को डायरी 

ऐसे में महावीर क्या करेंगे ? 

आखिर हम पूछते क्‍यों हैं? 

अगर महावीर आज सामने था जायें 

मनीबैंग औौर मुल्ला नसरुद्दीन 

संयम क्या है, स्वांस है 


६५८-अ 
१५९-अ 
१६९ 
१६२-अ 
१६४-अ' 
श्द्प्न्ग 
१६६-भ 
श्द्ट-भ 
१५६-थ 
१६५-थ 
श्छणनभ 
श्छ्र्भ 
१७३-अ' 
१७४-अ' 
१७५-अ 
श१७६-अ 
१७८-भ 
१्७९-अ 
१८९१-अम 
१५१ 
श्प५ 
१५७ 
१५८ 
१६० 
१६१ 
श्ध्र्‌ 
श्द्ड 
१६५ 
१६५ 
१६७ 


[ १५ ।] 


पैर छूने का प्रमाण-पत्र 

आपने पुलिस को खबर नहीं की ? 

संयम और वँघे हुए घोड़ों को लगाम 
क्ोवरफेड समाज का भनशन 

उपवास से आपको मिलता वया है ? 
चुनाव क्षेत्र में नसरुद्दीव का दौरा 

ग्रौत का यंत्र और मच की प्रकाश रेखाएँ 
'अहा एक्सपीरिएंस' : विज्ञान के भाँगन से 
क्राम-वासना का शीर्पासन 

ब्रह्म चारी की कंजूसी 

यह 'सम्यक्‌' क्‍या बला है ? 

कहानी का सब्जेक्ट मैटर 

ब्या आप हीरी बनना पसन्द करेंगे ? 

स्वर्ग में भखवार क्यों नहीं है ? 

संतुलन के लिए गालियाँ ! 


संयम की विधायक हृष्टि और साधना का पागलूपन 
संयम--सिकुड़ाव नहीं, फंलाव हैं 
संयम का विधायक आयाम 

संयमी के आसपास आँसु ! 

अपनी छाया से लड़ता हुआ आदमी 
भला वह संयप्र क्या करेगा, णो"'' |! 
उलछटि दियो जिम्या 

अन्दर भननाते हुए भींगुर 

अंतर्यात्रा की प्रक्रिया 


९ सपशे के रास्ते से +* 


आप कप्जोरी बतायें, हम सेतु बतायेंगे 
हाथ पर नाराज न हों 

अँधरो पढ़ें हवथ घरि आाखर 

किताव छोड़ देने के दिन आ गये 

और वुद्ध नदी पार न कर पाये 


१६९ 
१७० 
१७१ 
श्७२्‌ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
श्७९ 
१७७ 
१७८ 
१७६९ 
१८० 

श्पर्‌ 

श्प्र 

१८३१ 


१८५ 


१८९ 
१६० 
१६१ 
श्ध्र 
१९३ 
१९४ 
१९४ 
१९६ 
१९६ 
१९७ 
१६६ 


२०१ 
२०३ 


[ ९१४ ] 


३ आत्महत्या : मरने के लिए नहीं, जीने के लिए कि, 
४ लक्षण एक वोमारी अनेक के 
५ महावीर के पीछे आत्मघाती अनुयायी 

६ सताने वालों का मजा 

७ नसरुद्दीन और चार चोरों की दास्तान 

< जीवन शऔर मृत्यु : मूल्य का समीकरण 

६ मुल्ला व्याख्यान देने चले 
१० महावीर के अर्थ में महिसा 
११ मेरे की चहारदीवारी में घिरा में 
१२ पत्नी की तस्‍वीरें : यह प्रेम है या पहरा 

१३ मुल्ला साहब आये मगर छाता भूल आये 
१४ मालकियत का मसला असली जड़ है 

१५ महावीर पर भी मालकियत 

१६ मभनेकांत का सिद्धांत 

१७ भब दुश्मन को खोपड़ी में इलेक्ट्रोड रखे जायेंगे 

१८ महावीर कहेंगे कि यह भी हो सकता है 

१६ सभी गलत हैँ, में ठोक हूँ 
२० तरकारी की तारीफ उर्फ सम्नाट-मुल्ला संवाद 

२६ शायद ठीक, शायद नहीं ठीक 


(६) दो अतियों के बीच में सावित वचा न कोय 


हत्या की बैसाखी पर दिका हुआ जीवन 

सवाल आपके और आपके पिता पर आ जाये तो 
कटने का अर्थशास्त्र 

संदर्भ: एक व्यभिचारी की डायरी 

ऐसे में महावीर क्‍या करेंगे ? 

आखिर हम पुछते क्‍यों हैं २? 

अगर महावीर आज सामने भा जायें 

मनीबैंग ओर मुल्ला नसरुद्दीव 

संयम क्या है, स्वांस है 


96 “४० (९0 ५७ आनी «# छू 0 /0० ०० 


०] 


हो सकता है वह पिटने के काबिल हो हा 


१५८-अभ 
श्प्ध्न्य 
१६६*०म 
१६२-भ 
१६४-अ 
१६५नम 
१६६नभ 
श्ध्टन्म 
१६९-ओ 
१६९-न 
१७०-भी 
१७२-अआ' 
श्छ३्-ञ 
१्७छ४-भ 
१७५-अ 

श्छ्ष्न्भ 
१७८न-थ 

१७९-अ 

१८९१-मभ' 


१५१ 


श्५५ 
१५७ 
१५८ 
१६० 
१६१ 
श्दर 
श्द्डे 
श्दद्५ 
१६६ 
5१६७ 


[ १५ ) 


पैर छूने का प्रमाण-पत्र 

जापने पुलिस को खबर नहीं की ? 

संयम और वँधे हुए घोड़ों की लगाम 
ओवरफेड समाज का अनशन 

उपवास से आपको मिलता वया है ? 
चुनाव क्षेत्र में बसरुद्दीत का दौरा 

ग्रीन का यंत्र और मत की प्रकाश रेखाएँ 
'अहा एक्सपीरिएंस' : विज्ञान के आँगन से 
काम-वासना का शीर्पासन 

ब्रह्मचारी की कंजूसी 

यह 'सम्पक! क्‍या बला है ? 

कहानी का सब्जेवट मैटर 

क्या आप हीरो बनना पसन्द करेंगे ? 

स्वर्ग में अखबार क्यों नहीं है ? 

संतुलन के लिए गालियाँ ! 


संयम की विधायक हृष्टि और साधवा का पागलूपत 
संयम--सिकुड़ाब नहीं, फैलाव हैं 
संयम का विधायक आयाम 

संयमी के आसपास आँसू ! 

अपनी छाया से लड़ता हुआ आदमी 
भला वह संबम क्‍या करेगा, जो '''! 
उलदि दियो जिम्या 

बअब्दर भननाते हुए भींगुर 

अँतर्यात्रा की प्रक्रिया 


> 


९ स्पश के रास्ते से 


जाप कमजोरी बतायें, हम सेतु बतायेंगे 
हाथ पर नाराज न हों 

अंधरो पढ़ें हाथ धरि आखर 

किताव छोड़ देने के दिच था गये 

और वृद्ध नदी पार थे कर पाये 


१६९ 
१७० 
१७१ 
श्छर्‌ 
१७३ 
श्ण्ड 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१३८ 
१७६ 
१८० 

१८१ 

श्ण्र 

१८३ 


१८५ 


१८९ 
१६० 
१६९१ 
श्ध्र्‌ 
१९३ 
१९४ 
१५९४ 
१६६ 
१९६ 
१९७ 
१६९ 
२०० 
२०१ 
२०३ 


श्श 
१६ 
श्छ 
श्प 
१५ 
२० 
२१ 
र्र्‌ 
र्३े 


| १६ ] 


जब इन्द्रियों का जगत्‌ बीमार हो जाता है 0३३४ 
सावधान ! संयोग” का खतरा हैं >ग 
चाॉँयुरी और महावीर ई 
मपचारिक धर्म : वास्तविक अधमे 


जब नास्तिकता भी घर्म बन जाती है ६5% 


बाथरूम में रकिते हुए मुल्ला नसरुद्दीन न 
अगर पाप नहीं तो जियें कैसे ? न 
ओर अधिकारी भाग खड़ा हुआ 

एक पागल ठीक करने के लिए 


(८) तप बनाम यह सब खेला ध्यान का 


(५ छू # मद व  #ए >0० ० 


तप की गलत व्याख्यायें 52० 
चले थे शराब बंद कराने 

दुःख+चाह-तप : तब आप नहीं समझे 

कोड़ा-मार सम्प्रदाय 

कलम तोड़ दी ती कलम का वया गया' ? 

क्या कहा, शरीर ले लिया जाये ! ०३ 
खड़खड़ाने के लिये नकली दाँतों की व्यवस्था 

स्वर्ग से उतरती हुई वे अप्सरायें कक 
सेक्‍स और युद्ध : एक रूप 

प्रकृति : विकृृति ; संस्कृति 

आखिर पशु आत्म-हत्या क्‍यों तहीं करते १ 

अँधेरे से लड़ने में अँधेरे के पास रहना होगा 

विलहेम रेक का बावस 

यह सब खेला ध्यान' का 

कौन कह सकता है कि*** 

फेंके हुए विचार को पकड़ना.............. ्'ः” 
क्या आप काम-वासवा से मुक्त होना चाहते हैं ? | «««+ 
आपके झरीर में अग्नि का बहाव अर 
आदत से सावधान ! के 
भोजन : भ्रान्ति और दक्ति 


२०४ 
२०६ 
२०६ 
र्ण्ट 
२०६ 
२१० 
२११ 
श्श्र 
२१३ 


२१७ 


२२१ 
र्र२ 
रण५ 
२५६ 
२५८ 
२५६ 
२६० 
श्६र 
रच४ई 
२६५ 
२६६ 

२६७ 
स्द्छ 
२६६ 

२७० 

२७९१ 
रण७र 
रछरे 
रछण 
२७६९ 


[ १७ ] 


२१ अतिरित शवित के लिए तये कैख्ध की तलाश न. २७८ 
२२ अपनी-अपनी कमजोरियाँ ! "5. २७८ 
(९) तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी ऊर्जा-शरीर से आपकी पहचान २८१ 
१ दीवाल भी एक बहाव है ! बन. २८२ 
२ गति''और गति''और गति और फिर गति ००० २८६ 
३ ऊर्जा का गमनागपन +३ २८७ 
४. भरे हुए जादमी के तीत दिन »«. २८८ 
४५ निजिन्‍्सकी का नाच गत २८९ 
६. बया कहा, सुर्य भीतर ठण्डा है ! ब्डड २९० 
७ बवन्डर का केद्ध विन्दु ४%- > ऐेडर 
८ तपसवी का ताप धूनी से नहीं भाता १55 २९१ 
९ करेन्द मारने वाली औरत ४०५ र९र्‌ 
१० आप वगैर आग के भी जल सकते हैं कर २९३ 
११ डिय्नी लेनी है तो ५३४ २९४ 
१२ क्रोध में लिया गया ऊर्जा का फोटो ०». रे९४ 
१३ मस्तिष्क काट दें तो भी मत काम करता है ««. २९६ 
१४ प्लास्टिक के दिल और फिर दिल का दौरा 5२६ २९७ 
१४ भरघटे सिर्फ सफाई का इन्तजाम नहीं है न्०न २९९ 
१६ मरने पर शरीर को जलाया जाता हैं इसलिए कि! * ..« च३०० 
१७ कनफटे साधु और काम-बिन्दु ३०१ 
१८ अगर ऊर्जा का ग्रेवीटेशन हो जाये ३०२ 
१९ नजर भर देखा और पक्षी गिरा **०० रेण्ये 
२० सम्राट ही सोना क्यों पहनते थे? «#« ३०४ 
२१ यह बबूल की विशेषता है ३०६ 
२२ “यह शरीर मैं नहीं हूं” ३०७ 
२३ तोते में बसे हुए राजा के प्राण ३०८ 
२४ जब हाथ सिर्फ एक डन्डा भर रह जाता है ३०९ 
(१०) भोजन भाख्यान अर्थात्‌ महावीर के अनशल प्रयोग. ३१३ 

९ वाह्य -तप को पहले क्यों रखा गया ? ३१८ 


३ भंग बीमार नहीं होता, वीमारी प्रकट करता है ३१९ 


रुप 


[ एैष |] 


सनुष्य शरीर का इमरजेंसी णरेंजमेंट 
अनशन : संक्रमण के अंतराल की पकड़ 
श्रुव प्रदेशों का सालू और अनशन 

सूफी बोले : सोना मत 

महावीर ने अनशन क्यों चुना ? 

ये अनशन-अधभ्यासी ! 

सावधाच ! गुरजिएफ खाना लिए तैयार है 
सकल खेल' उप बिच्दु का 

यह प्रयोग है होश का 

चोरों ने कहा ; गोली मार दूंगा 

ओर यह तंद्रा क्‍यों ? 

भोजन छोड़ दिया, भोजन का चिंतन चाल रखा 
सब्स्टीट्यूट का सिलसिला 

सपना क्या है ? सिर्फ एक तरकीव 

यह भंत्तर भदालत में चछल सकता है, यहाँ नहीं 
भिक्षा, विद रिद्रास्पेक्टिव इफेक्ट 

आपको नहीं की ताकत 

वाह ! आपका हाथ भी दलील करता है 
तसरुद्दीन : नोट, कुरान और शराब 
अनशन की वे अनहोनी शर्तें 

जीवेषणा हटदाने से मौत नहीं भा जाती 
स्वीकार की भी एक सुगन्ध होती है 

कोई सुन न ले ! 


३२० 
३२२१ 
र्रर 
शे२३े 
३२४ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२९ 
३३० 
३३१ 

इ३२ 
श्३्४ड 
३१३४ 
श्श्प्‌ 
३३६ 
श्रेप 
३३९ 
३४१ 

श्४२ 

३४३ 

३४४ 
४६ 


(११) बाह्म-तप : उणोदरी के दायरे और वृत्ति-संक्षेप की अंतर्याच्रा ३४७ 


न #4 न ।| आए रत ७ 


आपकी भूख औौर आदत की घड़ी 

भोजन भट्ट मुकाबरा 

अंदर से आती हुई भूख की आवाज 

झूख और मौसम 

कल्टोवेटेड डिज़ायर्स की तृप्ति 

वह प्यास छलिव्बा लछिटल हॉट की नहीं होगी 


३५१ 
३५३ 
रेप४ 
504 
हे%द्‌ 


५७ 


हट 

< 

९ 
१० 
११ 
श्र 
१३ 
५४ 
श५ 
१६ 
१७ 
श्८ 
१९ 
२७ 
२१ 
3 
र३े 


(58%. | 


रिटर्न फ्राम दप्वाइंड आफ तो रिटर्न 

मुहला मे मुकदमा लेंने से इस्कार केर दिया 
अली के भाले की वापसी 

हर इंद्रिय का अपना पेट 

वृत्ति-संक्षप और गुरजिएफ के प्रयोग 

बुद्धि को कबाइखाना मत बनाइए 

औसत बुद्धू 

जब विल्कुल वेकार हो जायेंगे 

सभी एक दूसरे के पति, सभी एक दूसरे की पत्नियाँ 
यह मारिजुआना है या नये अर्थ की तलाश | 
मुल्ला चले तनस्वाह बढ़वाने 

यही सयातों काम 

जूतों का द्विसाव उर्फ चमारी प्रतियोगिता 
निन्‍्यानवे का चक्कर तिव्यत में भी ! 

पाप : मोक्ष की पहली जरूरत 

मुल्ला की शादी 

विज्वडम के चमत्कार 


(१२) रसना तू न गयी मोरे मन ते अर्थात्‌ 'रस-परित्याग' 


ह। 
न 
३ 
है 
५ 
घ्‌ 
७ 
छ्‌ 
९ 


१२० 
११ 
श्र 


और काय-वलेश 
स्वाद कहाँ होता है ? 
हिचकियों वाली साधुनी का शॉक ट्रीटमेंट 
वस्तु : रस : निमित्त 

रंग तो आपकी भांख भरती है 

'पिलडेड' प्रकटीकरण रस का 

मन को समभाना हो तो उल्टा समझाइए 
मुलाते की कोशिश याद करने की निशानी है 
भन को जरा भयंकर खबर देकर देखिए! 
रस का हम सफर साथ छोड़ गया 

शिल्र की कविता और सड़ी हुई सेव-गंघ 

दो चार कद पिग्रेट, एक घुरमा--धुर्आ साधना 


एक दोर शराब का भी यानी जासे मय और सजहव की परछाई ३६७ 


श्ष्८ 
३५८ 
३५९ 
३६१ 
२६२ 
३६३ 
श्ध्५ु 
३६६ 
३६७ 
रे५८ 
३६९ 
३७० 
३७२ 
३७२ 
२७५ 
३७६ 
रेष८ 


रे८१ 
शे८५ 
३८६ 
३०७ 
शेप८ 
३९० 
३९१ 
३९२ 
६३ 
३९४ 
१९५ 
३९६ 


8३ 
१५४ 
श्र 
१६९ 
श्छ 
श्ष 
१९ 
२० 
ब्‌ 
श्र 
र्३ 
र्४ 
श्र 
२६ 
२७ 


(०२७: | 


मुल्ला उदास क्‍यों ? “कोई मरा न था ! 


क्रोघ-अक्रोध दोऊ त्यागिए लक 
साक्षी होना भी द्त है उप; 


तो क्‍या शरीर को सताना काय-बलेश नहीं है ? 
बाल कठते हैं दर्द नहीं होता, मगर क्‍यों ? 
लोरेंजों के प्रसव प्रयोग और पीड़ा का रहस्य 
महावीर के अनुयायी पागलों का काम करें ! 
पादरी का प्रवचन और मुल्ला का छाता 

तब फिर काया-क्लेश क्‍यों ? 

दुःख को तो स्वीकार बन्दे ! 

काया महापीड़क हम जानी 

जब कल टूटने लगता है 

कृपया आप अपेक्षा न करें 


३९८ 
३९९ 
४०१ 


४०३२३ 


४०९ 


बसों की मार भी स्वीकार : महायुद्ध और काया-क्लेश का सिद्धान्त ४१० 


कीलों के ठोंकने का महावीर-गणित 


(१३) अत्तर-तप का प्रवेश द्वार : संडीनता 


२0 3ी &छ॑ #्ली >4<4 ०« 0 0 «७ 


 ] 
आय 


नी न >> 
न््‌्‌्ज्ा 0 


भावों के साथ बदलता हुआ चेहरा 


हमले से पहले हिटलर की 


क्रोध और शान्ति आइने के सामने कक 


आपके भीतर एक मन नहीं है $ २०० 


जो भर्शाति अनजाने रिलीज होती है 

आपका चेहरा : आाइने के रूवरू, क्रोध से कशमकश 

मौत से पहले मुल्ला की नसीहत 

यह प्रेम नहीं, ऐक्टिय है ! 

तल्लीन भी हैं, संलीन भी है ४५० 
परमात्मा निकाल बाहर कर दिया गया 


कभी सोचा कि महावीर के हाथों में मसल्स क्‍यों नहीं हैं ? 


हम सबके भीतर का यंत्र-मानव 
परत दर परत रोबोट का प्रशिक्षण 
क्रोध में जापका रोबोट काम करता है 


४१६ 


४१३ 


४१७ 
ध्श्प 
४१५ 
४२० 
४२१ 
'डश्र 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
डरद्‌ 
४२७ 
४२७ 
४२९ 
४२९ 


हि 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


[२१ ] 


घिगिल ट्रैक, डबल द्रैक, मल्टी ट्रैक ट्रेनिंग 
रोबोठ ने इशारा किया बाप चल दिये 

घर में नहीं दाना मगर व्तीयत लिखाना 
संलीनता के साथ जाने वाले भय से सावधान 
जरा आक्रमण और प्रतिक्रमण को समझ ले 
रुकिए, एक दुःस्वप्न सुन लीजिए 


(१४) 'पछताये का होय' यात्ती प्रायश्चित की प्रयोगशाला में 


हाय / मैंने गाली दी 
पुनि-पुनि चन्दन पुनि-पुनि पानी 
क्षमा माँग ली तो बदल तो नहीं गये 
तस्वीर प पड़ि गयो दाग 
यह प्रेम है या चुनाव ? 
तके हर बात का होता है... *्ब- 
द्विभापी बिल्ली 2 १ 
गरूत आादमी या गलत कोट 
बह घाटी जहाँ गालियाँ गूंजती हैं 
हर कोई वहाँ ईहइवर था 
कभी सुता है ऐसा ? 
मैं रजतीश को मार डाहूँगा 
पामलों के दीच जीते के कुछ सनुभव 
यह है आलम बेहोशों का ' 
बाई वान्द दु गो बाउट! 
दो तरह से मिट्ती है दुनिया 
सरकस से छूटे हुए शेर 
मरीज ठोक हो गया, हकीम बीमार हो गया 
रूजवेल्ट की पत्नी पागलों के बीच 
हुतसारेपाप कल्पित होते है ...्ऱ्ञ 
संजापापता भास्टरी के 25 
हाँ अन्तर अपने और पराये का है 


१+४६+%७ 


*००११० 


, आपके मरते का प्रमाण-पत्र : भूख 


४३० 
डर२ 
४३४ 
४२५ 
४३७ 
४३८ 


४४१ 


४४६ 
४४६ 
४४८ 
४४९ 
डप० 
४५२ 
४प४ 
24 
४५६ 
४५४७ 
है ६4८ 
४६० 
४५१ 
४६४ 
४६५ 
४६६ 
६७ 
४६९ 
४३७० 
है 
४७३ 
४७४ 
४७६ 


२४ 


६ “शक ८] 


नके वहाँ है जहाँ हम घड़े हैं 


(१५) विनय : अभ्यास नहीं, परिणति निरहंकारिता की 


पर-निन्‍्दा का विटामिन 

निनन्‍दा का बैंक बैलेंस 

आधा मील की दूरी से कॉकती औरत 

कैसे भी कोई मरे दोष उसी का होता है ! 
चोर को कभी विर्णायक बनाकर देखिये 
जो श्रेष्ठ को देखेगा घह निक्ृष्ट भी देखेगा 
गधे पर उल्टा बैठ चल पड़े मुल्ला 


हिंदू ग्रंथों में महावीर का उल्लेख क्‍यों वहीं मिलता ? ... 


बिता वाप-तोल' की विनय 

हीनता-अ्ंथि के शिकार हैं आप या सचमुच हीन हैं ? 
श्रेष्ठता। तय करने का तराजू क्‍या है ? 

सुकरात को जहर देनेवाले भी भले ही थे ! 

जीवित तीर्थंकरों को कोई चहीं पुछता 

तोलने की सहज तरकीब 

विचय चाहिए तो हर्तनामा हटाइए 

कया मुहम्मद को सुगंध बहुत पसंद थी ? 

काबा भी सही--बुतखाना भी 

जीसस और जुदास 


अलग-अलग आकार में सत्य >०० 


सभी कुछ देव क्तों की 

दुनिया को खूब से रंगने वाले! ईसा के अनुयायी 

क्रोध का सहज गणित 

पलू आपमें पहले से होता है 

क्रोध और अहंकार : चोर-चोर मौसेरे भाई 

आपकी छाती में छुरा भोंके जाने पर विनय क्‍या कहती है ? 
यह विचच्रता का “गेम! ! 

चड़के का यज्ञोपवीत द्ोना है 

शादी का खेल : प्राचीन ओर बर्वबावीन 


[ २३ ] 


२९ नपरुद्दीन की पहली सुहागरात 
३० नसरुद्दीन की दूसरी सुहागरात बनाम विनय 


(१६) सेवा की मेवा और स्वाध्याय का सरगम 


१ 
र्‌ 
डरे 
है. 
4 
दि 
| 
प 
६ 
१० 


११ 
श्२ 
श्र 
१९४ 
श्ध 
१६ 
१७ 
श्८ 
१६ 
२० 
२१ 
श्र 
र्३ 
२४ 
रर 
२६ 
-रे७ 


सेवा के अर्थ में ईसाइयत का प्रभाव 
पैशनेट सेवा 
तब फिर सेवा किसलिए ? 
चूमने के लिए कोढ़ी के होंठ ! 
महावीर का मेटामैथमेटिक्स 
सेवा उत्तम कोणिए 
सेवा नहीं, स्वगें-संचय 
जीसस की मौत से पहले का सवाल 
बीमारी के सुख 
लड़का मर गया तो क्या, तारों का ढेर तो बढ़ा ! 
वाणी मधुर है, मगर बकवास बन्द कर 
झूठे चेहरे ओढ़े हुए 
अगर असाघु नहीं होंगे तो साधु कहाँ से जी पायेगा ) 
अनुशासन का शासन 
सेवा नहीं, पाप-प्रक्षालन 
स्वाध्यायान्‌ मा प्रमद: 
क्या आप जानते हैं कि आप वया हैं ? 
महावीर : मिथ्या ज्ञानी किसे कहते हैं ? 
शास्त्र पढ़े का होय ? 
ये तथाकथित ज्ञानी 
अच्छा बोले कि ठीक बोले 
घ्या में लगे हुए दोहरे तीर 
स्यूचुअल नॉनर्सेस 
एराव भी तभी वेहोश करती है जब'''* 
भपेरे में मोक्ष भी खोजोगे तो टकराओगे 
स्‍त्री : वासना : स्वाध्याय 
संग : कौन साला कहता है! 


७4क० 


५१३ 
५१४ 


प्र 


५२० 
५२० 
७५२१ 
प्२२ 
प्ररे 
परेड 
घर५ 
शरद 
पा ५०| 
प२७ 
पर८ 
५१२९ 
३२० 
5१३१ 
णरेर 
प्र३ 
५३३ 
भ्रेर 
३५ 
2३७ 
परे८ 
शेप 
भरे 
७५४७ 
भ््डर 


पड 


श्टश 


रद 
र्‌६ 
३० 


(१७) ध्यातव: तीपरे बिन्दु पर बने रहने की प्रक्रिया 


[ २४ ] 


गाली की व्याख्या और आपका अंतर 
गंदगी का विपर्यास 
भीतर जाइए मगर क्रम से 


लूकवॉमे फ्रोध 

शीर्षासन करता हुआ ध्यान 

जब होश में हुँ तो ईश्वर की चिन्ता कौन करे ! 
अशान्ति की चेष्टा छूटती नहीं, तो शान्ति कैसे आयेगी 
प्रार्थना और ध्यान 

सामायिक बनाम ध्यान और स्पेसिओटाइम 


प्रकाश की बल्लरी में घुल-कण अर्थात्‌ चेतना का अंश-दर्शत 


विचार बनाम प्रकाश-वल्लरी के घुल-कण 
पृष्ठभूमि की जरूरत क्‍यों ? 

ट्रांस्सेण्डेण्टले मेडिटेशन या पुनरुक्ति की ऊब ! 
घ्यान की दो पद्धतियाँ 

महावीर का घ्यान श्रम पर आधारित हैं 
पागल हो जाने का खतरा न लें ! 

रान हुव्वार्ड की सायन्टोलॉजी और ध्यान प्रक्रिया 
आप प्याज और सेव का फर्क कैसे जानते हैं ? 
रात सोते समय प्रयोग करें 

स्मरण से प्रतिक्रमण की ओर 

पूरे दिन का पुनर्जीवत 


- विक्षिप्तता की साचाएँ 


जागने के समय का प्रयोग 

भेस्टाल्ट के चित्र और ध्यान का प्रयोग 
जीसस और मंसूर के बदले हुए गेस्टाल्ट 
तीसरे बिन्दु पर बने रहते की कोशिश 
भाषा का इन्द और परिभाषा का मेला 
कायोत्सर्ग और ग्रेस्टाल्ट का सिद्धान्त 


०० 


श्प्‌ 
५४६ 
ए४ड७छ 


प्‌ +्‌ ४९ 


५५४ 
प्र्श्र 
प्ष्द्‌ 
श्श७छ 
श्श्८ 
५५९ 
५६१ 
श्द्र 
५६३ 

भप्डं 
प्र्९० 
५६५ 
५६७ 


५६९ 
५६९५ 
४७० 
ए७१ 
४७२ 
प्र्७३ 
५७३ 
प्र्ष्ष्‌ 
प्छदर 
५७७ 


प्र७९ 


[ २५ ] 


(१८) कायोत्स्गं : शरीर को विदा देने की क्षमता का तप 


१ 
र्‌ 
डरे 
है. 
५ 
६ 
७ 
प्र 
& 
५१२० 


११ 
श्र 
१३ 
*श्४ 


श्५ 
१६ 
१७ 
श्प 
१९५ 
२० 
२१ 
२ 
३ 
र्४ड 
ञ्श्प्‌ 
२६ 
२७ 
92९] 


शरीर को विंदा देने की क्षमता 

जव मृत्यु घटित होती मालूम होती है 
कायोत्सग क्या है और क्या नहीं है ? 

आप किसी भ्रष्ट योगी को जानते हैं ? 

और मुल्ला बाहरी लक्षण ही देखते रह गये 
भीतर की पकड़ के लिए 

तो क्या आत्म हत्या भी कायोत्सगग मात ली जाये ? 
स्टेशन और आदमी : कौन किप्तका ? 
बन्दूकें हमारे नाखूनों का ही वित्तार हैं 
दरीर की सालकियत का सवाल 

ज्योति की नई यात्रा 

साधना से दुःख होत हैं 

मलला शराब छोड़ें कि पत्नी ! 


अमरीकी अभिनेत्री णत्र सैलूत में लोगों की दाढ़ी पर 
सावन लगाती थी 


पत्नी को बच्चा भौर पति को प्रसव पीड़ा हि 
ख्री सवला पुरुष अबला ! 


काशी मरेश का ऑपरेशन भौर गीता का अवैस्पीसिया ... 
संधिकाल का रूपान्तरण 

क्लापको जंगल' में अच्छा क्‍यों लगता है ? 

चेतना के बदले हुए गियर 

नींद में दी जानेवाली शिक्षा 

सर्वाधिक ग्राहक क्षण 

सम्भोग बाद के क्षणों में 378 
वैटिकन के पोप और पापों की सूची 


हाय ! हमने जमकर पाप न किये ५५ 
चव जादमी को देवता नमस्कार करते हैं | है 
पुण्य पाप दोउ बंधन कीौन्हा 


डाबिन के बन्दर और उनकी मौलादें 


चर 


२८१ 


न्८५ 
५८६ 
५८७ 
५८८ 
५८९ 
५६९० 
५६१ 
५९२ 
५६३ 
५९४ 
फ्६प 
५६६ 
५९७ 


५९८ 
५९६ 
६०० 
६०१ 
६०२ 
६०३ 
६०४ 
६०४ 
६०५ 


६०६ 


६०७ 
द्ण्८ 
९०९ 
६१० 
६११ 


[री ॥ 


गाली की व्याख्या और आपका अंतर रा 


गंदगी का विपर्यास 


भीतर जाइए मगर क्रम से ४55 


(१७) ध्याव : तीसरे बिन्दु पर बने रहने की प्रक्रिया 


लूकवॉम क्रोध 


शीर्षासन करता हुआ ध्यान ४४४ 
जब होश में हूँ तो ईदइ्वर की चिन्ता कौन करे ! बे 
अशान्ति की चेष्टा छूठती नहीं, तो शान्ति कैसे आयेगी ... 


प्रार्थना और ध्यान 


सामायिक बनाम ध्यान और स्पेसिओटाइम...........|_|_ _«« 


प्रकाश की वल्लरी में घूल-कण अर्थात्‌ चेतना का अंश-दर्शान 


विचार बनाम प्रकाश-वल्ल'री के घुल-कण 59% 
पृष्ठभूमि की जरूरत क्‍यों ? मा 
ट्रांस्सेण्डेण्टले मेडिटेशन या पुनरुक्ति की ऊब |. «** 


घ्यान की दो पद्धतियाँ रे 


महावीर का ध्यान श्रम पर आधारित हैं 

पागल हो जाने का खतरा न लें ! 

रान हुव्वया् की सायन्टोलॉजी ओर ध्यान प्रक्रिया ५१६ 
आप प्याज और सेव का फर्क कंसे जानते हैं ? ४०६ 
रात सोते समय प्रयोग करें 

स्मरण से प्रतिक्रमण की ओर 

पूरे. दिन' का पुनर्जीवन ५०७ 
- विक्षिप्तता की मात्राएँ 32% 
जागने के समय का प्रयोग नि 
ग्रेस्टाल्ट के चित्र और ध्यान का प्रयोग 

जीसस' और मंसूर के बदले हुए ग्रेस्टाल्ट.: $३< 
तीसरे बिन्दु पर बने रहने की कोशिश 

भाषा का इन्द सौर परिभाषा का भमेला ४ 
कायोत्सर्ग और गेस्टाल्ट का सिद्धान्त >33 


श्ड५ 
५४६९ 
प्४ड७छ 


७ ५ ४९ 
प्फ्‌ोडं 
भ्ण्५ 
प्प्द्‌ 
भ्श७ 
प्र्श्८ 
श० 
५६१ 
५१२ 
५६३ 
श्प्डिं 

प्र्द्श्‌ 
भदिपि 


४७० 
५७१ 
५७२ 
५७३ 
५७३ 
श्जर्‌ 
५७६ 
५७७ 

५७९ 


[२५ ] 


(१८) कायोत्सग्ग : शरीर को विदा देने की क्षमता का तप 


१ 
दर 
डरे 
है. 
हि 
६्‌ 
७ 
प् 
अ 
५२० 


११ 
श्र 
१३ 
१४ 


श्५्‌ 
श्द्ध 
्द 
१९ 
२० 
२१ 
र्र 
रद 
रोड 
५ 
२६ 
र७ 
श्प८ 


शरीर को थधिंदा देने की क्षमता 

जब मृत्यु घटित होती मालूम होती है 
कायोत्सर्ग क्या हैं और क्या नहीं है ? 

आप किसी भ्रष्ट योगी को जानते हैं ? 

और मुल्छा बाहरी लक्षण ही देखते रह गये 
भीतर की पकड़ के लिए 

तो क्या आत्म हत्या भी कायोत्सगें मान ली जाये ? 
स्टेशन और आदमी : कौन किसका ? 
बन्दूकें हमारे नाखूनों का ही विध्तार हैँ 
शरीर की मालकियत का सवाल 

ज्योति की नई यात्रा 

साधव/ से दुश्ख होत हैं 

मल्‍्ला शराब छोड़ें कि पत्नो ! 


अमरीकी अभिनेत्री जत्र सैलून में लोगों को दाढ़ी पर 
साबुन लगाती थी 


पत्नी को बच्चा और पत्ति को प्रप्तव पीड़ा 
स्री सवला पुरुष अबला ! 

काशी नरेश का ऑपरेशन कौर गीता का बवेस्थीसिया ... 
संधिकाल का रूपान्तरण 

झापको जंगल' में मच्छा क्यों लगता है ३ 

चेतना के बदले हुए गियर 

नींद में दी जानेवाली शिक्षा 

सर्वाधिक ग्राहक क्षण 

सम्भोग बाद के क्षणों में 

चेटिकन के पोष और पापों को सूची ३; 
हाय ! हमने जमकर पाप न किये ० , ५६ 
तब आदमी को देवता नमस्कार करते हैं! 

पृष्य पाप दोउ बंधन कीन्हा 

डावित के बन्दर और उन्तकी औरादें 


रे 


५८९ 


श्ट५ 
प८९ 
५८७ 
५८८ 
५८९ 
५९० 
५६१ 
५९२ 
पह३ 
5. 
प्६५ 
ण्छद्‌ 
५९७ 


प्‌श्प 
प्ह् 
६०० 
६०१ 
६०२ 
६०३ 
६९०४ 
६०४ 
६०५ 


६०६ 


६०७ 
छ्ण्ष 
६०५९ 
६१० 
६११ 


पहला प्रवचन 


पर्यूषण व्याख्यान-माला, बंबई, दिनांक १८ बग़स्त, १९७१ | 
| ३५ 


दिव्य -लोक की कुंजी पंच नमोकार सत्र 


हि 
०] 


नमो अशिहंताणं। 
नमो सिद्धाणं । 

त्मों आयरियाणं । 
नमो उवज्ञञायाणं । 
तमो लोए सब्बसाहूरणं । 


एसो पंच नम्ु॒वकारो, सब्बपावष्पणासणों । 
मंगलाणं च सब्वेसि, पढम हवइ मंगल ॥ 


हि 


अथ-- 


अरिहंतों (अह॒तों) को नमस्कार । 
पिंद्धों को नमस्कार । 

आचार्यों को नमस्कार । 
उपाध्यायों की नमस्कार । 


लोक में सब साधुओं को नमरकार । 


थे पांच नमस्कार सर्वे यार्णों के नाशक हैं तथा सके मंगलों में प्रथम 
मंगल रूप हैं । 


(जैसे सुबह सूरज निकले, और कोई पक्षी आकाश में उड़ने के पहले 
अपने घोंसले के पास परों को तौले, सोचे, साहस छुटाये या जैसे कोई नदी 
आगर में गिरने के करीब हो, स्वयं को खोने के तिकट--पीछे लौटकर देखे, 


सोचे क्षण भर । ऐसे ही महावीर की वाणी में प्रवेश के पहले दो क्षण सोच ' 
लेना जरूरी है। ) 


जैसे पर्वेतों में हिमालय है या शिखरों में गौरीशंकर, वैसे ही व्यवितयों 
में महावीर हैं। बड़ी है चढ़ाई। जमीत पर खड़े होकर भी गौरीशंकर के 
हमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है। लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो 
भौर शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना हो, उन्हें बड़ी तैयारी को 
जरूरत है। दूर से भी देख सकते हैं महावीर को, लेकिन दूर से जो परिचय 
होता है वह वास्तविक परिचय नहीं है। महावीर में तो छलांग लगाकर ही 
वास्तविक परिचय पाया जा सकता है। उस छलांग के पहले जो जरूरी है, 
वे बातें कुछ आप से कहूँ । 


(१) चरम निष्पत्तियाँ और खो गये रास्ते 

बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियाँ रह जाती हैं, 
'कंकलूजन्स' रह जाते हैं। प्रक्रियाएँ खो जाती हैं ।| (मंजिल रह जाती है, राघ्ते 
छो जाते हैं। शिखर तो दिखायी पड़ता है छेकिन वह फाडंडो दिखायी नहीं 
पड़ती, जो वहाँ तक पहुंचाती है |) ऐसा ही यह नमोकार मंत्र भी है। यह 
निष्पत्ति है। इसे पच्चोस सो वर्ष से लोग दोहराते चले था रहे हैं । यह शिखर 
है, लेकिन पगड्डडी, जो नमोकार मंत्र तक पहुंचा दे, वह न माछूम कब की 
खो गयी है । इसके पहुछे कि हम मंत्र पर बात करें, उस पगडंडी पर थोड़ा- 


श्र महावीर - वाणी 


सा मार्ग साफ कर लेना उचित होगा | क्योंकि जब तक प्रक्रिया दिखाई न पड़ें,- 
तब तक निष्पत्तियाँ व्यर्थ हैं और्राजब तक मार्ग न दिखाई पड़े, तब तक 
मंजिल व्यर्थ होती हैं और जब तक सीढ़ियाँ न दिखाई पड़ें, तब तक 
दूर दिखते हुए शिखरों का कोई भी मुल्य नददों, वे स्वप्नवत्‌ हो जाते हैं । 
वे हैं भी या नहीं, इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता 9) कुछ दो चार: 
मार्गों से नमोकार के रास्ते को समझें | 


(२) पत्थर पर अझृव्जा 

१६९३७ में तिव्वत और चीन के बीच बोकाम पर्वत की एक शुफा में” 
७१६ पत्थर के रिकार्ड मिले--पत्थ र के । और बे रिकार्ड हैं महावीर से दसाः 
हजार सार पुराने । यानी आज से कोई साढ़े बारह हजार साल पुराने | 
बड़े आइचयं के हैं वे, क्‍योंकि वे रिकार्ड ठीक वैसे ही हैं जैसे ग्रामोफोन का 
रिकार्ड होता है । ठीक उनके बीच में छेद है और पत्थर पर ग्रूव्ज हैं, जेसे कि 
ग्रामोफोन के रिकार्ड पर होते हैं। अब तक यह राज तो नहीं खोला जा 
सका है किवे किस यंत्र पर बजाये जा सकेंगे, लेकिन एक बात तय हों 
गयी है। रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डा० स्जिएव ने वर्षों तक मेहनत करके” 
” यह प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकार्ड ही। किस यंत्र पर और किस सुई 
के माध्यम से वे पुनरुज्जीवित हो सकेंगे, यह्‌ अभी तय नहीं हो सका । अगर 
एकाध पत्थर का टुकड़ा होता तो सांयोगिक भी हो सकता, सात सी सोलह 
हैं । सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद हैं ॥ सब पर ग्रूब्ज हैं और उनकी पूरी 
तरह सफाई की गयी, धूल-धुआंस जब अलग कर दी गयी और जब विद्युत 
यंत्रों से उनकी परीक्षा की गयी तो बड़ी हैरानी हुई । उनसे प्रतिपल विद्युत 
की किरणें विकीणित हो रही हैं। लेकिन क्‍या आदमी के पास आज से बारह 
हजार साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वह ॒पत्यरों में कुछ रिकार्ड 
कर सके ? तब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना पड़ेगा । 


जापान के एक पर्वत शिखर पर पच्चीस हजार वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक 
समूह है । वे मूर्तियाँ 'दोबु” कहलाती हैं। उन मूर्तियों ने बहुत हैरानी खड़ी 
कर दी, क्योंकि अब उन मू्ियों को समझना संभव नहीं हुआ है । जिस दिन 
हमारे यात्री अंतरिक्ष में गये, उसी दिन “दोबु” मूर्तियों का रहस्य खुल गया, 
वयोंकि दोनों मूतियाँ उधी तरह के वस्त्र पहने हुए हैं जैसे अंतरिक्ष का यात्री 
पहनत। है । अंतरिक्ष में यात्रियों मे - रूसी या अमरीकी ऐस्ट्रोनाट्स ने - जिन 


महावीर - वाणी डे 


वस्तुओं का उपयोग किया, वे ही उन मूर्तियों के ऊपर हैं। पत्थर में खुदे हैं हे 
वे मृततियाँ पच्चीस हजार साल पुरानी हैं और भव इसके सिवाय कोई उपाय नहीं 
है मानते का, कि पच्चीस हजार साल पहले आदमी ने अंतरिक्ष की यात्रा की 
है। या अंतरिक्ष से किप्हीं और ग्रहों से आदमी जमीन पर काता रहा है ॥ 
आदमी जो आज जानता है, वह पहली बार जान रहा है, ऐसी भूल में पड़ने 
'का अब बोई कारण नहीं है। आदमी वहुत वार जाव लेता है और भूल 
जाता है। बहुत वार शिखर छू लिये गये हैं और खो गये हैं। सम्यताएँ 
उठती हैं और आकाश को छूती हैं, लहरों की तरह और बिलीन हो जाती 
हैं। जब भी कोई लहर आकाश को छूती है तो सोचती है, उसके पहले किसी 
और लहर ने आकाश को नहीं छुआ होगा १) 


महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अंतिम व्यवित हैं - जिस संस्कृति 
का विस्तार कम से कम दस लाख वर्ष है। महावीर, जैन विचार और 
परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं - चौवीसवें । शिखर की, लहर की आखिरी ऊँचाई 
और महावीर के बाद वह लहर और सम्यता और वह संस्कृति सव बिखर 
गयी । आज उन सूत्रों को समझना इसलिए कठिन है, क्योकि वह पूरा का 
पूरा मिल्यू, वह वातावरण जिसमें वे सूत्र सार्थक थे, आज कहीं भी नही है। 
ऐसा समझें कि कल तीसरा महायुद्ध हो जाय। सारी सभ्यता बिखर जाय, 
सीधी लोगों के पास याददाइत रह जायेगी कि लोग हवाई जहाजों में उड़ते 
थे। हवाई जहाज तो बिखर जायेंगे, याददाइत रह जायेगी। यह याददाश्त 
हजारों साल तक चलेगी और बच्चे हँसेंगे। कहेंगे कि कहाँ है हवाई जहाज ? 


जिनकी तुम वात करते हो ? ऐसा मालूम होता है, कहानियाँ हैं, पुराण 
कथाएँ हैं , मिथ हैं । 


(३) आदमी की ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण 

चौबीस जैन तीर्थकरों की ऊंचाई, शरीर की ऊँचाई बहुत काल्पनिक 
मालूम पड़ती है । उसमें महावीर भर की ऊँचाई आदमी की ऊँचाई है | बाकी 
तेईस तोर्थ+र बहुत ऊँचे हैं। इतनी ऊँचाई हो नहीं सकती। ऐसा ही 
वैज्ञानिकों का ऊब तक ख्याल था, लेकिन अब नहीं है। क्‍योंकि वैज्ञानिक 
कहते हैं, जैसे-जेसे जमीन सिकुड़ती गयी है वैसे-वैसे जमीन पर. ग्रेवीटेशन, 

' शुरुत्वाकपेण भारी होता गया । और जिस मात्रा में गुरुत्वाकर्पण भारी होता 
है, लोगों की ऊंचाई कम होतो जाती है। जापकी दीवाल की छत पर 


इ्छ सहावीर - वाणी 


छिपकली चलती है, आप कभी सोच' नहीं सकते कि छिपकली' आज से दस 
लाख साल पहले हाथी से बड़ा जानवर थी । वह अकेली बची, उसको जाति के 
सारे जानवर खो गये । उतने बड़े जानवर अचानक क्यों खो गये ? अब 
चैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण में कोई छिपा हुआ राज़ 
खालूम पड़ता हैं । अगर गुरुत्वाकषंण औौर सघन होता गया तो आदमी भौर 
छोटा होता चला जायेगा । अगर आदमी चाँद पर रहने लगे तो आदमी की 
ऊँचाई चौगुनो हो जायेगी । क्योंकि चाँद पर चौगुना कम है गुरुत्वाकषंण पृथ्वी 
से । अगर हमने कोई और तारे, और ग्रह खोज लिये, जहाँ गुरत्वाकर्षण और कप 
हो, तो ऊँचाई और बड़ी हो जायेगी । इसलिए आज एकदम कथा कह देने में 
बहुत कठिन है । नमोकरार को जैच परंपरा ने महामंत्र कहा है। पृथ्वी पर 
दस पांच ऐसे मंत्र हैं जो नमोकार की हैसियत के हैं। असल में प्रत्येक धर्मे 
के पास एक महामंत्र अनिवार्य है, क्योंकि उसके इर्दंगिदं ही उसकी सारी 
व्यवस्था, सारा भवन्र निर्मित होता है । ः 


ये महामंत्र करते क्या हैं, इतका प्रयोजन क्या है, इनमें क्या फलित हो 
सकता है ? आज साउण्ड इलेक्ट्रानिक्स, ध्वनि, विज्ञान बहुत से नये तथ्यों के 
करीब पहुँच रहा है। उसमें एक तथ्य यह हैं कि इस जगत्‌ में वैदा की 
भयी कोई भी ध्वनि कभी भी नष्ठ नहीं होती । वह अनंत आकाझ में संग्रहीत 
होती चली जाती है। ऐसा समझे कि जैसे आकाश भी रिकार्ड करता हे । 
आकाश पर भी किसी सूक्ष्म तल पर ग्रूब्ज बन जाते हैं। इस पर छस ने इधर 
पन्द्रह वर्षों में बहुत काम किया है। उस काम पर दो तीन वातें ख्याल में 
ले लें, तो आसानी हो जायेगी । 

(४) सद्भाव का पेड़-पोधों पर प्रभाव 

अगर एक सदुभाव से भरा हुआ व्यक्ति, मंगल कामता से भरा हुआ 
व्यक्ति आँख बंद करके अपने हाथ में जल से भरी हुई एक मठकी ले छे और 
कुछ क्षण सदूभावों के साथ उस जल की मटकी को हाथ में लिये रहे, तो 
वह जल मुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है । रूसी वैज्ञानिक कामेनियोव 
भऔर अमरीकी वैज्ञानिक डा० उडाल्फ किर इन दों व्यक्तियों ने वहुत से प्रयोग 
करके यहू प्रमाणित किया है | यद्यपि केमिकली कोई फर्के नहीं होता । उत्त 
भछे, भावनाओं से भरे हुए, मंगल आकाक्षाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ 
में जल का स्पर्श, जल में कोई केमिकल, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं 
करता, लेकिन उस जल में फिर भी कोई गुपात्मक परिवर्तन हो जाता है ॥ 


महावीर - वाणी श्धू 


और वह जल अगर दीजों पर छिड़का जाय तो वे जल्दी अंकुन्ति होते हैं। 
साधारण जल की बजाय उसमें बड़े फूल आते है। बड़े फल लगते हैं, वे पौधे 
ज्यादा स्वस्थ होते हैं, साधारण जल की बजाय ज्यादा। कामेनियोव ने 
साधारण जल भी उन्हीं वीजों पर वैसे ही भूमि में छिड़का है और यह विशेष 
जल भी। और रुग्ण, विक्षिप्त, निगेटिव इमीशन से भरे हुए व्यक्ति, 
निपेधात्मक भाव से भरे हुए व्यक्ति, हत्या का विचार करने वाले, दूसरे को 
नुकसान पहुंचने का विचार करने वाले, अमंगल की भावनाओं से भरे हुए 
व्यक्ति के हाथ में दिया गया जल भी बीजों पर छिड़का है। या तो वे बीज 
अंकुरित ही नहीं होते, या अंकुरित्त होते हैं तो रूण्ण अंकुरित होते हैं । 


पन्द्रह वर्ष के हजारों प्रयोगों के वाद यह निष्पत्ति की जा सकी कि जल! 
में जब तक हम सोचते थे कि केमिस्ट्री ही सब कुछ है, कछेकिन केमिकली तो 
कोई फर्क नहीं होता, रासायनिक रूप से तीनों जलों में कोई फर्क नहीं होता । 
फिर भी कोई फर्क हो जरूर जाता है। वह फर्क क्या है? और वह फके 
जल में कहाँ से प्रवेश करता है। निद्चित ही वह फर्क, जब तक जो भी 
हमारे पास उपकरण हैं, उनसे नहीं जाँचा जा सकता है। लेकिन वह फर्क होता 
है, यह परिणाम से सिद्ध होता है। क्‍योंकि तीनों जलों का आत्मिक रूप बदल 
जाता है। केमिकल रूप तो नहीं बदलता, लेकिन तीनों जला की आत्मा में 
कुछ रूपान्तरण हो जाता है। अगर जल में यह रूपान्तरण हो सकता है तो 
हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में भी हो सकता है। मंत्र की प्राथमिक 
आधारशिला यही है। मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर 
आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता है, क्वालिटेटिव ट्रांसफारमेशन करता 
है। और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति भी जब आपके पास से गुजरता है, 
तब भी वह अलग तरह के आकाश में भुजरता है। उसके चारों तरफ 


शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का गाकाश, ए डिफरेन्ट बवालिटी भाफ 
स्पेस पैदा हो जाती है । 


(५) किरलियान की फोटोग्राफी 
एक दूसरे रूसी वैज्ञानिक किरलियान ने हाई फ्रिववेंसी की फ़ोटोग्राफी 
विकसित को। वह शायद जाने वाले भविष्य में सबसे अनठा प्रयोग सिद्ध 
होगा। अगर मेरे हाथ का चित्र लिया जाय हाई फ़िक्बेंसी की फोटोग्राफी 
से, जो कि बहुत संवेदनशील प्लेट्स पर होती है, तो मेरे हाथ का ही चित्र 


2६ महावीर - चाणी 


सिर्फ नहीं आता । भेरे हाथ के आसपास जो किरणें भेरे हाथ से निकल' रही 
हैं, उनका चित्र भी आता है। और आइचयें की बात तो यह है कि अगर मैं 
निपेधात्मक विचारों से भरा हुआ हैँ तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्ुत 
ऐटम्स हैं, जी विद्युत-जाल है उसका जो चिन्न आता है वह रुग्ण, बीमार, 
अस्वस्थ और केआटिक, अराजक होता है, विक्षित्त होता हैं। जैसे किसी 
“पागल आदमी में लकीर खींची हो | अगर मैं शुभ भावनाओं से, मंगल 
-भावनाओं से भरा हुआ हूँ, आनंदित हूँ, पाजिटिव हूँ, अ्रफुल्लित हूँ, श्रभ्ु के 
प्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूँ, तो मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का चिंत्र 
थाता है क्रिरलियान को फोटोग्राफी से, वह रिद्मिक, लयवद्ध, सुन्दर, 
सिमिट्रिकल, सानुयातिक और एक और ही व्यवस्था में निम्ित होता हैं। 
किरलियान का प्रयोग यानी तीस वर्षो. की मेहनत । 


किरलियात का कहना है कि बहुत जल्दी ही वह समय आने वाला है 
जब बीमारी के छः महीने पहले ही हम बताने में समर्थ हो जायेंगे कि आदमी 
बीमार होने वाला है । क्योंकि इसफे पहले कि शरीर पर बीमारी उतरे, 
वह जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती है। मरने के पहले, 
इसके पहले कि आदमी मरे, वह विद्युत का वर्तुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है 
और मरना शुरू हो जाता है। इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी 
की, उस विद्युत के वर्तुल में ही हत्या के लक्षण शुरू हो जाते हैं । इसके पहले 
कि कोई आदमी किसी के प्रति करुणा से भरे, उस विद्युत के वर्जुल में 
करुणा प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। किरलियान का 
कहना है कि केंसर पर हम तभी विजय पा सकेंगे, जब शरीर को पक्रड़ने के 
पहले हम केंसर को पकड़ लें। और यह पकड़ा जा सकेगा । इसमें कोई विधि 
सम्बन्धी भूल अब नहीं रह गयी है, सिर्फ प्रयोगों के और फैलाबव की जरूरत 
है। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभामंडल लेकर, एक आरा लेकर 
घलता है । आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत वर्तुल, 
एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड प्रत्येक आदमी के आसपास चलता है। व्यक्ति 
के आसपास ही नहीं, पशुओं के आसपास भी, पौधों के आसपास भी । 
असस में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में एक ही 
क॒ती किया जा सकता है। जिसके आसपास आभाम॑ंडल हूँ वह जीवित हैं 
प्र जिसके पास आमामंडल नहीं है बह मृत है। जब आदमी मरदता हे तो 
उसने के साथ ही आमावमंडल क्षीण होना शुरू द्वो जाता हैं । बहुत आदइचये 


महावीर - वाणी रे७ 


और संयोग की बात हैं कि जब भी कोई आदमी मरता है तो तीन दिन लगते 
हैं उसके आभामंडल को विप्तजित होने में | हजारों साल से सारी दुनिया 
में भरने के बाद तीसरे दिन का बड़ा मूल्य रहता है। जिन लोगों ने उस तीसरे 
दिन को इतना मूल्य दिया था, उन्हें किती न किसी तरह इस बात का 
अनुभव होना ही चाहिए, क्योंकि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है । 
इन तीन दिलों के बीच किसी भी दिन वेज्ञानिक उपाय खोज लेंगे, तो आदमी 
को पुनरुज्जीवित किया जा सकता हैं। जब त्तक जाभामंडल नहीं खो गया 
तब तक जीवन अभी होष है। हृदय की धड़कन वंद हो जाने से जीवन 
समाप्त नहीं होता । इसलिए पिछले महायुद्ध में रूस में छः व्यक्तियों को 
हृदय की घड़कन' बंद हो जाने के वाद पुनरुज्जीवित किया जा सका। 


जब तक आभामंडल चारों तरफ है, तब तक व्यवित सुक्ष्म तल पर अभी 
'भी जीवन में वापिस लौट सकता है। अभी सेतु कायम है, अभी रास्ता बना 
है वापस लौटने क(। जो व्यक्ति जितना जीवन्त होता है उसके आसपास 
'उतना बड़ा आभामंडल होता है। हम महावीर की मूर्ति के आसपास अगर 
'एक आभामंडल निर्मित करते हैं, या कृष्ण, या राम, या क्राइस्ट के आसपास; 
तो वह सिर्फ कल्पना नहीं हे, वह आभामंडल देखा जा सकता है। और तव 3 
“तक तो केवल वे हो देख सकते थे, जिनके पास थोड़ी गहरी और सूक्ष्म दृष्टि | 
हो. यानी मिस्टक्स, सन्‍्त। लेकिन १६३० में एक अंग्रेज वैज्ञामिक ने 
केमिकल, रासायतिक प्रक्रिया निमित कर दी, जिससे प्रत्येक व्यकित उस 
आध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से दूसरे के आभामंडल को देख सकता है। 


(६) मंत्र का क्‍या काम होता है ?' 


आप सब यहाँ बैठे हैं । प्रत्येक्षका अपन” एक निजी बाभामंडल है। जैसे 


आपके जगूठे की छाप निजी हैं, चैसे हो आपका आभामंडल भी निजी है । 
और आपका आभामंडल आपके संबंध में वह सब कुछ कहता है, जो आप भी 
नहीं जानते । आपका आभामंडल आपके संबध में दे बातें भी कहता है, जो 
भविष्य में घरित होंगी । आपका आशभामंडल वे बातें भी कहता है जो अभी 
आपके गहन अचेतन मन में निर्मित हो रही हैं, बीज को भांति कल खिललेंगी और : 
अकटठ होंगी । मंत्र आभामंडल को बदलने को आजमूल प्रक्रिया है। आपके 
आतपास की स्पेस, और आपके अःसपास की इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड 
अदलतने की प्रक्रिया है । और प्रत्येक घर्मे के पास एक महामंत्र है। जैन 


३६ महावीर - वाणी 


सिर्फ नहीं आता । मेरे हाथ के आसपास जो किरणें मेरे हाथ से निकल रही 
हैं, उनका चित्र भी आता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर मैं 
निपेघात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत 
ऐटम्स हैं, जो विद्युत-जाल है उसका जो चित्र आता है वह रुग्या, वीमार, 
अस्वस्थ और केआटिक, अराजक होता है, विक्षिप्त होता है । जैसे किसी 
पागल आदमी ने लकीर खींची हो | अगर मैं शुभ भावनाओं से, मंगल 
भावनाओं से भरा हुआ हूँ, आनदित हूँ, पाजिटिव हूँ, प्रफुल्लित हूँ, श्रश्नु के 
अ्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूँ, तो मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का चित्र 
आता है किरलियान की फोटोग्राफी से, वह रिदमिक, लयबद्ध, सुन्दर, 
सिमिट्रिकल, सानुयातिक और एक और ही व्यवस्था में निर्मित होता है। 
किरलियाब का प्रयोग यानी तीघम्त वर्षों. की मेहनत । 


किरलियान का कहना है कि बहुत जल्दी ही वह समय आने वाला है 
जव बीमारी के छः महीने पहले ही हम वताने में समर्थ हो जायेंगे कि आदमी 
वीमार होने वाला है । क्‍योंकि इसफे पहले कि शरीर पर बीमारी उतरे, 
वह जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती है। मरने के पहले, 
इसके पहले कि आदमी मरे, वह विद्युत का वर्तुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है 
और मरना शुरू हो जाता है। इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी 
की, उस विद्युत के वर्तुल में ही ह॒त्या के लक्षण शुरू हो जाते हैं । इसके पहले 
कि कोई आदमी किसी के प्रति करुरंगा से भरे, उस विद्युत के वर्तुल में 
करुणा प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। किरलियान का 
कहना है कि केंसर पर हम तभी विजय पा सकेंगे, जब शरीर की पकड़ते के 
पहले हम केंसर को पकड़ लें। और यह पकड़ा जा सकेगा । इसमें कोई विधि 
सम्बन्दी भूल अब नहीं रह गयी है, सिर्फे प्रयोगों के और फैलाव की जरूरत 
है। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभामंडल लेकर, एके ओऑरा लेकर 
चलता है। आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत वर्तुल, 
एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्र फील्ड प्रत्येक आदमी के आसपास चलता है। व्यक्ति 
के आसपास ही नहीं, पशुओं के आसपास भी, पौधों के आसपास भी । 
असल में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में एक ही 
फ़र्क किया जा सकता हैं। जिसके आसपास आभामंडल हैं वह जीवित है 
झौर जिसके पास आभामंडल नहीं है वह मृत हैं। जब आदमी मरता है तो 
भरने के साथ ही आभामंडल क्षीण होना शुरू हो जाता है । वहुत आइचर्य 


महावीर - वाणी ३७ 


और संयोग की बात है कि जब भी कोई आदमी मरता है तो तीन दिन लगते 

हैं उसके आभामंडल को विसर्जित होने में । हजारों साल से सारी दुनिया 
में मरने के बाद तीसरे दिन का बड़ा मूल्य रहता है। जिन लोगों ने उस तीसरे 
दिन को इतना मूल्य दिया था, उन्हें किसी न किसी तरह इस वात का 
अनुभव होता ही चाहिए, क्योंकि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है । 
इन तीन दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज लेंगे, तो आदमी 
“को पुनरुज्जीवित किया जा सकता हैं। जब तक आभामंडल नहीं खो गया 
तब तक जीवन अभी दोप है। हृदय की धड़कन बंद हो जाने से जीवन 
समाप्त नहीं होता । इसलिए पिछले महायुद्ध में रूस में छः व्यक्तियों को 
हृदय की घड़कन बंद हो जाने के बाद पुनरुज्जीबित किया जा सका। 


जब तक आभामंडल चारों तरफ है, तब तक व्यक्ति सुक्ष्म तल पर अभी 
'भी जीवन में वापिस लौट सकता है। अभी सेतु कायम है, अभी रास्ता बना 
है वापस लौटने का। जो व्यक्ति जितना जीजन्त होता है उसके आसपास 
'उतता बड़ा आभामंडल होता है। हम महावीर की मूर्ति के आसपास अगर 
*एक आभामंडल निर्मित करते हैं, या कृष्ण, या राम, या क्राइस्ट के आसपास; 
तो वह सिर्फ कल्पना नहीं हे, वह आभामंडल देखा जा सकता है। और अब ४ 
तक तो केवल वे ही देख सकते थे, जिनके पास थोड़ी गहरी और सुक्ष्म दृष्टि ' 
“हो. यानी मिसस्टक्स, सन्‍्त। लेकिन १६३० में एक अंग्रेज वैज्ञानिक से 
केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस 
“आध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से दूसरे के आभामंडल को देख सकता है। 


(८) मंत्र का क्‍या काम होता है ? 


5 3० 


आप सब यहाँ बैठे हैं । प्रत्येक का अपन" एक निजी आभामंडल है। जैसे 
आपके अगूठे की छाप निजी हैं, वैसे हो आपका आभामंडल भी निजी है । 


और आपका आभामंडल आपके संबंध में वह सब कुछ कहता है, जो आप भी 
नहीं जानते । आपका आभामंडल आपके संवध में थे बातें भो कहता है, जो 

भविष्य में घटित होंगी । आपका आशभामंडल चे बाएें भी कहता है जो अभी 

आपके गहन अचेतन मन में निर्मित हो रहो हैं, वोज को भांति कल खिलेंगी और * 
प्रकट होंगी | मंत्र आभामंडल को बदलने की जामूल प्रक्रिया है। आपके 
झआत्पास की स्पेस, और आपके अःसपास की इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड 
चंदलने की प्रक्रिया है। और प्रत्येक घ॒र्म के पास एक महामंत्र है। जैन 


झ्प महावीर - वाणी 


परंपरा के पास नमस्कार है। आश्चर्यजनक घोषणा ४5एसो पंच नमुक्कारो,. 
सब्ब पावप्यणासणों | सब पापों का नाश कर दे, ऐसा महामंत्र है नमोकार | 
ठीक नहीं लगता । नमौकार से कैसे पाप नष्ट हो जायेगा ! नमोकार से सीधा 
पाप नष्ट नहीं होता है। लेकिन तमोकार से आपके आसपास इलेक्ट्रोडायने मिक 
फील्ड' रूपान्तरित होता है और पाप करना असम्भव हो जाता है। क्योंकि 
पाप करने के लिए आप के कासपास एक खास तरह का आभामंडल' 
चाहिए। उसके बिना आप पाप नहीं कर सकते | वह आभामंडल अगर 
रूपान्तरित हो जाये, तो असम्भव हो जायेगा पाप करना । यह नमोकार कैसे 
उस आभामंडलल को बदलता होगा ? 


रह नमोकार जो है वह नमन का भाव है। नमन का अर्थ है समर्पण । 
यह शाब्दिक नहीं है, यह ' नमो अरिहंताणम्‌, अरिहंतों को नमस्कार करता” 
हैँ ' शाव्दिक नहीं है । ये शब्द नहीं हैं । यह भाव है । अगर धाणों में यह भाव 
सघन हो जाय कि अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ तो इसका बर्थ वया होता 
है ? इसका अर्थ होता है, जो जानते हैं उन्के चरणों में सिर रखता हूँ। जो 
पहुंच गये हैं, उनके चरणों में समपित करता हूँ । जो पा गये हैं उनके द्वार 
पर मैं भिखारी बनकर खड़ा होने को तैयार हूं ) 


किरलियान की फोटोग्राफी से यह भी बताने की कोशिश की है कि 
आपके भीतर जब भाव बदलते हैं तो आप के आसपास का विद्युतमंडला 
चदलता है। और अब तो यह फोटोग्राफ उपलब्ध है। अगर आप अपने 
भीतर विचार कर रहे हैं चोरी करने का, तो आपका आभामंडल और तरहः 
का हो जाता है, उदास, रुग्ण, खूनी रंगों से भर जाता है। आप किसी गिर 
गये को उठाने जा रहे हैं, आपके आंभामंडल के रंग तत्काल बदल जाते हैं ! 

(७) “स्लीपिंग ऑफेट ! 

रूस में एक महिला है नेल्या मिखायलछोवा । इस महिला ने पिछले पंद्रह” 
वर्षो में रूस में आमूछ क्राँति खड़ी कर दी | और यह जान कर हैरानी होगी" 
कि मैं रूस के इन वैज्ञानिकों के नाम क्‍यों छे रहा हूँ । कुछ कारण हैं। आज” 
से चालीस साल पहले अमरीका के एक बहुत बड़े श्रोफेट एडगर कायसी, 
जिनको अमरीका का स्‍स्लीविंग प्रॉकफेट” कहा जाता हैं, जो कि सो जाते थे गहरी 
तंद्रा में, जिसे हम समाधि कहें गौर उसमें वह जो भविष्यवाणियाँ 
करते थे, वे अब तक सभी सही' निकली थीं। उस प्रोफैट ने थोड़ी भविष्य« 


महावीर - चाणी ड्६ 


वाणियां नहीं कीं, दस हजार भविष्यवाणियां कीं । उसकी एक भविष्यवाणी, | 
चालीस साहू पहले की, सुन कर उस वक्त सब छोग हैराव हुए। उसने यह 
भविष्यवाणी की थी कि आज से चालीस साल वाद घर्म का एक नवीन 
वैज्ञानिक आविर्भाव रूस से प्रारंभ होगा । और एडगर कायसी चालीस साल 
पहले गये रूस जबकि बहां धर्म नष्ठ किया जा रहा था, चर्च गिराये जा रहे थे, 
मंदिर हटाये जा रहे थे, पादरी, पुरोहित साइवेरिया भेजें जा रहे थे। उन 
क्षणों में कल्पता भी नहीं की जा सकती कि रूस में धर्म का तया जन्म होगा । 
रूस अकेली भूमि थी उस समय जमीन पर, जहां धर्म पहली दफ़े व्यवस्थित रूप 
से नष्ट किया जा रहा था। जहां पहली दफा नास्तिकों के हाथ में सत्ता थी । 
पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में | जहां पहली बार नास्तिकों ने एक संगठित 
भ्रयास किया था, आस्तिकों के संगठित प्रयास तो रहते हैं पर यह नास्तिकों का 
प्रयास था। और कायसी की यह घोषणा कि चालीस साल बाद रूस से ही 
जन्म होगा । 

जीवंन का एक नियम है कि जीवन एक तरह का संतुलब निर्मित करता 
हैं। जिस देश में बड़े नास्तिक पैदा होने बंद हो जाते हैं उस देश में वड़े 
आस्तिक भी पैदा होने बन्द हो जाते हैं। जीवन एक सन्तुलन हैं। और जब 
रूस में इतनी प्रगाढ़ नास्तिकता थी तो अंडरग्राउंड, छिपे मार्गों से आस्तिकता 
ने पुन: आविष्कार करता शुरू कर दिया। स्टालिन के मरने तक भारी 


खोजबीन छिप के चलती थी । स्टालिन के मरने के बाद वह खोजबीन प्रकट 
हो गई । स्टालिन खुद भी बहुत हैरान था । 


(८) ध्यान से वस्तु गतिमान 

वह वात स्पष्ट कर्रू कि मिखायलोवा पंद्रह वर्ष से रूस में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है । क्योंकि मिखायलछोवा पिफ्फे ध्यान से किसी भी च्स्तु। 
को गतिमाल कर पाती है। हाथ से नहीं, शरीर के किसो प्रयोग से नहीं। 
वहां दूर, छः फीट दूर रखी हुई कोई भी चीज हो, मिखायलोवा सिर्फ उप्तपर 
एकाग्रचित होकर उसे गति दे देती है या त्तो उसे अपने पास खींच पाती है 
उस्तु चलना शुरू कर देती हैँ या अपने से दूर हटा पाती है या मेगनेटिक, 
नीडिल लगी हो तो उसे घुमा पाती है या घड़ी हो तो उसके कांटे को तेजी से 
चवकर दे पाती है, या घड़ी हो तो बन्द कर पाती हैं। सैकड़ों प्रयोग । लेकिन 
एक बहुत हँरानी की वात है कि अगर मिखायलोवा भयोग कर रहो हो और 
जासपास सन्देहश्ीर छोग हों, तो उसे पांच घंटे छग जाते हैं, तब वह हिला 


"छ्ु्० महावीर - वाणी 


पाती है। अगर आसपास मित्र हों, सहानुभूतिपूर्ण हों तो वह आधे घंटे में 
हिला पाती है। आसपास श्रद्धा से भरे हुए लोग हों तो पांच मिनिट में । 
और एक मजे की बात है कि जब उसे पांच घंटे रूगते हैं किसी वस्तु को 

+हिलाने मैं, तो उसका कोई दस पौंड वजन कम हो जाता है ) जब उसे आधा 
'घंटा लगता हैं तब कोई तीन पीौंड वजन कम होता है। और जब पांच मिनट 
नूगते हैँ तो उसका कोई वजन कम नहीं होता है । 


पंद्रह सालों सें बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किये गये हँ। दो नोबेल प्राइज 
“विनर वैज्ञानिक डा० वासिलिएव और कामिनिएव और चालीस और चोटी के 
अैश्ञानिकों ने हजारों प्रयोग कर के इस वात की घोषणा की है कि मिखायलछोवा 
पज्जो कर रही है, वह तथ्य हैं । और तब उन्होंने यंत्र विकसित किये हैं जिनके द्वारा 
“मिखायलोवा के आसपास क्‍या घटित होता है वह रेकार्ड हो जाता है । तीव 
बातें रेकार्ड होती हैं ॥ एक तो जैसे ही मिखायछोवा ध्यात एकाग्र करती है 
उसके आसपास का आभामंडल सिकुड़कर एक धारा में बहने लगता है। जिस 
वस्तु के ऊपर बह ध्यान करती है, उसके आसपास । लेसर रे की तरह, एक 
“विद्युत की किरण की तरह संग्रहीत हो जाता है। और उसके चारों तरफ 
किरलियान की फोटोग्राफ़ी से, जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं ऐसा उसका 
मायामंडल तरंगित होने लगता है । और वे तरंगें चारों तरफ़ फैलने लगदी' 
हैं। उन्हीं तरंगों के घक्के से वस्तुएँ हटती हैं या पास खींची जाती हैं। 
“सिर्फ भावना कि बस्तु मेरे पास आ जाय, वस्तु पास आ जाती हैं उसका 
“भाव कि दूर हट जाये, वस्तु दूर चली जाती है । 


इससे भी हैरानी की बात जो तीसरी है वह यह है कि रूसी वेज्ञानिकों 

का ख्याल है कि यह जो इनर्जी है, यह चारों तरफ जो ऊर्जा फैलती है, 
'इसे संग्रहीत किया जा सकता है। इसे यंत्रों में संग्रहीत किया जा सकता ह्ठै। 
“निश्चित ही जब इनर्जी है तो संग्रहीत की जा सकती है। कोई भी ऊर्जा 
संग्रहीत की जा सकती है । और इस प्राण ऊर्जा का, जिसको योग प्राण 
कहता है, यह ऊर्जा अगर यंत्रों में संग्रहीत हो जाये, तो उस समय जो मुल 
जअाव था व्यक्ति का, वह गुण उस संग्रहीत शक्ति में भी बना रहता है। 
जैसे-जैसे मिखायलोवा अगर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है उस 

समय उसके शरीर से जो ऊर्जा गिर रही है जिसमें उसका तीन पौंड या दस 
कौंड वजन कम हो जाय, वह॒ ऊर्जा संग्रहीत की जा सकती हैं। ऐसे रस्सिप्टिव 

ज्यंच्र तैयार किये गये हैं कि वह ऊर्जा उच यंत्रों में प्रवेश कर जाती है, और 


सहावीर - वाणी ४१ 


ंग्रहीत हो जाती है। फिर यदि उम्र यंत्र को इस कमरे में रख दिया जाय 
और आप कमरे के भीतर आयें तो वह यंत्र आपको अपनी तरफ खींचेगा। 
आपका मन होगा उसके पास जायें। यंत्र है, आदमी वहाँ नहीं है । 


मंत्र की भी यही मूल भाधारशिला है। शब्द में, विचार में, तरंग में 
“भाव संग्रहीत और समाविष्ट हो जाता हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है नमो 
अरिहंताणमु, मैं उत्त सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को, उनको 
शरण में छोड़ता हें, तव उसका अहंकार तत्काल विगलित होता है। और 
“जिन-जिन लोगों ने इस जगत्‌ में अरिहंतों के शरण में अपने को छोड़ा है, 
उस भहाधारा में उतकी शक्ति सम्मिलित होती है। उस गंगा में वह भी एक 
हिस्सा हो जाता है। ओर चारों तरफ आकाश में इस अरिहंत के भाव के 
आसपास जो भ्रूव्य निर्मित हुए हैं, स्पेस में, आकाश में जो तरंगें संग्रहीत 
हुई हैं, उन संग्रहीत तरंगों में आपकी तरंग भी चोट करती है। आपके चारों 
'तरफ एक वर्पा हो जाती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती । आपके चारों 
धोर एक और दिव्य घारा, भगवत्‌ धारा का लोक निर्मित हो जाता है। इस 
“लोक के साथ, इस भावलोक के साथ आप दूसरे तरह के व्यक्ति हो जाते हैं । 


महामंत्र स्वयं के आसपास की आभा को स्वयं के आसपास के आभामंडल 
“को बदलने की कीमिया है। और अगर कोई व्यक्ति दिन-रात, जब भी उसे 
स्मरण का अवसर मिले, तभी नमोकार में डूबता रहे तो वह एक दूसरा 
व्यक्ति हो जायेगा । वह वही व्यक्ति नहीं रह सकता, जो होता है। पांच 
नमस्कार हैँ। अरिहंत को नमस्कार। अरिहंत का अर्थ होता है जिसके 
'सारे शन्नू विनष्ट हो गये, जिसके भीतर अब कुछ ऐसा नहीं रहा है जिससे उसे 
'लड़ता पड़ेगा। लड़ाई समाप्त हो गयो। भीतर अब ऋरोध नहीं, जिससे 
'लड़ना पड़े, भीतर काम नहीं, जिससे लड़ना पड़े, भीतर अब लोभ नहीं 
'जिप्से लड़ना पड़े, अहंकार नहीं जिससे लड़ना पड़े, अज्ञान नहीं जिससे 
लड़ना पड़े । वे सब समाप्त हो गये, जिनसे लड़ाई थी। 


(६) अरिहेत को नमस्कार 
अब एक तानकहानपफ्लिक्ट, 


“शिखर है, जिसके भागे यात्रा नहीं 
कोई यात्रा न 


एक निर्रंध अस्तित्व शुरू हुआ। अरिहंत 
हों है । अरिहंत मंजिल है, जिसके आगे फिर 
हीं है। कुछ करने को न बचा जहां, कुछ पाने को न बचा जहाँ 
हुच छोड़ने को भी तन बचा जहाँ, जहाँ सब प्रमाप्त हो गया। जहाँ शुद्ध 


! 


छ्र महावीर - वाणी 


। अस्तित्व रह गया, प्योर एक्जिस्टेंस जहाँ रह गया, जहाँ गंध मात्र रह गया, 
जहाँ होना मात्र रह गया, उसे कहते हैं अरिहंत । अद्भुत है यह बात भी 
कि इस महामंत्र ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं छिया । महावीर का नहीं, 
पाद्वताथ का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं । जैन-परंपरा का भी कोई 
नाम नहीं। वयोंकि जैन-परम्परा यह स्वीकार करती है कि अरिहंत जैव- 
परम्परा में ही नहीं हुए, और सव परंपराओं में भी हुए हैं। इसलिए अरिहंतों 
को नमस्कार है, किसी अरिहंत को नहीं । (यह नमस्कार बड़ा विराद हे । 
संभवत: विश्व के किसी धर्म ने ऐसा महामंत्र, इतना सर्वांगीण, इतना 

! सर्वस्पर्शी महामंत्र विकसित नहीं किया है। व्यकित का जैसे रुयाल भी नहीं है, 

| क्रेवल दाक्ति का ख्याल है। रूप पर ध्यान ही नहीं है, वह जो मरूप सत्ता 
है, उसी का ध्यान है। अरिहंतों को नमस्कार।) 


महावीर को जो प्रेम करता है, उसे कहना चाहिए भहावीर को नमस्कार ४ 
बुद्ध को जो प्रेम करता है, कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार। राम को जो 
प्रेम करता है, कहना चाहिए राम को नमस्कार । पर यह मंत्र बहुत अनूठा 
है, बेजोड़ है। और किसी परम्परा में ऐसा मंत्र नहीं है, जो सिर्फ इतना 
कहता है अरिहंतों को नमस्कार, उन सबको नमस्कार जिनकी मंजिल' आा 
गयी है। असल में मंजिल को नमस्कार | वह जो पहुंच गये उनको नमस्कार | 


लेकिन अरिहंत शब्द निगेटिव है, नकारात्मक है। उसका अर्थ है जिनके 
शत्रु समाप्त हो गये। यह पाजिटिव नहीं है, वह विधायक नहीं है। असल में 
इस जगत्‌ में जो श्रेष्ठतम अवस्था है, उसको निपषेघ से ही प्रकट किया जा सकता 
है, नेति-नेति से उसको विधायक शब्द नहीं किया जा सकता। उसका 
कारण है। सभी विधायक शब्दों में सीमा भा जाती है, निषेध में सीमा नहीं 
होती | अगर मैं कहता हूँ ऐसा है, तो एक सीमा निमित होती है। अगर में 
/कहता हूं कि ऐसा नहीं है, तो कोई सीमा नहीं है । “नहीं ” की कोई सीमा 
नहीं, ' है” की तो सीमा हूँ। तो “है” तो बड़ा छोटा शब्द हैं। “नहीं बहुत 
विराट्‌ है। इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को । सिर्फ इतना ही कहा 
है कि जिनके सब छात्र समात हो गये, जिनके अंतईद्र विलीन हो गये, 
नकारात्मक हो गये। जिनमें लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं। क्‍या हैं यह 
नहीं कहा, क्या नहीं है जिनमें वह कहा। 


मद्दावीर - वाणी ड३ 


(१०) सिद्ध कौन है ! है 
इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय, ऐबस्ट्रैव्ट शब्द हैं और शायद पकड़ में 
ले आये । इसलिए ठीक दुपरे शब्द में पाजिटिव का उपयोग किया है :--नमो 
सिद्धाणम्‌ । सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। अरिहंत का अर्थ 
होता है वे, जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। पघिद्ध बहुत पाजिटिव शब्द है । 
सिद्धि, उपलब्धि, एचीवरमेंट--जिन्‍्होंने पा लिया | छेकिन ध्यान रहे, जिन्होंने 
खो दिया उनको ऊपर रखा है। जिन्होंने पा लिया, उनको नंबर दो पर 
रखा है। क्‍यों ? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है 
जहाँ अरिहंत पहुँचता हैं। लेकिन भाषा में पाजिटिव नम्बर दो पर रखा 
जायेगा। लेकिन सिद्ध के सम्बन्ध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना है कि पहुँच 
गये, और कुछ नहीं कहा है। कोई विशेषण नहीं जोड़ा । पर पहुँच गये 
कहने भर से भी हमारी समझ में नहीं आयेगा । अरिहंत भी हमें चहुत दूर 
लगता है--जो शून्य हो गये, निर्वाण को पा गये, मिट गये, नहीं रहे । छिद्ध 
भी बहुत दूर है। सिर्फ इतना ही कहा है कि जिन्होंने पा लिया। छेकिन 
बया ? और पा लिया तो हम कैसे जानें ? क्योंकि सिद्ध होता अनभिव्यक्ति 
भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है । 
बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये दस हजार भिक्षु हैं, आप दुद्धल्व को 
पा गये। इनमें से और कितनों ने वुद्धत्व को पा लिया । बुद्ध कहते हैं बहुतों 
ने। लेकिन वह पूछने वाला कहता है, दिखायी नहों पड़ते। तो बुद्ध कहते हैं 
मैं प्रकट होता हूँ, वे अप्रकट । वे अपने में ही छिपे हैं जैसे बीज में वृक्ष छिपा 
हो। ते सिद्ध तो बीज जैसा है, पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता है 
कि पाने की घटना घटती है और वह इतनी गहन होती. है कि प्रकट करने को 
चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं, सभी 
भरिहंत बोलते नहीं। सभी सिद्ध, सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं । इतनी 
लीन भी दो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्क्षण शरीर छूट जाय ] 


इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी न आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए 
जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिववर तक जहाँ जो है, वहीं से पकड़ में 
आ जाय। जो जहाँ खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके | इसलिए तौसरा सूत्र 
कहा है आचायों को नमस्कार । 


(११) आचाये वह जिसने“ *०--- 
भाचार्य का अर्थ है वह 


जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी 
'किया। आचायें का अर्थ हर 


जिमका ज्ञान और आचरण एक है। ऐसा नहीं 


ड४ महाचीर - वाणी 


कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है । लेकिन शुन्य हो सकता है। माचरण' 
शून्य ही हो जाये । ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है ।' 
लेकिन अरिहंत इतना तिराकार हो जाता है कि हो सकता है आचरण हमारी” 
पकड़ में न आये | हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ना आ जाय। आचार्य से: 
शायद निकटता मालूम पड़ेंगी ज्ञान और आचरण के अर्थों में ॥ हम ज्ञान को 
भी न पहचान पायेंगे, आचरण को पहचान लेंगे। इससे खतरा भी हुआ । 
क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान न हो । एक आदमी 
अहिंसक न हो तो अहिंसा का आचरण कर सकता है । एक आदमी अहिंसक 
हो तो हिंसा का आचरण नहीं कर सवता। वह तो असंभव हैँ । लेकिन एकः 
आदमी लोसभी हो तो अलोभ का आचरण कर सकता है। इससे एक खतरा" 
भी पैदा हुआ । आचार्य हमारी पकड़ में आता है, लेकिन जहाँ से हमारी पकड़ 
शुरू होती है वहीं से खतरा शुरू होता है। खतरा यह है कि कोई आदमी 
आचरण ऐसा कर सकता है कि आचार्य मालूम पड़े । मजबूरी है हमारी । 
जहाँ से सीमाएँ वननी शुरू होती हैं वहीं से हमें दिखाई पड़ता हैँ और जह* 
से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर है । 
पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं, जिनका 
ज्ञान उनका आचरण है । यहाँ भी कोई विश्येषण नहीं है | भाखिर बे कोन र 
वे कोई भी हों । 
एक ईसाई फकीर जापान गया था। और जापान के एक जेन भिक्षु से 

मिलने गया । उसने पूछा ज्ेन भिक्ष से कि जीसस के सम्बन्ध में आपका बसा 
ख्याल है। उस भिक्षु मे कहा मुझे जीसस का कुछ भी पता नहीं है तुम कुछ 
कहो ताकि मैं ख्याल बना सकूं। तो उसने कहा, जीसस ने कहा हैँ जो तुम्हारे 
गाल पर एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल उरुके सममने कर देना। तो उसः 
ज्ञेन फकीर ने कहा, आचार्य को नमस्कार। वह ईसाई फकीर कुछ समझ था 
सका। उसने कहा जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिदा देगा वहीं 
पाग्रेगा। उस ज्ेन फकीर ने कहा सिद्ध को न्मस्कार। वह कुछ समझ व 
सका । उसने कहा, क्या कह रहे हैं। उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने 
अपने को सूली पर मिटा दिया । वे शून्य हो गये। मृत्यु को उन्होंने हछुपचाफ 
स्वीकार कर लिया । वे निराकार में खो गये। उस जैन फकौर ने कहा 
अरिहंत को नमस्कार। आचरण ओर ज्ञान जहाँ एक हो जाये, उसे हमः 

आध्या्य कहते हैं। वह सिद्ध भी हो सकता है, वह भरिहंत भी हो सकता है ॥? 


महावीर - वाणी ह्ट्शः 


(१२) महावीर और इलेक्ट्रिमेग्नटिक फील्ड 

लेकिन हमारी पकड़ में वह आचरणा से आता है। यह जरूरी भी नहीं, 
स्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म वात है। और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। 
आचरण बड़ी सूक्ष्म वात है। उसका पकड़ पाना भी आसान नहीं । जैसे कि 
महावीर का नग्त खड़ा हो जाना निश्चित ही लोगों को अच्छा नहीं लगा। 
गाँव-गाँव से महावीर को खदेड़कर भगाया गया। गाँव-गाँव महावीर पर 
पत्थर फेंके गये । हम ही लोग थे, हम ही यह सब करते रहे । कोई और नहीं 
था। महावीर की तग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्‍योंकि लोगों ने कहा यह 
तो आचरणहीनता है, यह कैसा आचरण ! तो आचरण बहुत सुक्ष्म है। 
महावीर का नग्त हो जाना इतना निर्दोप आचरण है, जिसका कोई हिसाव 
लगाना कठिन है। हिम्मत अदभुत है । महावीर इतने सरल हो गये कि 
छिपाने को कुछ न बचा । और महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह 
का बोध मिट गया और वह, जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेवट्रोमैग्नेटिक फील्ड: 
कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर से कपड़े- 
गिर गये । ऐसा नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े । कपड़े गिर गये । 


एक दिच एंक राह से गुजरते हुए एक भाड़ी में चादर उलझ गयी | अब- 
इसलिए कि झाड़ी के फूल न गिर जायें, पत्ते न हट जायें, कांटों को चोट ना 
लग जाय, आधी चादर फाड़कर वहीं छोड़ दिये । आधी रह गयी द्वरीर पर । 
फिर वह भी गिर गयी। वह कब गिर गयी, उसका महावीर को पता न 
घला। लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े हैं। आचरण सहनता: 
भुदिकल हो गया । आचरण के रास्ते सूक्ष्म हैं। और हम सबके क्राचरण के- 
संबंध में वंधे-वंघाये र्याल हैं ॥ ऐसा करो--और जो ऐसा न करने को र्जीः 
हो जाते हैं वे करीव-करीव मुर्दा लोग हैं। जो आपको मानकर आचरण कर 
लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते हैं। इसलिए कहा है, आचार्यो को- 
समस्कार। आप आचरण तय नहीं करेंगे उनका ज्ञान ही उनका आचरण तयः 
करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता हैं। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर 
रहा है, वह यह भाव कर रहा हैं कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है 
भाचरण । लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता हैं और बहता" 
, उनको मैं न्मंस्कार करता हूँ। अभी भी बात सूक्ष्म हैं इसलिए चौथे चरण" 
में उपाध्यायों को नमस्कार । उपाध्याय का भर्थ हैं माचरण हो नहीं, उपदेश: 
भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही वहीं, जाचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे" 


६ सहावीर - वाणी 


जो जानते हैं, जानकर वैसा जीते हैं जौर जैसा वे जीते हैं और जानते हैं चैंसा 
बताते भी हैं। उपाध्याय का अर्थ है वह जो बताता भी है। क्योकि हम मौन 
से न समझ पायें तो ! आचार्य मौन हो सकता है । वह मान सकता हैँ कि 
आचरण काफी है और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम 
जानो | उपाध्याय आप पर और भी दया करता हैँ, वह बोलता भी है । वह 
आपको कह कर भी बताता है 


(१३) चार की परिधि से परे 

ये चार स्पष्ट रेखाएँ हैं। लेकिन जानने वाले इन चार के बाहर भी छूट 
जायेंगे । क्योंकि जानने वालों को केटेगरो से बाँधा नहीं जा सकता । इसलिए 
पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है । नमो लोए सब्व साहुणं प्‌ । लोक 
में जो भी साधु हैं उत॒ सबको नमस्कार । जगत्‌ में जो भी साधु हैं, उन सबको 
नमस्कार । जो इन चार में कहीं भी छूट गये हों उनके प्रति भी हमारा नमन 
न छूट जाये क्‍योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते हैं। जीवन बहुत 
रहस्यपूर्य है । 'केटैगराइज” नहीं किया जा सकता हूँ, खांचों में नहीं बांदा 
जा सकता है। इसलिए जो शेष रह जायेंगे उनको सिर्फ साधु कहा है । 
वे जो सरल हैं। साधु का एक अर्थ और भी है। इतना सरल भीहो 
सकता हैं कोई कि उपदेश देने में संक्रोच करे । इतवना सरल भी हो सकता 
है कोई कि आचरण को भी छिपाये । पर उप्तको भी हमारे नमस्कार पहुंचने 
चाहिए । सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार से उनको कुछ फायदा होगा। 
सवाल यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपान्तरित करता है। न आरिहंतों को 
कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न आचारयों को, न उपाध्याओं को, न साधुओं 
को । पर आपको फायदा होगा । यह बहुत मजे की वात है कि हम सोचते हैं 
कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए अथवा अआरिहंतों के लिए कुछ 
कर रहे हैं। तो इस भूल में न पड़ें । आप उनके लिए कुछ भी ने कर सकेंगे 
या आप जो भी करेंगे उपद्रव ही करेंगे । आपकी इतनी ही कृपा काफी है कि 
आप उनके लिए कुछ न करें । आप गलत दी कर सकते हैं । तो यह नमस्कार 
अरिहंतों के लिए नहीं है । अरिहंतों की तरफ है। लेकिन आपके लिए है । 
इसके जो परिणाम हैँ, वे आप पर होने वाले हैं, जो फल हैं वे आप पर 
बरसेंगे । अगर कोई व्यक्ति इस भाँति नमन से भरा हो, तो क्या आप सोचते 

हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा ? असमंव हैं । 





लेकिन नहीं, हम बहुत जद्मुत लोग हैं। अगर भरिहंत सामने -खड़ा हो 
सो हम पहले इस बात का पत्ता लगारयेंगे कि अरिहंत हैं भी ? महावीर के बारे 


महावीर - वाणी ४७ 


में भी लोग यही पता लगाते-लगाते जीवन नष्ट करते रहे । भरिहूंत्त हैं भी ? 
तीर्थकर हैं क्री ? उन बातों का आपको पता नहीं है । इसलिए आप॑ सोचते हैं 
कि सब तय हो गया। महावीर के वक्त में बात इतनी तय ने थी। और भी 
भीड़ें थीं, और भी लोग थे, जो कह रहे थे ये मरिहंत्त नहीं हैँ) अरिहृंत और 
है । गोषालक हैँ अरिहंत । ये तीर्थंकर नहीं हैं । यह दावा झूठा है । 
लेकिन महावीर का तो कोई दावा नहीं था । हां, जो महावीर को जानते 
थे, वे दावे से बच भी नहीं सकते ये । उन्तकी भी अपनी कठिनाई है। महावीर 
के समय चारों ओर यही विवाद था। लोग जाँच करने आते कि 
महावीर अरिहंत हैं या नहीं, तीर्थंकर हैं या नहीं, वे भगवान्‌ हैं था नहीं ! 
बड़ी आइचर्य की बात है-आप जाँच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जायगा कि 
महावीर भगवान्‌ नहीं हैं तो आपको क्या मिलेगा ? छेकिन महावीर भगवान्‌ 
न भी हों और आप उनके चरणों में सिर रखें और कह सकें कि नमो 
अरिहंताणम्‌' तो आपको कुछ मिलेगा | महावीर के भगवान्‌ होने से कोई फर्क 
नहीं पड़ता । 
असली सवाल यह नहीं है कि महावीर भगवान्‌ हैं या नहीं। 
असली सवाल यह है कि कहीं भी आपको भगवान्‌ दिख सकते हैं या नहीं। 
कहीं भी-पत्थर में, पहाड़ में ॥ कहीं भी आपको दिख सके तो आप नमन को 
उपलब्ध हों जायें। असली राज़ तो नमन में है, असली राज तो झुक जाने 
में हैं। वह जो झुक जाता है, उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है। वह 
जादमी दूसरा हो जाता हैं। यह सवाल नहीं है कि कौन सिद्ध है, कौन सिद्ध 
'नहीं है और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि किसी दिन यह तय हो सके | 
लिकिन यह बात ही इरेलिवेंट है, असंगत है । इससे कोई संबंध ही नहीं है । 
न रहे हों महावीर भगवान्‌ इससे क्या फके पड़ता है। छेकिन अगर आपके लिए 
झुकने के लिए निमित्त वन सकते हैं तो वात पूरी हो गयी । महावीर सिद्ध 
हैं या नहीं, यह वे सोचें और समझें । वे अरिहंत अभी हैं या नहीं, यह उनकी 
अपनी चिता हो। आपके लिए चिंतित होने का कोई भी तो कारण नहीं हैं । 
आपके लिए चितित होने का अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि 
कहीं कोई कोना है इस अस्तित्व में, जहां आपका सिर झूक जाय। अगर 
ऐसा कोई कोना है तो आप नये जीवन को उपलब्ध हो जायेंगे । 


। (यह नमोकार इसकी चेण्टा हैं कि अस्तित्व से कोई कोना न बचे। 
जहां-जहां सिर झुकाया जा सके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित हर कोना। 


छ््८ सद्दावीर - बाणी 


पता नहीं कौन साधु हैं इसलिए नाम नहीं लिये। पता नहीं कौन अरिहंत' 
है । पर इस जगत्‌ में जहां जज्ञानी हैं वहां ज्ञानी भी हैं। क्योंकि जहां 
अंधेरा है वहां प्रकाश है । जहां रात-सांफ होती है वहां सुबह भी होती है। 
जहां सूरज अस्त होता है चहां सूरज उगता भी है। यह अस्तित्व द्वंद्व की 
व्यवस्था है तो जहां इतना सघन अज्ञान है वहां इतना सघन ज्ञान भी होगा 
: ही। यह श्रद्धा है। और इस श्रद्धा से भरकर जो ये पांच नमन कर पाता है 
वह एक दिन कह पाता है निश्चय ही मंगलमय है यह सुत्र ॥ इससे सारे पाप 
विनष्ट हो जाते हैं । 


(१४) चरण ओर नमन का आचरण 


ध्यान में रख लें, मंत्र आपके लिए है। मंदिर में जब मूर्ति के चरणों में 
आप सिर रखते हैं, तव सवाल यह नहीं होता है कि वे चरण परमात्मा केः 
हैं या नहीं। सवाल इतना ही होता है कि वह जो चरण के समक्ष झुकनेवाला 
सिर हैँ वह परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं । वे चरण तो निमित्त हैं 
उन चरणों का कोई प्रयोजन नहीं है। वह तो आपको क्षुकने की कोई जगह 
बनाने के लिए व्यवस्था है। लेकिन झुकने में पीड़ा होती है। इसलिए जो भी 
वैसी पीड़ा है उस पर क्रोध आता हैं। जीसस पर या महावीर पर या बुद्ध 
पर जो क्रीष आता है वह भी स्वाभाविक मालूम पड़ता है । क्योंकि झुकने में : 
पीड़ा होती है । मगर महावीर आयें और आपके चरण पर सिर रखें तोः 
चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। फिर आप महावीर को पत्थर न मारेंगे । 
मारेंगे ? नहीं, फिर आप महावीर के कानों में खीलें न ठोकेंगे। लेकिन 
महावीर आपके चरणों में सिर रख दें तो आपको कोई लाभ नहीं होता,, 
नुकसान होता है। आपकी अकड़ और गहन हो जायेगी । 


सहावीर मे अपने साधुओं से कहा है कि वे गैर साधुओं को नमस्कार न 
करें। बड़ी अजीव-सी वात है। साघु को तो विनम्र होना चाहिए। इतना 
सिरहंकारी होना चाहिए कि सभी के चरणों में सिर रखे। तो साधु, गैर 
साधु को, गृहस्थ को नमस्कार न करें, यह तो महावीर की बात अच्छी 
नहीं मालूम पड़ती । लेकिन प्रयोजन करुणा का हैं। क्‍योंकि साधु निमित्त 
बनना चाहिए कि आपका नमस्कार पैदा हो। और साधु आपको नमस्कार 
करे तो निमित्त तो बनेगा ही, लेकिन आपकी अस्मिता और महंकार को और 
मजवूत कर देगा । कई वार दिखती हैँ वात्त कुछ बोर, होती हैं कुछ जौर॥ 


महावीर - वाणी ४६ 


असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों 
पर है। फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता हैँ। क्योंकि निमित्त 
बनना चाहता है। लेकित अगर साधु का सिर जाप सबके चरणों पर न हो 
और फिर वह आपको अपने चरणों पर झुकाने की कोशिश करे, तब वह 
आत्महत्या में लगा है। पर फिर भी आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत 
नहीं है। क्योंकि आत्महत्या का प्रत्येक को हक है। अगर वह अपने नरक का 
रास्ता तय कर रहा है तो उसे करने दें। केकिन नके जाता हुआ आदमी भी 
अगर आपके स्वर्ग के इशारे के लिए निरमित्त बनता हो तो अपना निमित्त बना 
लें, अपने भाग पर बढ़ जायें। पर मजेदार (बात है कि हमें इसकी चिता कम 
है कि हम कहां जा रहे हैं। हमें इसकी चिता है कि दूसरा कहां जा रहा है ) 
नमोकार नमन का सूत्र है। यह पांच चरणों में है। समस्त जगत्‌ में 
जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ 
जिया है वे जीवन के अन्त्तेम गुह्य रहस्य से परिचित हुए हैँ, जिन्होंने मृत्यु 
पर विजय पायी है, जिन्होंने शरोर के पार कुछ पहचाना है उन सबके प्रति 
नमस्कार । समय और क्षेत्र दोनों में लोक दो बर्थ रखता है। लोक का 
अथ्थे-विस्तार में जो होंगे स्पेस में, आकाश में, जो आज हैं वे। लेकित जो 
कल थे वे भी और जो कल होंगे वे भी । लोक में, सर्व लोक में, सब्बसाहुर्ण, 
समस्त साधुओं को--समय के अन्तराल के पीछे जो कभी हुए होंगे, भविष्य 
में जो होंगे और आज जो हैं वे, समय या क्षेत्र में कहीं भी, जब भी कहीं 
कोई ज्ञान-ज्योति जगी हो, उस सबके लिए ममस्कार। इस नमस्कार के 
साथ ही आप तैयार होंगे । तब फिर महावीर की वाणी को समझना आसान 


होगा । इस नमन के बाद ही, इस भुकने के वाद ही आपकी झोली फैलेगी 
ओर महावीर की संपदा उससें गिर सकती है। 


नमन है रिसेप्टिविटी, ग्राहकता । जैसे ही आप नंमन करते' हैं वैसे ही 
उपपका हृदय खुलता है और आप भीतर किसी को प्रवेश्ञ देने के लिए तैयार 
हो जाते हैं। क्योंकि जिसके चरणों में आपने सिर रखा, उसको आप भीतर 
आने में वाघा न डालेंगे । निमंत्रण देंगे। जिसके प्रति आपने श्रद्धा प्रकट की. 
है, उसके लिए आपका दार, आपका घर खुला हो जायेगा। वह आपके घर 


भें आपका हिस्सा होकर जी सकता है । लेकिन अगर ' टुस्ट ” नहीं है, भरोसा 
नहीं है, तो नमन असंभव है । और नमन असंभव है तो समझ असंभव है ॥ 
नमन के साथ हो बेडरस्टैडिंग है, नमन के साथ ही समझ का जन्म है । 


४० समहाबीर - वाणी 


(१४) आहकता वनाम कात्रिम पुत्रजन्स 

.. इस ग्राहकता के संबंध में एक बात और आपसे कहूं । मास्को यूनिवर्सिटी 
में १६६६ तक एक अदुश्ुत व्यक्ति था डा० वासिलिएवं | वह ग्राहकता पर 
प्रयोग कर रहा था। माइंड की रिसेप्टिविटी, मन की ग्राहकता कितनी हो 
सकती है | यह करीब-करीब ऐसा हाल है जैसे कि एक बड़ा भवन हो और 
उसमें एक छोटा-सा छेद कर रखा हो, और उस छेद से हम बाहेर के जगत्‌ 
को देखते हों । यह भी हो सकता है कि भवन की सारी दीवालें गिरा दी 
जायें और हम खुले आकादई के नीचे समस्त रूप से ग्रहण करने वाले हो 
जायें । बताया गया कि इस पर वासिलिएव ने एक वहुत हैरानी का प्रयोग 
किया है और पहली दफा किया है। उस तरह के बहुत से प्रयोग पूरब 
में, विशेषकर भारत में, और सर्वाधिक विशेषकर महावीर ने किये थे | लिकिन 
उनका डाइमेंशन, उनका आयाम अलग था | महावीर ने जाति-स्मरण के प्रयोग 
किये थे । प्रत्येक व्यक्ति को आगे अगर ठीक यात्रा करनी हो, तो उसे अपने 
पिछले जन्मों को स्मरण और याद कर लेना चाहिए। उसको पिछले जन्म 
आद आ जायें, स्मरण आ जायें तो आगे की थात्रा आसान हो जायेगी । 


लेकिन वासिलिएव ने एक और अनूठा प्रयोग किया है । उस प्रयोग को 
वे कहते हैं ' आर्दिफिशियल रिइनकारनेशन। ' आर्टिकिशियल' रिइनका रनेशन, 
क्त्रिम पुनर्जेल्‍्म, कृत्रिम पुनरुज्जीवन, यह क्‍या है ? वासिलिएव और उसके 
साथी एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे । वीस दिन तक निरंतर सम्मोहित' करके 
उसको गहरी बेहोशी में ले जायेंगे । और जब वह गहरी वेहोशी में आने 
लगेगा तो ई. जी. नाम के यंत्र पर, जिससे जाँच की जा सकती है कि नींद 
की गहराई कितनी है, अल्फा वाम की “ वेव्स ” पैदा होनी शुरू हो जाती हैं । 
जब व्यक्ति चेतन मन से गिर के अचेतन में चला जाता है, ती यंत्र पर जंसे 
कि कार्ड्ियोग्राम पर ग्राफ बन जाता है वैसा ग्राफ ई. जी. भी वना छेता हैं 
कि अब सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गये, अब यह नींद में है, 
अब यह गहरी नींद में है। अब यह असल गहराई में उतर गया हैँ 
जैसे ही कोई व्यक्ति असर गहराई में डूब जाता हैं, उसे सुझाव देता था 
वासिलिएव | समझ लें कि वह एक चित्रकार है, छोटा मोटा चित्रकार है, या 
चित्रकला का विद्यार्थी है तो वासिलिएव उसे समझायेगा कि तुम पिछले जन्म के 
माइकलेंजलो या वानगाग हो ॥ कवि हैं तो वह सममायेगा कि तुम जेकसपियर हो 
यथा कोई और हो । भीर तीस दिन तक निरंतर गहरी अल्फा घेन्स की हालत 


"सहावीर - बाणी | 


में उसको सुझाव दिया जायेगा कि वह कोई और है पिछले जन्म का । तीस 
दिन में उसका चित्त इसको भ्रहण कर छेगा । 


तीस दिन के बाद बड़ी हैरानो के अनुभव हुए कि वह व्यक्ति जो साधारण 
सा चित्रकार था, जब उसके भीतर भरोसा हो गया कि में माइकलेंजलो हूँ, 
तो तत्काल वह्‌ विशेष चित्रकार हो गया। अगर वह साधारण सा तुकबंद था 
ओर जब उसे भरोसा हो गया कि मैं शेक्सपियर हूँ तो शेक्सपियर की हँसियत 
की कविताएँ उस व्यक्ति से पैदा होने लगीं। आखिर हुआ क्या ? वासिलिएव 
तो कहता है यह आर्टिफ़िशियल रिइनकारनेशन है। वह कहता है कि हमारा 
चित्त तो बहुत बड़ी चीज है | छोटी सी खिड़की खुली है, उतने से हमने अपने 
को समझ रखा हैँ कि हम यह हैं, क्योंकि उतनी हो खुली हैं। अगर हमें 


भरोसा दिला दिया जाये कि हम और बड़े हैं तो खिड़की बड़ी हो जाती हैं 
हमारी चेतनां उतना काम करने लगती है । 


वासिलिएव का कहना है कि आने वाले भविष्य में हम जीनियस निर्मित 
कर सकेंगे । कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो । सच तो यह है कि 
वासिलिएव के अनुसार सौ में से कम से कम नव्ये बच्चे प्रतिभा की, जीनियस 
की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, हम उनकी खिड़की छोटी करते हैं। मां-बाप, 
स्कूल, शिक्षक सब मिलजुलकर उनकी खिड़की छोटी करते जाते हैं। वीस- 
पच्चीस साल तक हम एक साधारण आदमी खड़ा कर देते हैं जो कि क्षमता 
बड़ी छेकर आया था। लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं, फिर छोटा 
करते जाते हैं। वासिलिएव कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते 
हैं। कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते हैं वे जीनियस बन जाते हैं । बाकी 
नष्ट हो जाते हैं। पर उसका कहना है कि असली सूत्र है रिसेप्टिविटी । इतना 


ग्राहक हो जाना चाहिए चित्त, कि जो उसे कहा जाये, वह उसके भीतर 
गहनता में प्रवेश कर जाये 


इस नमोकार मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं महावीर की वाणी 
पर चर्चा। क्योंकि गहन होगा मार्ग, सूक्ष्म होंगी बातें | अगर आप 
प्राहक हैं, नमन से भरे, श्रद्धा से भरे, तो आपकी उस अतल गहराई 
में विचा किसी यंत्र की सहायता के अल्फा चेब्स पैदा हो जाती हैं। जब कोई 
श्रद्धा से भरता है तो अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। आप हैरान होंगे जानकर 
कि गहन सम्मोहन में, गहरी निद्रा में, ध्यान में या श्रद्धा में ई. जी. की जो 


श्य्‌ महावीर - वाणी - 


मशीन है, वह एक सा ग्राफ बनाती है। श्रद्धा से भरा हुआ चित्त उसी शांति 
की अवस्था में होता हैँ जिस शांति की अवस्था में गहन ध्यान में होता है । 
या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा गहन निद्रा में होता है । याः 
बहुत 'रिलेक्जेंशन! की अवस्था में होता हैं। जिस व्यक्ति पर वासिलिएव काम 
करता था वह है निकोलिएवं नाम का युवक, जिस पर उसने वर्षों काम किया'। 
निकोलिएव के अन्दर दो हजार मील दूर से भेजें गये” विचारों को पकड़ने की 
क्षमता आ गयी | सैकड़ों प्रयोग किये गये हैं जिनमें वह दो हजार मील दूर 
“तक के विचारों को पकड़ पाता है। उससे ज़ब पूछा जाता है, उसकी तरकीब 
क्या है ? तव वह कहता है कि मैं आधा घंटा पूर्ण 'रिलैक्स', शिथिल होकर पड़ 
जाता हूँ और एक्टिविटी,' सक्तियता छोड़ देता हूँ। 'पैसिव” हो जाता हूँ। 
पुरुष की तरह नहीं, स्त्री की तरह हो जाता हूँ । कुछ भेजता नहीं, कुछ भाता 
हो वो ले लेने को राजी हो जाता हूँ। और भाधघा घंदे में जब ई. जी, की 
मशीन बता देती हैं कि अल्फा वेव्स शुरू हो गयीं, तब वह दो हजार मील 
दूर से भेजे गये विचारों को पकड़ने में समर्थ हो जाता हैं। लेकिन जब तक 
इतना रिसेप्टिव नहीं होता तब तक यह नहीं हो पाता । 


(१६) बाखिलिएव और पनडुब्वी में प्रयोग 

वासिलिएव और दो कदम आगे गया है । उसने कहा-आदमी ने तो बहुत 
तरह से अपने का विकृृत किया है | अगर आदमी में यह क्षमता है तो पशुओं 
में और भी शुद्ध होगी । इस सदी का अनूठे से अनूठा प्रयोग वासिलिएव ने 
किया कि एक मादा चुहें को, इंहिया को ऊपर रखा और उसके आठ बच्चों 
को, पानी के भीतर, पनद्भुव्वी के भीवर हजारों फीट नीचे सागर में भेजा । 
पनडुब्बी का इसलिए प्रयोग किया कि पानी के भीतर से कोई रेडियो वेव्स 
बाहर नहीं आती, न वाहर से भीतर जाती हैं। अब तक जानी गयी जितनी' 
बेब्स वैज्ञानिकों को पता हैं, जितनी तरंगें हैं, वे कोई भी पानी के भीतर 
उतनी गहराई तक प्रवेश नहीं करती । एक गहराई के बाद सूर्य को किरण 
भी पानी में प्रवेश नहीं करती । तो उस गहराई के नीचे पनद्ुब्बी को भेज 
दिया गया । इलेक्ट्रोड्स लगाकर ई. जी. से जोड़ दिये गये कि चुहिया के 
मस्तिष्क में जो वेन्स चलती हैं उनको नीचे रिकार्ड करें। और बड़ी अद्भुत 
वात हुई, हजारों फीट नीचे पानी के भीतर एक-एक करके उसके बच्चों को 
मारा गया, और एक खास-खास मूवमेंट पर नोठ किया गया कि जैसे ही 
वहाँ बच्चा मरता है वैसे द्वी यहाँ उसकी ई. जी. वैव्स वदला जाती हे 


महावीर - वाणी श्ये्‌ 


चुर्घटना घटित हो गयी । ठीक छ: घंटे में उसके वच्चे मारे गये । खास-खास 
समय पर, नियत समय पर | उस नियत समय का ऊपर कोई पता नहीं है । 
देखा गया कि जिन मिनट और सेकंड पर नीचे चुहिया के बच्चे मारे गये, 
उसकी माँ ने अपने मस्तिष्क में उस वक्त धवके अनुभव किये | वासिलिएवं का 
कहना है कि जानवरों के लिए टेलिपैथी सहज-सी घटना हैं। भादमी भूल गया 
है। छेक्रिन जानवर अभी भी टेलिपैथिक जगत्‌ में जी रहे हें। 


मंत्र का उपयोग हैं आप को वापस टेलिपैथिक जगत्‌ में प्रवेश कराने के 
लिए । अगर आप अपने को छोड़ पायें हृदय से और उस गहराई से कह पायें 
जहां कि आपकी अचेतना में डूब जाता है सब-तमो अरिहंताणम्‌, नमो 
सिद्धाणम्‌, नमो आयरियाणम्‌, वमो उवज्कायाणम्‌, नमो लोए सब्बसाहुणम्‌ । 
यह भीतर उतर जाय तो आप अपने अनुभव से कह पायेंगे 'सब्ब- 
पावष्पणासणो' । यह सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र है । 


दूसरा प्रवचन 
पर्युषण व्याख्यानमाला, बम्बई, दिनांक १६ अगस्त, १६७१ 


भाव-जगत के रहस्य ओर मंगल व लोकेत्तम सूत्र 


अरिहंता मंगलं । 

सिद्धा संगत । 

साहू... मंगल । 
केवलिपन्नत्तो धस्मो मंगल ॥ 


अरिहंता लोगुत्तमा । 

सिद्धा लोगुत्तमा । 

साहू. छोगुत्तमा । 
केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुचमो ॥ 


अरिहित मंगल हें। 
पिद्ध मंगल हैं। 
साधु मंगल हें। 
केवलीप्ररूषित अर्थात्‌ आत्मन्नकथित घर्म मंगल है । 


अरिहत लोको त्तम हैं । 
पिद्ध लोकोत्तम हैं । 
साधु. लोकीत्तम हैं । 
ऋेलीगरूपित अर्थात्‌ आतज्ञऊथ्षित घर्म लोझोत्तम है । 


(१) भाव से प्रारंभ कर अनुभव की ओर 


महावीर ने कहा है जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिये । 
क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएँ । जिसे 
हमने देखा नहीं, उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं ।( जिसे खोजता हो, 
उसकी भावना करनी प्रारम्भ कर लेती चाहिए। क्योंकि इस जगत्‌ में हमें 
चही मिलता है, जिसके लिए मिलने के भी पहले हम अपने हृदय में जगह 
बना छेत्ते हैं। अतिथि घर बाता हो तो हम इन्तजाम कर लेते हैं उसके 
स्वागत का। अरिहंत को निर्मित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो 
कभी, किसी क्षण स्वयं भी केवली वन जाना हो तो उसे देखने, उसकी 
भावना करने, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू 
“करने जरूरी हैं ।)महावीर से ढाई हजार साल पहले चीन में एक कहावत 
'प्रचलित थी । वह कहावत लाओटत्से के द्वारा कही गयी थी और बाद में 
संश्हीत की गयी चितन की धारा का पूरा का पूरा सार है। वह कहावत 
थी (दि सुपीरियर फिजिशियन क्योर्से दि इलनेस विफोर इट इज मैनिफेस्टेड' जो 
श्रेष्ठ चिकित्सक है वह बीमारी के प्रकट होने के पहले उसे ठीक कर देता 
है । “दि इनफीरियर फिजिशियन जोनली केजर्स फार दि इलनेस व्हिच 
ही वाज नाट एबुल टु प्रिवेंट' :--- जो साघारण चिकित्सक है वह केवल 


बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत सहायता पहुँचाता है, जिसे वह रोकने 
में समर्थ नहीं था। 


हैरान होंगे आप यह वात जानकर कि महावीर से ढाई हजार साल 
लहले याती आज से पाँच हजार साल पहले चीन में चिकित्सक को वीमारी 


छ६० महावीर - वाणी 


के ठीक करने के लिए कोई पुरस्वार नहीं दिया जाता था। बह उल्टा हीः 
रिवाज थाया यों समझें कि हम जो कर रहे हैं, वह उल्टा है। चिकित्सक 
को पैसे दिये जाते थे इसलिए कि वह किसी को बीमार न पड़ने दे। और 
अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता था तो चिकित्सक को उल्टें उसे पैसे 
चुकाने पड़ते थे। इसलिए हर व्यक्ति नियमित अपने चिकित्सक को पंसे 
>देता था, ताकि वह बीमार न पड़े । मौर बीमार पड़ जाये तो चिकित्सक 
को उसे ठीक भी करना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते। जब तक वह 


ठीक न हो जाता, तव तक उस बीमार को फोस मिलती चिकित्सक के 


द्वारा । यह जो चिकित्सा की पद्धति चीन' में थी, उसका नाम है-- 
आवयुपंक्चर । इस चिकित्सा की पद्धति को नया वैज्ञानिक समर्थन मिलना 


शुरू हुआ है। 


(२) बीमारी के छह महीने पहले सचना 


रूस में इस पर बड़े प्रयोग हो रहें हैं और उनकी हृष्टि है कि इस 
सदी के पूरे होते-होते रूस में चिकित्सक को बीमार को बीमार न पड़ने 
देने की तनख्वाह देनी शुरू की जायगी । और जब भी कोई बीमार पड़ेगा 
ती चिकित्सक जिम्मेवार और अपराधी होगा । आाक्युपंक्चर की यह 
मान्यता है कि शरीर में खुन ही नहीं बहता, विद्युत ही नहीं बहती, एक' 
और तीसरा अ्वाह है, आराण ऊर्जा का। वह प्रवाह भी शरीर में बहता 
हैं । सात सौ स्थानों पर शरीर के अलग-अलग वे शवाह हैं, बे चमड़ीं 
को स्पर्श करेते हैं। इसलिए आव्युपंवचर में चमड़ी पर णहां-जहाँ अवाहेँ 
अव्यवस्थित हो गया है, वहाँ सुई छुभो कर उस अवाह्द को संवुलित 
करने की कोशिश की जाती हैँ । बीमारी के आने के चह महीने पहले 
उस प्रवाह में असंतुलन शुरू हो जाता है। यह जानकेर आपको हँरानी 
होगी कि नाड़ी की जानकारी भी वस्तुतः छून के प्रवाह की जानकारों 
नहीं है। नाड़ी के द्वारा भी उसी जीवन प्रवाह को समझने की कोशिश 
की जाती रही है। और छह महीने पहले नाड़ी अस्त-्व्यस्त होनी शुरू 
हो जाती है। वीमारी के आने के छह महीने पहले। 

हमारे भीतर जो प्रार-द्यरीर है, उसमें पहले वीज रूप में चीजें पैदा 


होवी हैँ और फिर वृक्ष रूप में हमारे भोतिक दारीर तक फैल जाती हूँ 
चाहे शुभ को जन्म देना हो, चाहे अशुभ को, चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना ही; 


महावीर - वाणी ६१ 


चाहे वीभारी को, सबसे पहले प्राण-शरीर में बीज आरोपित करने होते हैं 
यह जो मंगल की स्थिति है: अरिहंत मंग्रल है, यह प्राश-शरीर में वीजा ' 
डालते का उपाय है। क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक होः . 
जाती है। हम वही चाहते हैं जो मंगल है। जो अमंगल है वह हम नहीं 


चाहते । इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गयी है, सिर्फ मंगल का 
भाव है । 


भरिहंत मंगल है, सिद्ध मगल है, साह मंगल हे । केवलिपन्नत्तो घम्मो 
मंगलम्‌ : जिन्होंते स्वयं को जाना और पाया, उनके द्वारा विरूपित धर्म 
मंगल है । सिर्फ मंगल का भाव है। यह जानकर हैरानी होगी कि मन का 
नियम है जो भी मंगल है, ऐसा भाव गहन हो जाये तो उसकी आकांक्षा शुरू 
हो जाती हैं। जाकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता । मंगल की धारणा को 
पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की घारणा के पीछे छाया की भांति 
चली जाती है । घारणा पतंजलि योग के आठ अंगों में कोमती अंग है, 
जहां से अंतरयात्रा शुरू होती है। धारणा, ध्यान, समाधि । छठवां 
सूत्र है घारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। यह जो मंगल की धारणा 
है, यह पतंजलि योग का छठवां सूत्र है। और महावीर के योगसूत्र का पहला । 
क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाता है। 
धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती हैं, हमारी चेतना रूपान्तरित होती 
है। न केवल हमारी, हमारे पड़ोस में जो बैठा है, उसको भी १ यह जानकर 
कषापको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही घारणाओं से प्रभावित नहीं होते, 
आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैँ उनसे भी होते हैं। इसलिए 
भहावीर ने कहा है अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, शाती के निकट रहना 
मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है, उससे दूर रहना अमंगल है। चेतनाः 
जिसकी स्वस्थ है उसके विकट साक्निध्य में रहना मंगल है । संघ का, इतना 


ही अर्थ है कि जहां शुभ घारणाएं हों, उस मिल्यू में, उस वातावरण में 
रहना मंगल है ) 


(३) जरूरी नहीं आपका कोघ आपका ही हो 

झुस के एक विचारक, जो जाक्युपंद्चर पर काम कर रहे हैँ उनका नाम 

है डा० सिल्ोव । उन्होंने थांत्रिक लाविष्कार किये हैं, जिनसे इसकी जांच की' 
जा सकती हैं कि पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती हल 


द्द्र्‌ महाबीर - वाणी 


और कंसे प्रभावित करती हैं। आप पूरे समय पड़ोसी की घारणाओं से 
इम्पोज किये जा रहे हैं। आपको पत्ता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया 
है, जरूरी नहीं कि आपका ही हो । वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता है | 
भीड़ में बहुत मौकों पर आपको रुयारलू नहीं रहता । भीड़ में एक आदमी 
जम्हाई लेता है, दस आदमी उसी क्षण अलग-अलग कोनों में बैठे हुए जम्हाई 
लेना शुरू कर देते हैं। सिलोबव का कहना है कि जो धारणा एक के मन में 
पैदा हुई, उसके बर्तुल आसपास चछे गये और जाकर दूसरों को पकड़ लिया । 
अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किये हैं, जो बताते हैं कि घारणा 
आपको कव' पकड़ती है और कब आपमें प्रवेश कर जाती है। अपनी घारणा 
से तो व्यक्ति का प्राण-शरीर प्रभावित होता ही हैं, हूसरे की घारणा से भी 
प्रभावित होता है । 


(४) मैसिंग का चमत्कार या धारणा का असर 
१६९१० में जरमनी की एक ट्रेन में एक पंद्रह-सोलह वर्ष का युवक बेंच 
के नीचे छिपा पड़ा था। उसके पास टिकट नहीं था। वह घर से भाग खड़ा 
हुआ था । उसके पास पैसा भी नहीं था | फिर तो बाद में वह बहुत प्रसिद्ध 
आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर को काट लाने पर दो लाख मार्क 
की घोपणा की थी । स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर 
आनंदित और प्रभावित हुए थे। उस आदमी का वाद में नाम हुआ 
बुल्फ-मैसिंग । लेकिन १९१० तक तो उसे कोई नहीं जानता था | वुल्फ मैसिंग 
ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है “एबाउद माई सेल्फ,” जो रूस में प्रकाशित 
हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन 
मेरी जिन्दगी बदल गयी । उस द्वेन में नीचे फशें पर छिपा हुआ पड़ा था 
बिना टिकट के कारण । मैंसिंग ने लिखा है कि वे शब्द मुझे कभी नहीं 
भूलते--टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी 
सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट गौर पसीने का छूट जाना, ठंडी 
सुबह और फिर उसका मेरे पास आकर पूछना--यंग मैन, योर दिकट | 
मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं । छेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ 

एक कागज का द्वकड़ा, अख़वार की रदूदी का दुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा 
लिया । आँखें बन्द कीं और संकल्प किया कि यह टिकट है और उसे उठाकर 
टिकट चेकर को दे दिया। मन में उस समय सोचा कि है परमात्मा उसे 
टिकट दिखायी पड़ जाय ॥ 


सहावीर - वाणी हरे 


उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटायी और कहा कि 
४ हचेन घू हेंव गाट दि टिकट, हवाई यू आर लाइंग अंडर दि सीट ? ' पागल 
हो | जब टिकट तुम्हारे पास है तो नीचे क्यों पड़े हो ? मैतिग को खुद भी 
भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिन्दगी बदल दी । इस 
चढना के बाद पिछले पचास वर्षों में जमीन पर वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी 
'रहा, जिसे घारणा के सम्बन्ध में सर्वाधिक अनुभव थे । 


मैत्िंग की परीक्षा दुनिया में बड़े-बड़ें लोगों ने ली । १६४६ में एक नाटक 
के मंच पर, जहाँ वह लोगों में विचार संक्रमित करने का अयना प्रयोग दिखला 
रहा था, अचानक पुलिस ने आकर मंच का पर्दा गिरा दिया और लोगों से 
फहा कि यह कार्यक्रम समाप्त हो गया । क्योंकि मैत्िग गिरफ्तार कर लिया 
ण्या है। मैंसिंग को तत्काल बंदगाड़ी में डालकर फ्रेमलिन ले ज/या गया 
ओर स्टालिन के सामने मोज़ूइ किया गया। स्टालित ने कहा कि मैं मान नहीं 
सकता कि कोई किसी दूसरे की घारणा को सिर्फ क्षान्तरक धारणा से 
प्रभावित कर सके । क्‍योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ 


पदार्थ नहों रह जाता। मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ कर बुलाया है कि तुम भेरे 
खामने सिद्ध करो। 


मेसिंग ने कहा-आप जैसा चाहूँ। स्टालिन ने कहा कि कल दो बजे तक 
यहाँ बन्द रहो। दो बजे. आादमी तुम्हें ले जायेंगे मास्को के बल बैक में । 


तुम कल से एक लाख रुपया सिर्फ़ घारणा के द्वारा निकृलवा कर 
लि आओ। 


पूरा बैंक मिलिटरी से घेरा गया | दो आदमी पिस्तौलें लिये हुए मैशिंग के 
पोछे-पोछे । ठीक दो बजे उसे बैंक में ले जाया गया । उस्ते कुछ पता नहीं कि 
'किस काउंटर पर उसे ले जाया जायगा । और ट्रेजरर के सामने उप्तको खड़ा 
कर दिया गया । उसने उन दोनों आदमियों के सामने कोरा कागज निकाला । 
फोरे कागज को दो क्षण देखा, द्रेजरर को दिया । ट्रेजरर ने कई धार उस 
कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर एक लाख 
हबल तिकालकर मैप्तिंग को दे दिये । मैप्तिंग ने झवल बैग में 'अन्चर रखे और 
स्टालिन को जाकर दे दिये। हैरानी ! वापस मैसिंग लौटा ! जाकर कलक के 
हाय में मे रूवल वापस किये और कहा मेरा कागज वापत्त जौटा दो । जब 
कलर मे वापय कागज देखा तो वह खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौरा 


दर महावीर - वाणी 


और कंसे प्रभावित करती हैं। आप पूरे समय पड़ोसी की धारणाओं से 
इम्पोज किये जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया 
है, जरूरी नहीं कि आपका ही हो । वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता हैं| 
भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं रहता । भीड़ में एक आदमी 
जम्हाई लेता है, दस आदमी उसी क्षण अलग-अलग कोनों में बैठे हुए जम्हाई 
लेना शुरू कर देते हैं। सिलोव का कहना है कि जो धारणा एक के मन में 
पैदा हुई, उसके वर्तुल आसपास चले गये और जाकर दूसरों को पकड़ लिया | 
अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित्त किये हैं, जो बताते हैं कि धारणा 
आपको कब पकड़ती है और कब आपमें प्रवेश कर जाती है। अपनी घारणा 
से तो व्यक्ति का प्राण-शरीर प्रभावित होता ही हैं, पुसरे की धारणा से भी 
प्रभावित होता है । 


(४) मैलिंग का चमत्कार या धारणा का असर 
१६१० में जरमनी की एक द्वरेन में एक पंद्रह-सोलह वर्ष का युवक बैंच 
के नीचे छिपा पड़ा था। उसके पास टिकट नहीं था। वह घर से भाग खड़ा 
हुआ था । उसके पास पैसा भी नहीं था । फिर तो बाद में वह बहुत प्रसिद्ध 
आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर को काट लाने पर दो लाख मार्क 
को घोषणा की थी। स्टालिव और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर 
आनंदितः और प्रभावित हुए थे। उस आदमी का बाद में नाम हुआ 
चुल्फ-मैसिंग । लेकिन १६१० तक तो उसे कोई नहीं जानता था । वुल्फ मैंसिंग 
ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है “एबाउट माई सेल्फ,” जो रूस में प्रकाशित _ 
हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। उसमें उसते लिखा है कि उस दिनि 
मेरी जिन्दगी बदल गयी। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था 
बिना टिकट के कारण | मैसिंग ने लिखा है कि वे' शब्द मुझे कभी नहीं 
भूलते--टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी 
सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना, ठंडी 
सुबह और फिर उसका मेरे पास आकर पुछना--यंग मैन, योर टिकट । 
मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं । छेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ 
एक कागज का ट्रुकड़ा, अखबार की रदूदी का दुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा 
लिया । आँखें बन्द कीं और संकल्प किया कि यह टिकट है और उसे उठाकर 
टिकट चेंकर को दे दिया। मन में उस समय सोचा कि है परमात्मा उसे 
'टिकट दिखायी पड़ जाय । न 


महावीर - वाणी धरे 


उसने उस कागज को पंक्चर किया, दिकट वापस लौटायी और कहा कि 
« हु बेन यू हेव गाठ दि टिकट, हवाई यू आर लाइंग अंडर दि सीद ? ! पागल 
हो | जब टिकट तुम्हारे पास है तो नीचे वयों पड़े हो ? मैस्तिंग को खुद भी 
अरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिन्दगी बदन दी। इस 
टना के बाद पिछछे पचास वर्षों में जमीन पर वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी 
'रहा, जिसे घारणा के सम्बन्ध में सर्वाधिक अनुभव थे । 


मैंसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े-बड़े लोगों ने ली । १६४६ में एक नाटक 
के मंच पर, जहाँ वह लोगों में विचार संक्रमित करने का अउना प्रयोग दिखला 
रहा था, अचानक पुलिस ने आकर मंच का पर्दा गिरा दिया और लोगों से 
यहा कि यह कार्यक्रम समाप्त ही गया । क्योंकि मैव्िंग गिरफ्तार कर लिया 
भ्या है। मैंसिंग को तत्काल वबंदगाड़ी में डालकर क्रेमलिन ले जाया गया 
सौर स्टालित के सामने मौजूर किया गया । स्टालिन ने कहा कि मैं मान नहीं 
सकता कि कोई किसी दूसरे की घारणा को सिर्फ आर्न्तात्क धारणा से 
प्रभावित कर सके । क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो किर आदमी सिर्फ 


पदार्थ नहीं रह जाता । मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ कर बुलाया है कि तुम मेरे 
खामने सिद्ध करो | 


मैसिंग ने कहा-आप जैसा घाहें। स्टालिन ने कहा कि कल दो बजे तक 
यहाँ बन्द रहो। दो वजे. आदमी तुम्हें ले जायेंगे मास्क्रो के बड़े बैंक में ॥ 


तुम क्लर्क से एक लाख रुपया सिर्फ घारणा के द्वारा निकलवा कर 
ले आओ | 


पूरा बैंक मिलिटरी से घेरा गया | दो आदमी पिस्तौलें लिये हुए मैपसिंग के 
पीछे-पीछे । ठीक दो वजे उसे वैंक में ले जाया गया । उसे कुछ पता नहीं कि 
'किस काउंटर पर उसे ले जाया जायगा । और ट्रेजरर के सामने उसको खड़ा 
कर दिया गया । उसने उन दोनों आदमियों के सामने कोरा कागज निकाला ॥ 
छोरे कागज को दो क्षण देखा, द्रेजरर को दिया । ट्रेजरर ने कई बार उस 
कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर एक लाख 
'रूवल निकालकर मैसिंग को दे दिये। मैंसिंग ने रूबल बैग में अन्दर रखे और 
स्टालिन को जाकर दे दिये । हैरानी ! वापस मैसिंग लौटा । जाकर कल के 
हाथ में वे रूवल वापस किये और कहा मेरा कागज वापस लौटा दो । जब 
कलके ने वापध् कागज देखा तो वह खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौरा 


६४ महावीर - वाणी 


पड़ गया और वह वहीं नीचे गिर पड़ा। वेहोश हो गया । उसकी समझ के 
बाहर हो गयी बात कि क्या हुआ । 


(५) स्टालिन के कमरे में मेखिंग ! 

लेकिन स्टालिन इतने से राजी न हुआ। कोई जालसाजी हो सकती 
है। क्लर्क और उसके बीच कोई तालमेल हो सकता है | तो क्रेमलिन 
के एक कमरे में उसे बन्द किया गया । हजारों सैनिकों का पहरा 
लगाया गया और कहा गया कि ठीक बारह बज कर पाँच मिनट पर 
वह सैनिकों के पहरे से बाहर हो जाय। वह ठीक बारह बजकर पाँच 
मिनट पर बाहर हो गया । सैनिक अपनी जगह खड़े रहे, वह स्टालिन 
के सामने जाकर मौजूद हो गया । इस पर भी स्टालिन को भरोसा 
नहीं आया । और भरोसा आने जैसा था भी नहीं । क्योंकि स्टालिन 
की पूरी फिलसफी, पूरा चिन्तन, कम्युनिज्म की पूरी घारणा सब विखेर' 
दिये थे उसने। लेकिन स्टालिन प्रभावित जरूर इतना हुआ कि उसने 
तीसरे प्रयोग के लिए और प्रार्थना की। उसकी हृष्टि में जो सर्वाधिक 
कठिन बात हो सकती थी वह यह थी कि उसने कहा, कल रात बारह 
बजे मेरे कमरे सें तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी अनुमति पत्र के।' 

सचमुच यह सर्वाधिक कठिन बात थी। क्योंकि स्टालिन जितने गहन 
पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा।- 
पता भी नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है क्रेमलिन के। 
रोज कमरा बदल दिया जाता था, ताकि कोई खतरा ने हो, कोई" 
बम न फेंका जा सके, कोई हमला न किया जा सके। सिपाहियों की” 
पहली कतार जानती थी कि पाँच नम्बर कमरे में है, दूसरी कतार 
जानती थी कि छह नम्बर के कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी 
कि आठ नम्बर के कमरे में हैँ । अपने सिपाहियों से भी बचने कौ 
जरूरत स्टालिन को थी । खुद स्टालिन की पत्नी भी स्टालिन के कमरे: 
का पता नहीं रख सकती थी । क्रेमलिन के सारे कमरे, जिसमें स्टालिन' अकूय 
अलग होता था, करीब-करीब एक जैसे थे, जिनमें वह कहीं भी, किसी: 
भी क्षण हट सकता था। सारा इन्तजाम हर कमरे में था। 

ठीक रात बारह जे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाकर 
स्‍्टालिन की भेज के सामने खड़ा हो गया, स्टालिन भी कांप गये। बोले: 
कि तुमने यह किया कैसे ? यह असंभव है। 


मद्दावीर - वाणी श्र 


मैसिंग मे कहा मैं नहीं जानता। मैंने कुछ ज्यादा नहों किया, मैंने 
सिर्फ एक ही काम किया है कि दरवाजे पर आया और कहा कि 
बाई ऐम बैरिया। वैरिया, जो रूसी पुलिस का सबसे वड़ा आदमी था, 
स्टालिन के बाद नंवर दो की ताकत का आदमी । वस मैंने सिर्फ 
इतना ही भाव किया कि मैं बैरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम. 
बजाने छगे और में भीतर जा गया। 


स्‍्टालिन' ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वह रूस में घुम सकता 
है । यह प्रमाणिक हैं। १९४० के वाद अगर रूस में इस तरह के 
लोगों की हत्या नहीं की जा सकी तो वह सिर्फ मैंसिंग के कारण। 
१९४० तक रूस में कई लोग जिन्होंने इस तरह के दावे किये थे मार 
डाले गये । अगर घारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं तो स्ठालिन ने 
अपने वैज्ञातिकों को आज्ञा दो कि मैसिंग की वात को पूरा समभने 
की कोशिश करो, क्‍योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। 
भौर जो आदमी मैंसिंग का अध्ययन करता रहा, उस नामोर नामक 
आदमी ने कहा हैं कि जो अल्टिमिट वीपन, युद्ध का आखिरी भस््र सिद्ध 
होगा, वह मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्‍योंकि जिस राष्ट्र के हाथ 
में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जायेंगे, उस राष्ट्र 
को श्रणु की दक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि 
जिनके हाथ में अणु बम हों, उनको भी घारणा से प्रभावित किया जा 
सकता हैं कि वे अपने ऊपर ही फेंक लें। एक हवाई जहाज बम फेंकने 
आ रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता हैं कि वापस 
लौट जाय और अपनी ही राजधानी में वम गिरा दे। 


नामोर ने कहा कि दि अल्टीमैंट वीपन इन वार इज गोइंग टु वी साईकिक 
पावर | यह घारणा की जो शक्ति है, वह आखिरी असर सिद्ध होगी। इस पर 
रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो 
निश्चित ही विनाश की तरफ होगी, पर महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता 
निर्माण और सृजन की ओर रही । इसलिए मंगल की धारणा है। महावीर ने 


कहा है--भूलकर भी, स्वप्न में भी कोई बुरी घारणा मत करना, क्योंकि वह 
बसा ही परिणाम ला सकती है। 


आप राह से गूजर रहे हैं। मन में ख्याल भर आए गया कि इस आदमी की 
हत्या कर हू । आपने कूछ किया नहीं, बस झूयाल जाया या यह सोचा इस 


रत 


६६ ह महावीर - वाणी 


इुकान से फलां चीज चुरा लूं। आप चोरी करने नहीं भी गये, लेकिन क्या आप 
हर अ हो सकते हैं कि राह पर किसी चोर ने आपकी घारणा तन पकड़ छी 
गी 


(६) सावधान, कहीं मोनेच आपके पीछे तो नहीं चल रहा 


भास्करो में एक हवा पिछले दो साल में प्रचलित हुईं है कि कोई भी आदमी 
अपनी गर्दन खुनलछाने से पहले चारों तरफ देख लेता है। क्योंकि यह प्रयोग 
दो सार से चल रहा है। मौमैन नाम का वैज्ञानिक सड़कों पर प्रयोग कर 
रहा है। वह आपके पीछे आकर मच में कहेगा---आपकी गदेन पर कीड़ा चछ 
रहा है, अपनी गर्देन खुजलाओ जल्दी; और छोग खुजलाने लगते हैं । उसने 
हजारों लोगों पर प्रयोग किया है--राह के चौरस्तों पर खड़े होकर, होटल में 
बैठकर, ट्रेन में चढ़कर । और मोनेन इतना सफल हुआ है कि €८ प्रतिशत 
सही होता है। जिसके पीछे खड़े होकर वह भावना करता है कि गर्दन खुजला 
रही है, कीड़ा चल रहा है, जल्दी खुजलाओ; वह जल्दी खुजलाता है । भब तो 
लोगों को पता चल' गया है । सच में भी कीड़ा चढ़ा हो, तो लोग पहले देख 
लेते हैं कि वह मोनेन नाम का आदमी आध्ष-पास तो नहीं है। जब से मोनेन 
का प्रयोग सफल हुआ है, तब से मस्तिष्क के वाबत एक नयी जानकारी 
मिली है और वह यह है कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है उसकी 
चोगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में है । 
तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है। सामने सिफफ 
.एक हिस्पा है, चार गुना पीछ है । और मैंविंग या नेत्या (नेत्या नाम की महिला 
जो वस्तुओं को सरका सकती है) जैसे लोगों के मस्तिष्क के अध्ययन से पता 
चला है कि इसका मस्तिष्क पीछे पचास गुनी शब्िति से भरा हुआ हैँ। सासने 
एक, तो पीछे पचास | योग की निरन्तर घारणा रही हैं कि मनुष्य का असली 
मस्तिष्क पीछे छिपा हुआ पड़ा है ! और जब तक वह सक्तिय नहीं होता तथ 
तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होता । 
यह भी हैरानी की वात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं, तो 
प्रकृति का यह अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं । 
मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग-अलग काम करता है । अगर आपको हत्या 
करनी है, तो उसका विचार आपके सत्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में 
“चलता है। और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो यह विचार 


महावीर - वाणी ६७ 


पीछे, अन्तिम हिस्से में चलता है। प्रकृति ने इन्तजाम किया हुआ है कि शुभ 
घी ओर आपको ज्यादा शक्ति दी हुई है। अशुभ की ओर कम शवित दी हुई 
है। लेकित शुभ जगत्‌ में दिखाई नहीं पड़ता बौर अशुभ जगत्‌ में बहुत दिखायी 
पड़ता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते । था अगर हम कामना ष्ी 
करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करके उसे काट देते हैं। जैसे एक 
मां अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है कि बड़ा हो, जिये। लेकिन 
किसी क्षण कोच में कह देती है कि वह तो होते ही मर जाता, तो ठीक था। 
उसे पता नहीं है कि चार दफा उसते कामना की है शुभ की और एक दफा 
क्षशुभ की । तो भी विपावत हो जाता है सब, कट जाती है कामना । 


(७) जहां मात्र जानना रह जाता है 


महावीर अपने साधुओं से कहते थे कि मंगल की कामना में डूबे रहो, चौबीस 
घंटे । उठते, बैठते, स्वांस छेते, छोड़ते ) स्वभावतः मंगल की कामना शिखर 
से शुरू करनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं अरिहंत मंगल हैं। वे जिसके 
छतरिक समस्त रोग समाप्त हो गये, वे मुगल है। सिद्ध मंगल हैं,साधु मंगल , 
हैं। भर जाना जिन्होंने, जैन परम्परा उन्हें केवली कहती है, जो जानने की 
दिश्या में उस जगह पहुँच गये, जहाँ जाननेवाला भी नहीं रह जातवा। जानी 
जानेवाली वस्तु भी नहीं रह जाती । सिर्फ जानना रह जाता है, प्िफे केवल 
ज्ञान मात्र रह जाता है, भोतली नोइंग। जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो 
गया। मात्र ज्ञान रह गया है जहाँ। जहाँ न कोई जाननैवाला बचा, जहाँ 
फोई ज्ञेय न बचा, जहाँ कोई तू न बचा । जहाँ सिर्फ जानते की शुद्ध क्षमता 
रह गयी। प्योर कैपेसिटी दु नो। 
इसे ऐसे समझें कि हम एक कमरे में दिया जलायें । अब दिये की वाती है, 
तेल है, दिया हैं । फिर कमरे में दिये का प्रकाश है । और उस्त प्रकाश से प्रका- 
शित होती चीजें हैँ, कुर्सी है, फर्नोचर है, दीवाल है, आप हैं। अगर हम ऐसी 
फत्पता कर सकें कि कमरा शून्य हो गया है, न दीवाल है, न फर्मीचर है) 
कुछ भी नहीं है । दिये में तेल भी न रहा, दिये की देह भी वे रही, सिर्फ ज्योति 
रह गयी। प्रकाश मात्र रह गया । न तो दिया बचा और न प्रकाशित बस्तुएँ 
बची । मात्र प्रकाश रह गया। आलोक सोतरहित। और ऐसा जालोक जो 
किसी पर नहीं पड़ रहा है, सूक्ष्म फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिन्तन 
की केवली के सम्बन्ध में । जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, वहाँ ज्ञान: 


ध््प महावीर - वाणी 


अकारण हो जाता है। कोई तञ्लोत नहीं होता है। जैन परम्परा कहती है कि 
जिस चीज का भी स्रीत होता है, वह कभी न कभी चुक जाती है, चुक ही 
जायेगी । कितना ही बड़ा खरोत क्‍यों न हो । सुर्ये भी चुक जायेगा एक दिन। 
बड़ा है स्रोत, अरबों बरसों से रोशनी दे रहा है । वैज्ञानिक कहते हैं अभी और 
अंदाजन चार-पाँच हजार साल रोशनी देगा । लेकिन चुक जायेगा । कितना ही 
बड़ा स्रोत हो, स्लोत की सीमा है । चुक जायेगा । 


(८) लेकिन चेतना स्लोतराहित है' 
महावीर कहते हैं, यह जो चेतना है, अनंत है। यह कभी चुक नहीं 
सकती । यह स्रोतरहित है । इसमें जो प्रकाश है, वह किसी मार्ग से नहीं 
आता । वह बस है। इट जस्द इज | कहीं से आता नहीं, अन्यथा 
एक दिन चुक जायेगा । कितना ही बड़ा हो, हुक जायेगा। सागर 
भी अम्मचों से उलीच के सुखाये जा सकते हैं। कितना ही लम्बा 
समय लगे, महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाया जा सकता 
है । एक चम्मच थोड़ा तो कम कर ही जाती है । फिर और ज्यादा कम होता 
- जायेगा महावीर कहते हैं, चेतता ज्लोतरहित है। इसलिए महावीर ने ईदवर 
को सानने से इन्कार कर दिया | क्योंकि अगर ईश्वर को मानें तो ईइवर स्रोत 
हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जलने वाले दिये हो जाते हैं जो 
चुक जायेंगे । 
सच है यह कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी 
पर किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी है। इतनी प्रतिष्ठा कि उन्होंने कहा 
कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। इसका स्रोत अलग नहीं 
हैं। यह ज्योति ही स्वयं स्रोत है । यह जो भीतर जलने वाला जीवन है, यह 
कहीं से शक्ति नहीं पाता । यह स्वयं ही शक्तिवान्‌ है। यह किसी के द्वारा' 
निमित नहीं है, न किसी के द्वारा नष्ट हो सक्रेगा । यह किसी पर निर्भेर नहीं 
है, नहीं तो मोहताज रहेगा । यह किसी से कुछ नहीं पाता । यह स्वयं में 
समर्थ और सिद्ध है। जिस दिन ज्ञान उस सीमा पर पहुंचता है, जहाँ हम ख्नोत- 
रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, सोस्सलेस, उसी दिच हम मूल को उपलब्ध 
होते हैं । जैन पर्रपरा ऐसे व्यक्ति को केवली कहती है। वह व्यक्ति कहीं भी 
पैदा हो। वह क्राइसट हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, वह 
लाओत्से हो सकते हैं । इसलिए इस सूच में यह नहीं कहा गया कि महावीर 
मंगलम्‌ या कृष्ण मंगलम्‌ । जैन घर्म मंगल है या हिंदू धर्म मंगल है ऐसा भी 


सहावीर - वाणी द्६ 


सहीं कहा । केवलिपनतत्तो धम्मो मंगलम्‌। वे जो केवल' ज्ञान को उपलब्ध 
हो गये, उनके द्वारा जो भी प्ररूपित धर्म है, वह मंगल है। जिन्होंने 
भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया, उन्होंने जो कह है, वह मंगल है । 


यह मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाये, तो अमंगल की 
संभावना कम होती चली जाती हैँ। जेसी जो भावना करता है, धीरे-धीरे 
वैसा ही हो जाता है। जैसा ही हम सोचते हैं, वैसे हो हम हो जाते है। 
जो हम मांगते है, वह मिल जाता है। लेकिन हम सदा गलत मांगते 
हैं। वही हमारा दुर्भाग्य है। हम उसी की तरफ माँख उठाकर देखते 
हैं, जो हम होना चाहते हैं । अगर आप एक राजनीतिक नेता के 
आसपास भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो यह सिर्फ इसकी सूचना नहीं है 
कि राजनीतिक नेता आया है । गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप 
कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर करते हैं, जो 
हम होना चाहते हैं। जो हमारे भविष्य का माडल मालूम पड़ता है, जिसमें 
हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं ऐसा हो जाऊं, हम उसी के आसपास इकद्ठे 
हो जाते हैं। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है ती वह 
आपकी भीतरी जा्काक्षा की खबर देती है। आप भी वही हो जाना चाहते हैं । 
अगर भहावीर ने कहा कि कहो-अरिहंत मंगलम्‌, सिद्ध संगलमू, साघु मंगलम्‌, 
तो वे यह कह रहे हैं कि तुम कह ही तब पाओगे, जब तुम.अरिहंत होना 
चाहोगे । या जब तुम यह कहना शुरू करोगे, तो तुम्हारे मरिहंत होने की यात्रा 
शुरू हो जायेगी । और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे कदम से चुरू होती है । 
और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता । घारणा पहला कदम है । 


कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते हैं ? 


नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो अचेतन में घृमता रहता है. कि 


आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं, उसी के प्रति आपके मन 
में आदर पैदा होगा। न केवल आदर, जो आाप होना चाहते हैं, उसी के संबंध 
में आपके मन में चितन के वर्तुल बनते हैं । वही आपके स्वप्नों में उतर आता 
'है, बही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश करता है । 
और जब मैं कह रहा हूँ खून में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यिक बात 
नह कह रहा, बिलकुल भेडिकल, शारीरिक बात कह रहा हैँ । 


2 महावीर - वाणी 


(६) मेगल भावना और खून के कण 

इधर अनेक प्रयोग किये गये हैं ओर चकित करने वाली यूचनाएँ मिली हैं 9 
शआक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलाबार प्रयोगशाला में यह प्रयोग किया गया है कि 
विचार का खून पर क्या प्रभाव है। आपकी अपनी घारणा को छोड़ दें, 
आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की घारणा का यानी अप्रकट घारणा 
का भी आपके खून पर क्‍या प्रभाव पड़ता है? डिलाबार लेबीरेटरी के: 
प्रयोग का दस वष् का निष्कर्प यह है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाले 
हैं जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, तो आपके खून में सफेद कण 
१४०० की तादात में तत्काल बढ़ जाते हैं ॥ दरवाजे के बाहर आपके खूब की 
परीक्षा की जाये और फिर भीतर आ ,जायें और मंगल की कामना से भरे 
हुए व्यक्ति के पास बैठ जायें और फिर आपके खून की परीक्षा की जाये, तो 
ह्वाइट ब्लड सेल्स १५०० बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता 
है, उसके पास जाकर १६०० कम हो जाते हैं तत्काल, इमीजिएट कम हो 
जाते हैं। भौर मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूर्ल 
आधार सफेद कणों की अधिकता है। वे जितने ज्यादा भाषके शरीर में होते 
हैं, उतना ही आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। वे आप के पहरेदार हैं। आपने 
देखा होगा मगर ख्याल नहीं किया होगा कि चोट लग जाती है तो चोट 
लगकर पक जाने पर जो मवाद पड़ जाती है, वह मवाद सिर्फ रक्षक है आपके 
दारीर के खून के सफेद करों की । वे सफेद कण फौरन एक पत॑ पहरेदारी 
की खड़ी कर देते हैं। जिसको आप मवाद समभते हैं वह मवाद आपकी" 
दुश्मन नहीं है । वे खून के सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़ कर घाव को चारों 
तरफ से घेर लेते हैं जैसे कि प्रुलिस ने पहरा लगा दिया हो | क्योंकि उनके 
पतं को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, के 
कण रक्षक हैं । 

डिलावार प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों मे चकित कर दिया है वैज्ञानिकों” 
को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता हैं 
कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाये ? आयतन बदल जाय ? खून की 
गति बदल जाय ? हृदय की गति बदल जाय ? रक्तचाप वदल जाय हु 
यह संभव है। अब तो इससे इंकार करना कठिन हे । 


(१०) पोचे भी आपके साथ हँसते-माते हैं 


डा० जगदीदाचंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन क7 
है, क्लीव वेकस्टर का । जगदीशचंद्र नेतो कहा था कि पौधों में प्राण हूं ४ 


महावीर - वाणी ७१ 


बेकस्टर मे सिद्ध किया है कि पौधों में भावना है और पौधे अपने मित्रों को 
पहचानते हैं और शत्रुओं को भी । पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है 
आर माली को भी। और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राण-धारा 
क्षीण हो जाती है, वह वीमार हो जाता है । पौधों की स्मृति को भी वेकस्टर 
ने सिद्ध किया है कि उनकी भी मेमोरी है। जब आप अपने गुलाब के पौधे के 
पास जाकर प्रेम से खड़े हो जाते हैं, तो वह कल फिर उसी समय आपकी 
प्रतीक्षा करता है। वह याद रखता हैं कि आज आप नहीं आये | या जब आप 
पौधे के पास प्रेम से भरकर खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक फूल 
तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती है, वड़ा कन्पयुज़्न हो जाता है ! 
इस सबकी प्राण घाराओं को रिकार्ड करने वाले यंत्र तैयार किये गये हैं कि 
पौधा एकदम कन्प्यूज्ड हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि जो 
कादमी इतने प्रेम से खड़ा था, उसने फूल कैसे तोड़ लिया । पौधे की समभ में 
बिलकुल नहीं जाता कि यह हो क्‍या गया । वेकस्टर कहता है कि हमने हजारों 
पौधों को कन्प्यूज किया, उनको बड़ी परेशानी में डालो । वे सम ही नहीं 
पाते कि यह हो क्या रहा हैं? जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वह्‌ 
एकदम झात्रु की तरह हो जाता है। वेकस्टर का यह भी कहना है कि जिन 


पोधों को हम प्रेम करते हैं, वे हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएँ 
छोड़ते हैं । 


बेकस्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को, कि शी ध्र 
ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष तरह के पौधे के पास ले जाकर ठीक 
करने में समर्थ हो जायेंगे--अगर उन पौधों को हमने प्रेव से, भाव से, संगीत 
से, प्रार्थना से, ध्यान से उनकी इतना प्राणशक्ति से भर दिया कि उनके पास 
विशेष तरह के मरीज छे जाने से फायदा होगा। फिर हर पौधे में अपनी-अपनी 
प्राण-अर्जा की विशेषताएँ हैं। जैसे रेड रोज यानी कि लाल गुलाब ऋधी 
घोगों के लिए बड़े फायदे का है | हो सकता है पंडित नेहरू को इसीलिए उससे 
भ्रम रहा हो। वेकस्टर के हिसाव से ओघ के लिए रेड रोज़ बहुत फायदे का 
है । बह क्रोष को कम करता है। वह अक्रोध की घारणा को अपने चारों तरफ 
फेलाता है । उसका अपना आभामंडल है। पौधों के पास भी हृदय है, मावा 
कि वे भशिक्षित हैं, छेकित उनके पास हृदय है । आदमी बहुत शिक्षित होता 
चला जाता है, ढेकिन हृदय खोता चला जाता है। 


यह धारणा, मेगल की घारणा हंंदय को जन्माने का आधार बन सकती है १ 


छए्‌ सहावीर - वाणी 


निश्चित ही हम इतने कमजोर हैं और अमंगल हमें इतना सहज है कि हम अरिहंत 
पर भी मंगल धारणा कर पायें, तो चमत्कार है। हम यह भी कह पायें कि अरिहंत 
मंगल हैं, तो भी मिरैकल है | पत्थर मंगल है, यह कहने में तो कठिनाई पड़ेगी । 
दुश्मन मंगल है, इसके कहने में तो बहुत कठिनाई पड़ेगी । महावीर आपको 
भलीभांति जानते हैं कि जो श्रेष्ठतम है उस पर भी आपको मंगल की धारणा 
करने में कठिनाई पड़ेगी। इसलिए वे उससे शुरू करते हैं कि बरिहंत, 
सिद्ध, साधु और जिन्होंने जाना, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है। 


(११) आखिर धरम हैं क्या ? 


धर्म का जैन परंपरा में ऐसा अर्थ नहीं है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का है 
या उदू के मजहब का । और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिन्दू के धर्में का। जैन 
परंपरा में घर्मे का जो अर्थ है वह सम लेना चाहिए। वह बहुत खूबी का 
है, विशिष्ट है और जैच दृष्टि को एक नये आयाम में फैलाता है। मज़हब का 
अर्थ तो होता है क्रीड, एक मत, एक पंथ। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ 
करीब-करीब वही है, जो योग का अर्थ होता है। वह जिस सूत्र से बना है, 
रिलिग्रेयर से उसका अर्थ होता हैं जोड़ना । आदमी को परमात्मा से जोड़ना । 
योग का भी वही अर्थ होता हैं, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन जन 
चिन्तन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रखता । इसलिए आप यह जानकर 
हैरान होंगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते | जैन कहते हैं केचली अयोगी 
होता है--अयोगी, योगी तहीं । इसलिए महावीर को कुछ भूल से भरे लोग 
नासमभी में महायोगी कहते हैं। गलत कहते हैं। जैन परंपरा के छाब्द का 
उन्हें पता नहीं। महावीर कहते हैं जोड़ना नहीं है किसी से। जो गलत हैँ 
उससे टूटना है, अलग होता है--अयीग, संसार से अयोग; तो स्वरूप उपलब्ध 
हो जाता है । योग कहता है परमात्मा से मिलन, तो स्वरूप उपलब्ध होता 
है। महावीर कहते हैं स्वरूप तो उपलब्ध ही है। जो हमें पाना है, वह हमें 
मिला ही हुआ है । सिर्फ हम गलत चीजों से चिपके खड़े हैं, इसलिए दिखायी 
नहीं पड़ रहा है । जरूरत है कि गलत को छोड़ दें, अयुक्त हो जायें । इसलिए 
जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिन्दू परंपरा में योग का हैं। धर्म 
का बड़ा अनूठा अर्थ जैनों का है । महावीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव 
है, 'नेचर' है, वही धर्म है। धर्म का महावीर का वही बर्थ है, जो लाओत्से के 
साओ का है । | 


सहावीर - वाणी छ्रे 
(१२) कौन कहता है धुआं आग से पैदा होता है 


वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वयं की अपनी परिणति है, वही धर्म 
है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज आचरण कर पाये, तो 
घर्मं को उपलब्ध हो जाता हैं। इसलिए प्रभाव को महावीर अच्छी बात नहीं 
मानते हैं। किसी से भी प्रभावित होना बँधना है । सब इंग्रेसंस बाँधने वाले हैं। 
पूर्णतया अप्रभावित हो जाना, निज हो जाना है, स्वयं हो जाना है। इस 
विजता को, इस स्वयं होने को वे घ॒र्म कहते हैं। केवली प्ररूपित घ॒र्मे का अर्थे 
होता है, जब कोई व्यक्ति केवल श्ञान मात्र रह जाता है, चेतना मात्र रह जाता 
है तब वह जैसे जीता है, वही धर्म है। उसका जीवन, उसका उठना, उसका 
बैठना, उसका हलन-चलन, उसका सोना, उसकी आँख की पलक का उठना, 
हिलना, उसके समस्त थस्तित्व में प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं, वही धर्म 
है । जैसे अग्नि अगर अपने शुद्ध रूप में जलती हो, तो धुआं पैदा नहीं होता | 
आप कहेंगे, अग्नि तो जहाँ भी जलती है, वहाँ धुआं पैदा होता हैं। तक॑ की 
किताबों में लिखा हुआ है, जहाँ-जहाँ धुआं वहाँ-वहाँ भर्वि । लेकिन धुआं अग्नि 
से पैदा नहीं होता, केवल ईंघन के गीलेपन से पैदा होता है। अग्नि से 
उसका लेता-देना नहीं है। अगर ईंधन बिल्कुल गोला न हो, तो घुआं नहीं पैदा 
होगा । घुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है, ईंघन का प्रभाव है। ईघन गीला होता 
है तो पैदा होता है, इसलिए कहता चाहिए कि घुआं पानी से पैदा होता है, वह 
अग्नि से पैदा नहीं होता । अग्नि जब अपने शुद्ध रूप में होती है जब उसमें 


दो इंसरा विजातीय तत्व, फारेन एलिमेन्ट नहीं होता, उसमें कोई धुआं नहीं 
ता। 


महावीर कहते हैं जब कोई घुआं नहीं है तब अग्नि अपने घर्म में हैं। जब 
चेतना बिल्कुल शुद्ध होतो है और पदार्थ का कोई प्रभाव त्हीं होता, शरीर का' 
पता नहीं होता, त्तव महावीर कहते हैं कि जान लेना चेतना अपने घ॒र्म में है । 
इसलिए महावीर कहते हैं, प्रत्येक का अपना घर्म होता है । जरिनि का अपना 
है, जल का अपना हैं, पदार्थ का अपना है, चेतना का अपना है । शुद्ध हो जाना 
अपने धर्म में, आनन्द है । जशुद्ध रहना अपने धर्म में, दुःख 
अर्थे है स्वन्नाव। अपने स्वभाव में चले जाना, चामिक हो 
स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधामिक बने. रहना है । 

इप्त सूत्र में इन चारों को लोक में उत्तम भी 
है लोक में, सिद्ध उत्तम हैँ लोक में, 


है। तो घमं का यहाँ 
जाना है। और मपते 


कहा गया है। अरिहंत उत्तम 
साधु उत्तम है लोक में, केवली प्ररूपित 


ड्ड सह्यावीर - वाणी 


धर्म उत्तम है लोक में | लेकिन मंगल कह देने के बाद उत्तम कहने की क्या 
जरूरत हैँ ? कारण हूँ हमारे भीतर । ये सारे चूत्र हमारे मनस्‌ के ऊपर आवबा- 
रित हैं। ये हमारे मन की गहराइयों के अध्ययन पर आधारित हैं। मंगल 
कहने के वाद भी, हम इतने नासमर हैं कि जो उत्तम नहीं है, उसे भी हम 
भंगलरूप मान सकते हैं। हमारी वासनाएँ ऐसी हैं कि जो योग में निहृष्ट हैं 
उसी की तरफ बहती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वासना का अथे है नीचे 
की तरफ बहाव । जो निकप्ट है उसकी तरफ बहाव । 
रामकृप्ण कहा करते थे कि चील आकाश में भी उड़े तो यह मत समझना 
कि उसका ध्यान आकाश में होता है । वह भाकाश में उड़ती है लेकिन उसकी 
नजर नीचे किसी कूड़ेकवाड़ पर, किसी कचरा घर में पड़े मांस पर, किसी 
सड़ी मछली पर लगी रहेगी। उड़ती रहेगी आकाश में, और उसकी दृष्टि 
कहीं नीचे, किसी मांस के टुकड़े पर रहेगी। इसलिए रामकृष्ण कहते थे कि 
भूल में मत पड़ जाना कि चील आकाश में उड़ रही है इसलिए आकाश र्मे 
ध्यान होगा। ध्यान तो उसका नीचे छया है । इसलिए महावीर का यह जोः 
मंगलसूत्र है, यह तत्काल जोड़ता है--जरिहंत लोगुत्तमा । अरिहंत उत्तम हैं । 
सिद्ध उत्तम हैं, साधु उत्तम हैं। उत्तम का अर्थ है कि शिखर हैं जीवन के । 
श्रेष्ठ हैं, पाने योग्य हैं, चाहने योग्य हैं, होने योग्य हैं। सवित्जर से किसी ने 
पूछा, सबित्जर क्या है पाने योग्य, क्या है आनन्द ? तो सर्वित्थर ने कहा-- 
दु बी मोर ऐण्ड मोर, दु वी डीप ऐण्ड डीप, दु बी इन एण्ड इन, एण्ड 
कांस्टैटली टनिग इत टू समथिग मोर एण्ड मोर । कुछ ज्यादा रूपान्तरित होते 
रहना, कुछ श्रेप्ठ में बदलते रहना, कुछ गहरे और गहरे जाते रहना, कुछ 
ज्यादा और ज्यादा होते रहना। लेकिन हम ज्यादा तभी हो सकते हैं, जब 
ज्यादा की, श्रेष्ठ की, उत्तम की घारणा हमारे निकट हो। शिखर दिखायी पड़ता 
हो, तो यात्रा भी हो सकती है । शिखर ही न दिखाई पड़ता हो, तो यात्रा का 
कोई सवाल नहीं । भौतिकवाद कहता है, कोई आत्मा नहीं है। यानी वह 
शिखर को तोड़ देता है। और जब कोई ऐसा मान छेता है कि बात्मा नहीं 
है, तो आत्मा को पाने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता ! 


(१९७ अपराध से ऊुक्ति--था अपराब भाव से 
फ्रायड यदि कह देता है कि आदमी वासना के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है, तो आदमी ता वासना है ही । वह तत्काल मान छेवा है ।॥ फिर वह 
कहता है, जब वासना के अतिरिक्त कुछ हैं ही नहीं, तो बात खत्म द्वो गयी 4 


महावीर - वाणी 4 


एक व्यक्ति किसी से कह रहा था कि मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी 
कांसियस मुझे बहुत पीड़ा देती थी, मेरा अंतःकरण बहुत पीड़ा देता था। मूठ 
योलूँ तो, चोरी करूँ तो, किसी स्री की तरफ देखं तो, बड़ी पीड़ा होती थी । 
किर मैं मनोचिकित्सक के पास गया और इलाज करवाया, में दो साल में 
बिल्कुल ठीक हो गया । 


उसके मित्र ने पूछा कि क्‍या अब चोरी का भाव नहीं उठता है ? स््री 


को देखकर वासना नहीं जगती है ? सुन्दर को देखकर पाने का भाव पैदा नहीं 
होता ? 


उसने कहा--नहीं, नहीं; तुम मुझे गलत समझे । दो साल में मनोचिकि- 
त्सक ने मुझे मेरी कांसियंस से छुटकारा दिला दिया। अब पीड़ा नहीं होती, 
श्ब चिन्ता नहीं होती, अब अपराध अनुभव नहीं करता हूँ । ह 


पिछले पचास सालों में पश्चिम का मनोचिकित्सक लोगों को अपराध से 
श्रुकत्त नहीं करवा रहा है, अपराध के भाव से मुक्त करवा रहा हैं । वह कह 
रहा है, यह तो स्वाभाविक है। यह तो विल्कुल स्वाभाविक्र है, यह तो होगा 
ही। अगर आज पश्चिम में जीवन ऐसे नोचे तल पर सरक रहा है, (चल रहा 
है कहना ठीक नहीं, सरक रहा है--जैसे साँप सरकता है) तो उत्का बड़े से 
बड़ा जिम्मा पश्चिम के मनोवैज्ञानिक को हैँ। क्‍योंकि वह निक्ृष्ठ को कहता 
हैं कि यही स्वभाव है । और कठिनाई यह है कि निकृष्ट को स्वभाव मान लेना 


हमें आसान हें, क्योंकि हम उससे परिचित हैं और वह दलील' हमें ठीक 
लगती है । 


जब महावीर कहते हैं, अरिहंत लोगृत्तमा, तो सम नहीं पड़ता लोगों 
को । अरिहंत को हम जानते नहीं, सिद्ध को हम जानते नहीं। कौन हैं ये ? 
अपने भीतर तो हमने सिद्ध जेसा कभी कोई क्षण अनुभव नहीं किया । अरिहंतत 
जेंसी हमने कभी कोई लहर नहीं जानो । साधु जैसा हमने कभी कोई भाव नहीं 
जाना, केवलीप्ररूपित धर्म में हमने कभी प्रवेश नहीं किया । क्या ये हवा की 
बातें हैं? और अगर हम मान भी लें तो मजबूरी में मानते हैं। उस मजबरो 
का नाम हमने धर्म रखा हुआ है।- किसी धर्म में पैदा हो गये, मान लीजिए जैन 
पर भें पैदा हो गये तो मजबूरी है, आपका कोई कृःय नहीं है । पर्युपण है, मजबूरी 
है। जाप जाते हूँ मन्दिर में, नमस्क्रार करते हैं, उपवास कर हछेते हैं, ब्रत कर 
चेते हैं, सजवूरी है। किसी का कपूर नहीं, आप पैदा हो गये जैन घर में । 
इसमें किसी का कोई हाथ तो है नहीं। दचपन से सुनाया जा रहा है वह : 


७६ महावीर - वाणी 


खोपड़ी में भर गया है, उसको निपटा छेते हैं । बाकी कहीं स्फुरणा नहीं है उसमें, 
कहीं कोई ऐसा सहज भाव नहीं है | क्या आपने कभी ख्याल किया है कि मन्दिर 
जाते वक्‍त आपके पैर, और सिनेमा में जाते वक्‍त आपके पैरों की गति में 
बुनियादी भेद होता है गुणात्मक, ववालिटेटिव भेद । मन्दिर जैसे आप घसीटे 
जाते हैं। सिनेमागृह वैसे नहीं जाते हैं। मन्दिर जैसे एक मजबूरी है, एक 
काम है । प्रफुल्लता नहीं है चरण में, नृत्य नहीं है चरण में जाते समय । किसी 
तरह पूरा कर देना है । 


(१४) नसीहत नसरुद्दीन की 


सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन जिस दिन मरा, उस दिन पुरोहित उसे 
परमात्मा की प्रार्थना कराने लाये और कहा कि मुल्ला, पदचात्ताप करो, रिपेन्ट 
करो उन पापों का जो तुमने किये । 

मुल्ला ने भाँख खोली और कहा कि मैं दूसरा ही पश्चात्ताप कर रहा हू | 
जो पाप मैं नहीं कर पाया, उनका पदचात्ताप मैं कर रहा हूँ । अब मर रहा हू। 
कुछ और पाप करने का मन था, वह्द नहीं कर पाया । 


बह पुरोहित फिर भी नहीं समक् पाया, क्योंकि पुरोहितों से कम समभकदार 
आदमी भाज जमीन पर दूसरे नहीं हैं ॥ उसने कहा, मुल्ला, यह ठुम क्या कहते 
हो ? अगर तुम्हें दोबारा जत्म मिले, तो कया छुम वही पाप करोगे ? वैसा ही 
जिमोगे जैसा अभी जिये ? 

मल्‍्ला ने कहा कि नहीं, बहुत फर्क करूँगा । मैंने इस जिन्दगी में पाप बड़ी 
देर से शरू किये थे, अगली जिन्दगी में जरा जल्दी शुरू करना हैं । 


यह मुलल्‍ला हम सब मनुष्यों की बाबत खबर दे रहा हूँ । यह व्य॑स्य हैं, यह 
आदमी पूरा व्यंग्य है हम सव पर ) हमारी यही मनोदझा हैं । मरते वक्‍त हमें 
भी पदचात्ताप होगा । पश्चात्ताप होगा उन औरतों का, जो नहीं मिलीं; पश्चात्ताप 
होगा उस घन का, जो नहीं पाया; पश्चात्ताप होगा. उन पदों का, जो चूक गये; 
पदचात्ताप होगा उस सबका जो निक्ृष्ट था, जो पाने योग्य नहीं था। लेकिन 
क्या मरते वक्‍त पश्चात्ताप होगा कि अरिहंतन मिले ? केवलीप्ररूपित धर्म में 
प्रवेश न मिला ? 

हो सकता है नमोकार आपके आस-पाच पढ़ा जा रहा हो । केकित 
आपके भीतर उस्तका कोई प्रवेश नहीं हो पायेगा । क्योंकि जिन्होंने जीवन भर 


महावीर - वाणी २४ 


उसके प्रवेश की तैयारी नहीं की, थे अगर सोचते हों कि क्षण में उसका प्रवेश 
हो जायेगा, तो वे नाय्मझत हैं। जिन्होंते जीवव भर उस मेहमान के थाने के 
लिए इन्तजाम नहों किया और वे सोचते हों कि अचानक वह मेहमान भीतर 
आ जायेगा, तो वे गलती पर हैं। वे द्ृशाशाएँ कर रहें हैं, वे हताश होंगे । 
लेकिन जो व्यक्ति निरंतर “अरिहंत मंगल हैं, छोक में उत्तम हैं, ऐसा सूत्र 
ख्याल में रखता है, भके ही पिता उसे समभे रिचुअलिस्टिक रिपिटीशन करता 
हो, ऐसे ही दोहराये चला जाता है, तो भी भूव्ज वनते हैं, चित्त पर निशान बनते 
हैं। वे निशान किसी भी क्षण, किसी भी प्रकाश के क्षण में सक्रिय हो सकते 
हैं। जिसने निरंतर कहा है कि अरिहंत लोक में उत्तम हैं, उसने अपने भीतर 
एक घारा प्रवाहित की है। कितनी ही क्षणिक हो, लेकिन जब वह अरिहंत्त होते 
के विपरीत जाने लगेगा, तो उसके भीतर कोई उससे कहेगा कि तुम जो कर 
रहे हो वह उत्तम नहीं है, वह छोक में श्रेष्ठ नहीं है। जिसते कहा हैं साधु लोक 
में उत्तम हैं, उसको किसी क्षण असाधु होते वक्‍त यह स्मरण रोकनेवाला बन 
सकता है। जानकर, समझकर किया गया, तव तो परिणामदायी है ही। व 
जानकर, न समभकर किया हुआ भो परिणामदायी हो जाता है। वरयोकि 
रिचुअल रिपिटीशन भी, सिर्फ पुनरवित भी हमारे चित में रेखाएँ छोड़ जाती' 
हैं। किसी भी क्षण वे सक्तिय हो सकती हैं। यह नियमित्त पाठ के लिए है, यह. 
तियमित भाव के लिए है, यह नियमित धारणा के लिए है। 


(९४) भगवान्‌ का अर्थ और भगवान्‌ भहावीर 


इसमें अस्तिम बात थोड़ा और ठीक से समझ लें। महावीर ने जिस 
परंपरा और जिस स्कूल, जिस घारा का उपयोग किया है, उसमें श्रेष्ठतम पर 
भनुष्य की ही शुद्ध आत्मा को रखा हैं। मनुष्य की ही शुद्ध आत्मा को परमात्मा 
माना है । इसलिए महावीर के हिलाव से इस जगत्‌ में जितने लोग हैं, उत्तनि 
भगवान्‌ हो सकते हैं। जितने लोग हैं, छोग ही नहीं, जितनी चेतनाएँ ह्‌ः 
दे सभी भगवान्‌ हो सकतीं हैं। महावीर की हृष्ठि में भगवान्‌ का एक होने का 
जो स्याल है, वह नहीं है। अगर ठौक से समझें हो दुनिया के सारे घर्मों में 
भगवान्‌ की जो धारणा हैं, वह जरिस्टोक्रेटिक है--एक की। सिर्फ महावीर 
का घर है, वह डेमोक्रेटिक है--सव की । प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से भगवाद्‌ 
हैं। वह जाने, न जाते; वह पाये, न पाग्रे; बह 


हैं जच्म-जन्म भटके, अनन्त जन्म 
भस्के फिर भी इससे कोई फके नहीं पड़ता, वह 


है भगवान्‌ है। ओर किसी व 


ण्फ महावीर - वाणी 


किसी दिन वह, जो उसमें छिपा है, प्रकट होगा । और किसी न किसी दिन 
जो बीज है वह वृक्ष होगा, जो संभावना है वह सत्य बनेगी। महावीर अनंत 
भगवत्ताओं को मानते हैं, इनफिनिट डीठीज॥ और जिम दिन सारा जग्रत्‌ 
जरिहंत तक पहुंच जाये, उस दिन जगत्‌ में अनन्त भगवान्‌ होंगे । महावीर का 
अर्थ भगवान्‌ से है, जिसने अपने स्वभाव को पा लिया। स्वभाव भगवान्‌ है। 
भगवान्‌ की यह अनूठी धारणा है। जगत्‌ को बनानेवाले या जगत्‌ को चलाने 
खाले का सवाल नहीं है भगवान्‌ से। वे कहते हैं, कोई बनानेवाला नहीं है। 
क्योंकि महावीर कहते हैं कि बनाने की धारणा ही वचकानी है । और बंचकानी 
इसलिए है कि उससे कुछ हल नहीं होता है। हम कहते हैं जगत्‌ को भगवान्‌ 
ले वनाया। फिर सवाल खड़ा हो जाता हैं कि भगवान्‌ को किसने बनाया। 
सवाल वहीं का वहीं बना रह जाता है । एक कदम और हट जाता है! भगवानृ 
ने जगत्‌ को बताया, लेकिन भगवान्‌ को किसी नें नहीं बनाया । महावीर कहते 
हैं कि जव भगवान्‌ को किसी ले नहीं बनाया, ऐसा मानना ही पड़ता है कि जो 
कुछ है अनबना है, अनक्तिएटेड है, तो फिर सारे जगत्‌ को ही अनक्िएटेड मानने 
में कौन-सी अड़चन हैं? गड़चन एक ही थी मन को कि बिना बनाये कोई 
चीज कैसे बनेगी ? इसलिए यह समझ लेने जैसा है कि महावीर के पास नास्तिक 
के लिए जो उत्तर है, वह तथाकथित ईइश्वरवादी के पास नहीं है। क्योंकि 
सास्तिक ईइवरवादी से यही कहता है कि तुम्हारे भगवान्‌ ने क्‍यों बनाया [५ 
बड़ी कठिनाई खड़ी होती हैं । ईश्वरवादी को मानना पड़ता है कि उसमें वासना 
उठी जगत्‌ को बनाने की । जब भगवान्‌ तक में वासना उठती है, तो आदमी 
को वासना से मुक्त करने का फिर कोई उपाय नहीं है। भगवान्‌ ने चाहना 
की, डिजायर पैदा हुई, यानी भगवान्‌ भी चाहता है और भगवान्‌ भी विना चाह 
के शान्त नहीं रह सकता, तो फिर आदमी को अचाह में कैसे ले जाओगे? क्या 
भगवान्‌ परेशान था, जगत्‌ नहीं था तो ? कोई पीड़ा होती थी उसे ? चैते ही 
जैसे एक चित्रकार को चित्र न वने तो होती है, या एक कवि को कविता 
निर्मित न हो पाये तो होती है ? क्या ऐसा ही परेशान भौर चिंतित होता है 
भगवान्‌ ? क्‍या उसमें भी चिन्ता और तनाव घर करते हैं । 


इदवरवादी दिवकत में रहता है। उसको स्वीकार करना पढ़ता हैं कि 
भगवान्‌ ते चाहा। और तब बहुत बेहुदी बातें उसको स्वीकार करनी पढ़ती हैं । 
उसे स्वीकार करना पड़ता हैं, ब्रह्मा ने स्त्री को जन्म दिया और फिर उच्ती को 
वाद्वा । क्योंकि उस ब्रह्मा और चाह में कोई तालमेल विठाना पड़ेगा । फिय 


महावीर - वाणी ७९, 


च्हुत एब्सडे घटना घदी । वह, यह कि ब्रह्मा में जिसे पैदा किया, उसका पिता 
हो गया । फिर उसते अपने वेंटी को चाहा, फिर वह संभोग के लिए जातुर 
“हो गया ) और फिर वह अपनी वेढी के पीछे भागने लगा । फिर बेटी उससे 
बचने के लिये गाय बन गयी, तो वह बैल हो गया। फिर बेटी उससे बचने के 
लिये कुछ और हो गयी, तो वह कुछ और हो गया । वह बेटी जो-जों होती 
चली गयी उसी-उसी जाति का नर होता चला गया । अगर ब्रह्मा भी चाह में 
ऐसा भाग रहा हो, तो आप सिनेमागृह में जाते हैं तो विल्कुल ब्रह्मस्वरूप 
हैं, बिल्कुल ठीक चले जा रहे हैं। आपको कोई बड़चत नहीं होनी चाहिए । 
आप उचित ही कर रहे हैं। ह्ली फिल्‍म अभिनेत्री हो गयी, तो आप फिल्म 
दर्शक हो गये । तब फिर सारा जगत्‌ वासना का फैलाव हो जाता है । 


मद्यवीर ने इसे जड़ से काट दिया । महावीर ने कहां कि अगर छोगों 
की भगवान्‌ बनाना हैं, तो भगवान्‌ की घारणा को अछूग करो ) बहुत अजीव 
बात है। बयोंकि महावीर ने कहा कि भगवान्‌ में भी [चाह को रख दोगे पहले, 
'डिजायर' को रखदोगे पहले । क्योंकि उसके बिना तो जगत्‌ का निर्माणच 
होगा। तो फिर मादमी की चाह को शुन्‍्य करते का कारण क्‍या बचेगा ? 
इसलिंए महावीर ने कहा, जगत्‌ अनिभित है, अनकिएटेड है । किसी ने बनाया 
नहीं है । विज्ञान के लिये भी यही लॉजिकल है, तर्कप्रक्त मालूम पड़ता है। 
क्योंकि जगत में कोई चीज /़नायी नहीं मालूम पड़ती है। और न इस जगत्‌ में 
कोई चीज नष्ट होती मालूम पड़ती है औौर ८ कोई दीज निर्मित होती मालूम 
'पड़ती है, सिर्फ रूपान्तरित होती मालूम पड़ती हैं । इसलिये महावीर ने पदार्थ 
की जो परिभापा की है, वह इस जगत्‌ में को गयी सर्वाधिक वैज्ञानिक परि- 
आपा है। मैठर के लिए अद्भुत शब्द महावीर ने खोजा है--पुद्गऊ । ऐसा शब्द 
जगत्‌ की किसी भाषा में नहीं है। उन्होंने पदार्थ नहीं कहा, चया शब्द कहा-- 
'पुदूगल । पुदूगल का अथे हैं, जो बनता और मिट्ता रहता है और फिर भी 
हैं । जो प्रतिपल्ठ बन रहा हैं और मिट रहा है, और है। जैसे नदी प्रतिपल 
भाणी जा रही हैं, चली जा रही है, हुई जा रहो बौर फिर भी है। पलोइंग 
ऐण्ड इज | बह रही है मोर हैं। महावीर ने कहा जो दीज वन रही है, मिट 
रही हैं। न बन के सुजत होता है उप्तका, न मिटकर समाप्त द्वोती है। विकास, 
पुदुग का अथे हैं 'विकृृपिग” । नेवर बीईंग ऐण्ड आलवेज विकर्मिंग | कभी भी 
है की स्थित्ति में चहीं आाती पूरी, कि ठहर जाय, बस होती रहती हैं । भौर 
अहवीर चे कह पुदुगछ वह हैं जो प्रतिपल जन्म रहा हैं, म्रतिपल मर रहा है। 


८० ः महावीर - वाणी 


फिर भी कभी निर्मित नहीं होता, फिर भी कन्नी समाप्त नहीं होता। चलतः 
रहता है । गत्यात्मक पदार्थ है । हा 


(१७) मैटर, प्रासेस और पुदृगल 


अंग्रेजी का मैटर भी डैड वर्ड है, भरा हुआ शब्द हैं। अंग्रेजी के मैटर का 
कुल मतलब होता है जो नापा जा सके। वह भेजर से बना हुआ शब्द है । 
संस्कृत या हिन्दी के पदार्थ का अर्थ होता है जो अर्थचान है, अस्तित्ववान है, 
पुदूगल का अर्थ है जो हो रहा है। इन दि प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम पुदुगल 
है, क्रिया का नाम पुद्यलछ है जैसे आप' चल रहे हैं। एक कदम उठाया, दूसरा 
रखा। दोनों कभी आप ऊपर नहीं उठाते। एक उठता है तो दुसरा रख जाता 
है। इधर एक बिखरता हैं तो उधर दूसरा तत्काल निर्मित हो जाता है। 
प्रोसेस चलता रहता है। पदार्थे का एक कदम हमेशा बढ़ रहा है और एक 
कदम हमेशा मिट रहा है । जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह मिठ रही है। नहीं 
तो पचास साल बाद राख कैसे हो जायेगी | जिस शरीर में आप बैठे हैं, वह 
मिट रहा है । छेकिन बन भी रहा है । चौबीस घंटे आप उसको खाना दे रहे हैं,. 
चायु दे रहे हैं। वह मनिर्मित हो रहा है। निर्मित होता चला जा रहा हैं और' 
बिखरता भी चला जा रहा है। लाइफ ऐण्ड' डेथ बोध साइमलटेनियसली । - 
जीवन और मरण एक साथ, दो पैर की तरह चल रहे 'हैं। महावीर मे कहा 
यह जगत पुदूगल है । इसमें सब चीजें सदा से हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं। 
ट्रांसफार्मेशन चछता रहता है, न कोई चीज कभी समाप्त होती है न निर्मित 
होती है। इसलिए निर्माता का कोई सवाल नहीं है। इसलिए परमात्मा में 
वासना की कोई जरूरत नहीं है । 


(सारे धर्म परमात्मा को जगत्‌ के पहले रखते हैं। महावीर परमात्मा को” 
जगत्‌ के अन्त में रखते हैं। इसका फर्क समभझें। सारे घ॒र्मं परमात्मा को कहते 
हैं 'काज', कारण है। महावीर कहते हैं 'इफेक्ट', परिणाम है । महावीर का. 
अरिहंत अंतिम मंजिल है। व्यक्ति भगवाव्‌ तब होता हैं जब कि उसने सब पा' 
लिया । पहुँच गया वहाँ, जिसके आगे और कोई यात्रा नहीं है । दूसरे धर्मो, 
का भगवान्‌ विगर्तिंग में है, ढुनिया जब शुरू होती है वहाँ । जहाँ दुनिया 

| समास होती है, महावीर की भगवत्ता की घारणा वहाँ है। सव कहते हैं कि 
डुनिया को बचाने वाला भगवान्‌ है। महावीर कहते हैं दुविया को पार कर 


महावीर - वाणी पर 


लाने बाला भगवान्‌ है। बन हू गोश विर्याड । महावीर उसे प्रभम नहीं रखते 
मंतिम रखते हैं। 'काज' नहीं इफेब्ट', कारण नहीं कार्य मानते हूँ । 


दर्निया का भगवान्‌ दीज की तरह है, महावीर का भगवान्‌ फूल की तरह 
है । दुनिया कहती है, भगवान्‌ से सेव चीज पेंदा होती है। भहावीर कहते हैं 
लहाँ जाकर सब खुल' जाता है, प्रकट हो जाता है, खिल जाता है, वहाँ भगवान्‌ 
है। इस तरह महावीर की जो भरिहंत की, सिद्ध की, भगवात्‌ की, भगवत्ता 
की घारणा है, दहू वेठता के पूरे खिल जाते की फ्लावरिग की है, जहाँ सब 
खिल जाता है। इस खिले हुए फूल से जो सुवाध झरती है, इस सिले हुए 
फूल से जो आवर्द अकट द्वोता है, इस खिडे हुए फूल का जो स्वभाव है, 
'केवलिपश्वतो धम्मो' है, वह केवली हारा प्ररूपित धर्म है। और उसे कहते हैं 
कि लोक में उत्तम है। वह जो फूल की तरह अंत में खिला है, क्लाइमेक्स 
है, शिखर है |) 


शास्त्र में लिखा हुआ धर्म लोक में उत्तम है, ऐसा महावीर नहीं 
कहते । बेद को मानने वाला कहता है, वेद में जो प्ररूपित धर्म है वह लोक में 
उत्तम है। बाइविल को माने वाला कहता है, वाइविल में जो धर्म प्ररूपित 
है वह उत्तम है। कुरान को मानने वाला कहता है, कुरान में जो धर्म प्ररूपित 
है वह उत्तम है। गीता को मानने बाला कहता है, गीता में जो वर्म की 
प्ररूपता हुई है, वहू उत्तम है। महावीर कहते हैं फेवलिपन्नत्तो भ्रम्मो। नहीं, 
शॉस्त्र भें कहा हुआ नहीं। कैचल ज्ञाव के क्षण में जो फरता है वही। 
नीवन्त । लिखे हुए का मूल्य है। लिखा हुआ पहले तो बहुत सिकुड जाता है । 
शब्द में वाधना पड़ता हैं । 

जीवन्त धर्म क्या है ! 


इसके बहुत्त अर्थ होंगे। केवलिप्ररूपित जो घर्म है, वह शास्त्र में लिख. 
लिया गया है। तो जैत् उस ज्ञास्त्र को चैसे ही सिर पर ढीये चछे जाते हैं, 
जैसे कुरान को कोई ढोता है, गीता को कोई ढोता है। यह महावीर के साथ 
ज्यादती है । ज्यादती इसलिए है कि महावीर ने कप्ती नहीं कहां कि शास्त्र में 
'अरूपित धर्म) ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे बास्तर में कहा हुआ धर्म । बड़ी 
कठिनाई |बीर ने खुद कोई शञाज्ञ विभित नहीं किया । महावीर मे कुछ 
लिखनाया भी नहीं । महावीर के भरने के सैकड़ों वर्ष बाद महावीर के बचम 
छिसे गये । झौर भ्ली कठिन बात है जोर वह यह है कि महावीर तो मौन रहे, 


परे महावीर - वाणी 


महावीर तो बोले नहीं । तो महावीर की जो वाणी है वह कहां हुई नहीं है, 
सुनी हुई है। सहावीर का जो घर्मे का प्ररूपण है वह मौन, टेलिपैथिक 
ट्रांसमिशन है। बात पुराण. जैसी जरूर लगती है लेकिन वैज्ञानिक आधार 
उसको मिलते चले जाते हैं। महावीर जब बोलते थे तो बोलते नहीं थे, बैठते 
थे। होठ का भी उपयोग वे नहीं करते थे, कंठ का भी नहीं । उन्तके अंतर 
आकाश सें जरूर ध्वन्ति गूंजती थी । 


(१७) महावीर की टेलिपेथी 


अगर एक साधारण व्यक्ति मैंसिंग, जो कोई अरिहंत नहीं है, एक कागज 
के टुकड़े को सिर्फ अन्तरवाणी के द्वारा कह सकता है कि यह दिकट है और 
टिकट कलेक्टर ने, चेकर ने जाना, सुना कि यह ठिकट है; या अगर एक 
कोरे कागज पर लाख रुपये दिये जा सकते हैं जो पढ़ा तो गया, लिखा नहीं 
गया, ट्रेजरर ने पढ़ा कि छाख रुपये देने हैं, तो महावीर का ठेलिपैथिक 
कम्युनिकेशन उससे भी गहन प्रयोग था । वे वोले नहीं, झुने गये । ही वाज 
हंडे । वे मौच बैठे, और पास बैठे लोगों ने उन्हें सुना । जो जिस भाषा में 
समझे सकता था, उसने उप्त भाषा में सुना । 

इसमें मी थीड़ा समझा लेना जरूरी है। क्योंकि हम जो भाषा नहीं 
समभते हैं, उसको कैसे सुनेंगे । वहाँ जानवर भी इकट्छे थे, पशु भी इकट्ठे थे 
और पौधे भी खड़े थे । कथा कहती है कि उन्होंने भी सुना । बेकस्टर भी तो 
कहता है कि पौधों के भाव हैं और वे समभते हैं आपकी भावनाएँ । आप जब 
दुखी होते हैं, पौधों को प्रेम करने वाला व्यक्ति जब दुःखी होता है तो वे दुःखी 
होते हैं। और जब घर में उत्सव मनाया जाता है तो वे प्रफुल्लित ही जाते हैं । जब 
आप उनके पास खड़े होते हैं, तो उनमें आनन्द की घाराएँ बहती हैं। जब घर 
में कोई मर जाता है, तो वे भी मातम मनाते हैं। इसके जब वैज्ञानिक अमाण 
हैं तो यह समभने में क्या बहुत कठिनाई है कि महावीर के हृदय का सन्देश पौधों 
की स्मृति तक पहुँच गया हो ? इस सारी दुनिया में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, 
अनकसेस पर, अचेतन पर, उनसे सिद्ध होता है कि हम अचेतत में कोई भी 
भाषा समझ्त सकते हैं | जेसे आपको वेहोश किया जाये, गहन रूप में हिंप्तो- 
टाइज किया जाये, इतना बेहोश किया जाय कि आप को अपना कोई पता न 
रह जाये, और फिर आपसे किसी भी भाषा में बोला जाये, तो आप उसे 


समसेंगे । 


सहावीर - बाणी फ्ड 
(१८) अचेतन मन और साघा के प्रयोग 


एक चेक वैज्ञानिक डा० राज डेक इस पर काम करता है, भापा बौर 
अचेतन पर । वह एक महिला को, जो चेक भाषा नहीं जानती है, बेहोश करके 
बहुत दिन तक उससे चेक भाषा में बातें करता रहा। और वह सम्रकती थी । 
जब वह बेहोश होती वो उससे वह चेक भाषा में कहता कि उठकर वह पानी 
का गिलास लछाओ, तो वह छे आती । लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब 
वह होश में आती भौर तब उससे कहा जाता तो वह वहीं सुनती ) 


उसने उस महिला से पूछा कि बात क्‍या हैं ? जब तू वेहोश हीती है तब सू 
पूरा समभती है । जब तू होश में आती हैं तव तू कुछ नहीं समभती है। 

उस महिला ने कहा, भुझे भी थोड़ा-थोड़ा रस्पाल रहता है वेहोशी का 
कि मैं समभती थी, लेकिन जैसे-जैसे में होश में आती हूँ तो मुभे सुनाई पड़ता 
है, चाह चाह चाह, और कुछ समझ में नहीं आता! तुम जो बोलते हो उसमें 
चाह, चाह, चाह मालूम पड़ता है । और कुछ भी नहीं मालूम पड़ता ) 


तो राज डेक का कहना है कि जादसी की भाषा का अध्ययन उसके अवेतत 
के अध्ययत से यह खबर छाता हैं कि हम महासागर से निकले हुए छोटे 
छोटे द्वीपों की भांति हैं। ऊपर से अछूय - बरूम, नीचे उत्तर जायें तो जमीन 
पर जुड़ें हुए हैँ। ऊपर हमारी सबकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। लेकिन जितने' 
गहरे उत्तर जायें, उतनी एक हैं। आदमी ही नहीं, और गहरे उत्तर जायें तो 
पशु की भी भाषा एक है, भौर गहरे उत्तर जायें त्तो पशु ही नहीं, पौधों की 
भी एक है। जितने हम अपने नोचे गहरे उत्तरते हैँ उतने हम जुड़े हुए हैं, 
एक महा कॉंटिनेंट से, एक महाद्वीप से जीवन के और वहां हम सब एक पापा 
तमभते हैं । तो महादीर का यह जो प्रयोग था निः्ाब्द विचार-संचरण का, 
टेलिपयी का, यह आानेवाले बीस वर्षों में विज्ञान बतायेगा कि पुराण कथा 
नहीं है । इस पर काम तैजी से चल रहा है। और स्पष्ट होती जाती हैं बहुत सी 
मेंघेरी गलियाँ, वहुत से गलियारे, जो साफ नहीं थे। इसका अथे यहू हुमा 
कि अगर हमें किसी व्यक्ति को दूसरी भाषा सिखानी हो तो चेतन नहीं, 
जचेतन का सहारा उपयुक्त होगा । राज डेक कहता है कि चेतन रूप से सिखाने 
में व्यू कठिनाइपाँ उठाते 'हो। इसलिए राज डेक ने एक संस्था खोली है । 
और एक दूसरा वैज्ञनिक है वल्गेरिया में डा० लोरेंजो । उसने एक इंस्टीदुयूट 
खोली है--इंस्टीट्यूट आफ सजेस्टोलाजी । अगर हम उसका ठीक से अनुवाद 


परे महावीर - वाणी 


महावीर तो बोले नहीं । तो महाबीर की जो वाणी है वह कही हुई नहीं हैं, 
सुनी हुई है। महावीर का जो घर्म का प्ररूपण है वह मौच, टेलिपैथिक 
ट्रांसमिशन है। बात पुराण जैसी जरूर छगती है लेकिन वैज्ञानिक आधार 
उसको मिलते चले जाते हैं। महावीर जब बोलते थे तो बोलते नहीं थे, बैठते 
थे। होठ का भी उपयोग वे नहीं करते थे, कंठ का भी नहीं । उनके अंतर 
आकाश में जरूर ध्वनि गूंजती थी । 


(१७) महावीर की ठेलिपैथी 


अगर एक साधारण व्यक्ति मैसिंग, जो कोई अरिहंत नहीं है, एक कागज 
के ठुकड़े को सिफे अन्तरवाणी के द्वारा कह सकता है कि यह टिकट है और 
टिकट कलेक्टर ने, चेकर ने जाना, सुना कि यह टिकट है; या अगर एक 
कोरे कागज पर लाख रुपये दिये जा सकते हैं जो पढ़ा तो गया, लिखा नहीं 
गया, द्रेजरर ने पढ़ा कि राख रुपये देने हैं, तो महावीर का टेलिपैथिक 
कम्युतिकेशन उससे भी गहन प्रयोग था। बे बोले नहीं, सुने गये । ही वाज 
हडे। वे मौन बैठे, और पास बैठे छोगों ने उन्हें सुना । जो जिस भाषा में 
समभ सकता था, उसने उस भाषा में सुता । 
इसमें भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। क्‍योंकि हम जो भाषा नहीं 
समभते हैं, उसको कैसे सुनेंगे। वहाँ जानवर भी इकट्ठे थे, पद्मु भी इकट्ठे थे 
और पौधे भी खड़े थे। कथा कहती है कि उन्होंने भी सुना । बेकस्टर भी तो 
कहता है कि पौधों के भाव हैं और वे समभते हैं आपकी भावनाएँ। आप जब 
दुखी होते हैं, पौधों को प्रेम करने वाला व्यक्ति जब दुःखी होता है तो वे दुःखी 
होते हैं। और जब घर में उत्सव मनाया जाता है तो वे प्रफुल्लित हो जाते हैं । जब 
/ आप उनके पास खड़े होते हैं, तो उनमें आनन्द की घाराएँ बहती हैं। जब घर 
में कोई मर जाता है, तो वे भी मातम मनाते हैं। इसके जब वैज्ञानिक प्रमाण 
हैं तो यह्‌ समभने में क्या बहुत कठिनाई है कि महावीर के हृदय का सन्देश पौधों 
को स्मृति तक पहुँच गया हो ? इस सारी दुनिया में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, 
अनकांसेस पर, अचेतन पर, उनसे सिद्ध होता है कि हम अचेतन में कोई भी 
भाषा समझ सकते हैं | जैसे आपको वेहोश किया जाये, गहन रूप में हिप्नो- 
ठाइज किया जाये, इवना बेहोश किया जाय कि आप को अपना कोई पता न 
रह जाये, और फिर आपसे किसी भी भाषा में बोला जाये, तो आप उसे 


समभेंगे । 


महावीर - वाणी घर 
(१८) अचेतन मन्र और भाषा के प्रयोग 


एक चेक वैज्ञानिक डा० राज डेक इस पर काम करता है, भाषा और 
अचेतन पर । वह एक महिला को, जो चेक भाषा नहीं जानती है, बेहोश करके 
बहुत दिन तक उससे चेक भाषा में बातें करता रहा | और वह समभती थी । 
जब वह बेहोश होती दो उससे वह चेक भाषा में कहता कि उठकर वह पाती 
का गिलास छाओ, तो वह ले आती । लेकिन बड़ी हेराती की बात हैं कि जब 
बह होश में आती और तब उससे कहा जाता तो वह नहीं सुबती | 


उससे उस महिला से पूछा कि वात वया हैं? जब तू बेहोश होती है तब तू 
पूरा समभती है। जब तू होश में जाती है तव तू कुछ नहीं समभती है। 

उस महिला ने कहा, सुझे भी थोड़ा-थोड़ा झ्याल रहता है वेहीशी का 
कि मैं समझती थी, छेकित जैसे-जैसे में होझ्ष में आती हूँ तो मुझे सुनाई पड़ता 
है, चाह चाह चाह, और कुछ समझ में नहीं आता। तुम जो बोलते हो उसमें 
चाह, चाह, चाह मालूम पड़ता है। और कुछ भी नहीं मावूम पड़ता। 


तो राज डेक का कहना है कि आदमी की भाषा का अध्ययन उसके अचेतन 

के अध्ययतत से यह्‌ खबर छाता है कि हम महासायर से निकले हुए छोटे- 
छोटे ह्ीपों की भांति हैं। ऊपर से अछग - अलग, नीचे उतर जायें तो जमीन 
पर जुड़ें हुए हैं। ऊपर हमारी सबकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। लेकित जितने 
गहरे उतर जायें, उतवी एक हैं। आदमी ही नहीं, भौर गहरे उतर जायें तो 
पशु की भी भाषा एक है, और गहरे उतर जायें तो पशु ही नहीं, पौधों की 
भी एक है। जितने हम अपने नीचे गहरे उतरते हैं उतने हम जुड़े. हुए हैं, 
एक महा कांटिवेंट से, एक महाद्वीप से जीवन के और वहां हम सब एक भापा 
समभत्े हैं! तो महावीर का यह जो प्रयोग था निःशब्द विचार-संचरण का, 
टेलिपेशी का, यह आनेवाले बीस वर्षों में विज्ञान वतायेगा कि पुराण कथा 
नहीं है । इस पर काम तैजी से चल रहा है। और स्पष्ट होती जाती है बहुत सी 
मेंघेरी गलियाँ, वहुत से गलियारे, जो साफ नहीं थे। इसका अर्थ यह हुआ 
कि अगर हमें किसी व्यक्ति को दूसरी भाषा सिखानी हो तो चेतन नहीं, 
कचेतन का सहारा उपयुक्त होगा । राज डेक कहता है कि सेतन ड्प से दिलाने 
में व्यय कठिताइयाँ उठाते 'हो। इसलिए राज डेक से एक संस्था खोली 

और एक क्र वैज्ञानिक है बलोरिया में डा० लोरेंजो । उसने एक इंस्टी रे द 
खोली है--इंस्टीस्यूड आफ सजेस्टोलाजी । अगर हम उसका दौक से षगृवाद 


पे सद्दावीर - चाणी 


करें तो उसका अथें होगा, मंत्र महाविद्यालय । सजेस्टोलॉजी का अर्थ होता है. 
मंत्र । आप जानते हैं ना, सलाह देनेवाले को हम मंत्री कहते हैं, सुझाव देनेवाले 
को मंत्री कहते हैं । मंत्र का अर्थ है सुझाव, सजेशन । लोरेंजो की इंस्टीट्यूट 
"सरकार के द्वारा स्थापित है और वल्गेरियन सरकार कम्युनिस्ट है। इसमें तीस 
वैज्ञानिक लोरेजों के साथ काम कर रहे हैं। और लोरेंजो का कहना है कि 
दो साल का कोर्स हम बीस दिच में पुरा करवा देते हैं, कोई भी दो साल का 
कोर्स । जो भाषा आप दो साल में सीखेंगे चेतन रूप से, वह लोरेंजो आपको 
सम्मोहित हालत में बीस दिन में सिखा देता हैं । 
और भी एक नयी शिक्षा की पद्धति छोरेंजो ने विकसित की है, जिसे 
जल्दी ही सारी दुनिया पकड़ लेगी । जो अभी आप करवा रहे हैं, उससे वह 
बिल्कुल उल्टी हैं उसके हिसाब से, और मैं माचता हूँ कि वह ठीक है, मेरे 
हिसाब से भी । हम जिसको शिक्षा कह रहे हैं वह शिक्षा नहीं है, तिवट तासममी 
है। लोरेंजो ने जो स्कूल खोला है, उस स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए 
आराम कुरसियाँ हैं। कुर्सियां नहीं, आराम कुर्सियाँ, जैसी कि हवाई जहाज में 
होती हैं जिन पर वे आराम से लेट जाते हैं । डिफ्यूज कर दिया जाता है प्रकाश 
जैसे कि हवाई जहाज जब उड़ता है, तब कर दिया जाता हैं। और विशेष 
संगीत कमरे में बजता रहता है । भला कोई स्कूल रहा यह, मामला सब खराब 
हो गया न ? लेकिन वहाँ पूरे वक्त संगीत बजता रहता है । विद्यार्थियों से कहा 
जाता है कि आँख चाहे आधी बन्द कर लो चाहे पूरी बन्द कर लो, और संगीत 
पर ध्यान दो--केवल संगीत पर । शिक्षक पढ़ा रहा है उस पर ध्यान मत दो, 
डॉट गिव एसी अटेंदन ऐट दी टीचर । शिक्षक पर भूछ कर मत ध्यात्र देना, 
उसी से गड़बड़ हो जाती है। तुम तो संगीत सुनते रहना, तुम शिक्षक को 
सुनना ही मत । 
अब तो यह उल्टा हो गया । क्योंकि शिक्षक बेचारा यही तो परेशान हैँ 
कि विद्यार्थी हमको चुन नहीं रहे, तो डंडा वजा रहा है पूरे वक्‍त कि हमें 
सुतो । छेकिन लड़के कहीं वाहर देख रहे हैं । कहीं पक्षियों को सुन रहे हैं, कहीं 
कुछ और कर रहे हैं और शिक्षक कह रहा है कि हमें सुनो । वह जो तीन हजार 
साल का शिक्षक और विद्यार्थी का झगड़ा है, वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया है कि हमें सुनो । और लोरेंजो कहता है कि जब कोई व्यक्ति सचेतन रूप 
से सुनता है, तो उसका ऊपरी मन सुनता है । इसीलिए बह कहता है कि ऊपरी 
मन को तो छमा दो संगीत सुनने में तव भीतरी सन का द्वार सुनता रहेगा । 


महावीर - वाणी फ्र 


और इस तरह दो साल का कोर्स वहू बीस दिव में पूरा कर देता है किसी 
भी भाषा का कोस । 


बात क्या है ? वात कुछ इतनी ही है कि नीचे गहरे में हमारी बड़ी क्षम- 
ताएँ छिपी हैं। आप अपने घर से यहाँ तक आये हैं। अगर आप पैदल ४७0 
आये हों, तो क्या आप बता सकते हैं कि रास्ते पर कितनी विल्डियें और 
खम्भे पड़े ? आप कहेंगे मैं कोई पागल हूँ ? मैं उनकी कोई गिनती नहीं करता । 
केकिन आपको बेहोश करके पूछा जाये, तो आप संझ्या चता सकते हैं, बिल्कुल 
ठीक संख्या बता सकते हैं। आप जब चले आ रहे थे इघर, तो आपका ऊपरी 
सन तो इधर आते में ढुगा था। हाने बज रहा था, उसमें रूगा था, कोई 
टकरा न जाये उसमें लगा था | लेकिन आपके नीचे का मन सब कुंछ रिकार्ड 
कर रहा था। झौर रास्ते पर पड़े हुए लैम्प पोस्ट भी, लोग निकले वे भी, 
हार्मे बजा वह भी, कार का नम्बर दिखलायी पड़ा वह भी। वह सब नोट 
करता रहा । चद्दी सब आपको याद हो गया । आपके चेतन की कोई पता 
नहीं । कहना चाहिए कि आपको कोई पता नहीं। वह जो पानी के ऊपर 


लिकेछा हुआ द्वीप, “आइलैंड' है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकित नीचे जो 
जुड़ी हुई भूमि का विस्तार है, उसे सब पता है। 


(१९) महावीर को खुनने की कीमत 


महावीर वोले नहीं, चुपचाप चैठे | और यही कारण है कि महावीर का 
चर्म चहुत व्यापक नहीं हो पाया । बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाया । क्योंकि 
महावीर बोलते तो सवकी समझ में आता। महावीर नहीं वोले, तो उत्तकी 
ही समझ में आया, जो उतने गहरे जाने को तैयार थे | इसलिए महावीर के 
श्रावक 'चोजेन प्यू' हैं। जो उस जगत्‌ में महावीर के वक्‍त श्रेष्ठतम लोग थे, 
वे ही महावीर को सुन पाये। वे श्रेष्ठतम चाहे पोधों में हों, चाहे पशुओं में 
हों, चाहे आदमियों में ॥ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । महावीर को सुनते के 
पहले बड़े शिक्षण से गुजरवा पड़ता था। ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरना 
पड़ता था, ताकि जब आप महावीर के सामने बैठें 
चेह जो निरन्तर उपद्रव से ग्रस्त बीमार मन है, वह शान्‍्त ही जाये | और, 
आपकी जो गहन आत्मा है, वह महावीर के सामने आ जाये | संवाद हो सके 
उप भात्मा से। इसलिए महावीर की वाणी को पाँच सौ चर्ष तक फिर 


» पेंवं आपका वाचाल सन, 


“रकार्ड नहीं किया गया। तव तक रिकार्ड नहीं किया गया, जब तक ऐसे लोग 


गो महावीर - वाणी 


भौजूद थे, जो महावीर के शरीर के गिर जाने के बाद भी महावीर के सन्देश 
लेने में समर्थ थे। जब ऐसे लोग भी समाप्त होने लगे, तव घबराहट फैली ;. 
और तब संग्रहीत करने की कोशिश की गयी। इसलिए जैनों का एक वर्गं--- 
दिगम्वर--महावीर की किसी भी वाणी को आशर्थेंटिक नहीं मानता । 


उसका मानना है कि चूँकि वह उन लोगों के द्वारा संग्रहीत की गयी है. 
णो दुविधा में पड़ गये थे और जिन्हें शक पैदा हो गया था कि महावीर से 
श्र संबंध जोड़ना संभव है या नहीं, इसलिए वह प्रामाणिक नहीं कही जा 
सकती । इसलिए दिगम्बर जैनों के पास महावीर का कोई शास्त्र नहीं है ।' | 
इवेताम्बरों के पास भी जो शास्त्र हैं, वे भी पूर्ण नहीं हैं। क्योंकि जिन्होंने संग्रहीत, 
किया, उन्होंने कह्ा--हम थोड़ी सी बातें भर प्रामाणिक लिख सके हैं, बाकी' 
और अंग खो गये हैं। उत्तको जावनेवाले कोई भी नहीं हैं। इसलिए वह भी 
अधूरा है । 


लेकिन महावीर की पूरी वाणी को कभी भी पुनः पाया जा सकता है 
उसके पाने का ढंग यह नहीं होगा कि महावीर के ऊपर जो किताबें लिखी रखी 
हैं, उनमें खोजा जाये ॥ इसके पाने का यही होगा--वैसा ग्रुप, वैसा स्कूल, वैसे 
थोड़े से छोग जो चेतना को उस गहराई तक ले जा सकें, जहाँ से महावीर से आज 
भी संबंध जोड़ा जा सकता है। इसलिए महावीर ने कहा---कैवलिपन्नत्तो धम्म,- 
झास्त्र नहीं। वही धर्म उत्तम है, जो तुम केवली से संबंधित होकर जान सको ! 
बीच में शास्त्र से संवंधित होकर नहीं ! और केंवली से कभी भी संबंधित हुआ 
जा सकता है । शास्त्र बाजार में मिल जाते हैं । केवली से संबंधित होना हो तो 
बड़ी गहरी क्रीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं के भीतर बहुत छुछ रूपांतरितत 
करना पड़ता है। महावीर कहते थे, बिना कीमत चुकाये कुछ भी नहीं मिलता 
है । और जितनी वड़ी चीज पानी हो, उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है । 


इसलिए जब वे बार-बार कहते हैं कि अरिहंत उत्तम हैं, सिद्ध उत्तम हैं, 
साध उत्तम हैं, केवली प्ररूपित घर्म उत्तम है, तब वे यह कह रहे हैं कि इतने 
उत्तम को पाने के लिए सव कुछ चुकाने की तैयारी रखना। क्योंकि इसका 


मद्दावीर - वाणी ८७ 


भूल्य हैं, मुफ्त नहीं मिल सकेगा । हम सब मुफ्त लेने के आदी हैं। हम कुछ 
भी चुकाने को तैयार नहीं हैं। सड़ी-गली चीज को खरीदने के लिए हम सब 
कुछ चुकाने को तैयार हैं। धर्म मुफ्त मिलना चाहिए। असल में इससे पता 
चलता है कि हम भुपत उसी चीज को लेने को तैयार होते हैं, जिसको हम 
लेने को आग्रहशील नहीं हैं ॥ जिसको हम कहते हैं कि मुफ्त देते हैं तो दे दें, 
वरना क्षमा करें । महावीर कहते हैं कि जो इतना उत्तम है, लोक में जो सर्वे- 
श्रेष्ठ है, उसे पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा, स्वयं को भी । और जब भी 
कोई स्वयं को खोने को तैयार होता है, तो केवली प्ररूपित धर्म से सीघा, डाइरेक्ट 
संयुक्त हो जाता है। वही धर्म जो जाननेवाके से सीधा मिलता हो, बिना 
अध्यस्थ के प्राप्त होता हो, वही श्रेष्ठ है । 


घष्ठघएछ 


तीसरा प्रवचन 


९ ५ 
यु षण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २० अगस्त, १६७१ 


शरण आये हैं हम तुम्हारी 


ध्ञरिहंते सरणं पवज्जासि। 
सिद्धे सरणं पवज्जामि | 
साहू सर. पवष्जासि। 
केव लिपन्नच घम्म॑ सरणं पवज्जामि ।” 


अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ। 
पिद्धों की शरण खीकार करता हूँ। 
साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ। 


केवलीगरूपित अर्थात्‌ आलज्ञ-क्षित घर की शरण स्वीकार 
करता हूँ । 


(१) में शरण में आता हूँ 


कृष्ण ने गीता में कहा--'सवे घर्मान्‌ परित्यज्य, माम्‌ एकम्‌ शरणम्‌ ब्र्जा 
अर्जुन तू सब धर्मो' को छोड़कर एक मेरी हौ शरण में आ। कृष्ण जिस युग में 
बोल रहे थे, वह युग अत्यन्त सरल, मृदुल श्रद्धा का युग था। किसी के मन में 
ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण कैसे अहंकार की बात कह रहे हैं, कि तु सच छोड़कर 
मेरी शरण में आ। अगर कोई घोषणा अहंकारग्रस्त मालूम हो सकती है, 
इससे ज्यादा अहंंकारग्रस्त घोषणा दूसरी «मालूम नहीं होगी । अर्जुन से यह 
कहना कि छोड़ दे सब, आ मेरी शरण में | लेकिन वह युग अत्यन्त श्रद्धा का 
युग रहा है, जब कृष्ण बेझिभक सरलता से ऐसी बात कह सके और अजुून ने 
सवाल भी नहीं उठाया कि क्‍या कहते हैं जाप ? आपकी शरण में, और मैं 
बाऊँ ? आप अहंकार से भरे हुए मालूम पड़ते हैँ। लेकिन बुद्ध और महावीर 
तक जादमी की चित्त-दक्ा में बहुत फर्क है। इसलिए जहाँ हिन्दू चिन्तन 
'मामेकम्‌ शरणम्‌ द़्ज' पर केन्द्र मानकर खड़ा हैँ, वहाँ बुद्ध और महावीर को 
अपवो हुृष्टि में आामूल परिवतेव करना पड़ा। महाचीर ने नहीं कहा कि तुम सब 
छोड़कर मेरी शरण में जा जाओ, न बुद्ध ने कहा | दूसरे छोर से पकड़ता पड़ा 
सूत्र को। जो बुद्ध का सूत्र है, वह साधक की तरफ से है; जो महावीर का 
सूत्र है वह भो साघक की तरफ से है। सिद्ध की तरफ से नहीं । अरिहंत की 
शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्ध की शरण स्वीकार करता हैँ, केवलीप्ररूपित 
धर्म को स्वीकार करता हूँ---यह दूसरा छोर है शरणागत का। दो ही छोर 


हो सकते हैं ।या तो सिद्ध कहे कि मेरी शरण में जाओ, या साधक कहे कि 
मैं घापकी शरण में बांता हें। 


सटे महावीर - वाणी 


(२) शरण में जाने से पहले 


हिन्दू और जैन विचार में मौलिक भेद यही है | हिन्दू विचार में सिद्ध कह 
रहा है आ जाओ मेरी शरण में--जैच विचार में साधक कहता है कि मैं 
आपकी शरण में जाता हूँ। इससे बहुत वातों का पता चलता है। पहली तो 
इसी बात का पता चलता हैं कि कृष्ण जब बोल रहे थे, तब बहुत श्रद्धा का 
युग था। और जब महावीर बोल रहे हैं, तब बड़े तर्क का युग है। महावीर 
कहें, मेरी शरण में आ जाओ, तो तत्काल लोगों को लगेगा कि बड़े अहंकार 
की बात है | 
दूसरे छोर से बात शुरू करनी पड़ेगी । बुद्ध की परंपरा में भी सूत्र है-- 
बुद्धमू शरणम्‌ गउछामि, संघम्‌ शरखम्‌ गच्छामि, धम्मम्‌ शरणम्‌ गच्छामि। 
धर्म की शरण में जाता हूं, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता 
हूँ । लेकिन महावीर और बुद्ध के सूत्र में भी थोड़ा फर्क है, वह व्यात में ले 
लेना जरूरी है। ऊपर की ओर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते हैं । 
गच्छामि हो या पवज्जामि हो, शरण में जाता हूँ या स्वीकार करता हूँ, एक से 
ही मालूम पड़ते हैं, पर यह भेद है। जब कोई कहता है--वुद्धमू शरणम्‌ 
गच्छामि, बुद्ध की शरण जाता हूँ तो यहूं शरण में जाने की शुरुआत है, पहला 
कदम है और जब कोई कहता है कि “अरिहंते शरणम्‌ पवज्जामिं' तब यह॑ 
शरण जामे की अन्तिम स्थिति है । शरण स्वीकार करता हुँ। अब इसके आगे 
और कोई गति नहीं है। जब कोई कहता है कि शरण में आता हूँ, तो वह पहला 
कदम उठता है । भौर जब कोई कहता है शरण स्वीकार करता हूँ, ती वह 
मन्तिम कदम उठाता है। जब कोई कहता है शरण में बाता हूँ, तो बीच से 
लौट भी सकता है ) यह भी हो सकता है, यात्रा का प्रारम्भ है, यात्रा पुरी न 
हो, यात्रा के बीच में व्यवबान हो जाये । यात्रा के मध्य में ही कोई तर्क 
सममाये और वाबस लौटा दे । क्योंकि तर्क शरण में जाने का नितान्त विरोधी 
है। बुद्धि शरण में जाने के नितांत विरोध में है; बुद्धि कहती है, तुम और 
किसी की शरण ? बुद्धि कहती हैं सवकों अपनी शरण ले आ। किसी की 
शरण में आ जाओ तो बहंंकार को पीड़ा होती है । 


(३) प्वाइंट भाफ नो रिटर्न 


महावीर का सूत्र है बरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ । इससे छोटना 
नहीं हो सकता । यह प्वाइंट आफ नो रिटर्न है । इसके पीछे लोटने का उपाय 


महावीर - वाणी धर 


नहीं है। यह टोटल है! यह श्रमग्र छुलाँग है। शरण में जाता हूँ कहें, तो 
अभी काल का व्यवधान होगा । अभी समय लगेगा शरण तक पहुँचते-पहुंचते । 
अभी बीच में समय व्यतीत होगा । आज जो कहता है शरण में जाता हें, हो 
सकता है वह कितने जन्मों के बाद शरण में पहुँच सके । अपनी-अपनी गति 
पर निर्भर होगा और अपनी-अपनी मति पर निर्भर होगा। लेकित पहुँच 
जाने के सूत्र की खूबी यही है कि वह सडेन जम्प है । इसमें वीच में फिर 
समय का व्यवधान नहीं है। स्वीकार करता हूँ यानी जिसते शरण स्वीकार 
'की, उसने स्वयं को तत्काल' अस्वोकार किया । ये दोनों बातें एक साथ नहीं 
« हो सकतीं। अगर आप अपसे को स्वीकार करते हैं, तो शरण को स्वीकार 
'नहीं कर सकेंगे । अगर आप शरण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप अपने को 
स्वीकार कर सकते हैं, करना ही होगा । ये एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं । 
शरण की स्वीकृति अहंकार की हत्या है। धर्म का जो भी विकास है 
चेतना में, वह अहंकार के विसजेन से शुरू होता है। जब युग होते हैं श्रद्धा 
के, तो सिद्ध कहते हैं कि मेरी शरण में जा जा, और जब युग होते हैं अश्वद्धा 
के, तो फिर साधक को ही कहना पड़ता है कि मैं आपकी शरण स्वीकार 
करता हूँ महावीर बिल्कुल चुप हैं। वे यह भी नहीं कहते कि तुममें जो मेरी 
शरण आये हैं, मैं उन्हें अंगीकार करता हूँ। वे यह भी नहीं कहते, क्योंकि 
खतरा तक के युग में यह है कि अगर महावीर ने इतना भी कहा, सिर भी 
'हिंला विया कि हां स्वीकार करता हूँ, तो भी दूसरे का अहंकार फिर खड़ा 
हो जाता है कि यह तो जहंकार हो गया। भहावीर चुप ही रह जाते हैं । 
शकतरफा है, साधक की तरफ से । 
निश्चित ही बड़ी कठिवाई होगी । इसलिए (जितना आसान कृष्ण के यूग 
में सत्य को उपलब्ध कर लेना है, उतना आसान महावीर कें युग में नहीं रह 
जाता जोर हमारे युग में तो अत्यधिक कठिनाई खड़ी हो जाती है। न सिद्ध 
कह सकता है कि मेरी शरण में आ,(न साधक कह सकता हैं कि मैं आपकी 
'शरण आता हुँ। महावीर चुप रह गये। आज अजगर साधक किसी सिद्ध 
को शरण में जाये और पिद्ध मौन रहे, इन्कार नहीं करे कि नहीं किसी की 
शरण में जाने की जरूरत नहीं, तो साधक समझेगा अच्छा है। सौन सम्मति 
का लक्षण है। इस पर जाप शरण स्वीकार करते हैं । 
आज महावीर बगर चुप भी बैठ जायें और आप जाकर कहें कि अरिहंत 
की शरण बाता हूँ ओर महावीर चुप रहें, तो आप घर लौट कर सोज्ेंगे 


ध्द महावीर - वाणी 


कि थह आदमी चुप रह गया। इसका मतलूब रास्ता देखता था कि मैं 
शरण आऊं, प्रतीक्षा करता था । मौन तो सम्मत्ति का लक्षण है। मवलब कि 
यह आदमी तो अहंकारी है । तब फिर अरिहंत कैसे होगा ? नहीं, उन्हें एक 
कदम और नीचे उतरना पड़ेगा। महावीर को कहना पड़ेगा कि नहीं तुम 
किसी की शरण मत जाओ।| जब महावीर जोर देकर इन्कार करें कि नहीं, 
शरण में आने की जरूरत नहीं, तो ही वह साधक समझेगा कि अहंकारी नहीं 
हैं। लेकिन उसे पता नहीं कि इस अस्वीकार में साधक के सब द्वार बन्द हो 
जाते हैं। 

'क्ृष्ण कहते है सब धर्में छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ | हमारा युग 
आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को सहयोग पहुंचाने की दृष्टि से बड़ी कठिनाई का 
युग है । बुछाकर सहयोग देना तो कठिन है, जैसे कृष्ण देते है । और आये हुए 
को तो सहयोग देना और भी कठिन है, जैसे महावीर देते हैं। भौर 
कुछ आइचर्य न होगा कि और थोड़े दिनों बाद सिद्ध को कहना पड़े साधक 
से, कि आपकी शरण में आता हूँ, स्वीकार करो । शायद तभी साधक माने कि 
ठीक है, यह भादमी ठीक है। यह भाध्यात्मिक स्वीकृति है। शरण का उतना 
मूल्य क्या है! इसे हम दो तीन दिशातरों से समझने की कोशिश कर । 


(४) कभी आपने सोचा कि आप छेथ्त क्‍यों हैँ ? 


पहले तो शरीर को ही समझने की कोशिश करें। मैं बल्गेरियन डाक्टर 
लोजामोव के इच्स्टीट्यूट आफ सर्जेस्टोलाजी की वात कर चुका हूँ । लोखानोव 
ते शिक्षा पर अनूठे प्रयोग किये हैं। उससे जब पिछले एक अस्तर्राप्ट्रीय' 
सम्मेलन में पूछा गया कि तुम्हें इस अद्भुत करान्तिकारी शिक्षा के जायाम का 
कैसे स्मरण आया, किस दिशा से तुम्हें संकेत मिला ? तो लोजानोव ने कहा 
कि मैं योग के, भारतीय योग के शवासन का प्रयोग करता था | उसी से मुझे 
यह दृष्टि मिली । 
शवासन की खूबी क्या है? शवासन का अर्य है पूर्ण समवित दारीर 
की दशा, जब आदमी ने शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया हो। जब आप 
सरीर को पूरा रिलैक्स' की स्थिति में छोड़ देते हैं। भौर दरीर को अगर 
स्वरा रिलैक्‍स्ड छोड़ना हो, तो जमीन पर जो भारतीयों की पुरानी पद्धति है 
साप्टांग प्रणाम की, उस स्थिति में पट़कर ही छोड़ा जा सकता हैं। बह दरणा- 
गति की स्थिति है शरीर के लिए । बयर थाफ भूमि पर सीधा पड़ जायें सात 


महावीर - वाणी घ्छ 


हाथ पैरढीले छोड़कर सारे अंग भूमि को छूने लगें तो यह सिर्फ नमस्कार को 
एक विधि नहीं है, यह बहुत ही बद्भुत वैज्ञानिक सत्यों से भरा हुआ प्रयोग 
है । लोजानोब कहता है कि रात निद्वा में हमें विश्राम और शक्ति मिलती है, 
उप्तका मूल कारण हमारा पृथ्वी के साथ समतुल लेट जाना है। लोजानोव 
कहता है कि जब हम समतुल पृथ्वी के साथ समाचान्तर लेट जाते हैं तो जगत्‌ की 
शक्ति हममें सहज ही प्रवेश कर जाती है। जब हम खड़े होते हें तो शरीर 
ही खड़ा नहीं होता, भीतर अहंकार भी इसके साथ खड़ा हो जाता है। जब 
हम लेट जाते हैं तो शरीर ही नहीं लेटता है, उसके साथ अहंकार भी लेट 
जाता है। हमारे डिफेन्स के तत्त्व गिर जाते हैं, हमारी जो सुरक्षा के आयोजन 
हैं जिनसे हम जगत्‌ को रेसिस्ट करते हैं वे गिर जाते हैं । 


चैक यूनिवर्सिटी प्राग मैं एक व्यक्ति अनूठे प्रयोगों पर पिछले दस वर्षों से 
जनुसंघान कर रहा हैं। बह व्यक्ति है राव्ठ पावलिटा। थके हुए आदमी को 
पुनः शवित देने के उसने अनूठे प्रयोग किये हैँ ।. आप बिल्कुल थके हूटे पड़े हैं । वह्‌ 
आपको स्वस्थ गाय के नीचे लिटा देता है जमीन पर । पाँच मिचट वह आपसे 
कहता है, सब छोड़कर पड़े रहो और भाव करो कि स्वस्थ गाय से आपके ऊपर 
शक्ति गिर रही है। पाँच मिनट में यंत्र बताना शुरू कर देते हैं कि उस 
आदमी की थकान समाप्त हो गयी । वह ताजा होकर गाय के नीचे से बाहर 
था गया। पावलिठा से बार-बार पूछा गया कि अगर हम गाय नीचे बैठें तो ? 
पावलिटा ने कहा कि जो काम लेटकर क्षणभर में होगा, वह बैठकर घंटों में 
भी नहीं हो सकता । पावलिटा कहता है, जैसे ही आप लेटते हैं, आपका जो 
रैसिस्टेन्स है आपके चारों कोर, आपने अपने व्यक्तित्व के आस-पास जो 
घुरक्षा की दीवालं खड़ी कर रखी है, वह गिर जांती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 
मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई उसके खड़े होने से । यह सच है । सभी पशु 
पृथ्वी के समानान्‍्तर जीते हैं। आदमी पैर पर वर्टिकल ख डा हो गया, जब कि 
सभो पशु पृथ्वी की दूरी से समानास्तर होते हैं । वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी 
का पैर पर खड़ा हो जाना ही उसकी तथाकथित बुद्धि का विकास है। लेकिन 
साथ ही चुद्धि तो जरूर विकसित हो गयी। पर जीवन के अन्तरतम से 
कॉसमिक जागतिक शक्तियों से उसके सब गहरे सस्वन्ध जिथित्र और क्षीण हो 
गये। उसे वापिस लेटकर वह संबंध पुनः स्थापित करना पड़ा। इसलिए अगर 
मंदिरों में मूर्तियों के सामने, गिरिजाघरों में, मस्जिदों में लोग झुककर जमीन 


पर सेट जा रहे हैँ तो उसका वैज्ञानिक कारण है । झुककर, लेटकर हो डिफेन्स 


र 


घ्द्‌ महावीर - वाणी 


कि यह आदमी चुप रह गया। इसका मतऊूब रास्ता देखता था कि मैं 
शरण आऊें, प्रतीक्षा करता था। मौन तो सम्मति का लक्षण है। मतलब कि 
यह आदमी तो अहंकारी है। तब फिर बरिहंत कैसे होगा ? नहीं, उन्हें एक 
कदम और नीचे उतरना पड़ेगा। महावीर को कहना पड़ेगा कि नहीं तुम 
किसी की शरण मत जाओ। जब भहावीर जोर देकर इन्कार करें कि नहीं, 
दरण में जाने की जरूरत नहीं, तो ही वह साधक समझेगा कि नहंकारी नहीं 
हैं । लेकिन उसे पता नहीं कि इस अस्वीकार में साधक के सव द्वार बन्द हो 
जाते हैं । 

(कृष्ण कहते है सब घर्में छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ | हमारा युग 
आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को सहयोग पहुंचाने की दृष्टि से बड़ी कठिनाई का 
युग है । बुलाकर सहयोग देना तो कठिन है, जैसे कृष्ण देते हैं। और आये हुए 
को तो सहयोग देना और भी कठिन है, जैसे महावीर देते हैं। और 
कुछ आइचर्य न होगा कि और थोड़े दिनों बाद सिद्ध को कहना पड़े साधक' 
से, कि आपकी शरण में आता हूँ, स्वीकार करों । शायद [तभी साधक माने कि 
ठोक है, यह आदमी ठीक है । यह आध्यात्मिक स्वीकृति है। शरण का उतना: 
मूल्य क्‍या है! इसे हम दो दीन दिशाओं से समझमसे की कोशिश कर । 


(४) कभी आपने सोचा कि आप छेटते क्‍यों हैं? 


पहले तो शरीर को ही समझने की कोशिश करें। मैं बल्गेरियन डाक्टर 
लोजानोव के इन्स्टीट्यूट आफ स्जेस्टोलाजी की वात कर चुका हूँ । लोजानोव 
मे शिक्षा पर अनूठे प्रयोग किये हैं। उससे जब पिछले एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में पूछा गया कि तुम्हें इस अद्भुत क्रान्तिकारी शिक्षा के आयाम का 
कैसे स्मरण आया, किस दिशा से तुम्हें संकेत मिला ? तो लोजानोव ने कहा 
कि मैं योग के, भारतीय योग के झवासन का प्रयोग करता था। उसी से मुझे 
यह दृष्टि मिली । 
शवासव की खूबी क्‍या है ? शवासन का बर्थ है पूर्ण समपित दारीर' 
गे दशा, जब आदमी ने हारीर को बिल्कुल छोड़ दिया हो। जब बाप 
शरीर को पुरा 'रिल्क्स' की स्थिति में छोड़ देते हैं। भौर शरीर को अगर 
पूरा र्लिक्स्ड छोड़ना हो, तो जमीत पर जो भारतीयों की पुरानी पद्धति है 
साष्टांग प्रणाम की, उस स्थिति में पड़कर ही छोड़ा जा सकता हूँ। वह दारपा- 
गति की स्थिति है शरीर के लिए । अगर आप भूमि पर सीधा पड़ जायें सढ 


महावीर - वाणी ६७ 


हाथ पैरढीले छोड़कर सारे अंग भूमि को छूने लगें तो यह सिर्फ नमस्कार की 
एक विधि नहीं है, यह बहुत ही भद्भुत वैज्ञानिक सत्यों से भरा हुआ प्रयोग 
है । लोजानोब कहता है कि रात निद्रा में हमें विश्राम और शर्क्ति मिलती है, 
उसका मूल कारण हमारा पृथ्वी के साथ समतुल लेट जाना है। लोजानोव 
कहता है कि जब हम समतुल पृथ्वी के साथ समानान्तर लेट जाते हैं तो जगत्‌ कौ 
शक्ति हममें सहज ही प्रवेश कर जाती है। जब हम खड़े होते हैं तो शरीर 
ही खड़ा नहीं होता, भीतर अहंकार भी इसके साथ खड़ा हो जाता है। जब 
हम लेट जाते हैं तो शरीर ही नहीं लेटता है, उसके साथ गहंकार भी लेट 
जाता है। हमारे डिफेन्स के तत्त्व गिर जाते हैं, हमारी जो चुरक्षा के आयोजन 
हैं जिनसे हम जगत को रेसिस्ट करते हैं वे गिर जाते हैं । 


चेक यूनिवर्सिटी प्राग मैं एक व्यक्ति अनूठे प्रयोगों पर पिछले दस वर्षों से 
अनुसंधान कर रहा हैं। वह व्यक्ति है राबटे पावलिटा। थके हुए आदमी को 
पुनः शक्षित देने के उसमे अनूठे प्रयोग किये हैं ।. आप बिल्कुल थके टूटे पड़े हैं । वह 
आपको स्वस्थ गाय के नीचे लिटा देता है जमीन पर । पाँच मित्र॒ट वह आपसे 
कहता है, सब छोड़कर पड़े रहो और भाव करो कि स्वस्थ गाय से आपके ऊपर 
शक्ति गिर रही है। पाँच मिनट में यंत्र बताना शुरू कर देते हैं कि उस 
भादमी की थकान समाप्त हो गयी । वह ताजा होकर गाय के नीचे से बाहर 
सा गया। पावलिटा से बार-बार पूछा गया कि अगर हम गाय नीचे बैठें तो ? 
पावलिटा ने कहा कि जो काम लेटकर क्षणभर में होगा, वह बैठकर घंटों में 
भी नहीं हो सकता । पावलिठा कहता है, जैसे ही आप लेटते हैं, आपका जो 
रेप्तिस्टेन्स है आपके चारों मोर, आपने अपने व्यवितत्व के आस-पास जो 
सुरक्षा की दीवाल॑ खड़ी कर रखी है, वह गिर जांती है । वैज्ञानिक कहते हैं कि 
मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई उसके खड़े होने से । यह सच है। सभी पशु 
पृथ्वी के समानानन्‍्तर जीते हैं। मादमी पैर पर वर्टिकल खड़ा हो गया, जब कि 
सभी पशु पृथ्वी की दूरी से समानान्तर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी 
का पैर पर खड़ा हो जाना ही उसकी तथाकथित बुद्धि का विकास है। लेकिन 
साथ ही वृद्धि तो जरूर विकसित हो गयी। पर जीवन के अन्तरतम से 
कॉसमिक जागत्तिक शवितियों से उसके सब गहरे सम्बन्ध शिधित्न और क्षीण हो 
गये। उसे वापिस लेटकर वह संबंध पुनः स्थापित करता पड़ा । इसलिए अगर 
मंदिरों में मूर्तियों के सामने, गिरिजाघरों में, मस्जिदों में लोग झूककर जमीन 
पर केट जा रहे हैं तो उत्का वैज्ञानिक कारण है । झुककर, लेटकर ही डिफेन्स 


न 


ध्फ महावीर - वाणी 


टूट जाते हैं। इसलिए फ्रायड ने पहली बार जब मनःचिकित्सा शुरू की तो 
उसने अनुभव किया कि अगर बीमार को वैठाकर बात की जाये, तो बीमार 
अपने डिफेस्स मेजर” तहीं छोड़ता । इसलिए फ्रायड ने ऐसे कोच विकसित 
किये, जहाँ मरीज को लिटा दिया जाता है और वह डिफेन्सलेस हो जाता है । 
फिर फ्रायड ने अनुभव किया कि अगर उसके सामने बैठा जाये तो लेटकर भी 
बह थोड़ा अकड़ा रहता है । तो एक पर्दा डालकर फ्रायड पर्दे के पीछे बैठ 

५ गो । कोई मौजूद नहीं रहा । मरीज लेटा हुआ है ! वह पाँच-सात मिनट में 
अपने डिफेन्स छोड़ देता है । वह ऐसी बातें बोलने लगता है, जो बैठकर वह 
कभी नहीं बोल सकता था। वह अपने ऐसे अपराध स्वीकार कर लेता है जो 
खड़े होकर उसने कभी भी स्वीकार नहीं किये होते । 


अभी अमरीका के कुछ वैज्ञानिक फ्रायड की खोज के खिलाफ आंदोलन 
चला रहे हैं। वे यह आन्दोलन चला रहे हैं कि यह आदमी को बहुत असहाय 
अवस्था में डालने की तरकीब है। उचका कहना ठीक है। आदमी असहाय 
अवस्था में पड़ जाता है। लेटकर असहाय इसलिए हो जाता है किउसने 
अपनी तरफ सुरक्षा का जो इन्तजाम किया था, वह गिर जाता है। शरणागति 
को हमने बहुत मूल्य दिया है। अगर परमात्मा की तरफ, अरिहंत की तरफ, 
सिद्ध की तरफ, भगवान्‌ की तरफ़ शरणागति हो, तो वह सदा पर्दे के पीछे ही 
है एक आर्थ में । अगर महावीर मौजूद भी हों, तो महावीर की चेतना पर्दे 
के पीछे होती है। और कोई जब समर्पण कर देता हैं तो वह अपने को सद 
आँति छोड़ देता है, ऐसे जैसे कोई नदी की धार में अवने को छोड़ दे और 
घार बहाने लगे; तैरे नहीं, बहने छगे । ती शरणागति बहाव है, फ्लोटिंग है । 
और जैसे ही कोई बहता है, वैसे ही चित्त के सब तनाव छूठ जाते हैं । 


८ ु ६. 
(५) भविष्य में दुनिया के अस्पतालों का आकार क्या हागा 


एक फ्रेंच खोजी इजिप्ट के पिरामिडों में दस वर्षों चक खोज करता रहा 
है । उस जादमी का नाम है नौविस। वह एक वैज्ञानिक जौर इंजीनियर है । 
वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि कभी-कभी पिरामिड में भूल से कोई 
चूहा या बिल्ली घुस जाती है, तो फिर निकल नहीं पाती हैँ । भठक जाती 
है और मर जाती है। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई प्राणी मर जाता 
है, तो सड़ता नहीं है। और सड़ता नहीं, इसलिए दुर्गन्ध नहीं आती | वह 
ममीफाइड हो जाता है, सूख जाता है, सड़ता नहीं है। यह हैरांवी की घटना 


महावीर - चाणी ६६ 


है और बहुत बद्भूत हैं । पिरामिड के भोतर इसके होने का कोई कारण नहीं। 
भर ऐसे प्रामिड के भीतर, जो कि समुद्र के किमारे है, जहाँ कि ह्यूमीडिटी' 
काफी है, जहाँ कि कोई भी चीज सड़ना हीं चाहिए, उस पिरामिड के भीतर 
भी कोई मर जाये तो सड़ता नहीं । मांस ले जाकर रख दिया जाये तो सूख 
जाता है, दुर्गग्ध नहीं देता । मछली डाल दी जाये तो सूख जाती हैं, सड़ती 
नहीं । ह 

बहुत चकित हो गया वह। इसका तो कोई कारण नहीं दिखायी पड़ता 
है। बहुत खोजबीन की । आखिर यह झुयारू में आना शुरू हुआ कि शायद 
पिरामिड का जो 'शेप' है, वही कुछ कर रहा है। लेकिन भला आकार कुछ 
कर सकता है ? तो उसने उस छोटा-सा प्रामिड का माडरू बनाया। छोटा- 
सा तोन-चार फीट का बेस लेकर, और उसमें एक मरी हुई बिल्ली रख दी । 
बह चकित हुआ, वह ममीफाइड हो गयी, वह्‌ सड़ी नहीं। तब तो एक बहुत 
नये विज्ञान का जन्म हुआ और वह नया विज्ञान कहता है--ज्यामिति की जो हे 
भाहतियाँ हैं, उत्तका ऊर्जाओं से बहुत सम्बन्ध है। और अब बोविस की सलाह 


पर यह कौशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की 
इवल में बताये जायें । उनमें मरोज जल्दी स्वस्थ होगा । 


(६) खरदद है तो जोकर की टोपी कूगाइए 


आपने सकेस के जोकर को, जो टोपी लूगाये देखी है, वह “फूल्स कप! 
कहछाती है। और अभी बोविस ने प्रयोग किय[ है फुल्स कैष के ऊपर । उसका 
कहना हैं कि जिन लोगों को भी सिर दर्द होता है, वे पिरामिड' के. आकार की 
टोपी लगायें, तत्क्षण उनका पिरददे दूर हो सकता है। जिनको भी सानसिक 
विकार है, वे पिरामिड के आकार की टोपी लगायें उनके मानसिक विकार दूर 
हो सकते हैं। अनेक चिकित्सालयों में जहाँ मानसिक चिकित्सा की जातो है, 
वोबिस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हुआ है कि वह 
ठीक कहता है । 


क्या टोपी के भीतर का आकार इतना भेद ला सकता है? और अगर 
वाह्म जाकहृतियाँ इतना भेद ला सकती हैं, तो आन्तरिक आक्ृतियों से कितना - 
अन्तर पड़ सकेगा, वह मैं आपसे कहना चाहता हैं। ब्रणागति जआन्तरिक 
भाकृति को बदलने की चेष्टा है, इनर, 


ज्योमेट्रिकल चेष्टा'। जब आप खड़े होते 
हैं तो जापके भीतर की चित्त 


न्‍भाकृति और होती है और जब आप पृथ्वी पर 


१०० सहावीर. - चाणी 


शरण में छेट जाते हैं तो आपके भीतर की चित्त-आक्ृति और होगी । चित्त में 
भी ज्योमेट्रिकल फियसे होते हैं। चित्त की विशेष आकृतियाँ हैं। आपके खड़े 
होने का ख्याल जमीन से नव्बे अंश का कोण बनाता है और जब आप जमीन 
पर लेट जाते हैं, तो आप जमीन से कोई कोण वहीं बनाते; पैरेलल, समाना- 
न्तर हो जाते हैं। अगर कोई परिपूर्ण भाव से कह सके कि मैं बरिहंत की 
शरण आता हूँ, सिद्ध की शरण आता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, तो यह 
भाव उसकी आच्तरिक आकृति को बदल देता है और आन्तरिक आकृति बदलते 
“ ही आपके जीवन में रूपान्तरण शुरू होता है। आपके अन्तर में आपकी चेतना 
भी रूप लेती है । आप जिस तरह का भाव करते हैं, चेतता उसी तरह का रूप 
खेती है। 
(७) शून्य में झँगा हुआ एक आधुनिक चिदकु 


चार साल पहले पश्चिम के सारे चैज्ञानिक एक घटवा से जितना धक्का 
खाये, उतना झायद पिछले २०० वर्षों में किसी घटता से नहीं खाये । वितित्री 
दोजनोब नाम का एक चेक किसान जमीन से चार फुट ऊपर उठ जाता है और 
दस मिचट तक जमीन से चार फुट ऊपर गरुरुत्वाकषेरा के पार रुका रह जाता 
है । सैकड़ों वैज्ञानिकों के समक्ष अनेकों वार यह प्रयोग विनिन्नी कर चुका हैं । 
सब तरह की जांच-पड़तालू कर ली गयी है कि कोई घोखा वो नहीं है, कोई 
लरकीब तो नहीं है 

वितित्री से पूछा जाता है कि तेरे इस उठने का राज़ क्या है, तो वह दो 
बातें करता है। वह कहता है एक राज तो मेरा समर्पण भाव है। मैं परमात्मा 
से कहता हूँ कि मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूँ, तेरी शरण आता हुँ। मैं 
अपनी ताकत से ऊपर नहीं उठता, उसकी ताकत से ऊपर उठता हुँ । जब तक 
मैं रहता हूँ, तब तक मैं ऊपर नहीं उठ पाता ॥ 

दो तीन बार उसके प्रयोग असफल भी गये ) पसीना-पसीना हो' गया । 
सोचिए, सैकड़ों छोग दूर से देखने ' आये हैं, बहुत टूर-हुर से और वह ऊपर 
नहीं उठ पा रहा है । माखिर में उसने कहा कि क्षमा करें। लोगों ने कहा कि 
क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहे ? 

उसने कहा--इसलिए कि मैं अपने को भूल नहीं पा रहा हैं। भौर जब 
तक मुझे अपना जरा-सा स्याल भी बना रहे, तव तक ग्रेविटेशन काम करता 
है, वब तक जमीन मुझे नीचे खींचे रहती है । जब मैं अपने को भूछ जाता हूँ, 


सहावीर - वाणी १०१ 


मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं हें, ऐसा ही याद रह जाता है कि परमात्मा है 
सो तत्काल मैं ऊपर उठ जाता हूँ । 


शरणागति का अर्थ ही समर्पण है। विनिन्नी जो कह रहा है, क्‍या 
परमात्मा पर छोड़ देने पर जीवन के साधारण नियम भी अपना काम करना 
छोड़ देते हैं? जमीन अपनी कशिस छोड़ देती है ? अगर जमीन अपनी कशिस 
छोड़ देती है तो क्या आश्चये होगा कि जो व्यवित अरिहंत की शरण जाये तो 
सेक्स की कशिस उसके भीतर से छूट जाये, जीवन का सामान्य नियम छूट जाये, 
शरीर की जो मांग है, वह छूट जाये । क्या यह हो सकता है कि शरीर भोजन 
मांगना बन्द कर दे ? क्या यह हो सकता है कि शरीर बिना भोजन के वर्षो रह 
जाये ? क्यों नहीं, अगर जमीन कशिस छोड़ सकती है, अगर प्रकृति का एक 
नियम टूट सकता है, तो सब नियम टूट सकते हैं । 


विनित्री फिर दूसरी बात यह कहता है कि जब मैं ऊपर उठ जाता हूँ, 
तब ऊपर उठ जाने के बाद जब तक में नीचे न आा जाऊँ, मेरे शरीर की जो 
आकृति होती है उसमें मैं जरा भी फर्क नहीों कर सकता | अगर मेरा हाथ 
'घुटने पर रखा है, तो मैं उसे हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता | मेरा सिर 
जैसे है, फिर उसको मैं आाड़ा-तिरछा नहीं कर सकता | मेरा शरीर उस आकृति 


में बिल्कुल बंध जाता है। और न केवल मेरा शरीर, वल्कि उसके भीतर 
चेतना भी उसी आकृति में बेंच जाती है। 


आपको खझुयाल में नहीं होगा ( क्योंकि हमारे पास स्याल जैसी चीज 
ही नहीं बची है) आपके विचार में भी नहीं आया होगा कि सिद्धासन 
पिरामिड का ही आकृति पैदा करना है शरीर में । बुद्ध की, महावीर 
की सारी मूर्तियाँ जिस आसन में हैं, वह पिरामिडिकल है। जमीन पर 
दोनों पैर की बेस बड़ी हो जाती है और ऊपर सब छोटा होता जाता 
है। सिर पर शिखर हो जाता है। एक द्वाएंगल बन जाता है। उस अवस्था 
में ऐसे आसन को सिद्धासन कहा है । क्यों ? क्योंकि उस आसन में सरलता से 
भरकृति के नियम अपत्ता काम छोड़ देते हैं और प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा 
के गहन सूक्ष्म नियम हैं, वे काम करना शुरू कर देते हैं। वह आकृति महत्व- 
धूर्ण है। विनित्री कहता है कि जमीन से उठ जाने के बाद फिर मैं आकृति 


नहीं बदल सकता । कोई उपाय नहीं, मेरा कोई वश नहीं रह जाता हैं। जमीन 
धर लौटकर ही आकृति वदरू सकता हुँ । 


श्ब्श्‌ महावीर - वाणी 
(८) शरणागाति की ज्योमेट्री 


शररखागति की अपनी आक्ृति है, अहंकार की अपनी आकृति हैं। अहंकार 
को आप जमीन पर लेटा हुआ सोच सकते हैं ? 'कंसीव” भी नहीं कर सकते । 
अहंकार को सदा खड़ा हुआ ही सोच सकते हैं। बैठा हुआ अहंकार, सोया 
हुआ अहंकार कोई अर्थ नहीं रखता । अहंकार सदा खड़ा हुआ होता हैं । शरण 
के भाव को आप खड़ा हुआ सोच सकते हैं ? शरण का भाष छेठ जाने का 
भाव है, किसी विराठतर शक्ति के समक्ष अपने को छोड़ देने का भाव हैँ । मैं 
नहीं तू--यह भावना इसमें गहरी है ं 


मैंने आपसे कहा है कि प्रकृति के नियम काम्र करना छोड़ देते हैं, अगर 
हम परमात्मा के नियम में अपने को समाविष्ट करते में समर्थ हो जायें। इस' 
सम्बन्ध में कुछ बातें कहनी जरूरी हैं। महावीर के सम्बन्ध में कहा जाता हैं-- 
२४०० साल में महावीर के पीछे चलनेवाला कोई भी व्यक्ति नहीं समझा 
पाया कि इसका राज़ क्या है कि महावीर- ने १२ वर्षो में केवल ३६५ दिव 
भोजन किया । इसका अर्थ हुआ कि ११ वर्ष भोजन नहीं किया । कभी तीन 
महीने के बाद एक दिन किया, कभी महीने बाद एक दिन किया । बारह वर्ष 
के लम्बे समय सें सब मिलाकर ३६५ दिन, कुल एक वर्ष भोजन किया । अनुपात 
अगर लें तो धारह दिव में एक दिन भोजना किया और ११ दिन भूखे रहे। लेकिन 
महावीर से ज्यादा स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है, उतना शक्तिशाली शरीर 
खोजना मृश्किल है । बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण या राम में से शारीरिक स्वास्थ्य 
की दृष्टि से महावीर के सामने कोई भी नहीं टिकता है। वहुत हैरानी की वात 
है कि १३ साल में यह आदमी कुल ३६५ दिन भोजन करता है। इसके 
शरीर को तो गिर जाना चाहिए कभी का | लेंकिन क्या हुआ है कि शरीर 
गिरता नहीं ? 
मैंने अभी साम लिया राबर्ट पावलिता का। उसकी प्रयोगशाला में वहुत 
अनूठे प्रयोग किये जा रहे हैं। उनमें एक प्रयोग सम्मोहन के हारा भोजन हो 
जाने का भी है। जो व्यक्ति इस प्रयोगशाला में काम कर रहा हैं, उसने 
चकित कर दिया है। पावलिता की प्रयोगशाला में कुछ लोगों को दसन्दस 
साल तक सम्मोहित किया गया है । वह दस साल तक सम्मोहन में रहेगी, उठेगी, 
घैठेगी, काम करेगी, खायेगी, पियेगी; लेकिन उसका सम्मोहन नहीं तोड़ा 
जायेगा । वह गहरी सम्मोहव की अवस्था वती रहेगी । भौर कुछ लोगों ने 


भहावीर - वाणी १०३ 


ती अपना पूरा जीवस सम्मोहन के लिए दे दिया हैं। जो पूरे जीवन के लिए. 
सम्मोहित किये गये हैं, उनका सम्मोहव जीवन भर नहीं तोड़ा जायेगा । उसमें 
एक च्यक्ति है बरफिलाब । उप्तको तीन सप्ताह के लिए पिछले वर्ष सम्मोहिंत 
किया गया । और तीन सप्ताह पूरे समय उसे वेहोश सम्मोहित रखा गया। 
और उसे तीन सप्ताह में बारथार सम्मोहन में झूठा भोजन दिया गया। जैसे 
उससे बेहोशी में कहा गया कि तूफे एक बगीचे में छे जाया जा रहा है, देख कितने 
सुयंधित फूल शोर कितने फल रूगे हैं, धुगन्‍्घ भा रही है ? उस व्यक्ति ते जोर 
से ब्वास खींची भौर कहा, भद॒भूत सूगन्‍्य है! प्रतीत होता है सेव पक गये 
हैं। पावल्ििता ने उन झूठे, काल्पनिक, फरैल्टेसी के वयीचों से फल तोड़े । उत्त 
आदमी को दिये और कहा कि लो बहुत स्वादिष्ट हैं। उप्त आदमी ने शुत्म 
में शुन्य से लिये गये शून्य सेवों को खाया। कुछ था नहीं वहाँ, लेकित स्वाद 
लिया, आनन्दित हुआ ) १५ दिन तक उसे इसी तरह का भोजत दिया गया । 
असली पानी भी नहीं । शूढ्ा पावी कहें, शूठा भोजन कहें । दस डाक्टर उसका 
अध्ययन करते थे। उन्होंने बताया कि रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता 
चला गया । उसकी जो शारोरिक तकलीफ़ थी, वहु पाँच दिन के बाद विशीन 
हो गयी । उसका शरीर अपने मैंक्जिमस स्वास्थ्य की हालत में भा गया । 
सातवें दित के बाद शरीर की सामान्य क्रियाएं बन्द ही गयीं। पेशाब या 
पाखाना, मल-पूत्र विसर्जन सब्र विदा हो गया । क्योंकि उसके शरीर में से कुछ 
जाते को ही नहीं रह गया। तीन सप्ताह हे बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की 


वात थी, वह यह थी कि वह परिपुर्ण स्वस्थ होकर, अपनी बहोशी के बाहर 
जाया । 


आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसका बजन बढ़ गया था | यह 
अप्भव है। जो वैज्ञानिक वहां अच्ययच कर रहा था डा० रेजलिव, उसमे कहा 
कि दिस इज साइन्टिफ्िकली इम्पासियल। लेकिन इस्पासिवत हो या ने ही, 
असंभव हो या न हो, फिर भी यह हुआ है। मैं भौजूद था। थौर दस रात और 
दस दिल पूरे वक्त पहरा था कि उस आदमी को कुछ खिला न दिया जाये, किसी 
परकोव से उसको इंजेक्शन व लगा दिया जाये, कोई दवा च डात्त दी जाये | 
फुछ भी उसके शरीर में नहीं डाला गया और वजन भी बढ़ गग)। | रेजलिव उस 
पर साल भर से काम कर रहा है। उसका कहता है कि भानना पड़ेगा कि 


देयर इज समय लाइक ऐन अननोन एक्स-फोते । कोई है एक शक्ति अज्ञात, 
एक्स सास की, जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जानो गयी किल्हीं शक्तियों में 


श्०छ महावीर - वाणी 


समाविष्ट नहीं होती, वही काम कर रही है ; उसे हम भारत में प्राण कहते 
रहे हैं । 

इस प्रयोग के बाद महावीर को समझना आसान हो जायेगा । इसलिए 
मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को भी उपवास करना हो, वे' तथाकथित जैन 
साधुओं के उपवास के पागलपन में न पड़ें। उन्हें कुछ भी पता नहीं है । 
वे सिर्फ भूखे मरवा रहे हैं। अनशन को उपवास कह रहे हैं। उपवास की तो 
कोई ओर ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भौर अगर उस भाँति प्रयोग किया जाये, 
तो वजन नहीं गिरेगा, वजन बढ़ भी सकता हैं। पर महावीर का वह सूत्र खो 
गया । सम्भव है वैज्ञानिक उस सूच को चेकोस्लोवाकिया में फिर से पैदा कर 
के। लेकिन हम अभागे लोग हैं । हम घर्मं की बातों और विवादों मे इतना 
समय नष्ट करते और करवाते हैं कि सार्थक को करने के लिए समय और 
सुविधा नहीं बच रहती और हम ऐसी बँधी हुई अन्धी गलियों में भटकते रहते 
हैं, जहाँ रोशनी की कोई किरण ही नहीं । 

प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महावीर की तरकीब क्‍या होगी ? 
क्योंकि सहावीर तो सम्मोहित या बेहोश नहीं थे । पावलित का जो प्रयोग है 
वह तो एक बेहोश गौर सम्मोहित आदमी पर है। महावीर तो प्रूर्ण जाग्रत 
पुरुष थे । वे तो वेहोश नहीं थे । वे तो उन जाग्रत लोगों में से थे जो कि 
निद्रा में भी जाग्रत रहे, जो नींद में भी सोते नहीं, जिन्हें नींद में भी पुरा होश 
रहता है। 

(९) सम्मोहन और महावीर का सूत्र 


तो महावीर ने कैसे किया होगा ? महावीर का सुत्र क्‍या है ? असल में 
सम्मोहन में और महावीर के सूत्र में एक आंतरिक सम्बन्ध है । सम्मोहिंत 
व्यक्ति वेहोशी में विवश ह्वोकर समर्पित हो जाता है, उसका अहंकार खो 
जाता है। अपने जान में वह नहीं खोता, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ता हैं, 
बेहोशी में खो जाता हैं । महावीर जानकर उस अस्मिता को, उस अहंकार को 
खो देते हैं मौर समर्पित हो जाते हैं । अगर आप होअपूर्वक भी, जाग्रे हुए भी 
समपित हो सकें, कह सकें “अरिहंत शरणम्‌ पवज्जामि', तो आप उसी रहस्य 
लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ रेजलिव और पावलिता का प्रयोग करता है ! 
केवल वेहोशी में प्रवेश कर पाते हैं। होश में आमने पर तो उस आदमी को 
भो भरोसा नहीं रह जाता कि यह हो सकता है। वताये जाने पर उसने 


महावीर - बाणी १०५ 


कहा--कुछ-न-कुछ गड़बड़ हुई होगी। में नहीं मात सकता। होश में आने 
के बाद तो वह एक दिन भी बिचा भोजन के नहीं रह सका । उप्तने कहा कि 
मैं मर जाऊंगा । अहंकार वापस जा गया । लहंंकार अपने सुरक्षा-आयोजन को 
लेकर फिर खड़ा हो गया | उस जादमी को समझा रहा है डाक्टर कि नहीं 
भरेगा क्योंकि २१ दिन तक हम देख चुके, तेरा स्वास्थ्य और बढ़ा है। उस 


आदमी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे भोजन दें। उसका भय लौट 
आया। 


ध्यान रहे, मनुष्य के चित्त में जब तक अहंकार है, तव तक भय होता | 
है। भय और अहंकार एक ही ऊर्जा के नाम हैं! जो जितना भयभीत आदमी, | 
उतना ही बहंकारी; जितना बहुंकारी उतता ही भयभीत । यदि आप सोचते 
हों कि अहंकारी बहुत निर्भव होता है, तो आप गलती में हैं। अहुंकारी अत्यंत 
भयातुर होता है। यद्यपि अपने भय को प्रकट मं हीने देने के लिए वह निर्भया 
के कवध्व जोढ़े रहता है, तलवारें लिए रहता है हाथ में, एकदम संभल कर 
रहता है। महावीर कहते हैं कि अभय तो वही हो सकता है, जो समपितत है, 
शरणागत है, जिसने अपने को छोड़ा उसके भय का कोई कारण नहीं रहा। 


(१०) शरणागति + ऊर्जा का खुला हुआ द्वार 


यह सूत्र शरणागति का है। इस सूच के साथ नमोकार पूरा हो जाता हैं। 
नमस्कार से शुरू होकर वह शरणाग्रति पर पूरा होता है और इस अर्थे में 
नमोकार पूरे धर्म की मात्रा बन जाता है । 


शरणागति का पहला तो संबंधहै भान्तरिक ज्यामिति से, जो जापके 
भीतर की चेतना की भाकृति वदलती है। दूसरा सम्बन्ध है--आप प्रकृति के 
साधारण नियमों के बाहर चले जाते हैं, किसी गहन अथ में आप दिव्य हो्‌ 
जाते हैं, शरण में जाते हैं, तो जाप जतिक्रण कर जाते हैं, सावांरण तथा- 
कथित नियमों का, जो हम वाँधे हुए हैं। और तीसरी बात--धरणागतति 
आपके जीवन द्वारों को परम ऊर्जा की तरफ खोल देती है। जैसे कि कोई 
अपनी आंख को सूश्ण की तरफ उठा ले। सूरज की तरफ पीठ करने की भी 
हमें स्वत्ततता है । सूरज की तरफ पीठ करके भी हंप खड़े हो सकते हैं, सूरण 
की तरफ मुंह करके भी जाँख वनन्‍्द रख सकते हैं। सूरज का अनन्त प्रकाश 
चरसता रहेगा और हम वेचित रह जायेंगे डेकित एक आदमी सूरज को 
चर घूष्त जाता है, जैसे कि सूयमुखी का फूल घूम गया हो, भाँख खोल लेता 


५१०४७ महावीर - वाणी 


समाविष्ट नहीं होती, वही काम कर रही है । उसे हम भारत में प्राण कहते 
रहे हैं । 

इस प्रयोग के बाद महाधीर को समझना आसान हो जायेगा । इसलिए 
मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को भी उपवास करना हो, वे तथाकथित जैन 
साधुओं के उपवास के पागलपन में न पड़ें। उन्हें कुछ भी पत्ता नहीं है । 
वे सिर्फ भूखे मरवा रहे हैं। अनशन को उपवास कह रहे हैं। उपवास की वो 
कोई और ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भौर अगर उस भाँति प्रयोग किया जाये, 
तो वजन नहीं गिरेगा, चजन बढ़ भी सकता है। पर महावीर का वह सूत्र खो 
गया । सस्भव है वैज्ञानिक उस सूत्र को चेकोस्लोवाकिया में फिर से पैदा कर 
हे। लेकित हम अभागे लोग हैं। हम घर्मं की बातों और विवादों मे इतना 
समय नष्ट करते और करवाते हैं कि सार्थक को करने के लिए समय और 
सुविधा नहीं बच' रहती और हम ऐसी बँघी हुई अन्धी गलियों में भटकते रहते 
हैं, जहाँ रोशनी की कोई किरण ही नहीं । 

प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महावीर की तरकीब क्‍या होगी ? 
क्योंकि महावीर तो सम्मोहित या बेहोश नहीं थे । पावलित का जो प्रयोग हैं 
वह तो एक बेहोश भौर सम्मोहित भादमी पर है । महावीर तो पूर्ण जाग्रत 
पुरुष थे । वे तो बेहोश नहीं थे । वे तो उन जाग्रत लोगों में से थे जो कि 
निद्रा में भी जाग्रत रहे, जो नींद में भी सोते नहीं, जिन्हें नींद में भी पुरा होश 


रहता है । 
(५९) सम्मोहन और महावीर का सच 


तो महावीर ने कैसे किया होगा ? महावीर का सूच क्‍या है ? असल में 
सम्मोहन में और महावीर के सूत्र में एक आंतरिक सम्बन्ध है । सम्मोहित 
व्यक्ति बेहोशी में विवश होकर समपित हो जावा है, उसका अहंकार खो 
जाता है। अपने जान में वह नहीं खोता, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ता हैं, 
बेहोशी में खो जाता हैं । महावीर जानकर उस अस्मिता को, उस अहंकार को 
खो देते हैं और समपित हो जाते हैं ॥ अगर आप होशपूर्वक भी, जागे हुए भी 
समपित हो सर्के, कह सकें 'अरिहंत शरणम्‌ पवज्ञामि', तो आप उसी रहस्य 
लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ रेजलिव और पावलिता का प्रयोग करता है। 
केवल बेहोशी में प्रवेश कर पाते हैं। होश में आने पर तो उस आदमी को 
भी भरोसा नहीं रह जाता कि यह हो सकता है। बताये जाने पर उसने 


महावीर - वाणी श्र 


कहा--कुछ-न-कुछ ग्रड़वड़ हुई होगी । मैं वहीं भाव सकता। ही में आने 
के बाद तो वह एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सका। उसने कहा कि 
में भर जाऊँगा। अहंकार वापस आ गया। अहंकार अपने सुरक्षा-आयोजन को 
लेकर फिर खड़ा हो गया | उस आदमी को समझा रहा है डाक्टर कि नहीं 
मरेगा क्योंकि २१ दिन तक हम देख चुके, तेरा स्वास्थ्य और बढ़ा है। उस 


आदमी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीों, मुझे भोजन दें। उसका भय लौट 
आया। 


ध्यान रहे, मनुष्य के चित्त में जब तक अहंकार है, तव तक भय होता 
है। भय और अहंकार एक ही' ऊर्जा के नाम हैं। जो जितना भयभीत आदमी, | 
उतना ही अहंकारी; जितना अहंकारी उतना ही भयभीत । यदि जाप सोचते 
हों कि अहंकारी बहुत निर्भय होता है, तो आप गलती में हैं। भहेकारी अत्यंत 
भयातुर होता है। यद्यपि अपते भय को प्रकट न होने देते के लिए वह निर्भयता 
के कवच ओढ़े रहता है, तलवारें लिए रहता है हाथ में, एकदम सँभल कर 
रहता है। महावीर कहते हैं कि अभय तो वहीं हो सकता है, जो स्मपित है, 
शरणागत हैं, जिसने अपने को छोड़ा उसके भय का कोई कारण नहीं रहा । 


(१०) शरणागति : ऊर्जा का खुला हुआ द्वार 


यह सूच शरणागति का है। इस सूच के साथ नमोकार पूरा ही जाता है । 
तमरकार से शृरू होकर वह शरणागति पर पूरा होता है और इस कर्थ में 
नभौकार पूरे घर्म की यात्रा वन जाता है। 


शरणागति का पहला तो संबंधहै आस्तरिक ज्याभिति से, जो आपके 
भीतर को चेतना की आकृति ददलती है। दूसरा सम्बन्ध है---आप प्रकृति के 
साधारण नियमों के बाहर चले जाते हैं, किसी गहन अये में आप दिव्य हो 
जाते हैं, दरण में जाते हैं, तो आप अतिक्रमण कर जाते हैं, साधारण तथा- 
कथित नियमों का, जो हम बाँघे हुए हैं । और तीसरी बात--शरणागति 
अपके जीवन द्वारों को परम ऊर्जा की तरफ खोल देती है। जैसे कि कोई 
अपनी भ्ाँख को सूरज की तरफ उठा ले । सूरज की तरफ पीठ करने की भी 
हमें स्वतंत्रता है। सूरज की तरफ पीठ करके भी हम खड़े हो सकते हूँ, 
की तरफ मुंह करके भी आँख बन्द रख सकते हैं। सूरण का अनन्त प्रकाश 
वरसता रहेगा और हम वंचित रह जायेंगे। लेकिन एक आदमी सूरज की 
जरफ घूम जाता है, जैसे कि सुर्दभुखी का कूज घूम गया हो, आँख खोल लेता 


सूरज 


१०६ महावीर - वाणी 


है, द्वार खुला छोड़ देता है, तो सुर्य का प्रकाश उसके रोवें-रोवें, रग-रग तक 
पहुँच जाता है। उसके हृदय के अन्धकारपूर्ण कक्षों तक भी प्रकाश की खबर 
पहुंच जाती है । वह नया और ताजा, प्रुतरुज्जीवित हो जाता है । ठीक ऐसे 
ही विश्व कर्जा के स्लीत हैं और इन विश्व ऊर्जा के स्रोतों की तरफ स्वयं को 
खोलना हो तो शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हैं । 


(११) हमें अहंकारी पर दया आनी चाहिए 


इसलिए अहंकारी व्यक्ति दीन से दीन व्यक्त हैं, जिसने अपने को समस्त 
स्रोतों से तोड़ लिया है । जो सिर्फ अपने पर ही भरोसा कर रहा है । वह ऐसा 
फल है, जिसने जड़ों से अपने संबंध त्याग दिये, और जिसने सूरज की तरफ 
मुह फेरने में अकड़ दिखायी । वर्षा आती है तो अपनी पंखुड़ियां वन्द कर छेता 
है । वह सड़ेगा । उसका जीवन सिर्फ सड़ते का एक क्रम होगा । उसका जीवन 
मरने की एक प्रक्तिया हैं होगी । उसका जीवन परम जीवन का मार्ग नहीं 
बनेगा । लेकिन रस पाता है. फूल जड़ों से, सूर्य से, चाँद-तारों से ! अगर फूल 
समपित है तो प्रफुल्लित हो जाता है। सब द्वारों से उसे रोशनी और प्रकाश, 
जीवन' मिलता है | 


शरणागति का जो तीसरा और गहनतम रूप है वह है प्रकाश अथवा 
जीवन ऊर्जा के जो परम स्रोत हैं, जो एनर्जी सो्सेज हैं, उनकी तरफ अपने की 
खोलना । पावलिता का मैंने नाम लिया, इसके ताम से - एक यंत्र वैज्ञानिक 
जगत्‌ में प्रसिद्ध है । वह कहलाता है पावलिता जैनरेटर। बड़े छोटे-छोटे उसमें 
यंत्र बनाये गये हैं। बहुत संवेदनशील पदार्थों से बहुत छोटी-छोटी चीजें बनाई 
गयी हैं और अभूतपूर्व काम उन यंत्रों से पावलिता करवा रहा हैं। वह कहता 
है कि आप सिर्फ अपनी आँख उन यंत्रीं पर गड़ाकर खड़े हो जायें पाँच क्षण के 
लिए; कुछ न करें, सिर्फ आँख गड़ाकर यंत्रों के सामने खड़े हो जायें, यंत्र 
आपकी शक्ति को संग्रहीत कर लेगा और तत्काल उस शर्क्वि का उपयोग किया 
जा सकता है। जो कास आपका मन कर सकता था, बहुत दूर तक वही काम 
अब वह यंत्र कर सकता है । 

पाँच मिनठ पहले आप उस यंत्र की हाथ में उठाते, तो वह मुर्दा था । 
पाँच मिनठ बाद उसको हाथ में उठायें, तो आपके हाथ में उस शक्ति का 
अनुभव होगा । आप जिसे प्रेम करते हैं पांच मिनट पहले अगर आपने वह यंत्र 


महावीर - वाणी १०७ 


उसके हाथ में दिया होता तो वह कहता या वह स्त्री कहती कि ठीक है एक 
यंत्र हैं। छेकिन पाँच मिनट जाप उसे गौर से देखें और आपकी ऊर्जा उससे 
संयुक्त हो जाये, तब आप उस यंत्र को अपने प्रेमी के हाथ में दें, वह फोरन 
पहचानेगा कि आपको प्रतिध्वनि उस यंत्र से भा रही है। अगर क्रोध और 
घृणा से भरा हुआ व्यक्ति उस यंत्र को देख ले, तो आप उंसको हाथ से अलग 


करना चाहेंगे। अगर प्रेम, दया, सहानुभूति से भरा व्यक्ति देख ले, तो आप उसे 
संभाल कर रखना चाहेंगे । 


(१२) भीड़ को भगाने का नया वैज्ञानिक येत्र 


पावलिता ने एक बहुत अद्भुत घोषणा की है। उसने कहा, वहुत-सी 
भीड़ों को छांटने के लिए गोली और लाठी की जरूरत न होगी । हम ऐसे यंत्र 
बना सकेंगे कि अगर १५ मिनट वहां भीड़ खड़ी कर दी जाये, तो लोग भाग 
जायेंगे। इतनी घृणा उनसे विकीशित की जा सकेगी । अभी तक उसने जो 
प्रयोग बताये हैं लोगों को करके, वे सफल' हुए हैं ॥ जब उसने नवीनतम जो यंत्र 
चनाया है, वह ऐसा है कि आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 


एक विशेष सीमा के भीतर उसके पास से गुजर जायें, वह आपको पकड़ 
केया । 


(१३) बिना देख छूकर बताइए कि. ...... .. 


मैंने बताया है कि स्टालिन ने एक आदमी की हत्या करवा दी थी-- 
कार्लआादोविच झीलिग की १६३७ में । वह आदमी १६३७ सें यही काम कर रहा 
था, जो पावलिता अब कर पाया है। बीस साल, तीस साल व्यर्थ पिछड़ गयी 
वात । झीलिंग अद्भुत व्यक्ति था। वह जंडों को हाथ में रखकर बता सकता 
था कि इस मंडे से (मुर्गी पैदा होगी या भुर्गा, भौर इसमें. उससे कभी कोई 
गलतो-नहीं हुईं । पर यह तो बड़ी वात नहीं, क्‍योंकि अंडे में भाखिर भीतर 
जो प्राण है, उसकी स्त्री और पुरुष की विद्युत्‌ में फर्क है, उनके विद्यत कम्पन 
में फर्क है। वह निगेटिव, पोजिटिव का फके है । तो अण्डे के ऊपर अगर संवेदन- 
शील व्यक्ति हाथ न रखे तो ऊर्जा कण निकलते रहते हैं, उनसे वह्‌ बता सकता 
है। केकिन झीलिग ढेके हुए चित्र पर हाथ रखकर बता सकता था कि यह्‌ 
चित्र नीचे छ्री का है कि पुष्प का। क्षील्िंग का कहना था कि जिसका चित्र 
लिया गया है उसके विद्युततण उस चित्र में इतनी देर में समाविष्ट हो.जाते 


श्ण्८ महावीर - वाणी 


हैं जितनी देर में वह लिया जाता है। और इसलिए समाविष्ठ हो जाते हैं कि 
जब किसी का चिच लिया जाता है तो वह कैमरा कांसेस हो जाता है। उसका 
ध्यान कैमरे पर अटक जाता हैं और धारा प्रवाहित हो जाती हैं। पावलिता कह 
रहा है कि एक तरफ देखने से आपकी ऊर्जा चली जाती है। इसी तरह आपके 
चित्र में भी आपकी ऊर्जा चली जाती हैं। पर यह तो कुछ भी नहीं है । 
झीलिंग की जो सबसे अद्भुत वात थी वह यह है कि किसी आईने पर हाथ रख 
कर वह बता सकता था कि आखिरी जो व्यक्ति इस आईने के सामने से निकला, 

_विह स्ली थी या पुरुष | क्योंकि आईने के सामने भी आप मिरर कांसेस हो जाते 
हैं । आप आईने के सामने आते हैं तो जितने एकाग्र होते हैं शायद और कहीं 
होते । आपके बाथरूम में लगा आईना आपके संबंध में किसी दिन इतनी बातें 
कह सकेगा कि आपको अपवा आईना बचाना पड़ेगा कि कोई ले न जाय 
उठाकर। वे सब रहस्य खुल जायेंगे जो आपने किसी को नहीं बताया । जो 
सिफे आपका वाथरूम और आपके वाथरूम का आईना जानता है | क्योंकि 
जितने घ्यानमग्न होकर आप आईने को देखते हैं शायद किसी चीज को नहीं 
देखते | इससे आपकी ऊर्जा प्रविष्ट हो गयी। 


(१४) कया सागर गंगोत्ी की तरफ वह सकता है ? 


अगर आपकी ऊर्जा प्रविष्ट होती है ध्यानमग्व होने से, तो क्या इससे - 
विपरीत नहीं हो सकता ? वह विपरीत ही शरणागति का राज है। बहुत छोटे 
ऊर्जा के केख्र हैं आप । और अगर आपसे भी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, तो 
क्या परम शक्ति के प्रति आप समर्पित होकर उसकी ऊर्जा को अपने में समाविष्ट 
नहीं कर सकते ? ऊर्जा के प्रवाह हमेशा दोनों तरफ होते हैं। जो ऊर्जा आपसे 
बह सकती है, वह जापकी तरफ़ भी बह सकती है और अगर गंगा सागर 
की तरफ वहती हैं तो क्या सागर गंगा की तरफ नहीं बह सकता ? बह शरणा- 
गति सागर को यंगा की गगीत्री की तरफ वहाते की प्रक्रिया है। हम सब त्तो 
बह-बह कर सागर में गिर ही जाते हैं लड़च्लड कर बचने की कोशिश में 
जीसस ने कहा है जो भी अपने को वचायेगा वह मिट जायेगा । और घनन्‍्य हैँ 
बे जो अपने की मिटा देते हैं। क्योंकि उनको मिठाने की फिर किसी की 
सामथ्ये नहीं है । गंगा तो लड़ती होगी, कगड़ती होगी सागर में गिरते के पहले 
(सभी झगड़ते और लड़ते हैं) भयभीव होती होगी कि मिटी जाती है ! मीत से 
हमारा डर यही तो हैं। मौत का मतलब सागर के किनादे पहुंच गयी गंगा । 


महावीर - वाणी ५०६ 


भरते से बचाने में लड़ते-लड़ते गिर जाते हैं। तथ गिरने का जो मजा था, 
उससे भी चूक जाते हैं और पीड़ा भी पाते हैं। शरणागति कहती है लड़ो मत्त, 
गिर जाओ । और तुम पाओगे कि जिसकी शरण में तुम गिर गये हो, उससे 
तुमने कुछ खोया नहीं, पाया है कि सागर गंगोत्री की तरफ आया। वह जो 
अमृत का स्लोत है चारों तरफ, जीवन का रहस्य स्रोत हे--अरिहंत, पघिद्ध, 


साधू तो प्रत्तीक शब्द हैं। हमारे पास आकृति हैं उस अनन्त खतोत की । पर- 
मात्मा निराकार में खड़ा है ) 


(१४) जब हम भूले चराशने रूगते हैं 


लेकिन आकार में भी परमात्मा की छबि बहुत बार दिखायी पड़ती है । 
कप्ती किसी महावीर में, कभी किसी बुद्ध में, कभी किसी क्राइस्ट में, उस 
परमात्मा की, उस निराकार की छवि दिखायो पड़ती है। लेकिन हम उस 
निराकार को तब भी चूकते हैँ, क्योंकि हम आकृति में कोई मूल मिकाल लेते 
हैं। कद्ते हैं---जीसस की आकृति थोड़ी कम लम्बी है, यह परमात्मा की नहीं 
हो सकती । महावीर को तो बीमारी पकड़ती है, ये परमात्मा कैसे हो सकते 
हैं ? बुद्ध भी तो मर जाते हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? भापको ख्याल 
नहीं कि ये आाप आक्ृति की' भूलें निकाल रहे हैं। और आकृति के वीच जो 
मौजूद था, उससे चूके जा रहे हैं। आप वैसे आदमी हैं कि जो कि दीये की 
मिट्टी की भूलें निकाल रहे हैं, तेल की भूलें निकाल रहे हैं और वह जो ज्योति 
चमक रही है उससे चूके जा रहे हैं। होगी दिये में भूल, नहीं बना होगा पूरी 
तरह सुधर, पर प्रयोजन क्या है ? वह जो ज्योति काफी सुधड़ दीच में जल 
रही है, वह जो निराकार स्नोतरहित ज्योति हैं, चह मुख्य है! परः उसे देखना 
कठिन हैं । यद्यपि उसे भी देखा जा सकता हैं, लेकिन अभी तो प्रारंभिक चरण 
में उसे जरिहंत में, सिद्ध भें, साधु में, उसे जाने हुए लोगों के द्वारा कहे गये 
भर्म में देखने की कोशिश करनी चाहिए । लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि अगर 
कष्ण घोल रहे हों तो हम यह फिक्र कम करेंगे कि उन्होंने क्या कहा ! हम 
प्रसकी फिक्र करेंगे कि कोई व्याकरण की भूल तो नहीं थी। 

_ हम ऐसे लोग हैं। हम जिद किये बैठे हैं चूकते की । हम चूकते ही चले 
जायेंगे। असल में जिनको हम वृद्धिमाच कहते हैं उनसे ज्यादा बुद्धिहीन खोजना 
मुरिकिल है, क्योंकि दे चूकने में सर्वाधिक कुशल होते हैँ। वे महावीर के पास 
जाते हैँ तो कहते हें कि सब लक्षण पूरे हुए कि नहीं? पहला लक्षण जो शास्त्र 


श्श्र्‌ महावीर - वाणी 


आपको शरण जाना हैं तो एक पत्थर की यूर्ति में आप कारण खोज सकते हैं कि 
शरण में जाने योग्य है। औौर मजा यह हैं कि शरण में जायें, तो पत्थर की 
मूति भी आपके लिए उसी परम खत्रोत का द्वार खोल देगी । और शरण न जायें 
तो खूद महावीर सामने खड़े रहें, तो भी द्वार बन्द रहेगा। घाभिक आदमी 
मैं उसे कहता हूँ कि जो कहीं भी शरण में जाने का कारण खोजता ही रहता 
हैं। जहाँ भी उसे लगता हैं कि यहाँ शरण जाने योग्य है, जहां भी मौका 
मिलता है, वह अपने को छोड़ता और तोड़ता और मिटाता है, बचाता नहीं। 

एक दिन निश्चित ही उसकी गंगोन्नी में सागर गिरना शुरू हो जाता है । और 

जिस दिल सागर गिरता है, उसी दिन उसे पता चलता हैं कि शरणागति का 
पूरा रहस्य वया था ! इसकी पूरी कीलियाँ, इसका पूरा चमत्कार क्या था ! 


(१७ ) शरणागाति तो तब होती है 


एक बात आखिरी है कि अगर जीसस सूली पर चमत्कार दिखा दें कौर 
तब आप शरण में जायें तो, ध्यान रखना, वह शरणाग्रति नहीं है । अगर बंद्ध 
किसी मुद्दे! को जिस्दा कर दें और तब आप उनकी शरण पकड़ लें तो समझ 
लेना कि वह शरणागति नहीं है। क्योंकि उसमें कारण बुद्ध हैँ, कारण आप 
नहीं हैं। वह सिर्फ चमत्कार को नमस्कार है। उसमें कोई शरणागति नहीं है । 
शरणागति तो तब है, जब कारण आप हों, बुद्ध नहीं । इस फर्क को ठीक से 
समझ लें, नहीं तो यूत्र का राज़ चूक जायेगा। शरखणागति तो तब होती है, 
जब भाप शरण गये हैं। और शरणागति उसी मात्रा में गहन होती है, जिस 
मात्रा में शरणागति जाने का कोई कारण नहीं होता । अगर कारण होता है, 
तो वह तो धारगेन हो जाता हैं, सौदा हो जाता है, शरखागति नहीं रह जाती । 
अगर बुद्ध मुर्दों को उठा रहे हैं, तो उसे नमस्कार तो करना ही पड़ेगा | लेकिन 
इसमें आपकी खूबी नहीं है, इसमें तो कोई भी नमस्कार कर लेगा इसमें अगर 
कोई खूबी है तो वुद्ध की है। आपका उसमें कुछ भी नहीं है। खुबी आपकी 
होनी चुरू हो जाती है, अगर शरण अकारण हो। जितनी ही वह अकारण होगी, 
शरण की भावना उतनी गहरी होगी) जितनी सकारण होगी, उतनी उथली 
हो जाती है शरण । जब कारण बिल्कुल साफ होते हैं, तो विल्कुल तकंयुक्त ही 
जाते हैं। उसमें कोई छलांग नहीं रह जाती । गौर जब बिल्कुल कारण नहीं 
होता, तभी छलांग घटित होती है । 

तरतोलियन एक ईसाई फ़कीर ने कहा किं मैं परमात्मा को मानता हैं, 


्थ ० 


है, कोई तर्वी 


5 


क्योंकि उसके मानने का कोई भी कारप नहीं है, कोई प्रभाव नह 


महावीर - वाणी ११३ 


नहीं है। अगर तक होता, प्रमाण होता, कारण होता, तो जैसे आप कमरे में 
रखी कुर्सी को मानसे हैं, उससे ज्यादा मुल्य परमात्मा का भी नहीं होता। 
साक्स मजाक में कहा करता था कि मैं तब तक परमात्मा को नहीं मानूँगा, जब 
तक प्रयोगशाला में टेस्ट दयूब में उसे पकड़कर सिद्ध करने पर कोई प्रमाण न 
मिल जाये । अब ' प्रयोगशाला में उसकी जांच-परख कर छेगे, थर्मामीटर लगाकर 
सब वरफ से नाथ तौल कर लेंगे, मेजरमेण्ट ले लेंगे, तराजू पर रख कर तौल 
लेंगे, एक्सरे से बाहर-भीतर सब उसको देख लेंगे, तब मैं मानूँगा । लेकिन ध्यान 
रखना, अगर हम परमात्मा के साथ यह सब कर सके, तो एक बात तय हैं कि 


वह परमात्मा नहीं रह जायेगा, वह एक साधारण वस्तु हो जायेगा। वयोंकि 
वस्तु का तो पूरा प्रमारा है । 


लेकिन इससे क्या होगा ? महावीर के सामने खड़े हों तो, शरीर तो पूरी 
तरह होता है, दिखायी पड़ रहा होता है, पूरे प्रमाण होते हैं, लेकिन वह जो 
भीतर जलती ज्योति है, वह्‌तो दिखायी नहीं पड़ती। उसमें तो आपको छलांग 
लगानी पड़ती है, तक के बाहुर, कारण के बाहुर। और जिस मात्रा में वह 
आपको नहीं दिखायी पड़ती है और छलांग लगाने की आप सामथ्यं जुटाते हैं, 
उसी मात्रा में आप शरण जाते हैं। अन्यथा सौदे में जाते हैं॥ एक आदमी 
आपके बीच आकर खड़ा हो जाय, मुर्दों को जिला दे, कोई दीमार हो तो ठीक 
कर दे, इशारों से घटनाएँ घटने लगें तो जाप सब उसके पैरों पर गिर जायेंगे । 
लेकिन वह शरणागति नहीं है। परन्तु जब महावोर जैसा आदमी खड़ा-हो 
जाता है, जिसमें कोई चमत्कार नहीं हैँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ध्यान दें, 
कुछ भी ऐसा नहीं है. जिससे आपको तत्काल लाभ दिखायी पड़े, कुछ भी ऐसा 
नहीं जो आपके सिर पर पत्थर की चोट जैसा प्रमाण बन जाये, और आप 
शरण चले जाते हैं, तो आपके भीतर कान्ति घटित होती है। जाप अहंकार 
से नीचे गिरते हैं। सब तके, सव प्रमाण, सब चलाकी की बातें अहंकार के 
ईदे-गिर्द हैँ, अतवर्य विचार के वाहर छलांग अकारण समर्पण के ईदे-गीर्द है। 


(१८ ) चरण त्तो वहाना है 


बुद्ध के पास एक युवक जाया था। चरणों में उनके मिर मया । बुद्ध से .. 
उससे पूछा कि भेरे चरण में क्‍यों गिरते हो? 


श्श्् महावीर - वाणी 


उस युवक से कहा, इस गिरते में वड़ा राज है। आपके चरण में नहीं 
गिरता, आपके चरण तो मात्र वहाना है; मैं गिरता हूँ, क्‍योंकि खड़े रहकर 
वहुत देख लिया और सिवाय पीड़ा के और दुःख के कुछ भी नहीं पाया | 


बुद्ध ने जपने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षु, देखो ! अगर तुम मुझे मानते 
हो कि मैं भगवान्‌ हूँ और तब मेरे शरण में गिरते हो तो तुम्हें उतना लाभ न 
होगा, जितना लाभ यह युवक मुझे विना भगवान्‌ माने उठाये लिये जा रहा है । 
यह कह रहा है कि मैं गिरता हूँ, क्योंकि गिरते का बड़ा आनन्द है। और अभी 
मेरी इतनी सामथ्ये नहीं है कि शुन्य में गिर पाऊ इसलिये मैंने आपको निमित्त 
वना लिया है। किसी दिन जब मेरी सामर्थ्य आ जायेगी तब मैं शून्य में गिर 
पारऊँगा, उत चरणों में जो दिखायी भी नहीं पड़ते, उन चरणों में जिन्हें छुआ 
भी नहीं जां सकता, फिर भी वे चरण चारों तरफ मौजूद हैं, तब मैं उस काज- 
मिक, विराट अस्तित्व के निराकार में सोधघा ही गिर पारऊँगा । पर अभी जरा 
मुझे गिरने का आनन्द ले लेने दें। अगर इन दिखायी पड़ते हुए चरणों में 
इतना आनन्द है, उसका मुझे थोड़ा स्वाद आ जाने दें, तो फिर मैं उस विराट 
में भी गिर पारंगा। इसलिए बुद्ध का जो सूत्र है--बुद्धम्‌ू शरणम्‌ गच्छामि--- 
बह बुद्ध से शुरू होता है । व्यक्तियों से। फिर संघम्‌ शरणम्‌ गच्छामि” यानी 
समूह पर चढ़ता है। संघ का अर्य है उन सत्र साधुओं की शरण में, उत सब 
साधुओं के चरखों में | और फिर घ॒र्मं पर---धम्मम्‌ शरणम्‌ गच्छामि! । फिर 
वह समूह से भी हट जाता है। फिर वह सिर्फ स्वभाव में, निराकार में खो जाता 
है । वहीं आता है कि अरिहंत की शरण में गिरता हैँ, स्वीकार करता हूँ भरिहंत 
की शरण, सिद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ, साथु की शरण स्वीकार करता 
हैं। और अन्त में---कैवलिपन्नत्त धम्ममू सरणम्‌ प्रवज्ञाभि, वर्म की, जाने 
हुए लोगों के द्वारा वताये गये ज्ञान की शरण स्वीकार करता हैँ । सारी बात 
इतनी है कि अपने को अस्वीकार करता हूँ। और जो अपने को अस्वीकार 
करता है, वह स्वयं को पा लेता है। भौर जो स्वयं को ही पकड़ कर बैठा 
। रहता हैं वह सब तो खो देता है, अन्त में स्वयं को भी नहीं पाता । स्वयं को 
/ बाने की यह प्रक्रिया बड़ी पैराडाक्सिकल, बड़ी विपरीत दिखायी पड़ेगी | स्वर्य॑ 
को पाना हो तो स्वयं को छोड़ना पड़ता है। ओर स्वयं को मिदाना हो, तो 
स्वयं को खूब जोर से पकड़े रखना पड़ता है । 
दो सूत्र जब तक विकसित हुए हैं, जैसा मैंने कहा है, एक सिद्ध की तरफ 


से कि भेरी झरणा जा जाओ। दूसरा सावक की तरफसे कि मैं तुम्हारी 


महावीर - वाणी ११४५ 


शरण आता हूँ। तीसरा कोई सूत्र नहीं है। लेकिन हम तीसरे की तरफ बढ़ 
रहे हैं। और इस बढ़ने में हमारे कदम जीवन में जो भी शुभ है, जीवन में जो 
भी सुन्दर है, जीवन में जो भी सत्य है उसे खोने की तरफ बढ़ रहे हैं । समर्पण 
थानी श्रद्धा, समपेण यानी शरणागति, समर्पण यानी अहंकार विसर्जनम्‌। 
नमोकार इस पर पूरा होता है। 


अब आगे हम महावीर की वाणी में प्रवेश करेंगे। लेकिन वे ही प्रवेश 
कर पायेंगे उसमें, जो अपने भीतर शरण की आकृति निर्मित कर पायेंगे। 
२४ घंटे के लिए प्रयोग करना। जब भी खझुयाल आये तो मन में कहना--- 
अरिहंते सरणम्‌ पवज्जामि, सिद्धे सरणम्‌ पवज्ञामि, साहू सरणम्‌ पवज्जामि, 
कैवलिपन्नत्तं धम्मं सरणम्‌ पवज्जामि। इसे दोहराते रहना २४ घंटे । रात 
सोते समय इसे दोहराकर सो जाना। रात नींद हूट जाये तो फिर दोहरा 
लेना । सुबह नींद खुले तो पहले इसे दोहरा लेना । महावीर वाणी पर प्रवेश 
के लिए आते वक्‍त इसे दोहराना । अगर शरण की भाकृति भीतर बन जाये, 


तो महावीर की वाशी में हम किसी और ढंग से प्रवेश कर सकेंगे, जैसा २४०० 
बे में सम्भव नहीं हुआ हैं । 


चौथा प्रवचन 


पर्येषण व्याख्यात-माला, बस्बई, दिवांक २१ अगस्त, १६७१ 


भ्रम: अहिंसा ओर अनुपस्थित हो जाने के आयाम 


घम्मो मंगलभुक्किद्ठम्‌ , अहिंसा संजमों तवो | 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
ए्‌ 
अथ ६-८ 
घर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ( कौन-सा घर्म ? ) अ्टिसा, संयम और तप- 
रूप धर्म । जिस मनुप्य का मन उतत धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं | 


(१) मनुष्य की पीड़ा क्‍या है ? 


धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। तो अमंगल क्‍या है, दुःख क्‍या है, मनुष्य की 
पीड़ा और सन्ताप क्या है ? इसे यदि यों न समझेंगे तो--धर्म मंगल है, शुभ 
है, आनन्द है--यह समभना आसान नहीं होगा। महावीर कहते हैं धर्म सर्वे 
श्रेष्ठ मंगल है । जीवन में जो भी आनन्द की सम्भावता है वह धर्म के द्वार से 
ही प्रवेश करती है। जीवन में जो भी स्वतंत्रता उपलब्ध होती है वह धर्म के 
दआकाश से ही उपलब्ध होती है । जीवन में जो भी सौच्दयें के फूल खिलते हैं, 
के धर्म की जड़ों में हो पोषित होते हैं। और जीवन में जो भी दु:ख है वह 
किसी न किसी रूप में धर्म से च्युत हो जाने में या अधर्म में संलग्न हो जाने में 
है। महावीर की दृष्टि में घर्म का मर्थ है जो मैं हूँ। उस होने में ही जीना, 
जो मैं हूँ उससे जरा भी च्यूत न होना ही घममें है । 
जो मेरा अस्तित्व है उससे जहाँ मैं बाहर जाता हूँ, सीमा का उल्लंघन 
करता हूँ, जहाँ में विजातीय से सम्बन्धित होता हूँ, जहाँ मैं उससे संबंधित होता 
हैं जो में नहीं हूँ, वहीं दुःख का प्रारंभ हो जाता है। और दुःख का प्रारंभ 
इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो मैं नहीं हूँ, उसे मैं कितना ही चाहूँ तब भी 
बह मेरा नहीं हो सकता । जो मैं नहीं हूँ उसे मैं कितना ही बचाना चाहें, उसे 
में बचा नहीं सकता । वह खोयेगा ही। जो मैं नहीं हूँ उस पर मैं क्रितना हीश्षम 
बौर मेहनत करूँ, अन्ततः मैं पारऊँगा कि वह मेरा नहीं सिद्ध हुआ। श्रम 
'हाथ लगेगा, चिन्ता हाथ लगेगी, जीवन का क्षपव्यय होगा और अन्त में मैं 
पाऊँगा कि मैं खाली का खाली रह गया हूँ। मैं क्रेवल उसे ही पा सकता हैँ, 
'जिसे मैंने किसी गहरे अर्थ में सदा से पाया हुआ है। मैं केवल उसका ही 


(१) भजुष्य की पीड़ा क्या है ? 


धर्म सर्वेश्रेष्ठ मंगल है। तो अमंगल क्या है, दुःख क्‍या है, मनुष्य को 
पीड़ा और सन्‍्ताप क्या है ? इसे यदियों न समझेंगे तो--धर्म मंगल है, शुभ 
है, आनन्द हैं--यह्‌ समझना णासान नहीं होगा। महावीर कहते हैं धर्म सर्वे 
श्रेष्ठ मंगल है । जीवन में जो भी आनन्द की सम्भावना है वह धर्म के द्वार से 
ही प्रवेश करती है। जीवन में जो भी स्वतंत्रता उपलब्ध* होती है वह घर्मं के 
आकाश से ही उपलब्ध होती है। जीवन में जो भी सोन्दर्य के फूल खिलते हैं, 
वेधर्म की जड़ों में ही पोषित होते हैं। और जीवन में जो भी दुःख है वह 
किसी न किसी रूप में घर्मं से व्युत हो जाने में या अधर्म में संलग्न हो जाने में 
है। महावीर की दृष्टि में घर्मं का अर्थ है जो मैं हूँ। उस होने में ही जीना, 
जो मैं हुँ उससे जरा भी च्युत न होना ही घमे है । 


जो मेरा अस्तित्व है उससे जहाँ मैं बाहर जाता हूँ, सीमा का उत्लंधन 
करता हूँ, जहाँ मैं विजातीय से सम्बन्धित होता हूँ, जहाँ मैं उससे संबंधित होता 
हूँ जो मैं नहीं हूँ, वहीं दुःख का प्रारंभ हो जाता है। और दुःख का प्रारंभ 
इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो मैं नहीं हूँ, उसे मैं कितना हो चाहूँ तब प्री 
'वह मेरा नहीं हो सकता । जो मैं नहीं हूँ उसे मैं कितना ही बचाना चाहूँ, उ्चे 
मैं बचा नहीं सकता | वह खोयेगा ही। जो मैं नहीं हूँ उस पर मैं कितना ही श्रम 
मोर मेहनत करूँ, अन्ततः मैं पारऊंगा कि वह भेरा नहीं सिद्ध हुआ। श्रम 
हाथ लगेगा, चिन्ता हाथ लगेगी, जीवन का अपव्यय होगा और बत्त में मै 
पाऊँगा कि मैं खाली का खाली रह 


गया हूँ। में केवल उसे है ने 
जिसे मैंने किसी गहरे अर्थ में सदा से पाया हुआ है। मैं ले. 


श्य्र्‌ महावीर - वाणी 


मालिक हो सकता हूँ, जिसका मैं जाने न जाने अभी भी मालिक हूँ। मृत्यु 
जिसे मुझसे नहीं छीन सकेगी, वही केवल मेरा है। देह मेरी ग्रिर जायेगी, 
फिर भी जो न गिरेगा, वही केवल मेरा है। रुग्ण हो जायेगा सब कुछ, दीन 
हो जायेगा सब . कुछ, नप्ट हो जायेगा सब कुछ, फिर भी जो नहीं विलीन 
होगा, वही मेरा है। गहन अन्धकार छा जाये, अमावस आ जाये जीवन में 
चारों तरफ, फिर भी जो अन्चेरा नहीं होगा, वही मेरा प्रकाश है। लेकिन हम 
सब, जो 'में नहीं हूँ” उसी में खोजते हैं स्वयं को । वहीं से विफलता, वहीं से 
फ्रस्ट्रेशन, वहीं से विपाद जन्मता है । जो भी हम चाहते हैं वह स्वयं को छोड़- 
कर सव चाहते हैं, यह हैरानी की बात है। इस जगत्‌ में बहुत कम लोग हैं 
जो स्वयं को चाहते हैं। शायद जापने इस भांति नहीं सोचा होगा कि आपने 
स्वयं को कभी नहीं चाहा, सदा किसी और को चाहा । 


(२) सर्थय॑ की पहचान है कि नहीं 


वह और कोई' व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई पद भीं 
हो सकता है, कोई स्थिति भी हो सकती है; लेकिन सदा कोई ओर है, अन्य 
हैं--दि अदर । स्वयं को होने को किसी ने भी कभी नहीं चाहा । लगता है 
जगत्‌ में केवल एक ही संभावना है कि हम स्वयं को पा सकते हैं और कुछ 
पा नहीं सकते। सिर्फ दौड़ सकते हैं । उससे दुःख आयेगा, उससे डिसइल्यूजन- 
भेन्ट होगा, कहीं न कहीं भ्रम ट्ूटेगा और तास के पत्तों का घर गिर जायेगा। 
कहीं व कहीं नाव ड्बेगी, क्योंकि वह कागज की थी। कहीं न कहीं हमारे 
स्वप्न विखरेंगे और भांसू बन जायेंगे । क्‍यों ? क्‍योंकि बे स्वप्न थे | सत्य 
केवल एक है और बह यह कि मैं स्वयं के अतिरिक्त इस जगत्‌ में और कुछ 
भी नहीं पा सकता हूँ। हाँ, पाने की कोशिश कर सकता हूँ, पाने का श्रम कर 
सकता हूँ, पाने की आशा बाँध सकता हूँ, पाने के स्वप्न देख सकता हूँ । गौर 
कभी-कभी ऐसा भी अपने को भरमा सकता हूँ कि पाने के विल्कुल करीब 
पहुँच यया हूँ । लेकिन कभी पहुँचा नहीं। कभी पहुँच ही नहीं सकता हूँ । अधर्म 
का अर्थ हैँ स्वयं को छोड़कर और कुछ भी पाने का प्रयास । अघरमम का अर्थ है 
स्वयं को छोड़कर परे” पर दृष्टि। और हम सब “दि अदर ओरिएसन्टेड' हैं । 
हमारी दृष्टि सदा दूसरे पर लगी है। यहाँ तक कि कभी अगर हम अपनी 
शक्ल भी देखते हैं तो वह भी इूसरे के लिए) अगर आईने के सामने खड़े 
होकर अपने को देखते हैं तो यह भी किसी के लिए है; कोई जो हमें देखेगा । 


महावीर - वाणी १२३ 


है] 


स्वयं को हम सीधा कभी नहीं चाहते । और धर्म तो स्वयं को सीधा चाहने 
से उत्पन्त होता है, क्योंकि घर्में का अर्थे है स्वभाव, दि अल्टीमेट नेचर | वह्‌ 
जो अन्ततत:, अच्ततोगत्वा मेरा होना है, जो मैं हूँ । 
(३) दि अदर इज़ हेल! 
सात्र ने बहुत कीमती सूत्र कहा है । कहा है :-८दि अदर इज हेल । वह जो 
दूसरा है, वही नक॑ हैं. हमारा। साज्न ने किसी और आर्थ में कहा है । लेकिन 
महावीर भी किसी और अर्थ में राजी हैं। वे भी कहत्ते हैं कि दि अदर इज हेल, 
बट दि इम्फेसिस इज नॉट आन दि जदर इज हेल, बट आन वनसेल्फ ऐज़ दि 
हेवेन । दुस रा नक॑ है, सीथे यह महावीर नहीं कहते हैं क्योंकि इतना कहने में 
भी दूसरे को चाहने की आकांक्षा और फिर विफलता छिपी है । सात के इस 
चचन को थोड़ा समझ लें। सान्न का जोर है यह कहने में कि दूसरा नके है। 
लेकिन दूसरा नके क्‍यों मालूम पड़ता है, यह शायद सार्त ने नहीं सोचा। 
दूसरा सर्क॑ इसीलिए मालूम पड़ता हैं, क्योंकि हमने दूसरे को स्वर्ग मानकर 
खोज की । हम दूसरे के पीछे गये, जैसे कि वहाँ स्वर्ग है । वह चाहे पति हो, 
चाहे पत्नी, चाहे बेटा हो, चाहे वेटी, चाहे मित्र, चाहे घन, चाहे यश, कुछ भी 
हो दूसरा, चह सब, जो मुझसे अन्य हैं। सात्र कहता है कि दूसरा नक॑ है, 
वर्याकि दूसरों में स्वगे खोजने की कोशिश की गयी है। और जब स्वर्ग नहीं 
मिलता, तो नके मालूम पड़ता है। महावीर नहीं कहते कि दूसरे नके हैं। 
महावीर कहते हैं कि घम्मो मंगल मुक्किट्ठमू--धर्म मंगल है। धर्म अमंगल 
है, ऐसा नहीं कहते हैं, दूसरा नरक है ऐसा भी नहीं कहते हैं । असल में स्वयं 
का होना मुक्ति है, मोक्ष है, मंगल है, श्रेयस्कर है । 


इन दोनों में फके है। इसमें फर्क यह है कि दूसरे नमक हैं यह जानना 
दूसरे में स्वगे को मानने से दिखाई पड़ता है। अगर मैंने दुसरे से कभी सुख 
नहीं चाहा, तो मुझे दूसरे से कभी दुःख नहीं मिल सकता | हमारी अपेक्षाएं 
ही दुःख बनती हैं । ऐक्सपेक्टेशन इज इल्यूज़न” | अपेक्षाओं का भ्रम जब टटता 
है, तो विपरीत हाथ लगता है । यानी “दूप्तरा' नके है नहीं । इसलिए आग 
महावीर को ठीक समझें, तो साज्े से इतना कहना पड़ेगा कि दूसरा नके नहीं 


है । तुमने चूंकि दूसरे को स्वर्य मावा। इसलिए दूसरा नें हो जाता है ॥ 
लेकिन तुम तो स्वयं स्वर्ग हो । 


श्र्छ हावीर - वाणी 


और स्वयं को स्वर्ग मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं का स्वर्ग होना 
स्वभाव है । दुसरे को स्वर्ग मानता पड़ता है और इसीलिए फिर दूसरे को नके 
भी मानना ही पड़ता हैं। यह हमारे में ही भाव हैं। जैसे कोई रेत से तेल 
निकालने में लग गया हो, तो इसमें रेत का तो कोई कसूर नहीं हैं। जले कोई 
दौवाल को दरवाजा मानकर निकलने की कोशिश करने लगे तो दीवाल का 
तो कोई दोप नहीं है। और अगर दीवाल दरवाजा न सिद्ध हो और सिर हूट 
जाये, आप लहूलुहान हो जायें, तो क्या आप नाराज होंगे ? और कहेंगे कि 
दीवाल दुष्ट हैं ? सात्रे यही कह रहा है | वह कह रहा है दूसरा नरक है । इसमें 
दूसरों का कन्डेसनेशन है, इसमें दूसरे की निन्‍द। और दूसरे पर क्रोध 
छिपा है । 
महावीर यह नहीं कहते । महावीर का वक्तव्य बहुत पाजिटिव है। महावीर 
कहते है धर्म मंगल है, स्वभाव मंगल है, स्वयं का होना मोक्ष है और स्वयं को 
मानने की जरूरत नही है कि मोक्ष है। ध्यान रहे, मानना हमें वहीं पड़ता है 
जहाँ नहीं होता । समझना हमें वहीं पड़ता है जहाँ नहीं होता । कल्पनाएँ हमें 
वहीं करनी होती हैं, जहाँ कि सत्य कुछ और है। स्वयं को सत्य या स्वयं को 
धर्म या स्वयं को आनन्द मानने की जरूरत नहीं हैं । स्वयं का होना आनन्द है । 
लेकिन हम जो दूसरे पर दृष्टि को बांघे जीते हैं, तो हमें यह पता भी कैसे 
चले कि स्वयं कहाँ है । हमें वही पता चलता है, जहाँ हमारा ध्यान होता है; 
ध्यान की धारा, ध्यान का फोकस, ध्यान की रोशनी जहां पड़ती है वही प्रकट 
होता है । दूसरे की ओर हम दौड़ते हैं, दूसरे पर ध्यान की रोशनी पड़ती है 
तो नऊ प्रकट होता है। स्वयं पर ध्यान की रोशनी पड़े तो स्वगं प्रकट हो 
जाता हैं। दूसरा हमें मानना पड़ता हैं, और इसीलिए एक दिन म्रम टूटता 
है हृटता ही है। कोई कितनी देर भ्रम को खींच सकता है, यह उसकी 
अबते अ्रम को खींचने की क्षमता पर निभेर है। बुद्धिमान का क्षण भर में 
हृट जाता हैं, वृद्धिही न देर लगा देता है। भौर एक से छूटता है भ्रम हमारा, 
वो तत्काल हम दूसरे की तलाश में लग जाते हैं। जन्‍्मों-जन्मीं तक यही 
पुनरुक्षित होती है । स्वयं में है मोक्ष--यह तब दिखायी पड़ना शुरू होता है, 
जब ध्यान की घारा दूसरे से हट जाती है और स्वयं पर लौट आती है। घर्मं 
मंगल है--यह जानना हो तो जहां-जहाँ अमंगल दिखायी पड़े, वहाँ से विपरीत 
की ओर घ्यान को ले जाना । दि अपोजिट इज दि डाइरेक्शन, वही जो विप- 
रीत हैं । वन में अगर नहीं दिखाई पड़े, मित्र में बयर न दिखायी पड़े, पति- 


महावीर - वाणी श्र्श 


पत्नी में अगर न दिखायी पड़े, बाहर अगर दिखायी नहीं पड़े दूसरे में, अगर 
दिखायी नहीं पड़े, तो सवस्दीट्यूट खोजने में मत लग जाना कि इस पत्नी में 
नहीं मिलता है तो दूसरी पत्नी में मिल सकेगा, इस मकान में नहीं वनता है 
स्व, तो दूसरे मकान में बन सकेगा, इस वस्त्र में नहीं मिलता तो दूसरे वस्ध 


में मिल सकेगा, इस पद पर नहीं मिलता, तो थोड़ी और दो सीढ़ियाँ चढ़केर 
मिल सकेगा । वह एक सब्स्टीट्यूट है । 


(४) एक डूबती हुई नाथ से दूसरी पर 


यदि एक कागज की नाव कहीं डूबती नहीं, तो हम दूसरी कागज की नाव 
पर सवार होने की तैयारी करने लगते हैं, बिना यह सोचे हुए कि जो घमे का 
खण्डन हुआ है वह इस नाव से नहीं हुआ, वह कागज की नाव से हुआ है। वह 
इस पत्नी से नहीं हुआ, वह पत्नी मात्र से हो गया है । वह इस पुरुष से नहीं 
हुआ, वह पुरुष मात्र से हो गया है। वह इस पर से नहीं हुआ, वह पर मात्र से 
हो गया है । महावीर की घोषणा कि धर्म मंगल है, कोई हाइपोथिटिक, कोई 
परिकल्पनात्मक सिद्धान्त नहीं है, और न ही यह घोषणा कोई फिलॉसफिक, 
कोई दार्शनिक ववतव्य है। महावीर कोई दाशंनिक नहीं हैं. पश्चिम के अर्थ 
में । जिस अथे में होगछ या कांट या बद्रेन्ड रसेल दाशंनिक हैं, उस अर्थ में 
महावीर दाशनिक नहीं हैं। महावीर का यह वक्‍तव्य सिर्फ एक: अनुभव, एक 
तथ्य को सूचना है। 
महावीर सोचते नहीं कि धर्म मंगल हैं, महावीर जानते हैं कि घर्म मंगल 
है। इसलिए यह वक्तव्य बिना कारण के दिया गया वक्तव्य है। 
और जब पहली वार पूरव के मनुष्यों के विचार पर्चिम में अनूदित हुए 
तो उन्हें बहुत हैरानी हुईं। क्योंकि पश्चिम के सोचने का जो ढंग था अरस्तू 
से लेकर आज तक, अभी भी वही है । वह यह हैं कि तुम जो कहते हो, उसका 
कौरण,भी तो बताओ । इस वक्तव्य में कहा गया हैं :---धम्मो मंगल मुक्किट्ठम्‌--- 
धर्म मंगल है। अगर परिचम में किसी दाईनिक ने यह कहा होता तो दूसरा 
वक्तव्य होता--क्यों, ह्वाय ? लेकिन महावीर का दुसरा वक्तव्य हाय नहीं 
है, छ्वाट है, महावीर कहते हैँ घर्मं मंगल है। कौन सा घमम ? अहिंसा संजमो 
तथो । चह यह नहीं कहते कि क्यों ? अगर परचम सें अरस्तू ऐसा कहता तो 
बसस्तू तत्काछ बताता कि क्यों मैं कहता हूँ कि घर्म मंगल है। महावीर कहते 
हैं कि में कहता हैँ कि धर्म मंगल है। कौन-सा घर्म--अहिंसा, संयम और तप 


१२६ महावीर - वाणी 


वाला धर्म मंगल, है। कोई कारण नहीं दिया जा रहा है, कोई कारण नहीं 
बताया जा रहा है । कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा । अनुभूति के लिए कोई 
प्रमाण नहीं होता, सिद्धान्तों के छिए प्रमाण होते हैं, सिद्धान्तों के लिए तके 
'होते हैं । अनुभूति स्वयं ही अपना तर्क है। अनुभूति को जानना हो कि वह 
सही है या गलत, तो अनुभूति में उतरना पड़ता हैं। सिद्धात्त को जानता हो 
कि सही है या गलत, तो सिद्धान्त की जो तके सरणी है, उसमें उत्तरना पड़ता 
है । हो सकता है तके-सरणी बिल्कुल सही हो और सिद्धान्त बिल्कुल गलत हो । 
और हो सकता है प्रमाण बिल्कुल ठीक मालूम पड़े । लेकिन जिसके लिए दिये 
गये हैं, वह बिल्कुल ठीक न हो । गलत' बातों के लिए भी ठीक प्रमाण दिये 
जा सकते हैं । सच तो यह हैं कि गलत बातों के लिए ही ढीक प्रमाण खोजने 
पड़ते हैं। क्योंकि गलत बातें अपने पैर से खड़ी नहीं हो सकतीं । उनके लिए 
डीक प्रमाणों की सहायता की जरूरत पड़ती है। 


(४) प्रमाण कौन देता है ? 


महावीर जैसे लोग प्रमाण नहीं देते, सिफे वक्तव्य देते हैं । वे कहते हैं--- 
ऐसा है । उनके वक्तव्य वैसे ही वक्तव्य हैं जैसे कि आइंस्टीव के या किसी और 
वैज्ञानिक के | आइंस्टीन से अगर हम पूछें कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
से मिलकर क्‍यों बचा है, तो आइंस्टीव कहेगा कि क्‍यों का कोई सवाल नहीं हैं । 
बना है, इट इज़ सो | यह हम नहीं जानते हैं कि क्यों वना है। हम इतवा ही 
कह सकते हैं कि ऐसा है । तो जिस भाँति आइंस्टीन कह सकता है कि पानी 
का अर्थ है एच टू ओ--हाइड्रोजन के दो-दो अणु और एक अणु ऑक्सीजन का, 
इनका जोड़ पानी है; वैसे ही महावीर कहते हैं कि धर्म अहिसा, संयम और 
तप का जोड़ है। यह 'अहिंसा संजमो तवो” चैंसा ही सूत्र है जैसे---एच टू ओो 
है। यह ठीक वैसा ही वैज्ञानिक वक्तव्य है। विज्ञान दूसरे के यात्री पर क्के 
संबंध में वक्तव्य देवा हैं। घर्मं स्वयं के संबंध में वक्तव्य देता हैं । इसलिए 
अगर वैज्ञानिक के वक्तव्य को जाँचना हो तो तक से नहीं जाँचा जा सकता, 
उसके लिए प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा । स्वभावतः उसको प्रयोगशाला बाहर 
है, क्योंकि उसके वक्तव्य पर के संबंध में हैं। और अग्रद महावीर जैसे व्यक्ति 
का वक्तव्य जाँचना हो तो भी प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा । निश्चित ही महावीर 
की प्रयोगशाला बाहर नहीं है, वह भ्रत्येक व्यक्त के अपने भीतर है । 

थोड़ा-बहुत हम तो यह जानते हैं कि महावीर जो कहते होंगे, ठीक कहते 
होंगे । हमें यह तो पता नहीं है कि धर्म मंगल है, लेकिन हमें यह भली भाँति 


सहावीर - वाणी १६७ 


ता है कि अधर्म अमंगल हैं। कम से कम हमें इतना पता है । यह भी कुछ कम 
थता नहीं है, काफी है और अगर बुद्धिमान आदमी हो तो इतने ज्ञान से 
परज्ञान तक पहुँच सकता है । हमें यह पूरी तरह पता है कि अधम अमंगल है, 
क्योंकि अधर्म हमते किया है। अबर्म को हम जानते हैं। इसे थोड़ा सोचें । 
क्या आपको पता है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुःख आता है तो दूसरे 
के द्वारा भाता है ? दूसरे के द्वारा आता हो या नहीं बाता हो, बापके लिए 
सदा दूसरे के द्वारा आता हुआ मालूम पड़ता है। क्या आपके जीवन में जब 
'कोई चिन्ता आती है तो कभी आपने ख्याल किया है कि चिन्ता भीतर से नहीं, 
बाहर से आती मालूम पड़ती है ? क्या कभी आप भीतर से चिन्तित हुए हैं ? 
सदा बाहर से चित्तित हुए हैं। सदा चिन्ता का केन्द्र कुछ और रहा है, आपको 
छोड़कर कुछ अन्य । वह धन हो, बीमार मित्र हो, टूठती हुई दुकान हो, हारा 
हुआभा चुनाव हो, कुछ भी हो, सदा दूसरा ही होता है। कुछ और आपके अलावा 
आपके दुःख का कारण बनता है ॥ 


(६) पता है, डुःख को आप बुलाते हैं ! 


छैकिन एक आ्रान्ति हमारे मन में है, वह टूट जानी जरूरी है। कभी-कभी 
ऐसा लगता है कि दूसरा सुख का भी कारण बनता है। उसी से सब उपद्रव 
जारी रहता है। ऐसा तो रूगता है कि दूपरा दु:ख का कारण बनता है, लेकिन 
ऐा भी लगता है कि. दूसरा सुख का कारण बनता है। चिस्ता तो दूसरे से 
आती है, दुःख भी दूसरे से भाता है, लेकिव सुख भी दूपरे से भाते हुए सालूम 
बड़ते हैं । ध्यान रखें वह जो दूपरे से दु.ख आता है वह इसीलिए आता है कि 
आप इस श्रांति में जीते हैं कि दूसरे से सुख आा सकता है। ये संयुक्त बातें हैं। ' 
और अगर आप आधे पर ही समझते रहें कि दूसरे से दुख आता है और यह 
मानते चले जायें कि दूसरे से सुख आता है तो दूसरे से दुःख आता चला जायेगा । 
'कूपरे से दुःख आता ही इसलिए है कि दूधरे से हमने एक - भ्रांति का संबंध 
वा रखा है कि सुक्ष था सकता हैं। आता कभो नहीं । आ सकता है इसकी 
भावना हमारे बास-पास खड़ी रहती है । आा सकता है, सदा भविष्य में होता 
है। इसे भी थोड़ा खोजें तो आपके अनुभव में कारण मिल जायेंगे | 


कभी किसी क्षण में आपने जावा कि दूसरे ले सुख आ रहा है ? सद। ऐहा 


लगता है कि आयेगा । आता कभी नहीं । जिस मकान को सोचते हैं मिल जाने 
सै सुख आयेगा, वह जब तक नहीं मित्त है तव तक संभावना रहती है। वह 


श्र्८ सहावीर - वाणी 


जिस 'दिन मिल जायेगा, उसी दिन आप पायेंगे कि उस मकान की अपनी 
चिन्ताएं हैं जौर अपने दुःख हैं, वे आ गये । और सुख अभी नहीं आया । और 
थोड़े दिन में आप पायेंगे कि आप भूल ही गये यह बात कि इस मकान से 
कितना सुख सोचा था कि आयेगा, वह बिल्कुल नहीं आया । 


लेकित मन वहुत चालाक हैं वह लौटकर नहीं देखता । बहू रिद्रास्पेक्टिवली 
कभी नहीं सोचता कि जिन-जिन चीजों से हमने सोचा था कि सुख आयेगा, 
उनमें से कुछ आ गयीं, लेकिन सुख नहीं आया । इसीलिए अगर किसी दिन 
पृथ्वी पर ऐसा हो सका कि आप जो-जो सुख चाहते हैं वह भापको तत्काल 
मिल जाये तो पृथ्वी कितनी दुःखी हो जायेगी । उतनी जितनी इसके पहले कभी 
नहीं थी। इसलिए जिस मुल्क में जितनो सुख की सुविधा बढ़ती जाती है उसमें 
उतना ही दुःख बढ़ता ज़ाता है । गरीब मुल्क कम दुःखी होते हैं, अमीर मुल्क 
ज्यादा दुखी होते हैं। गरीब आदमी कम दुखी होता हैं। मेरे ऐसा कहने से 
“आपको थोड़ी हेरानी होगी, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीब बहुत दुखी 
होते हैं। पर मैं आप से कहता हुँ कि गरीब कम दु:खी होता है, क्योंकि अभी 
उसकी जआाशाओं का पूरा का पूरा जाल जीवित है। अभी वह आशाओं में जी 
सकता है। अभी सपने देख सकता है, कल्पना नणष्ट नहीं हुई। कल्पना उसे 
सँभाले रखती हैं। लेकिन जब उसे सब मिल जाये, जो-जो उसने चाहा था;. 
तो बस, सब आशाओं के सेतु टूट गये | भविष्य नष्ट हुआ । 


वर्तमान में सदा दुःख है दूसरे के साथ । दूसरे के साथ सिर्फ सुख होता है 
अविष्य में । तो अगर सारा भविष्य नष्ट हो जाये, जो-जो भविष्य में मिलना 
चाहिए वह आपको अभी मिल जाये, इसी क्षण; तो आप सिवाय मात्महत्या 
करने के और कुछ भी नहीं कर सकेंगे । इसलिए जितना सुख बढ़ता है उतनी 
भात्महत्याएँ बढ़ती हैं, जितना सुख बढ़ता है, उतनी ही विक्षिप्तता बढ़ती है । 
यह बड़ी उल्टी वात है, क्योंकि सव वैज्ञामिक कहते हैं कि साधन बढ़ जायेंगे तोः 
आदमी बहुत सुखी हो जायेगा। छेकिन अनुभव नहीं कहता । आज अमरीका” 
जितना दुखी है, उतना कोई भी देश दुखी नहीं है। महावीर अपने घर में 
जितने दुःखी हुए, महावीर के घर के सामने से जो रोज भीख मांगते चला 
जानेवाला भिखारी होगा, वह भी उतना दुखी नहीं था। महावीर का दुःख पैदा 
हुआ है इस वात से, कि जो भी उस युग में मिल सकता था वह मिला हुआ 
भा । महावीर के लिए कोई भविष्य नहीं बचा था, न फ्यूचर । और जब भविष्य, 


सहावीर - बाणी १२६ 


न बचे, तो सपने कहाँ खड़े करियेगा ? जब भविष्य न बचे तो कागज की 
ताव किस सागर में चलाइयेगा ? भ्रविष्य के ही सागर में चलती कागज की 
नाव। अगर भविष्य नहीं बचे तो किस भूमि पर ताशों का भवन वनाइयेगा ? 
अगर ताशों का भवन बनाना हो, तो भविष्य की नींव चाहिए । तो महावीर 
का जो त्याग हैं वह त्याग असल में भविष्य की समाप्ति से पैदा होता है। जब 
कोई भविष्य व बचा, तो महावीर अब कहां जाये ? किस पद पर चढ़ें जहाँ 


सुख मिलेगा ? किस ज्ली को खोजें जहाँ सुल् मिलेगा ? किस घन की राशि 
पर खड़े हीं जहाँ सुख होगा ? 


(७) द्वदा हुआ भविष्य : महावीर का विपाद 


इस सब्रसे महावीर के फ्रस्‍्टेशन को, महावीर के विघाद को हम सोच सकते 
हैं और हम उन वासमझों की बात भी सोच सकते हैं जो महावीर के पीछे दूर 
तक गाँव के बाहर गये और समझाते रहे कि इतना सुख छोड़कर कहाँ जा 
रहे हो ? यह वे लोग थे जिनका भविष्य है । वे कह रहे ग्रे कि पागल हो रे 
ही ? जिस महल के लिए हप दीवाने हैं जौर सोचते हैं कि किसी दित्त मिछ 
जायेगा, तो सोक्ष मिल जायेगा, उसे छोड़कर जा रहे हो ? दिमाग तो खराब 
नहीं हो गया है ? सभी समाने लोगों ने महावीर को समझाया, मत जाओ 
छोड़कर । लेकित महावीर और उनके बीच भाषा का संबंध हूट गया था । 
वे दोनों अब एक हो सापा नहीं घोल सकते थे, क्योंकि उनका भविष्य अभी 
बाकी था। और महावीर का कोई भ्रविष्य नहीं रहा ) 


हमें भी अनुभव है, छेकिन हम पीछे लौटकर नहीं देखते हैं। हम आगे ही 
देखे चले जाते हैं । जो भादमी आगे हो देखे चला जाता है, चह कभी घामिक 
नहीं हो सकेया । क्योंकि अनुभव से वह कमी लाभ नहीं ले सकेगा । भविष्य 
में कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तो अदोत में है, जब आदमी पीछे लौटकर 


देखेगा। लेकिन पीछे लौट्कर देखने में पी 


हम यह भूल जाते हैं कि हमने 
पोचे 


उने स्थानों पर तब क्या सोचा था ? आदमी की स्मृत्ति भी बहुत अद्भुत्‌ 
हैं। भापको रुपाल नहीं रहता है कि जो कपड़ा आज भाप पहने हुए हैं, कछ 
वह कपड़ा आपके पास नहीं था। वह किसी और के पास था या किसी दुकात 
पर था या किसी श्ो-विन्डो में था और बाप रात भर नहीं सो सके थे । और 
ने मालूम कितनी गुदगुदी मालूम पड़ी थी भीतर 


५ कि कल जब यह कपड़ा आपके 
शरीर पर होगा, तो मातम नहीं कौन-सी 


ऋन्ति घटित हो जाग्रेगी और कौम 


१३० सहाबींर - वाणी 


सा स्वर्ग उतर आयेगा * आप भूल ही गये हैं बिल्कुल । तब वहूु कपड़ा आपके 
शरीर पर है। कोई स्वर्ग नहीं उतरा है, कोई क्रांति घटित नहीं हुई। आप 
उतने के उतने ही दुखी हैं । हाँ, अब दुघरे दूकान' की शो-विन्डो में आपका सुख 
लठका हुआ है | आप अभी भी वहीं हैं । अब किसी दूसरी दुकात को शो-विन्डो 
आपकी नींद खराब कर देगी | पीछे लौटकर अगर देखें तो आप पायेंगे कि 
जित-जिन सुखों को सोचा था वे सभी दुःख सिद्ध हो गये ॥। आप एक भी ऐसा 
सुख नहीं बता सकेंगे जो आपने सोचा था कि सुख सिद्ध होगा और सुख सिद्ध 
'हुआ हो । फिर भी आश्चर्य कि आदमी फिर भी वही पुतरुवित किये चले 
जाता है और कल के लिए फिर योजनाएँ बनाता है। कल की बीती सब 
योजनाएं गिर गयीं, लेकिन वह कल' के लिए फिर वही योजनाएँ बचाता है। 
अगर महाबीर ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहें तो तथ्य की ही बातः है। हम मूढ़ 
हैं। मूढ़ता और क्‍या होगी ? क्रि मैं जिस गड्ढे में कल गिरा था आज फिर 
उसी गड्ढे की तलाश करता हूँ किसी दूसरे रास्ते पर । और ऐसा नहीं कि कछ 
ही गिरा था, रोज-रोज ग्रिरा हैँ, फिर भी वही करता रहता हूँ। 


(८) किस मंजिल पर रहते हो ? 


सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा शरात्र पीकर घ 
लौटा। टटोलता था रास्ता घर का, घपिलता नहीं था । एक भले आदमी ने 
देखकर कि वेचारा राह नहीं खोज पा रहा है हाथ पकड़ा । पूछा कि द्र्सी 
मकान में रहते हो ? 

मुल्ला ने कहा, हाँ । 

किस मंजिल पर रहते हो ? 

दूसरी मंजिल सर | 

. उस भले आदमी ने बमुश्किल करीब-करीब बेहोश आदमी को किसी तरह 
सीढ़ियों से घसीटते-घचसीटते दूसरी मंजिल तक पहुँचाया। फिर यह सोचकर कि 
बाहीं मुल्ला की पत्नी का सामना व्‌ करवा पड़ें--वह सोचेगी कि तुम भी संगी 
साथी हो, कहीं उपद्रव न हो--धछा, यही तेरा दरवाजा है ? 

मुल्ला ने कहा, हाँ । 

उसने दरवाजे के भीतर घक्का दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया 

नीचे जाकर वहुत हैरान हुआ कि ठीक वैसा ही आादमी थोड़ी मोर बुरी 


महावीर - चाणी १३१ 


हालत में फिर दरवाजा टटोल रहा है, ठीक वैसा ही आदमी ! थोड़ा चकित 
हुआ। अपनी भी आँखों पर हाथ फेरा कि मैं भी तो कहीं नशे में नहीं हूँ । फिर 
जाकर पूछा कि क्यों भाई तुम भी ज्यादा पी गये हो ? 

उस आदमी ने कहा-हाँ । 

इसी मकान में रहते हो ? 

उसने कहा--हाँ । 

किस मंजिल पर रहते हो ? उसने कहा--दृसरी पर । 

इस बार और कठिनाई हुई, क्योंकि वह आदमी और भी लस्त-पस्त था। 
उसे ऊपर पहुंचाकर कहा, इसी दरवाजे में रहते हो ? 

उसने कहा--हाँ । 

बह आदमी बहुत हैरान हुआ कि क्‍या नप्तेड़ियों के साथ थोड़ी सी देर में 
मैं भी नशे में हो गया हुँ ? फिर घकका दिया और नीचे उत्तर आया। देखा कि 
तीसरा आदमी भोर भी थोड़ी बूरी हालत में है। सड़क के किनारे पड़ा 
रास्ता खोज रहा है। लेकिन ठीक वैसा ही | उसे डर भी लगा कि भाग जानो 
चाहिए यह भंभट की बात मालूम पड़ती है। यह कब तक चलेगा ? लेकिन 
आदमी वही मालूम पड़ता है, वही कपड़े हैं, ढंग वही है। थोड़ा परेशान हुआ। 
पूछा कि भाई इसी मकान में रहते हो ? 

उसने कृहा--हाँ । 

किस मंजिल पर? 

दूसरी मंजिल पर । 

ऊपर जाना चाहते हो ? 

उसने कहा--हाँ । 


उसने कहा वड़ी मुसीबत है; छेकिन चलो इसको बौर पहुँचा दें। छे 
जाकर दरवाजे पर धक्का दिया, भागकर नीचे आया कि चौथा न मिल जाये; 
लेकिन चोथा आदमी नीचे मौजूद था। उसमें हिलने-चलसे की भी गति नहीं 
थी । छेकिन जैसे ही वह पास आया, उस मादमी ने चिल्लाया कि मुझे बचाओ। 
यह भादमी मुझे मार डालेगा । | 

में तुके मार डालने की कोशिश नहीं कर रहा हैं | तु है कौन ? 


उसने कहा, तुम मुझे वार-वार ले जाकर दरवाजे से धवका देकर नीचे 
पटक रहे हो। 


१३० सहावींर - वाणी 


सा स्वरग उतर आयेगा ! आप भूल ही गये हैं बिल्कुल । तत्र वह कपड़ा आपके 
शरीर पर है। कोई स्वर्ग नहीं उतरा है, कोई क्रांति घटित नहीं हुई। आप 
उतने के उतने ही दुखी हैं । हाँ, अब दूपरे दुकान की शो-विन्डी में आपका सुख 
लटका हुआ है । आप अभी भी वहीं हैं । अब किसी दूसरी दृकान की शौ-विन्डो 
आपकी नींद खराब कर देगी । पीछे लौटकर अगर देखें तो आप पायेंगे कि 
जिन-जिन सुखों को सोचा थावे सभी दुःख सिद्ध हो गये । आप एक भी ऐसा 
सुख नहीं बता सकेंगे जो आपने सोचा था कि सुख प्रिद्ध होगा और सुख सिद्ध 
'हुआ हो । फिर भी आश्चर्य कि आदमी फिर भी वही परुतरुक्तित किये चले 
जाता है और कल के लिए फिर योजनाएँ बनाता है। कल की बीती सब 
योजनाएं गिर गयीं, लेकिन वह कल' के लिए फिर वही योजनाएँ बनाता है। 
अगर महावीर ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहें तो तथ्य की ही बातः है हम सृढ़ 
हैं । मूढ़ता और क्या होगी ? कि मैं जिस गड्ढे में कल गिरा था आज फिर 
उसी गड्ढे की तलाश करता हूँ किसी दूसरे रास्ते पर । और ऐसा नहीं कि कल 
ही गिरा था, रोज-रोज गिरा हूँ, फिर भी वही करता रहता हूँ। 


(८) किस मेजिलक पर रहते हो ? 


सुना है मैंने कि मुलला नसरुद्वीव एक रात ज्यादा शरात्र पीकर ध 
लौटा। टटोलता था रास्ता घर का, मिलता नहीं था । एक भछे आदमी ने 
देखकर कि बेचारा राह नहीं खोज पा रहा है हाथ पकड़ा। परुछा कि इसी 
मकान में रहते हो ? 

मुल्ला ने कहा, हाँ । 

किस मंजिल पर रहते हो ? 

दूसरी मंजिल मर । 

उस भले आदमी ने वमृश्किल करीब-करीब बेहोश भादमी को किसी तरह 
सीढ़ियों से चसीटते-घसीटते दुसरी मंजिल तक पहुँचाया। फिर यह सोचकर कि 
कहीं मुल्ला की पत्नी का सामना न करता पड़े--वह सौचेगी कि तुम भी संग्री 
साथी हो, कहीं उपद्रव न हो--पुछा, यही तेरा दरवाजा है ? 

मुल्ला से कहा, हाँ । 

उसने दरवाजे के भीतर धक्‍क्रा दिया और सीढ़ियों से वीचे उतर गया । 

नीचे जाकर बहुत हैरान हुआ कि ठीक बैसा ही मादमी थोड़ी और बुरी 


मद्दावीर - चाणी १३१ 


हालत में फिर दरवाजा टटोल रहा है, ठीक बैसा ही आदमी ! थोड़ा चकित 
हुआ। अपनी भी माँखों पर हाथ फेरा कि मैं भी तो कहीं चशे में नहीं हैँ । फिर 
जाकर पूछा कि क्‍यों भाई तुम भी ज्यादा पी गये हो ? 

उस आदमी ने कहा--हाँ । 

इसी मकान में रहते हो ? 

उससे कहा-हाँ । 


किस मंजिल पर रहते हो ? उससे कहा--दूसरी पर। 


इस बार और कठिनाई हुई, क्योंकि वह आदमी और भी लस्त-पस्त था। 
उसे ऊपर पहुंचाकर कहा, इसी दरवाजे में रहते हो ? 

उससे कहा--हाँ । 

वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि क्‍या नसेड़ियों के साथ थोड़ी सी देर में 
मैं भी नक्षे में हो गया हूँ ? फिर घकका दिया और नीचे उतर जाया। देखा कि 
तीसरा आदमी और भी थोड़ी बूंरी हालत में हैं। सड़क के किनारे पड़ा 
रास्ता खोज रहा है। लेकिन ठीक बैसा ही । उसे डर भी लगा कि भाग जाना 
चाहिए यह फंकट की बात मालूम पड़ती है। यह कब त्तक चलेगा ? लेकिन 
आदमी वही मालूम पड़ता है, वही कपड़े हैं, ढंग वही है। थोड़ा परेशान हुआ । 
पूछा कि भाई इसी सकान में रहते हो ? 

उसने कहा---हाँ। 

किस मंजिल पर? 

दूसरी मंजिल पर । 

ऊपर जाना चाहते हो ? 

उसने कहा--हाँ । 


उसने कहा बड़ी मुसीबत है; लेकिन चलो इसको और पहुँचा दें | ले 
जाकर दरवाजे पर धबका दिया, भागकर नीचे आया कि चौथा न मिल जाये; 
कैकिन चौया आदमी नीचे मौजूद था। उसमें हिलने-चलने की भी गति नहीं 
थी। लेकित जैसे हो वह पास आया, उस आदमी मे चिल्लाया कि मुझे बचाओ। 
यह जादमी मुझे मार डालेगा । - 

में तुझे मार डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं । तु है कौन २ 

उसने कहा, तुम मुझे बार-बार के जाकर दरवाजे से धबका देकर तीचे 
पटक रहे हो । 


श्व२ महावीर - वाणी 


वस आदमी ने पूछा कि भले आदमी तीन बार पटक छुका, तुमने कहा 
क्यों नहीं ? 
शायद अब की बार न पटकें यह सोचकर---नसरुद्दीन ने कहा। 


असल में दूसरा पटकता है, तो हम हँसते हैं, लेकित हम अपने को ही 
पटकते चले जाते हैं | जिन्दगी भर ऐसा चलता है। आखिर में दुःख के घाव 
के अतिरिक्त हमारी कोई उपलब्धि नहीं होती है । घाव ही घाव रह जाते हैं। 
पीड़ा ही पीड़ा रह जाती है । इतना हम जानते हैं कि अधर्म है, अमंगल हैं। 
और अधर्म से मतलब समभ लेना--दूसरे में सुख खोजने की आकांक्षा। 
दुःख है, यही अमंगल है। और कोई अमंगल नहीं | जब भी दुःख आपको 
मिले तो आप जानना कि आपने दूसरे से कहीं सुख पाना चाहा। अगर मैं 
अपने शरीर से ही सुख पाना चाहता हूँ तो ही मुझे दुःख मिलेगा---कर बीमारी 
आयेगी, करू शरीर रुए्ण होगा, कल' वुड्ढह़ा होगा, परसों मरेगा। यह शरीर 
जो इतना निकट मालूम होता है, फिर भी पराया है। महावीर से अगर हम 
पूछने जायें तो वे कहेंगे कि जिससे भी दुःख मिल सकता है, जानना कि वह 
और है। इसे क्राइटीरियन, इसे सापदंड समझ लेना कि जिससे भी दुःख मिल 
सके जानना कि वह ओर है, वह तुम नहीं हो | तो जहाँ-जहाँ दुःख मिले, वहाँ- 
वहाँ जानना कि मैं नहीं हूँ । 


(९) अपने से जुड़ने का चद खुख-क्षण 


सुख अपरिचित है, क्योंकि हमारा सारा परिचय “पर' से है, हूसरे से हैं। 
सुख सिर्फ कल्पना में ही एक अनुभव है। लेकिन दुःख, जो कि अनुभूत है, 
उस्ते हम भूलाये जाते हैं भौर सुख जो कि कल्पना है उसके लिए हम दौड़े 
चले जाते हैं। महावीर का यह सूत्र इस पूरी बात को बदल देना चाहता है 
कि धम्मो मंगल मुव्किट्ठं ! धर्म मंगल है। आनन्द की तलाश स्वभाव में है । 
कभी अगर आपके जीवन में कोई किरण आनन्द की छोटी-मोटी उत्तरी होगी, 
तो वह तभी उतरी है, जब आप अनजाने-जाने किसी भाँति एक क्षण को स्वयं 
के संबंध में पहुँच जाते हैं। लेकिन हम ऐसे भ्रांत हैं कि वहाँ भी हम दूसरे को 
ही कारण समभते हैं। सागर के तठ पर बैठे हैं, साँक हो गयी, सूर्यास्त होता 
हैं। ढलते सुरज में, सागर की लहरों की आवाजों में एकांत में अकेले तट पर 
बैठे हैं। एक क्षण को लगता है जैसे सुख की कोई किरण कहीं उतरी । तो 


महावीर - वाणी श्श्रे 


मन होता है कि शायद इस सागर, इस डूबते सूरज में सुख है। कल फिर 
जाकर चैठेंगे । फिर वह किरण उतनी नहीं नहीं उत्तरेगी | परसों फिर आकर 


बैठेंगे । अगर रोज आकर बत्ते रहें, तो सागर का शोरगुल सुनायी पड़ना 
बन्द हो जायेगा । सूरज का डुबना दिखायी नहीं पड़ेगा । 


वह जो पहुले दिन अनुभव हमें आया था वह सागर और सूरज की वजह 
से नहीं था, बह तो केवल एक अजनबी स्थिति में, आप पराये से ठीक से 
सम्बन्धित ' नहीं हो सके ओर थोड़ी देर को अपने से सबंधित हो गये थे । 
इसीलिए परिव्तेन अच्छा लगता है एक क्षण को | क्योंकि परिवर्तन का, संक्रमण 
का, ट्रांजिशन का जो क्षण है उस क्षण में आप दूपरों से संबंधित होने के पहले 
और पिछले से टूटते के पहले बीच में थोड़े से अंतराल में अपने से गुजरते हैं । 


“ “:(१०) जस्ट ए चेंज! 


! ' एक मकान को बदल के दूसरे मकान में जा रहे हैं । इस मकान को बदलते 
और दूसरे मकान में ऐडजस्ट होने के बीच एक क्षण को अव्यवस्थित हो जायेंगे 
आाप, न यह मकान होगा, न वह सकान होगा और बीच में क्षण भर को उस 
मकान में पहुँच जायेंगे जो आप के भीतर है | क्षणभर को उस बीच जो थोड़ी 
सी सुख को ऋलक मिलेगी आप सोचेंगे कि नये मकात में जाने से मिली हैं 
या इस पहाड़ पर आने से मिली है, इस एकान्त में आने से मिली है, इर 
संगीत की कड़ी को सुनने से मिलो है, इस नाटक को देखने से मिली है। आ' 
'भ्रांति में हैं। अगर इस नाठक को देखने से मिला हैं सुख, तो फिर रोज इर 
नाटक'को देखें, जल्दी ही पता चल जायेगा । कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर 
आप ऐडजस्ट हो चुके होते हैं । कल यह नाटक परिचित हो चुका होगा, परस॑ 
वही नाटक तकलीफ देने लगेगा। ओर दो चार दिन देखते गये, तो ऐस 
लगेगा अंपने साथ हिंसा कर रहे हैं, एक पत्नी को वदल कर दूसरी पत्नी; 
साथ जो क्षण भर को सुख दिखायी पड़ रहा है, चह सिफे बदलाहट है । औ 
बदलाहुट भी सिर्फ इसलिए कि दो चीजों के बीच से क्षण भर के आपव 
'अपने भोतर से गुजरना पड़ता है । बस और कोई कारण नहीं है । 
अनिवार्य, है कि जब मैं एक से हुदूं और दूसरे जुड़ें तो हटने और 
जुड़ने के वीच-में जो गैप है, जो अन्तराल है, - उसमें कः 
उसमें मैं अपने में रहेंगा। वही अपने में रहने का क्षण प्रतिफलित 
होगा और लगेगा कि दूसरे में सुख मिल्रा । सन्नी बदलाहट अच्छी 


हीं तो रहूँगा। 


१३४० महावीर - वाणी 


लगती है। वस वदलाहट यानी चेन्ज” का जो सुख है, वह अपने से क्षण 
भर को अचानक गुजर जाने का सुख है । इसलिए आदमी शहर जंगल भागता 
है, जंगल का आदमी शहर आता है, भारत का जादमी यूरोप जाता है और 
यूरोप का आदमा भारत जाता है। भारतीय को हैरानी होती है पश्चिमी को 
देखकर अपने बीच में, कि इधर आये हो सुख की तलाश में ? इधर हम जैसा 
सुख था रहे हैं हम ही जानते हैं। पर्चिमात्य को भारतीय को वहाँ देखकर 
हैरानी होती है कि तुम यहाँ आये हो सुख की तलाश में ? यहाँ जो सुख मिल 
रहा हैं उससे हम किस तरह बचें, हम इसकी चेष्टा में लगे हैं। पर दोनों को” 
क्षण भर को सुघ्र मिलता है। वैज्ञानिक कहते हैं नयों को भी चीज से व्यव- 
स्थित होने में थोड़ा अंतराल पड़ता है। एक रिद्म है हमारे जीवन में । 


(१९१) अस्तित्व की घड़ी उर्फ कॉजामिक क्लॉक 


गाकलिन ने एक किताव लिखी है दि कॉजमिक क्लॉक”। लिखा है कि 
सारा अस्तित्व एक घड़ी की तरह चलता है! अदुभुतः किताब है, वैज्ञानिक 
आधार पर। वह कहता है मनुष्य का व्यक्तित्व एक घड़ी की तरह चलता है । 
जल्दी कोई परिवततंन होता हैं तो घड़ी डगमगा जाती है। अगर आप पूरत से 
परिचिम की तरह यात्रा कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व की पूरी घड़ी गड़बड़ा 
जाती है, क्योंकि सब वदलता है। सूरज के उगने का समय बदल जाता है, 
सूरज के डूबने का समय्र बदल जाता हैं। वह इतने तेजी से बदलता है किः 
आपके शरीर को पता ही नहीं चलता । इसलिए भीतर एक अराजकता का 
क्षण उपस्थित हो जाता हैं। सभी बंदलाहटें आपके भीतर एक ऐसी (स्थिति 
ला देती हैं कि आपको अनिवार्य रूपेण कुछ देर को अपने भीतर से गुजरना 
पड़ता है । उसका ही रिफलेक्शन, उसका ही प्रतिबिम्ध आपको सुख मालूम 
पड़ता है । और जब क्षण भर गुजरते भी आपको सुख मालूम पड़ता है तो जी 
सदा अपने भीतर जीने छगते हैं, उन्हें ? 

अगर महावीर कहते हैं, वे मंगल को, परम मंगल को, आनन्द को उप- 
लब्ध हो जाते हैं, तो हम माप सकते हैं, हम जनुमान कर सकते हैं। हमारा 
अनुभव अगर शगाढ़ होता चला जाये कि जिसे हमने जीवन समझा हैं वह 
दुःख है, जिस चीज के पीछे हम दोड़ रहे हैं वह हमें सिफे नरक में उतार जाती 
है, अयर हमें यह स्पष्ट हो जाये तो हमें महावीर की वाणी का आधा हिस्सा 
हमारे अनुभव से स्पष्ट हो जायेगा । और ध्यान रहे कोई भी सत्य आाबड़ 


महावीर - वाणी १३५ 


सत्य नहीं होता । सत्य तो पूरा ही सत्य होता है। अगर उसमें से बाधा भी सत्य 


दिखापी पड़ जाये, तो शेष आधा आज पहीं कल दिखायी पड़ जायेगा, बौर 
समभ में आ जायेगा | 


आधा सत्य हमारे पास है कि 'दूसरा/ ही दुःख है। कामना-वासना दुःख 
है, क्योंकि कामता भौर वासना सदा दूसरे की तरफ दौड़नेवाले चित का नाभ 
हैँ । बासना का अर्थ हैं बूसरे की तरफ दौड़ती हुई चेतन घारा। वाध्षना का, 
अर्थ है भविष्य की ओर उन्मृख जीवन की नोका। बगर दुसरा दुःख हैं तो 
दूसरे की तरफ ले जानेवाला जो सेतु है, वह चर्क का सेतु है। उसको वासना 
कहते हूँ महावीर । उसको बुद्ध तृष्ण कहते हैं। उसे हम कोई भी नाम दें । 
दूसरे को चाहने की जो हमारे भीतर दौड़ है, हमारी कर्जा का वर्तन है दुसरे 
की तरफ, उसका नाम वासना है, वही दुःख है । 


और जी मंगल हैं, आनन्द है, धर्म है, स्वाभाव है, निश्चित ही वह उस 
क्षण में मिलेगा, जब हमारी वासना कहीं भी न दौड़ रही होगी । वासना का 
ने दौड़ना आत्मा का हो जाना है। वासना का दौड़ता आत्मा का खो जाना 
हैं। आत्मा उस दशवित का ताम है, जो नहीं दौड़ रही हैं, अपने में सड़ी है। 
वासना उस बात्मा का नाम है, जी दौड़ रही है अपने से बाहुर किसी और के 
लिए इसलिए इसी सूत्र के दूसरे हिस्से में महावीर कहते हँ--कोन सा घ॒र्मे ? 
अहिंसा, संयम औौर तप । यह अहिंसा, संयम भौर तप दौड़ती हुई ऊर्जा को 
ठहराने की विधियों के नाम हूँ। यह जो वासना दोड़ती है दूसरे कीं तरफ, 
वह कैसे रुक जाये ? न दौड़े दूसरे की तरफ ? रुक जाये तो स्वय॑ में रमेगी, 
स्वयं सें 5हरेगी, स्थिर होगी। जैसे कोई ज्योति हवा के कम्प में कंपे नहीं, 
वेंसी । उसका उपाय महावीर कहते हैँ कि धर्म है। धर्म के दो रूप हैं। धर्म 
स्वभाव है और धर्म विधि है स्वभाव तक पहुँचने की । धर्म का आत्यन्तिक जो 
रूप है वह है स्वभाव, स्वर्भ । और क्योंकि हम स्वन्नाव से भटक गये हैं इस- 
लिए कहने की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ व्यक्ति तो नहीं पुछला चिकित्सक से,. 
कि मैं स्वस्थ हूँ या.नहीं। अगर स्वस्थ व्यवित भी पूछता है कि में स्वस्थ हैँ या. 
नहीं, तो समझ लो: वह .वीमार हो चुका है । 


(१२) छामात्स ने कहा + 


लाओरस्‍्से के पास कन्पयूसियस गया था और उसते कहा था धर्म को लाने 
का कोई उपाय करें। तो कन्प्यूसियस से लाओोत्से ने कहा धर्म को लाने का 


१३६ सहावीर-- वाणी 


उपाय तभी करना होता है, जब अधर्म आ चुका होता है। तुम कृपा करके 
अधर्म को छोड़ने का उपाय करो, घ॒र्मं आ जायेगा। तुम धर्म को लाने का 
अपार मत करो । इसलिए स्वास्थ्य को लाने का कोई उपाय नहीं किया जा 
सकता, सिर्फ केवल बीमारियों को छोड़ने का उपाय किया जा सकता है। जंब 
बीमारियां छूट जाती हैं तो जो शेप रह जाता हैं, दि रिमेनिंग, वह स्वास्थ्य ! 


तो घर्मं का आखिरी सुत्र, परम सूत्र है स्वभाव । लेकिन वह स्वभाव तो 
चूक गया है । वह तो हमने खो दिया है। तो हमारे लिए धर्म का दूसरा अर्थ 
महावीर कहते हैं जो प्रयोगात्मक है, प्रक्रिया का है, साधन का है। पहली 
परिभाषा साध्य के अन्त की । दूसरी परिभाषा साधन की, 'मीच्स” की । तभी 
महावीर कहते हैं--कौन सा घ॒र्म ? अहिंसा संजमो तवो। इतना छोटा सूत्र 
शायद ही जगत्‌ से किसी और ने कहा हो, जिसमें सारा धर्म आ जाये---अहिसा, 
संयम, तप । इन तीन की पहले हम व्यवस्था समझ लें, फिर तीन' के भीतर 
हमें प्रवेश करना पड़ेगा । 


अहिसा धर्म की आत्मा है, कहें केन्द्र है घर्मं का, सेन्टर हैं । तप घर्मं की 
परिधि है, सर्कमफरेन्स है और संयम केन्द्र को परिधि से जोड़नेवाला बीच का 
सेतु है। ऐसा समभ लें कि गहिंसा आत्मा हैं, तप शरीर है ओऔर संयम प्राण 
है, वह दोनों को जोड़ता है, इवांस है। इवांस ट्ुट जाये तो शरीर भी होगा, 
आत्मा भी होगी, लेकिन आप न होंगे । संयम टूट जाये तो तप भी हो सकता 
है, भहिंसा भी हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता । वह व्यक्तित्व बिखर 
जायेगा । इवांस की तरह संयम है इसे थोड़ा सोचना पड़ेगा | इसके पहले 
हम व्यवस्था को समझ लें फिर एक- एक की गहराई में उत्तरना आसान 


होगा ! 

अहिंसा आत्मा है महावीर की दृष्टि से । अगर महावीर से हम पूछें कि 
एक ही शब्द में कह दें कि घर्मं क्‍या है, तो वे कहेंगे---अहिंसा है। कहा हैँ 
उन्होंने--अहिंसा परम धर्म है । अहिंसा पर क्‍यों महावीर इतने जोर देते हैं ! 
किसी ने ऐसा नहीं कहा अहिंसा को। कोई कहेगा परमात्मा, कोई कहेगा 
आत्मा, कोई कहेगा सेवा, कोई कहेगा ध्यान, कोई कहेगा समाधि, कोई कहेगा 
योग, कोई कहेगा प्रार्थना, कोई कहेगा पूजा । छेकिन महावीर से अगर हम ६ 
तो उनके अंतरतम में एक ही इझब्द वचता है और वह है गहिसा। क्यों ? 
लेकिन जिसको महावीर के मानने वाले अहिंसा कहते हैं, अगर इतनीं ही गहिंसा 


सहावोर - वाणी १३७ 


है, त्तो गलती में हैं, तव चहुत ल्लुद्र वात कही जा रही हैँ । महावीर को मानने 
वाला अहिसा से जैसा सतलब समझता है, उससे ज्यादा वचकाता, चाइल्डिस , 
कोई बात मालूम नहीं हो सकती । उससे वह मतलब समझता है कि दूसरे को 
दुःख मत दो । महावीर का यह अर्थ नहीं है। वर्योकि धर्म की परिभाषा में 
धूसरा आये, यह महावीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे थोड़ा समझें। 


(१३) क्‍या आप किसी को दुःख दे सकते हैं? 


धर्म की परिभाषा स्वभाव है । यदि धर्म की परिभाषा दूसरे से करनी 
पड़े कि दूसरे को दुःख मत दो, तो यह घर्म भी दूसरे पर ही निर्भर है और 
दूसरे पर हो केन्द्रित हो गया है । फिर स्व कहाँ रहा ? महावीर यह भी नहीं 
कहेंगे कि दूतरे को सुख देना ही धर्म है, क्योंकि फिर बह दूसरा आ खड़ा 
हुआ । महाबीर कहते हैं धर्म तो वहीं हैं जहाँ दसरा है ही नहीं। इसलिए 
दुसरे की व्याख्या से नहीं वचेगा। दूसरे को दु:ख मत दो--यह्‌ महावीर की 
परिभाषा इसलिए भी नहीं हो सकती है, क्योंकि महावीर मानते ही नहीं कि 
तुम दूसरे को दुख दे सकते हो, जब तक कि दूसरा लेना ही नहीं चाहे । इसे 
थोड़ा समझ लें, यह भ्रांति है कि मैं दूसरे को दुःख दे सकता हैं। औौर यह 
अति इसी पर खड़ी है कि मैं दूसरे से दुःख पा सकता हूँ । मैं दूसरे से सुख पा 
सकता हूँ, मैं दूसरे को सुख दे सकता हूँ, ये सब भ्रांतियाँ एक ही आधार पर 
खड़ी हैं। अगर आप दूसरे को दुःख दे सकते हैं तो क्या आप सोचते हैँ कि 
आप महावीर को दुःख दे सकते हैं? और अगर आप महावीर को दुःछ दे सकते 


है तो फिर वात खत्म हो गयी । / 


नहीं, आप महावीर को दुःख नहीं दे सकते | क्योंकि महावीर दु.ख लेने 
को तैयार ही नहीं हैं । आप उस्ती को दुःख दे सकते हैं जो दुःख लेने को तैयार 
हैं। मौर आप हैरान होंगे यह जानवर कि हम इतने उत्सुक हैं दु:ख लेने को, 
जिसका कोई हिसाब नहीं है, आतुर हैं, प्राथना कर रहे हैं कि कोई दुःख दे। 
अगर एक आदमी आपकी २४ घंटे प्रशंसा करे, तो-आपको सुख नहीं मिलेगा 
और एक गाली दे दे, तो जन्म भर के लिए दुःख मिल जायेगा। एक आदमी 
भापकी बरसों सेवा करे, आपको सुख नहीं मिलेगा और एक दिन आपके 
'खिलाफ एक छब्द बोल दे, तो आपको इतना दुःख मिल जायेगा कि वह सब 
सुख व्यय हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है ? 


श्श्८ महावीर - वाणी 
(१४) डुध्ख लेने की यह सागादांडी ! 


इससे यह सिद्ध होता है कि आप सूख लेने को इतने आतुर नहीं दिखाया 
पड़ते हैं जितना दुःख लेने को आतुर दिखायी पड़ते हैं। याती आपकी उत्सुकता 
जितनी दुःख लेने में है, उतनी सुख लेने में नहीं है। अगर मुझे किसी मे १६- 
बार नमस्कार किया और एक वार नमस्कार नहीं किया, तो १६ बार नमस्कार 
से मैंने जितना सुख नहीं लिया है, एक वार नमस्कार न करने से उतना दुःख 
ले लगा । आइचये है ! असल में मुझे कहता चाहिए था कोई बात नहीं, हिसाव 
अभी भी बहुत बड़ा है। कम से कम बीस बार नमस्कार नहीं करे, तव बराबर 
होगा हिसाव। लेकिन नहीं जरा सी बात दुःख दे जाती है | 


हम इतने सेंसिटिव हैं दुःख के लिए, उसका कारण क्या हैं ? इमका काररा 
यह है कि हम दूसरे से सुख चाहते हैं। इतना ज्यादा कि वही चाह उससे हमें 
दुःख मिलने का छार बन जाती है और तब दूसरे से सुख तो मिलता नहीं (मिल 
नहीं सकता), दुःख मिल सकता हैं सो उसको हम लेते चले जाते हैं। महावीर 
नहीं कह सकते कि अहिंसा का अर्थ है दूसरे को दुःख न देना । दुसरे को कौत 
दुःख दे सकता है अगर दूसरा लेता न चाहे तो । गौर जो लेना चाहता है उसको 
कोई भी न दे तो भी वह ले लेगा--यह्‌ भी मैं आपसे कह देना चाहता हैँ । 
वह आपके लिए रुका नहीं रहेगा कि आपने नहीं दिया, वव इुपख कैसे ले । 
लोग आसमान से दुःख ले रहे हैं । जिन्हें दुःख लेना हैं वे बड़े इनवेंटर हैँ ।वे 
इस ढंग से दुःख लेते हैँ, इतना आविष्कार करते हैं कि जिसका हिसाव नहीं 
है। वे आपके उठने से दुःख छे छेंगे, आपके बेठने से दुःख ले लेंगे, आपके 
चलने से दुःख ले लेंगे---किसी भी चीज से दुःख छे लेंगे। अगर जाप बोलेंगें 
तो दुःख छे छेंगे, अगर आप छुप बेठेंगे तो दुःख ले लेंगे कि आप छऊुप क्‍यों बैठे 
हैं इसका क्या मतलब हैं ? 


(१५) बताइए, बोलूँ कि न वोदूँ 


एक महिला मुझसे पुछती थी कि मैं क्या करूँ अपने पति के लिए। अगर 
बोलती हैँ तो विवाद, उपद्रब खड़ा होता हैं। अगर नहीं बोलती हूँ तो पूछता 
है कया वात है, औजौर तब न बोलने से विवाद खड़ा होता हैं । अयर न बोलूँ त्ती 
थे समभते हैं कि नाराज है। अगर वोलूं तो नाराजगी थोड़ी देर में आने ही 
वाली है, कुछ न कुछ निकल ही आयेगा। तो मैं क्या करूँ? बोलूं किन 


मद्दावीर - वाणी १३६ 


योलूँ ? अब मैं उसको क्या सलाह दूं ? जितने दुःख आपको मिल रहे हैं, उनमें 
से ९९ प्रतिशत जापके आविष्कार हैं। ९९ प्रतिशत ! जरा खोजें किस-किस 
तरह आप आविष्कार करते हैं दुःख का ! कौन-कोन सी तरकीव आपने विठा 
रखी है ! असल में बिना दुःखी हुए आप रह नहीं सकते। क्योंकि दो ही उपाय 
हैं--या तो आदमी सुखी हो तो रह सकता है या दुःखी हो तो रह सकता है । 
अगर दोनों न रह जाये तो जी नहीं सकता है। दुःख भी जीने के लिए काफी 
बहाना है । दुखी लोग देखते हैं कि आप कितने रस से जीते हैं ? इसको जरा 
देखना पड़ेगा कि दुःखी लोग कितने रस से जीते हैं मौर अपने दुःख की कथा 
कितने रस से कहते हैं ! दुःखी आदमी की कथा सुनें, कैसा रस लेता है और 
कथा को कैसा मैंग्नीफाई करता है ! सुई लग जाये तो तलवार से कम नहीं 
लगती उसे। सा 
.. कभी आपने रूयाल किया है कि आप किसी डाक्टर के पास जायें और 
वह मापसे कह दे कि नहीं, आप विल्कुल बीमार नहीं हैं, तो कैसा दुःख होता 
“है ? लगता है--- यह डाक्टर ठीक नहीं मालूम पड़ता है, किसी और बड़े एक्स- 
. ढें को खोजना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा । यह कैसा डाक्टर है ! आप 
जैसे बड़े आदमी मौर आपको कोई वीमारी ही नहीं ? 
>,या कोई छोटी-मोदी बीमारी बता दे और कह दे--गर्म पानी पी छेना, 
डीक हो जाओगे; तो भी मन में तृप्ति नहीं मिलती । इसलिए डावटरों बेचारीं 
' को अपनी दवाइयों के नाम लैटिन में रखने पड़ते. हैँ, चाहें उसका मतलब होता 
हो अजवाइन का सत । लेकिन लैटिन में जब नाम होता है, तब मरीज अकड़ 
ऊर घर लौटता है, प्रेस्क्रि्ष्न लेकर। तो जियेंगे कैसे अगर दुःख न हो? 


या ती आनन्द हो तो जीने को-वजह होती है। आनन्द भ हो, तो दुःख 
तो है ही। ््ि 


_ (१६) बड़ी तीखी है त्तटस्थता की मार 


मार्क ट्वेन अनुभवी आदमी था मौर-मन के गहरे में उतरने की क्षमता 

भौर दृष्टि थी उसमें । उसने कहा है कि तुम चाहे मेरी प्रशंसा करो या मेरा 
अपमान करो, छेकिन तटस्थ मत रहो, उससे बहुत पीड़ा होती है। तुम चाहो 
. पी माली भी दे जाना, क्योंकि उससे भी तुम मुझे मानते हो कि मैं कुछ हें; 
लेकिन तुम मुझ्के बिना देखे ही निकल जाओ, न मुझे गाली दो, ते मेरा सम्मान 
: करो, तुम मुझे ऐसो चोट पहुँचाते हो संघातक, कि. तब सें उप्तका बदला लिये 


श्श्८ सहावीर - बाणी 
(१४) डुण्ख लहूने की यह भागादांडी ! 


इससे यह सिद्ध होता है कि आप सूख लेने को इतने आतुर नहीं दिखाया 
पड़ते हैं जितना दुःख लेने को आतुर दिखायी पड़ते हैं। यानी आपकी उत्सुकता 
जितनी दुःख छेने में है, उतनी सुख छेने में नहीं है। अगर मुझे क्रिसी ने १६ 
बार नमस्कार किया और एक वार वमस्कार नहीं किया, तो १६ वार नमस्कार 
से मैंने जितना सुख तहीं लिया है, एक वार नमस्कार न करने से उतना दुःख 
ले लूंगा । आइचर्य है असल में मुझे कहना चाहिए था कीई वात नहीं, हिसाव 
जमी भी बहुत वड़ा है । कम से कम वीस वार नमस्कार नहीं करे, तब वरावर 
होगा हिसाब | लेकिन नहीं जरा सी वात दुःख दे जाती है । 


हम इतने सेंसिटिव हैं दुःख के लिए, उसका कारण क्या हैं ? इसका कारण 
यह है कि हम दूसरे से सुख चाहते हैं । इतना ज्यादा कि वही चाह उससे हमें 
दुःख मिलने का द्वार बन जाती है और तव दूसरे से सुद्ष तो मिलता नहीं (मिल 
नहीं सकता), ढुःख मिल सकता हैं सो उसको हम लेते चले जाते हैं । महावीर 
नहीं कह सकते कि अहिंसा का अर्थ है दूसरे को दुःख न दैना । दूसरे को कौन 
दुःख दे सकता है अगर दूसरा लेना व चाहे तो । और जो लेना चाहता है उत्तको 
कोई भी न दे ती भी वह के लेगा--यह भी मैं आपसे कह देना चाहता हे । 
बह आपके लिए ठुका नहीं रहेगा कि आपने नहीं दिया, तब डुःख कैसे ले । 
लोग आसमान से दुःख छे रहे हैं। जिन्हें दुःख छेता हैं वे बड़े इनबेंटर हैँ । ते 
इस ढंग से दुःख छेते हैं, इतना आविष्कार करते हैं कि जिसका हिसाव नहीं 
है। वे आपके उठने से दुःख छे लेंगे, आपके बैठने से डुःख छे लेंगे, आपके 
खलने से दुःख छे लेंगे--किसी भी चीज से दुःख के लेंगे। अगर आप बोलेंगें 
तो दुःख छे लेंगे, अगर आप हुप बेठेंगे तो दुःख के छेंगे कि आप चुप क्‍यों बैंठे 
हैँ इसका क्या मतलब हैं ? 

(१५) बताइए, वोह कि न बोर 

एक महिला मुझसे पूछती थी कि मैं क्या करूँ अपने पति के छिए। अगर 
बोलती हूँ तो विवाद, उपद्रव खड़ा होता हैं। बगर नहीं बोलती हूं तो पूछता 
है क्‍या बात है, और तब न बोलने से विवाद खड़ा होता हैं । अगर न बोलूँ तो 
वे समभते हैं कि नाराज है। अगर वीलूं तो नाराजगी थोड़ी देर में बाने ही 
वाली है, कुछ न छुछ निकल ही आयेगा । तो मैं क्‍या करूँ ? बोलूं किन 


सद्दावीर - वाणी १३६ 


योलूँ ? अब मैं उसको क्या सलाह दूँ ? जितने दुःख आपको मिल रहे हैं, उनमें 
से ९९ प्रतिशत आपके आविष्कार हैं। ९९ प्रतिशत ! जरा खोजें किस-किस 
तरह भाप आधिष्कार करते हैं दुःख का ! कौन-कौन सी तरकीव आपने विठा 
रखी है ! असल में बिना दुःखी हुए आप रह नहीं सकते । क्योंकि दो ही उपाय 
हैं---या तो आदमी सुखी हो तो रह सकता है या दुःखी हो तो रह सकता है । 
अगर दोनों न रह जाये ठी जी नहीं सकता है। दुःख भी जीने के लिए काफी 
बहाना है | दुखी लोग देखते हूँ कि आप कितने रस से जीते हैं ? इसको जरा 
देखना पड़ेगा कि दुःखी लोग कितने रस से जीते हैं और अपने दुःख की कथा 
कितने रस से कहते हैं ! दुःखी आदमी की कथा सुर्नें, कैसा रस लेता है जौर 
कथा को कैसा मैग्नीफाई करता है ! सुई लग जाये तो तलवार से कम नहीं 
लगती उसे। 
कभी आपने ख्याल किया है कि आप किसी डाक्टर के पास जायें और 

वह आपसे कह दे कि नहीं, आप विल्कुछ बीमार नहीं हैं, तो कैसा दुःख होता 
है ? ऊगता है--- यह्‌ डाक्टर ठीक नहीं मालूम पड़ता है, किसी और बड़े एक्स- 

पर्ट को खोजना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। यह कैसा डावटर हैं ! आप 
जैसे बड़े आदमी और आपको कोई बीमारी ही नहीं ? 

या कोई छोटी-मोटी बीमारी बता दे और कह दे--गर्म पानी पी लेना, 

डीक हो जाओगे; तो भी मन में तृष्ति नहीं मिलती । इसलिए डाकटरों वेचारों 
की अपनी दवाइयों के नाम लैटिन में रखने पड़ते हैँ, चाहें उतका मतलब होता 

हो अजवाइन का सत । लेकिन लैटिन में जब नाम होता है, तब मरीज अकड़ 
कर घर लौटता है, प्रेस्क्रिषनन ऊेकर | तो जियेंगे कैसे अगर दुःख न ह्दो? 


या तो आनन्द हो तो जीने की वजह होती है। आनन्द ने हो, तो.दुःख 
तो है ही। 


(१६) चड़ी तीखी है त्टस्थता की मार 


भार्क ट्वेन अनुभवी जादमी था औौर मन के गहरे में उतरने की क्षमता 
भौर हृष्टि थी उसमें । उतने कहा है कि तुम चाहें मेरी प्रशंसा करो या मेरा 
अपमान करो, छेकिन तटस्थ मत रहो, उससे बहुत पीड़ा होती हैं। तुम चाहो 
तो गाढी भी दे जाना, क्योंकि उससे भी तुम मुझे मानते हो कि में कुछ हूँ; 
छेकिन तुम मुझे बिना देले ही निकल जाओ, न मुझे गाछी दो, न भेरा सम्मान 
करो, तुम मुझे ऐसी चोट पहुँचाते हो संघातक, कि तब मैं उत्तका बदला लिये 


१७४० महावीर - वाणी 


विना नहीं रह सकता । उपेक्षा का बदला लोग जितना छेते हैं उतना दुःख का 
नहीं लेते। आप भी अपने ऊपर ख्याल करेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि 
आपको सवसे ज्यादा पीड़ा वह आदमी पहुँचाता है, जो आपकी उपेक्षा करता 
है, इसलिए अगर महावीर या जीसस जैसे लोगों को हमने बहुत सत्ताया, तो 
उसका एक कारण उनका इंडिफरेंस था। यह बहुत गहरा कारण था । वे 
इंडिफरेंट थे। आपने उनको पत्थर भी मारे तो वे ऐसे खड़े रहे कि चलो कोई 
बात नहीं है । इससे बहुत दुःख होता हैं, इससे बहुत पीड़ा होती है । 
नीत्से ने कहा (और मनुष्य के इतिहास में बहुत थोड़े से लोग भादमी के 
सीतर नीत्से इतनी गहराई में उतरते हैं ) । उसने कहा कि जीसस ! मैं तुमसे 
कहता हूं कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तो तुम दूसरा उसके 
सामने मत करना | उससे उसको बहुत चोट लगेगी। जब कोई दूसरा आदमी 
तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे जीसस, तो मैं तुमसे कहता हुँ कि तुम दूसरा 
गाल उसके सामने मत करना, तुम उसे एक करारा चांटा देना, जिससे उसको 
इज्जत मिले । जब तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दोगें तो बह कीड़ा- 
मकोड़ा जैसा हो जायेगा । इतना अपमान मत करना। इसे हम न सह सकेंगे। 
इसीलिए तुम्हें सुली पर लटकोाया गया । 
यह कभी हम सोच नहीं सकते, केकिन यह सच । और सच ऐसे स्ट्रेंज होते 
हैं कि हम कल्पना भी न कर पाते, इतने विचित्र होते हैं। अगर कोई आपकी 
उपेक्षा करे, तो वह शत्रु से भी ज्यादा शत्रु मालूम पड़ता है। क्योंकि शत्रु 
आपकी उपेक्षा नहीं करता | वह आपको काफी मान्यता देता है ! हम दुःख के 
लिए भी उत्सुक हैं--क्रम से कम दुःख तो दो अगर सुख नहीं दे सको, कुछ 
तो दो, दुःख भी दोगे तो चलेगा, लेकिन दो । इसलिए हम आतुर हैं चारों 
और संवेदनशील हैं। हम सारी इंद्वियों को चारों तरफ सजग रखते हैँ एक ही 
काम के लिए | कि कहीं से दुःख जा रहा हो तो च्क न जायें। उसे जल्दी से 
के । कहीं और कोई न छे छे। कहीं अवसर न खो जाय । यह दुःख हमारे 
रहने की वजह है, जीने की चजह है। तो महावीर की अहिंसा का यह अर्थ 
नहीं है कि दुसरे को दुःख मत देना । क्योंकि महावीर तो कहते हैं कि दूसरे को 
न तो कोई दुःख दे सकता है और न कोई सुख दे सकता है । महावीर की 
अहिंसा का यह भी अर्थ नहीं है कि दूसरे को मारना मत, मार भत डालना ! 
क्योंकि महावीर भलीमाँति जानते हैं कि इस जगत्‌ में कौन किसको मार सकता 
है, मार डाल सकता है। महावीर से ज्यादा बेहतर बौर कौत जानता होगा - 


महावीर - वाणी १४९ 


कि मृत्यु असम्भव है। मरता नहीं कुछ । तो महावीर का यह मतलूब कभी 
नहीं हो सकता है कि मारना मत, मार मत डालना | क्योंकि महावीर तो भली- 
भाँति जानते हैं। और अगर इतना भी नहीं जानते तो महावीर के महावीर 
होने का अर्थ नहीं रह जाता । 


(१७) अर्दिसा और चींटी 


लेकिन महावीर के पीछे चलने वालों ने बहुत साधारण-साधारण परिभा- 
याओं का ढेर इकट्ठा कर दिया है। क्या अहिंसा का अर्थ यहो है क्रि मुँह में 
पट्टी बाँध लेना ? अहिसा का अर्थ यही है कि संमलकर चलना कि कोई कीड़ा 
- न मर जाये ? कि रात पानी मत पी लेना, कि कहीं कोई (हिंसा न हो जाय ? 
यह सब ठीक है, मुंह पर पट्टी बाचना कोई हर्जा नहीं है, पाती छानकर पी 
लेना बहुत अच्छा है, पैर सैमल कर रखना भी बहुत अच्छा है; लेकिन इस 
अम में नहीं कि आप किसी को मार सकते हैं । मत देना किसी को दुःख, बहुत 
अच्छा है; लेकिन इस अम में नहीं कि आप किसी को दुःख दे सकते हैं। 
भेरे फर्क को आप समझ लेना। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप जाना और 
मारना और काटना (क्योंकि मार तो कोई सकते नहीं) यह मैं नहीं कह रहा 
हैँ आप से । महावीर की अहिंसा का अर्थ ऐसा नहीं है। महावीर की अहिंसा 
का अर्थ ठीक ऐसा है जैसे बुद्ध के तथाता का। त्तथाता का अर्थ है टोढल 
एक्सेप्टिवलिटी--जो जैसा है, वैसा ही हमें स्वीकार है । हम कुछ हेर-फेर नहीं 
करेंगे । मान लो एक चींटी चल रही है रास्ते पर । हम कौन हैं जो उसके रास्ते 
में किसी तरह का हेर-फेर करने जायें ? वह चींटी अभी जाती थी, अपने 
बच्चों के रिए शायद भोजन जुटाने जा रही हो। पता नहीं उसकी अपनी 
योजनाओं का जगत्‌ है। महाचीर कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बीच में न 
भाऊं। जरूरी नहीं है कि मैं ही चींटी पर पैर रखूं तब वह मरे + चींटी खुद 
परे पैर के लीचे आकर मर सकती है। वह चींटी जाने और उसकी योजना 
खसाने। महावीर मानते हैं कि जीवन के पथ पर प्रत्येक अपनी योजना में संलग्न 
हैं। योजना छोटी नहीं है, वह योजना बहुत बड़ी है, जस्मों-जन्मों की है । बह 
कर्मों का बड़ा विस्तार है। उसके अपने कर्मों की, फलों की लम्बी यात्रा है । 
मैं किसी की यात्रा में किसी भी कारण से वबाघा न बनूँ मैं चुपचाप अपनी पग- 
डंडो पर चलता रहें । मेरे कारण निमित्त के लिए भो किसी के मार्ग पर क्रोई 
व्यवधान खड़ा न हो। मैं ऐसा हो जाऊें, जैसे हें ही नहीं । 


श्ष्टर्‌ सहावीर - बाणी 
(१८) उपस्थिति वताने की गहन चेष्टाएँ 


अहिंसा का महावीर का अर्थ है कि मैं ऐसा हो जाऊं, जैसे मैं हें ही नहीं 
यह चींटी यहाँ से ऐसे ही गुजर जाती है जैसे कि मैं इस रास्ते पर चला ही 
नहीं था। और यह पक्षी इन वृक्षों पर ऐसे ही वैठे रहता है जैसे कि मैं इन 
वृक्षों के नीचे बैठा ही नहीं था। ये लोग इस गाँव के ऐसे ही जीते रहते हैं, 
जैसे मैं इस गाँव से गुजरा ही नहीं था, जैसे मैं हैँ ही नहीं । महावीर 
अहिंसा का जो गहनतम अर्थ है वह हैं ऐसेंस, जैसे मैं नहीं हूँ, मेरी प्रजेंस को 
कहीं अनुभव ही न हो, भेरी उपस्थिति कहीं प्रगाढ़ न हो जाये, मेरा होना 
कहीं किसी के होने में जरा सा भी अड़चन, व्यवधान न बने । मैं ऐसे हो जाऊं 
जैसे कि मैं नहीं हूँ । मैं जीते जी मर जाऊँ | 


छेकित इसके लिए हमारी सबकी चेष्टा कम है। अब इसे थोड़ा और 
समझें, तो र्याल में आसानी से आ जायेगा । हम सबकी चेष्टा क्या है कि हमारी 
उपस्थिति अनुभव हो। दूसरा जाने कि मैं हूँ, मौजूद हूँ । हमारे सारे उपाय यह 
हैं कि हमारी उपस्थिति प्रतीत हो । राजनीतिक ढंग से आपकी उपस्थिति 
जितनी प्रतीत हो सकती है, और किसी ढंग से नहीं हो सकती है, इसलिए 
राजनीति पूरे जीवन पर छा जाती है। अगर हम राजनीति का ठीक-ठीक 
अर्थ करें तो उसका अर्थ है इस वात की चेष्टा कि मेरी उपस्थिति अनुभव हो, 
मैं कुछ हँ---ना कुछ नहीं हूँ इसे लोग जानें, मैं चुभूं, मेरे काँठे जगह-नगह 
अनुभव हों, लोग ऐसे न गुजर जायें कि जैसे मैं नहीं था। और महावीर कहते 
हैं कि मैं ऐसे गुजर जाऊँ कि पता चले कि मैं नहीं था, था ही नहीं । 


अब अगर हम इसे ठीक से समझें तो हाजिर, उपस्थित अनुभव करवाने 
की कोशिश का नाम हिंसा है, वायलेंन्स है। जब भी हम किसी को अनुभव 
करवाने की कोशिश करवाते हैं कि मैं हूँ, तभी हिंसा होती है | चाहे पति अपनी 
पत्ती को बतछा रहा हो कि समझ लें कि मैं हैं, चाहे पत्नी समझा रही हो 
कि क्या तुम समझ रहे हो कि कमरे में अखवार पढ़ रहे हो तो तुम बकेले 
द्वो? मैं यहाँ हूँ । पत्नी अखबार की दुश्मन हो सकती है, क्योंकि अखबार आड़ 
बन सकता हैं | इससे उसकी अनुपस्थिति हो जाती हैं । वह अखबार को फाड़- 
कर फेंक सकती है, किताबें हटा सकती है, रेडियो वन्द कर सकती है | और 
पति वेचारा इसलिए रेडियो खोले है, अखबार आड़ किये हुए हैं कि कृपा करके 
तुम्हारी उम्रस्थिति अनुभव न हो। तो हम सब इस चेप्टा में लगे हैं कि मेरी 


महावीर - वाणी १४३ 


कृषपस्थिति दूसरे को अनुभव हो और दूसरे की उपस्थिति मुझे अनुभव न हो 
यही हिंसा है, और यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ! 


जब मैं चाहेंगा कि मेरी उपत्यिति आपको पता चले, तो में यह भी 
'चाहूँगा कि आपकी उपस्थिति मुझे पता न चछे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं 
हो सकृता | मेरी उपस्थिति आपको पता चले, वह तभी हो सकता है जब 
आपकी उपत्थिति को मैं ऐसे मिटा दूँ जैसे आप हैं ही नहीं। हम सब की 
कोशिश यह्‌ हैं कि दूपरे की उपस्थिति मिद जाये और हमारी उपस्थिति 
कंडेंस्ड हो जाये । यही हिसा हैं । 
अहिसा इससे विपरीत है। दूसरा उपस्थित द्वो और इतनी अच्छी तरह उप- 
स्थित हो कि मेरी, उपस्थिति से उसकी उपध्यिति में कोई बाधा न पड़े। में ऐसे 
गुजर जाऊं भीड़ से कि किसी को भी पता न चले कि मैं था | अहिसा का गहन. 
अर्थ यही है--अनुपस्थित व्यक्तित्व । इसे हम ऐसा कह सकते हैं और महावीर 
ने ऐसा कहा है---अहंकार हिसा है, निरहंकारिता अहिसा है । मतलब वही है। 
दूसरे को अपनी उपस्थिति प्रतीत करवाने की जो चेप्टा हैं, उसी कोशिश में 
हम लगे हैं । शायद सारी कोशिश यही हैं, ढेंग कोई भी हो | चाहे हम हीरे का 
'हार पहन कर खड़े हो भये हों और चाहे हमने लाखों के वस्त्र डाल रखे हों और 
“चाहे हम नग्न खड़े हो गये हों | कोशिश यही है कि दूसरा अनुभव करे कि मैं 
हूँ। मैं चैंन से बैठने नहीं दूंगा । तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं हुँ। छोटे-छोटे 
बच्चे इस हिसा में निष्णात होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने रुपाल किया 
“होगा कि छोटे-छोटे बच्चे भी अगर घर में मेहमान हों तो ज्यादा गड़बड़ शुरू 
कर देते हैं। घर में कोई न हो तो अपने बैठे रहेंगे। क्यों ? आपको हैरानी होगी 
कि यहू बच्चा वैसे तो शान्त बैठा था, लेकिन घर में कोई आा गया तो वह २५ 
सवाल उठाता है, बार-बार लौट कर आता है, कोई चीज गिराता है। वह कर क्या 
'रहा है ? बह सिर्फ अटेंशन के लिए प्रयोग कर रहा है। वह कह कह रहा है 
'कि हम भी यहां हैं । मैं भी हूँ। और जाप उससे कह रहे हैं कि शान्त बैठो । 
आप यह कोशिश कर रहे हैं कि तुम नहीं हो। यानी वह बूढ़ा भी वही कर 
रहा है, और बच्चा भी वही कर रहा है । जव बच्चे से कहा जाता है--शान्त 
-ैठो, वह बच्चा भी हैरान होता है कि जब घर में कोई नहीं होता है तो एक 
बार नहीं कहता है कि शान्त बैठो । कितना ही चिल्लाओ, घुमो, फिरो, यह 
भआदमी चुप बेठा रहता है । छेकिन घर में कोई मेहमान -भआते हैं तभो यह: 


श्ष्क मद्दावीर - वाणी 


कहता हैं कि शान्त बैठो । आखिर बात क्‍या है ? घर में जब मेहमान जाते हैं 
तभी तो वक्‍त है न शानन्‍्त बैठने का । 


दोनों के बीच जो संघर्ष है, वह इस बात का हैं कि बच्चा असर्ट करता 
चाहता है । वह भी घोषणा करना चाहता है कि मैं भी यहाँ हूँ, महाशय, यहाँ 
मैं भी हूँ। इसलिए कभी-कभी बच्चे मेहमानों के सामने ऐसी जिद पकड़ जाते 
हैं कि माँ वाप हैरान होते हैं कि ऐसी जिद इससे कभी नहीं पकड़ी | उनकेः 
सामने वह दिख्लाना चाहता है कि इस घर में मालिक कौन है, किसकी चलती” 
है। आखिर में कौन निर्णायक है। छोटे-छोटे बच्चे भी पालिटिक्स भली-- 
भाँति सीखने लगते हैं। उसका कारण यह है कि हमारा पूरा का पूरा आयोजन, - 
हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी संस्कृति अहंकार की संस्कृति है, अधर्म की । 
सारी दुनिया में वही है। आदमी अब तक धर्म की संस्कृति विकसित ही न कर 
पाया । अब तक हम कोशिश ही नहीं जाहिर कर पाये ऐसी. हम सुनते ही 
नहीं हैं महावीर वरगरह्‌ की, जो कि इस तरह की संस्कृति के स्रोत वन सकते 
थे । वे कहते हैं कि नहीं, उपस्थिति तुम्हारी जितनी पता न चले, उतना ही मंगल 
है । तुम्हारे लिए भी । दुसरे के लिए भी। तुम ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं ।' 


(१६) महावीर घर से जाने रूगे 


महावीर घर छोड़कर जाना चाहते थे तो माँ ने कहा मत जाओ। मुझे 
ढुःख होगा । महावीर नहीं गये, क्योंकि इतनी भी जाने की जिद से होने का 
पता चलता है । आग्रह था कि नहीं, जाऊँगा | अगर महावीर की जगह कोई 
भी होता, तो उसका त्याग और जोश मारता । उसका जोश और बढ़ता । वह 
कहता कौन ? कौन माँ, कौन पिता ? सब सम्बन्ध वेकार हैं। यह अजद 
संसार है। थानी जितना समभाते, उतना वह शिखर पर चढ़ते। अधिक 
संन्‍्यासी, अधिक त्यागी आपके समभाने की वजह से हो गये | भूल के भी मत 
समझाना । वह कहें--जाता हूँ, तो कहना नमस्कार | तो वह आदमी जाने से 
२५ दफा सोचेगा कि जाता कि नहीं जाना | आप घेटा वाँधकर खड़े हो गये, 
आपने अरटेशन देना शुरू कर दिया, आपने कुछ कहा और उचर उत्तको जाना 
भहत्वपूर्ण हो गया, जरूरी हो गया । अब यह्‌ ब्यवितत्व की लड़ाई शुरू हो गयी। 
इतने त्यागी न हों दुनिया में, अयर आस-पास के लोग इतना आग्रह न करें। 
थे त्यागी एकदम कम हो जब्यें। इसमें से ६० प्रतिशत तो बिल्कुल द्वो न हीं: 


महावीर - वाणी श्द्र 


और तब दुनिया का वहुत हिल हो । क्यों ? इसीलिए कि जो दस प्रतिशत बचे, 
उनके त्याग की एक गरिमा हो। उनका एक अर्थ हो। लेकिन आप रोकते 
हैं, वही कारण वन जाता है । 


महावीर रुक गये। माँ भी थोड़ी चकित हुईं होंगी। फिर महावीर ने 
दोबारा नहीं कहा कि एक दफा और निवेदन करता हूँ कि जाने दो । वात ही 
छोड़ दी । माँ के मरने तक फिर बोले ही नहीं । कहा ही नहीं कुछ । माँ ने भी 
सोचा होगा, जरूर सोचा होगा कि यह कैसा त्याग है! वधोंकि त्यागी 
तो एकदम बांधकर खड़ा हो जाता हैं। माँ मर गयी। घर लौटते वबत 
अपने बड़े भाई से महावीर ने कहा मरघट से छौटते वक्‍त, किआअब मैं जा 
सकता हूँ। क्योंकि माँ कहती थीं मुझे दुःख होगा। अब तो बात समाप्त हो 
गयी । अब वह हैं ही नहीं । 


भाई ने कहा, तू आदमी कैसा है। इघर. इतने बड़े दुःख का पहाड़ हट 
पड़ा हमारे ऊपर कि माँ मर गयी और तू अभी छोड़कर जाने की वात करता 
है। भूलकर ऐसी वात मत्त करना । 


महावीर चुप हो गये। फिर दो ब्ष तक भाई भो हेरान हुआ कि यह 
त्याग बैसा। वयोकि वे तो अब चुप हो ही गये । उन्होंने फिर दोबारा बात न 
कही । उपस्थिति को इतना हटा लेने का नाम महिंसा है| 


दो वर्ष में घर के छोगों को खुद चिन्ता होने लगी कि कहीं ज्यादती तो 
नहीं करते हैं। भाई को पीड़ा होने लगी, व्योंकि देखा कि महावीर घर में 
: हैं तो, लेकिन करोब-करीब ऐसे जैसे न हों--एक घोस्ट एविजस्टेंस रह गया, 
सेंडो एविस्जटेंस । कमरे से ऐसे गुजरते हैं कि पैर की आवाज न हो । घर में 
किसी को कुछ कहते नहीं हैं, किसी को कोई सलाह नहीं देते, कोई उपदेश नहीं: 
देते, बैठे देखते रहते हैं । जो हो रहा है वह हो रहा है। उसमें वे सिर्फ साक्षी ह्मोः 
गये हैं । कई-कई दिनों तक घर के लोगों को रुपाल ही नहीं आता कि महावीर 
कहाँ हैं। बड़ा महल था। फिर खोजबीन करते कि महावीर कह हैं तो: 
पता चलता। * 


तो भाई ने उस समय बैठकर सोचा कि हम कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहे 
हैं, वहीं हम भूल तो नहीं कर हे हैं । हम सोचते हूँ £ 


(कक के हम रोकते हैं, इसलिए" 
रुक जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वदू इसलिए रुफ़ जाता है कि 


१४६ सहावीर - वाणी 


नाहक इतनी भी उपस्थिति हमें क्‍यों अनुभव हो, हमें इतनी पीड़ा भी क्‍यों हो कि 

हमारी बात तोड़कर गया है । लेकिन लगता हमें ऐसा है कि वह जा चुका है । 
अब वह घर में है नहीं । 

सब ने मिलकर कहा ( और यह पृथ्वी पर घटी हुई अकेली घटना है ) 

उच सबसे, घर के लोगों ने मिलकर कहा कि आप तो जा ही चके हैं एक अर्थ 

>में । अब ऐसा रूगता है कि पाथिव देह पड़ी रहगयी है, आप इस घर में नहीं 

हैं तो हम आपके मार्ग से हट जाते हैं। क्योंकि हम अकारण आपको रोकने 


का कारण न बनें । 
महावीर उठे और चल पड़े । 


(२०) तथाता वनाम महावीर की अहिंसा 


यह अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ हैं गहनतम अनुपस्थिति । इसलिए मैंने 
कहा कि बुद्ध का जो तथाता का भाव है, वही महावीर की अध्विसा का भाव 
है । तथाता का अर्थ है, जैसा है स्वीकार है। अहिंसा का भी यही अर्थ है कि 
हम परिवर्तंव के लिए जरा भी चेष्टा न करेंगे । जो हो रहा है ठीक है। जो हो 
जाये, ठीक है। जीवन रहे तो ठीक, मृत्यु आ जाये तो ठीक । हमारी हिंसा 
किस बात से पैदा होती है ? इससे कि जो हो रहा है वह नहीं, जो हम चाहते 
हैं बह हो तो हिंसा पैदा होती है। हिंसा है क्या ? इसलिए युग में जितनी 
ज्यादा परिवर्तत की आकांक्षा भरती है, युग उतने हिंसक होते चले जाते हैं । 
आदमी जितना चाहता है कि ऐसा हो, उतती हिंसा बढ़ जायेगी । 


(२१) दूसरा गाल सामने करना भी उत्तर द्वे 


महावीर की अहिंसा का अर्थ---अगर हम गहरे में खोलें, गहरे में उधाड़ें, 
उसकी डेप्थ में जायें--तो उसका बर्थ यह है कि जो है उसकें लिए हम राजी 
हैं। हिसा का कोई सवाल नहीं है, कोई बदलाहूठ नहीं करनी है। आपने चाँटा 
मार दिया, ठीक है, हम राजी हैं। हमें अब बौर कुछ भी नहीं करना है । 
बात समाप्त हो गयी । हमारा कोई धत्यु्तर नहीं है। इतना भी नहीं, जितना 
जीसस का है। जीसस कहते हैं, दूसरा ग्राल सामने कर दो । महावीर इत्तना 
भी नहीं कहते कि जो चाँटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने करना। 
क्योंकि यह भी एक उत्तर है, ए सार्ट आफ आन्सर । चाँटा मारना भी 


महावीर - वाणी १४७ 


एक उत्तर है । वात जितनी थी उतने से तुमने कुछ न कुछ किया । महावीर 
कहते हैं करना ही हिंसा है, कर्म ही हिंसा है, अकर्म अहिंसा है। चांटा मार 
दिया ठीक । जैसे एक वृक्ष से सूखा पत्ता गिर गया है, ठीक है, आप अपनी 
राह चले गये । एक आदमी ने चाँटा मार दिया, आप अपनो राह चले गये । 
एक आदमी ने गाली दी और आपने सुनी और आगे बढ़ गये। क्षमा करने 
का सवाल नहीं है, क्योंकि वह्‌ भी इृत्य है। कुछ करने का सवाल नहीं । पानी 
में उठी लहर अपने आप विवर जाती है। ऐसे ही चारों तरफ लहरें उठती 
रहेंगी कर्म की, विखरती रहेंगी, तुम कुछ मत करना। तुम चुपचाप गुजरते 
जाना। पानो में लहर उठती है, मिटानी तो नहीं पड़ती है, अपने आप पिट 
जाती है। इस जगत्‌ में जो तुम्हारे चारों तरफ हो रद्दा है उसे होते रहने 
देता, वह अपने से उठेगा और पिर जायेगा | उसके उठने के नियम हैं । उसके 
गिरने के नियम हैं। तुम व्यर्थ बीच में मत आना । तुम चुपचाप दूर ही रह 
जाना, तुम्र तटस्थ ही रह जाना, तुम ऐसा ही जानना कि तुम नहीं थे। जब 
कोई चांटा मारे तो तुम ऐसा ही जानना कि तुम नहीं हो, तो उत्तर कौन देगा, 
गाल' भी कौन करेगा, गाली कौन देगा ? क्षमा कौन करेगा ? तुम ऐसा जानना 
कि तुम नहीं हो। तुम्हारे ऐवसेंस में, तुम्हारी अनुपस्थिति में जो भी कर्म की 
घारा उठेगी, वह अपने से पानी में उठी लहर की तरह खो जायेगी । तुम उसे 
छूने भी मत जाना । हिसा का अर्थ है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो । 


(२२) मेरा वश चले तो..... 


उमर खय्याम ने कहा है, मेरा वश्ञ चले और प्रभु तू मुझे शक्ति दे तो तेरी 
सारी दुनिया को तोड़कर मैं दूसरी बना दूं। अगर आपका भी वश चले तो 
दुनिया को आप ऐसी ही रहने देंगे, जैसे है ? अरे, दुनिया तो बहुत बड़ी चीज 
है। छोटा-मोदा भी जेसा हो वैसा न रहने देंगे । उमर खय्याम के इस वक्तव्य 
में सारे मनुष्यों की कामना तो प्रगठ हुई ही है, और हिंसा भी । अगर महावीर 
से कहा जाये कि अगर आपको पूरी शक्ति दे दी जाये तो दुनिया कैसी हो, तो 
महावीर कहेंगे जैसी है वैसी हो। ऐज़ इट इज । मैं कुछ भी नहीं करूंगा। + 

लाओत्से ने कहा है :--श्रेष्ठतम स हैँ हि 
चलता कि वह है था या नहीं । के नह है जिसका भा को पता ही नह 


हे हावीर की अहसा का अर्थ है कि ऐसे दो 
जाओ कि तुम्हारा पता ही नहीं चले मौर हमारी सारी चेष्ठा ऐसी है कि हा 


इस भाँति कँसे हो जायें कि कोई न बचे, जिसे हमारा पता न हो। कोई न 


श्ष्द महावीर - वाणी 


बचे जिससे हमारा पत्ता न चले। सारी अरठेंगन हम पर फोकस हो जाये । 
सारी दुनिया हमें देखे, हम हों उन आँखों के बीच में, सब आँखें हम पर मुड़ 
जायें, यही हिसा है । और यही हिंसा है कि हम पूरे वक्‍त चाहे रहे हैं कि ऐसा 
हो, और ऐसा न हो । हम पूरे वक्‍त चाह रहे हैं। क्‍यों चाह रहे हैं ? चाहने 
का कारण है। कारण बही है जो धर्मे की व्याख्या में मैंने आप से कहा है। 
दौड़ रहे हैं वह मकान मिले, वह घन मिले, वह पद मिले तो हिंसा से गुजरना 
पड़ेगा । वासना हिंसा के बिना नहीं हो सकती । किसी भी वासना की दोड़ 
हिंसा के बिना नहीं हो सकती है और हम ऐसा समझ सकते हैं कि वासना के 
लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वह हिंसा का रूप छेती है। इसलिए 
समभ्िये कि जितना वासनाग्रस्त आदमी, उतना वायलेंट, उतवा ही हिंसक । 
जितना वासनामुक्त आदमी उतना ही अहिंसक । इसलिए जो लोग समभते 
हैं कि महावीर कहते हैं कि अहिंसा इसलिए है कि तुम मोक्ष पा लोगे, वे गलत 
समझते हैं | क्योंकि अयर मोक्ष पाने की वासना है तो आपकी बहिंका भी 
(हसक हो जायेगी । और वहुत से लोगों की अहिंसा हिंसक है। अहिसा भी हिंसक 
हो सकती है। आप इतसे जोर से अहिसा के पीछे पड़ सकते हैं कि आपका पड़ना 
बिल्कुल हिंसक हो जायेगा । जो मोक्ष की वासना से अहिसा के पीछे जायेगा, 

उसकी अहिंसा हिंसक हो जायेगी। इसलिए तथाकथित अहिस्क साधकों को 
अहिंसक नहीं कहा जा सकता । वे इत्तने जोर से लगे हैं उसके पीछे कि पा के 
ही रहेंगे। सब दाँव पर लगा देंगे, लेकिन पाकर ही रहेंगे । वह जो पाकर 
रहने का भाव है, उसमें बहुत गहरी हिंसा है । महावीर कहते हैं पाने को कुछ 

भी नहीं हैं । जो पाने योग्य है, वह पाया ही हुआ है | बदलने को कुछ भी नहीं 

- हैं। क्योंकि यह जगत्‌ अपने ही नियम से बदलता रहता है। क्ाँति करने का 

कोई कारण नहीं है। कांति होती ही रहती है। कोई क्रांति-बान्ति करता नहीं, 


| क्रान्ति होती रहत्ती है | छेकिन क्रान्तिकारी को ऐसा लगता है कि वह क्रान्ति 
बड़ी छहर उठे और 


| क्र रहा हैं। उसका लगना वैसा ही है जैसे सागर में एक व 
'एक बहूता हुआ तिनका लहर के मौके पड़ जाये और ऊपर चढ़ जाये और 


ऊपर चढ़कर कहे कि लहर मैंने ही उठायी हैं। 


५४ (२३) रथ के आगे चलता छुआ कुत्ता 


सुना है मैंने कि जगन्वाथ का रथ निकलता था, तो एक वार एक कुत्ता 
रथ के आगे हो लिया । बड़े फुछ वरसते ये, बड़ी नमस्कार होती थी। लोग 


महावीर - वाणी १४६ 


लोट-लोट कर जमीन पर प्रणाम करते ये । कुत्ते की अकड़ बढ़ती गयी । उसने 
कहा आदचय है, न केवल लोग नमस्कार कर रहे हैं, वल्कि मेरे पीछे स्वर्ण 
रथ भी चलाया जा रहा हैं। हम सवका चित्त भी ऐसा ही है। 


रूस में चीजेवस्की को स्टालिन ने कारागृह में डलवा दिया और मरवा 
डाला, क्योंकि उसने यह कहा कि ऋँतियाँ आदमियों के किये नहीं होतीं, सुरज 
के प्रभाव से होती हैं। और उसके कहने का कारण ज्योतिष का वैज्ञानिक 
अध्ययन था। उसने हजारों साल की क्रान्तियों के सारे ब्यौरों की जाँच पड़ताल की 
और सूरज के ऊपर होनेवाले परिवर्ततों की जाँच पड़ताल की। फिर उसने 
कहा हर साढ़े ११ वर्ष में सूरज पर इतना बड़ा परिवर्तेन होता है कि उसके 
'परिणाम से पृथ्वी पर रूपान्तरण होते हैं और हर ६० वर्ष में फिर उस्त पर इतने 
बड़े परिवर्तन होते हैं कि उसके परिणाम पर पृथ्वी पर कांतियाँ घटित हो 
जाती हैं। उसने सारी क्रांतियाँ, सारे उपद्रव, सारे युद्ध सूरज पर होनेवाले 
कॉजमिक परिणामों से सिद्ध किये हैं। और सारी दुनिया के वैज्ञानिक मानते 
हैं कि चीजेवस्की ठीक कह रहा था। लेकिन स्टालिन कैसे माने । अगर 
चीजेवस्की ठीक कह रहा है तो १९१७ की क्रांति सूरज पर हुई किरणों के 
फर्क से हुई॥ फिर लेनिन और स्टालिन और ट्राटस्की का क्‍या होगा। 
चीजेवस्की को मरवा डालते जैसी बात थी । लेकिन स्टालिन के मरने के बाद 
चीजेवस्की का फिर रूस में काम शुरू हो गया । भौर रूस के ज्योतिष-विज्ञानी 
कह रहे हैं कि वह ठीक कहता है । पृथ्वी पर जो भी रूपान्तरण होते हैं, उनके 
कारण कॉजमिक हैं, उनके कारण में जागतिक हैं। सारे जगत में जो रूपान्तरण 
होते हैं, उतके कारण जाग्रतिक है । 


४६२४) ज्योतिष से बर्थ कंट्रोल 

आप जानकर हैरान होंगे कि एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला प्राग में चेक- 
गवर्नभेण्ट ने बनाया है। जो एस्ट्रोनामिकल बर्थ कंट्रोल का काम कर रही है । 
और उनके परिणाम &८ प्रतिशत सही आये। और जो आदमी मेहनत कर 
रहा है वहाँ इंस पर, उस आदमी का दावा है कि आनेवाले १ ५ वर्षों में किसी 
तरह की गोली, किसी तरह के और कृत्रिम साधन को, बर्थ कंट्रोल के लिए 


जरूरत नहीं रहेगी। वह स्त्री जिस दिन पैदा हुई है, जिस दिन उसका स्वयं 
न्‍का गर्भाधारण हुआ था, इसकी तारीखें और सूर्य पर और चाँद तारों पर 


घस्प्ती मंगज्मुक्किदठम्‌ , अ्िसा संजमो तवो ) 


> जाई. । 
देवो वि व॑ नमंसन्ति, जरस धम्मे सया मणो ॥ 
'छर्ये $-- 
घर्मे सवश्रेष्ठ मंगल है। ( कौन-सा घर्म ! ) अहितता, संयम और तप- 


रूप घमं। जिस मनुष्य का मन उक्त घर्म में सदा तलनग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं! 


धर्म मंगल है। कौन सा धर्म ? अहिसा, संयम शोर क्वप । अहिसा घसे 
की शात्मा हैं। कल महिसा पर थीड़ी चातें मैंने आप से कहीं, थोड़े कौर 
आयामों से अहिसा की समझ लेना जरूरी है। 


हिंसा पैदा ही क्यों होतो हैं? हिंसा जन्म के साथ हो क्यों जुड़ी है ? 
[हसा जीवन की पत्त-पतं पर बयों फैली है ? जिसे हम जीवन कहते हैं, घष् 
हिंसा का हो तो विस्तार हुूँ। ऐसा क्यों है? पहली बात, और वत्यधिक 
कआधारभूत वात्त--बह है जीवेषणा । जीने की जो आकांक्षा है, उससे ही हिंसा 
जम्मती है। और जीते को हम सब आतुर हैं। क्षकारण भी जीने को भातुर 
हैं । जीवन से कुछ फलित भी न होता हो, तो भी जीना चाहते हैं । जीवन से 
कुछ न भी मिलता हो, तो भी जीवन को खींचना चाहते हैं। सिर्फ राख ही 
हाथ छगे जीवन में, तो भी हम जीवन को दोहराना चाहते हैं । 


(१) जीवेषणा वनाम जीने फा पागलपन 


विल्सेंट वानगाग के जीवन पर एक चहुत अदुभुत्‌ किताब लिश्ली गयी है. 
छिताब का नाम है लस्ट फार लाइफ'--जीवेषणा ! जगर महावीर के जीवन 
पर कोई किताब लिखनी हो तो लिखना पढ़ेगा, 'नो लस्ट फार लाइफ'--जीवे- 
पणा नहीं १ जीते का एक जत्यन्त पागल, विक्षिप्त भाव है हमारे मन में । 
मरने के आखिरी क्षण तक भी हम जीना हो चाहते हैं। और यह णो जीने की 
कोशिश है, यह जितनी हो विक्षिप्त होती है, उतना ही हम दूसरे के जीवन के 
मूल्य पर भी जीना चाहते हैं। बगर ऐसा विकल्प था जाये कि सारे जगत को 
को मिट कर मुफ़्े बचने की सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो में राजी हो 


१४६-अ | महावीर - वाणी 


जाऊँपा। सबको विनाश कर दूं, फिर भी मैं बच सकता हूँ तो मैं सबके विनाश 
के लिए तैयार हो जाऊँगा। जीवेषणा की इस विक्षिप्तता से ही हिंसा के सब 
रूप जनमते हैं । मरने की आखिरी घड़ी तक भी आवभी जीवन को जोर से 
पकड़ छेता चाहता है। बिना यह पूछे हुए कि किस लिए ? जीकर भी वया 
होगा ? जीकर भी क्या मिलेगा ? 


मुल्ला वसरुद्दीत को फाँसी को सजा हो गयी थी । जब उसे फाँसी के तल्ते 
के पास ले जाया गया तो उसने तहते पर चढ़ने से इल्कार कर दिया । सिपाही 
बहुद चकित हुए। उन्होंने कहा कि क्या वात्त है ? 
... उसने कहा कि सोढ़ियाँ बहुत कमजोर मालूम पड़ती हैं । अगर गिर जाऊँ 
'तो तुम्हारे हाथ पैर हूटेंगे कि मेरे ? फाँधी के तख्ते पर चढ़ना है। सीढ़ियाँ 
कमजोर हैं। इस सीढ़ियों पर मैं चहीं चढ़ सकता । नयी सीढ़ियाँ लाओ ॥ 

उत सिपाहियों ने कहा, पागल हो पये हो। भरने वाले आदमी को इससे 
क्या प्रयोजन है ? 

नतरुद्दोत ने कहा, अगले क्षण का क्या भरोतप्ता ! शायद बच जाऊं, तो 
लँगढ़ा होकर नहीं बचवा चाहता । और एक बात पक्की है कि जब तक मैं 
'मर ही नहीं गया हैँ, तब तक में जीने की कोशिश कहेंगा ) सीढ़ियाँ नयी 
'चाहिए ॥ 
नयी सीढ़ियाँ लगायी गयीं, तव वह घढ़ा। त्िस पर भी बहुत सेमल 
कर चढ़ा । जब उसके गले में फन्‍्दा ही लगा दिया गया, और मजिस्ट्रेट ने 
कहा, ससरुद्दीत तुझे कोई आखिरी वात तो नहीं कहनी है ? 

नसरुह्दीन ने कहा, 'यस, आई हैव दु से समथिग । दि इज गोइंग टु 
घी ए लैसन दु मी ।” यह जो फाँधी छुग्रायी जा रही है, यह मेरे लिए एक 
शिक्षा सिद्ध होगी । 

मजिस्ट्रेट समझ्का नहीं, उसने कहा कि अब शिक्षा से भी क्या फायदा होगा । 

नसरुह्दीव ने कहा कि अगर दोवारा जीवन मिला, तो जिस वजह से फांसी 
लग रही है, वह काम जरा में सेमल कर कहूँगा। दिस इज गोदंग टु बीए 
लैसन टु मी । गछे में फंदा छग्ा हो, तो भी आदमी दूसरे जीवन की वात सोचता 
है । दूसरा जीवन मिछे, तो इस वार जिस भूल-चूक से पकड़े गये हैं और फॉँसी 
लग रही है, वह भूल चूक नहीं करनी है, ऐसा नहीं; सेमल कर करनी है। 


महावीर - वाणी श्श्७-थ] 
(२) भ्दिसक वनना है तो जीवेषणा त्यागों 


ऐसा ही हमारा पन है । किसी भी कीमत पर जीना है। महावीर यही 
यूछते हैं कि जीना क्यों है ? बड़ा गहन सवाल उठाते हैं। शायद जगत्‌ फ्यों 
है, सृष्टि किसने रची, मोक्ष कहाँ है, ये सवाल इतने गहरे नहीं हैं ॥ ये सवाल 
तो बहुत ऊपरी हैं। लेकिन महावीर पूछते हैं--जीना ही क्‍यों है ? हवाई दिस 


घहस्ट फार लाइफ ? और इसी प्रदव से महावीर का सारा चितन भौर सारी 
साधना तिकलती है । 


महावीर कहते हैं कि यह जीने की बात ही पागलपन है। जीने की 
शाकांक्षा ही पागलपन हैं। मौर इस जीने की आकांक्षा से जीवन बचता हो, 
'ऐसा नहीं है, केवल दूसरों के जीवन को नष्ट करने की दौड़ परेदा होती है 
जीवन बच जाता तो भी ठोक था। बचता भी नहीं है। कितना भी चाहो 
'बचना, भौत खड़ी हैं ओर भा जाती हैं। कितने लोग इस जभीन पर हमसे 
पहले जीने की कोशिश कर छुके हैं! आख़िर अन्ततः मौत ही हाथ लगती 
है। इसीलिए महावीर कहते हैं, जीवन का पागलपन इतना है कि हम 
चूसरे को विनष्ट करने को तैयार हैं और अन्त में मोत ही हाथ लगती है। 
महावीर कहते हैं, ऐसे जीवन के पागलपन को मैं छोड़ता हूँ, जिसके लिए दूसरों 
के जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार होता हूँ और अपना बचा भी नहीं 
'पाता। जो व्यवित जीवेषणा छोड़ देता है, वही अहिसक हो सकता हैँ । क्योंकि 
जब उसे कोई क्राग्रह ही नहीं है कि जीऊँ ही, तब वह किसी का विनाक्ष 
करने के लिए तैयार नहीं हो सकता । इसलिए महावीर की अहिसा के प्राण 
में प्रवेश करना हो, तो वह प्राण है जीवेषणा का त्याग । लेकिन इसका यह 


'झर्थ नहीं है कि महावीर भरने की आकांक्षा रखते हैं। यहाँ यह शअ्रांति हो 
सकती है । 


फ्रायड ते इस सदी में मनुष्य के भीतर दो आाकांक्षाओं को पकड़ा है । 
एक तो जीवेपणा और एक मृत्युएषणा। एक को वह कहता है इरोज-- 
जीवन की इच्छा, और एक को कहता है थानाटोस, मृत्यु की इच्छा । बह 
'बाहता हैं कि जब जीवन की इच्छा रुग्ण हो जाती हैं तो मृत्यु की इच्छा में 
मदर जातो है। यह बात ठीक है । लोग बआात्महत्याएँ भी तो करते हैं। तो 
'क्ष्या महावीर राजी होंगे और आत्महत्या करने वालों को कहेंगे कि ठीक थे 
तुम ? अगर जीवेषणा गलत है तो फिर मृत्यु की आकांक्षा और मृत्यु को 


श्श्प-भ] महाबीर - वाणी 


लाने की कोशिश ठीक होनी चाहिए। फ्रायड कहता है जिन रोगों की 
जीवेषणा रुग्य हो जाती है, वे फिर मृत्युएषणा से भर जाते हैं। फिर वे 
अपने को मारने में लग जाते हैं। लेकिस फ्रायड को उतनी गहरी समझ नहीं 
हैं, जितनी यहावीर को हैं। महावीर कहते हैं आत्महत्या करने वाला भी 
जीवेषणा ये ही पीड़ित है। 


(३) आत्मद्त्या : मरने के लिए नहीं, जीने के लिए 


इसे थोड़ा समझना पड़ेगा । कभी आपने किसी आदमी को इस भाँति 
मात्महत्या' करते देखा है, जिसकी जीवेषणा नष्ट हो गयी हो ? नहीं। मैं 
चाहता हूँ एक ज्ली मुझे मिले और नहीं मिलती, मैं आत्महत्या के लिए तैयार 
हो जाता हैं । अयर वह मुझे मिल जाये, तो मैं आत्महत्या के लिए तैयार नहीं 
हूँ । मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी प्रतिष्ठा, यज्ञ भर इज्जत के साथ जीऊँ। मैरी 
इज्जत चली जाती है, मेरी प्रतिष्ठा ग्रिर जाती हैं, तो मैं आत्महत्या करने को 
तत्पर हो जाता हूँ । मेरी वह प्रतिष्ठा वापस लोटती हो, मुझे बह इज्जत 
फिर मिलती हो, तो मैं मौत के आखिरी किनारे से वापस वोट कर भा सकता 
हैं । किसी का धन खो जाता है, पद खो जाता है, तो वह मरने को तैयार हैं। 
आखिर उसका अर्थ क्‍या है । 
महावीर कहते हैं कि यह मृत्युएपणा नहीं है। वह केंवल जीवच का 
इतना प्रवल भाग्रह है कि मैं इस ढंग से ही जीऊँगा ) अगर यह ढंग मुझे 
पहीं मिलता, तो मैं मर जाऊँगा। इसे थोड़ा और ठीक से समझें । मैं कहता हैं, 
मैं इस ज्नी के साथ ही जीऊँगा । यह जीने की- आकांक्षा इतनों भागप्रहपूर्ण हैं 
कि इस स्त्री के विता मैं न जीऊँगा। में इस धन, इस भवन, इस पढे 
के साथ ही जीऊँगा। अगर यह पद और धन नहीं है, तो मैं नहीं जीऊेंया। 
जीने की आकांक्षा ने एक विशिष्ट आग्रह पकड़ लिया है। वह भाग्रह इतना 
गहरा हैं कि व्यक्ति अपने से विपरीत भी जा सकता है। बह मरने तक को 
तैयार हो सकता हैं | लेकिच गहरे में यह जीवन की ही भाकांक्षा है इसलिए 
महावीर इस जगत्‌ में अकेले चिन्तक हैं, जिन्दींने फहा कि मैं तुम्हें मरने की 
शाज्ञा भी दूंगा, अगर छुमर्मे जीवेषणा बिल्कुल न हो । वे सिर्फ अकेले विचारक 
हैं सारी पृथ्वी पर, अकेले घार्मिक ईचिन्तक हैं जिन्होंने कहा, मैं तुम्हें मरते 
की भी आज्ञा दूंगा, अगर दठुमर्में जीवन की आकांला विल्कुछ न रहे । छेकिन 
लिनमें जीवन की क्षाककांक्षा नहीं है वद्द मरना तो पचाहेगा । तो मरते 


* महावीर - वाणी श्श्ध्न्त 


की चाह के पीछे भी जीवत की बाकांक्षा ही होगी। उल्ठें लक्षणों से 
बीमारियाँ नहीं बदल जातों | 


(४) लक्षण एक, बीमारी अनेक 


गाज से सौ साल पहले विकित्सा शाप्रों में एछोपैथी की एक बीमारी का नाम 
था ड्राप्सी, जो सो साल में खो गया | अब उस वीमारी का नाम मेडिकल कितावों 
में नहीं है। हालांकि उस बीमारी के मरीज अब भी अस्पतालों में हैं, खो नहीं 
गये । यानी मरीज तो हैं, लेकिन वह बीमारी खो गयी । वह बीमारी इसलिए 
खो गयी कि पाया गया कि वह बीमारी एक नहीं है, वह सिर्फ सिम्प्टमैंटिक है । 
ड्राप्सी उस बीभारी को कहते थे, जिसमें मनुष्य के शरोर का तरल हिस्सा किसी 
एक अंग में इकट्ठा हो जाता है। जैसे पैरों में सारी तरलता इकट्ठी हो गयी या. 
पेद में चारा त्तरल द्रव्य इकट्ठा हो गया । सब पानी पैरों में वह गया है, या सब 
वरलता पेट में इकट्ठी हो गयी है। सारा शरीर सुखने लगा और पेट बढ़मे 
ऊगा बर्योकि सारी तरलता पेट में झा गयी । उसको ड्राप्सी कहते थे । अगर 
अस्पताल में जायें और देखें कि एक जादमी के दोनों पैरों में तरत्त द्रव्य 
इकह हो गया और एक जञादमी के ऐज्डामित में सारा तरल इकट्ठा हो गया, 
तो लक्षण तो एक है। सौ साल तक यही समझा जाता था कि बीमारी एक 
है। लेकिन पीछे पता चला कि इस तरल द्रव्य इकद्ठे होने के अनेक कारण 
हैं। वीमारियाँ ततग-अलग हैं। यह हृदय की खराबी से भी इकट्ठा हो सकता 
है। यही किडनी की खराबी से भी इकट्ठा हो सकता हैं। और जब किडनी 
की खराबी से इकट्ठा होता है, तब चीमारी दूधरी है। और जब हृदय की: 
खरणजी से इकट्ठा होता है तो बीमारी दूसरी है। इसलिए वह ड्राप्पी की 
बीमारी का नांस समाप्त हो गया । अब पच्चीस बीमारियाँ हैं, उनके अलग-मलग 


नाम हैं। यह भी हो सकता है कि लक्षण विल्कुल एक हों और बीमारी एक 
हो। और यह भी 


हो सकता है वीमारियाँ दो हों और छक्षण बिलकुल एक 

हों। लक्षणों से बहुत गहरे नहीं जाया जा सकता | 
महावीर ने सुंधारा की आज्ञा दी । महावीर ने कहा, किसी ज्यवित में अगर 
जीवन को बाकाक्षा घून्य हो गयी हो तो वह गृत्यु में प्रवेश कर सकता है। 
चेकिन पहुे वह भोजन छोड़ दे, पानी छोड़ दे--भोजन बौर पानी छोड़ कर भी: 
भादमी ९० दिल तक नहीं मरता। कमसे कम ६० दिन जी सकता है (साधारण' 
ज्वस्य आदमी ही तो ) और जिम व्यक्ति की जीवन की आकांक्षा चुली गयी 


श्ध्द-भ] मद्दावीर - वाणी 


लाने की कोशिश ठीक होनी चाहिए। फ्रायड कहता है जिन छोगों की 
जीवेषणा रुण हो जाती है, वे फिर मृत्युएषणा से भर जाते हैं। फिर वे 
अपने को मारने में लग जाते हैं॥ ढेकिस फ्रायड को उतनी गहरी समक्र नहीं 
हैं, जितनी महावीर को हैं। महावीर कहते हैं आत्महत्या करने वाला भी 
जीवेषणा से द्वी पीड़ित है। 


(३) आत्महत्या + मरने के लिए नहीं, जीने के लिए 


इसे थोड़ा समझना पड़ेगा । कभी आपने किसी आदमी को इस भाँति 
भात्मह॒त्या करते देखा है, जिसकी जीवेषणा नष्ट हो गयी हो ? नहीं। मैं 
चाहता हूँ एक स्त्री मुझे मिले और नहीं मिलती, मैं आत्महत्या के लिए तैयाद 
हो जाता हूँ । अगर वह मुझे मिल जाये, तो मैं जात्महत्या के लिए तैयार नहीं 
हूँ । मैं चाहता हूँ कि एक वड़ी प्रतिप्ठा, यश् और इज्जत के साथ जीऊ | मेरी 
इज्जत चली जाती है, मेरी प्रतिष्ठा गिर जाती हैं, तो मैं आत्महत्या करने को 
तत्पर हो जाता हूँ। मेरी वह प्रतिष्ठा वापस लौटती हो, मुझे वह इज्जत 
फिर मिलती हो, तो मैं मौत के आखिरी किनारे से वापस लौठ कर भा सकता 
हूँ । किसी का घन खो जाता है, पद खो जाता है, तो वह मरने को तैयार हैं । 
आखिर उसका अर्थ क्‍या है । 
महावीर कहते हैं कि यह मृत्युएपणा नहीं है। वह केंवल जीवन का 
इतना प्रवल आग्रह है कि मैं इस ढंग से ही जीऊँगा। अगर यह ढंग मुझे 
नहीं मिलता, तो मैं मर जाऊँगा। इसे थोड़ा और ठीक से समझे । मैं कहता हूँ, 
मैं इस ज्नी के साथ ही जीऊँगा । यह जीने की- आकांक्षा इतनी आग्रहपूर्ण है 
कि इस रकह्री के विना मैं न जीऊेँगा। में इस धन, इस भवन, इस पद 
के साथ ही जीऊँगा। अगर यह पद और घन नहीं हैं, तो मैं नहीं जीऊेंगा । 
जीमे की आकांक्षा ने एक विशिष्ट आग्रह पकड़ लिया है। वह भाग्रह इतना 
' गहरा है कि व्यक्ति अपने से विपरीत भी जा सकता है। वह मरने तक की 
तैयार हो सकता है । लेकिन गहरे में यह जीवन की ही आकांक्षा है इसलिए 
महावीर इस जगत्‌ में अकेले चिन्तक हैं, जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मरने की 
क्ाज्ञा भी दूंगा, अगर तुमर्मे जीवेषणा विल्कुल न हो । वे सिर्फ अकेले विचारक 
हैं सारी पृथ्वी पर, अकेले घामिक चिन्तक हैं जिन्होंने कह्मा, मैं धुर्म्ह मरमे 
की भी आज्ञा दूंगा, अगर तुममें जीवन की बाकांक्षा विल्कुल न रहे । लेकिन 
जिनमें जीवन की भाकांक्षा नहीं हैं वह्ठ मरना तो चाहेगा । तो मरदे 


* महावीर - वाणी श्श्ध्न्मो 


को चाह के पीछे भी जीवन की बाकांक्षा ही होगी। उत्टे लक्षणों से' 
बीमारियाँ नहीं बदल जातीं। 


(४) लक्षण एक, बीमारी अनेक 


जाज से सौ साल पहले चिकित्सा शापत्रों में एलोपैथी की एक बीमारी का नाम 
था ड्राप्सी, जो सौ साल में खो गया। अब उस बीमारी का नाम भेडिकल कितावों 
में नहीं है। हालांकि उस बीमारी के मरीज अब भी अस्पतालों में हैं, खो नहीं 
गये । यानी भरीज तो हैं, ऊेकिच वह वीमारी खो गयी । वह बीमारी इसलिए 
खो गयी कि पाया गया कि वह बीमारी एक नहीं है, वह सिर्फ सिम्प्टमैटिक है । 
ड्राप्सी उस बीमारी को कहते थे, जिसमें मनुष्य के शरीर का तरल हिस्सा किसी" 
एक अंग में इकट्ठा हो जाता है। जैसे पैरों में सारी तरलता इकट्टी हो गयी या 
पेट में सारा त्तरल द्रव्य इकट्ठा हो गया । सब पादी पैरों में बह गया है, या सबः 
तरलता पेट में इकट्ठी हो गयी है। सार! शरीर सुखने लगा और पेट बढ़ने 
लगा क्योंकि सारो तरलता पेट में आा गयी । उसको ड्राप्सी कहते थे | अगर 
अस्पताल में जायें और देखें कि एक आदमी के दोनों पैरों में तरल' द्रव्य 
इकट्ठा हो गया और एक शादमी के ऐव्डामिन में सारा तरल इकट्ठा हो गया, 
तो लक्षेण तो एक है। सौ साल तक यही समझा जाता था कि वीमारी एक 
है। लेकिन पीछे पता चला कि इस तरल द्रव्य इकट्ठे होने के अनेक कारण 
हैं। वीमारियाँ अलग-अलग हैं । यह हृदय की खराबी से भी इकट्ठा ही सकता 
हैं। यही किडनी की खराबी से भी इकट्ठा हो सकता है। और जब किडनी 
की खराबी से इकट्ठा होता हैं, तब बीमारी दूधरी है। ओर जब हृदय की. 
खराबी से इकट्ठा द्ोता है दो बीमारी दूसरी है। इसलिए वह ड्ाप्छी की 
बीमारी का नाम समास हो गया। अब पच्चीस बीमारियाँ हैं, उनके अलग-अलग 
नाम हैं। यह भी हो सकता है कि लक्षण बिल्कुल, एक हों और बीमारी एक 
ही | और यह भी हो सकता है बीमारियाँ दो हों और छक्षण विलकुछ एकः 
हों। लक्षणों से बहुत गहरे नहीं जाया जा सकता | 


भहावीर से संथारा की आज्ञा दी । महावीर ते कहा, किसी व्यवित में अगर 
जीवन की शआकांक्षा शून्य हो गयी हो तो वह मृत्यु में प्रवेश कर सकता है। 
लेकिन पहले चह भोजन छोड़ दे, पानी छोड़ दे--भोजन और पानी छोड़ कर भी 
आदमी ९० दिन तक नहीं म॑ | 


रता। कम से कम ६० दिन जी सकता है (साधारणः 
स्वस्थ आदमी हो तो ) और जि व्यक्ति की जीवन 


वन की आकांक्षा चली गयीः 


१६०-आ] सहावीर - वाणी * 


होती है, वह असाधारण रूप से स्वस्थ होता है । क्योंकि हमारी सारी बीमारियाँ 
जीने की आकांक्षा से पैदा होतो हैं। इस तरह ९० दिन तक तो वह मर ही 
हीं सकता । महावीर ने कहा--वहू पानी छोड़ दे, भोजन छोड़ दे, लेट जाये, 
बैठा रहे | आत्म ह॒त्याएँ जितनी भी की जाती हैं, क्षण के आवेश में की जाती 
हैं। क्षण खो जाये, तो आत्महत्या नहीं हो सकती । 


क्षण का एक बवेश होता है। उस आावेश में आदमी इतता पागल' होता 
हैं कि कूद पड़ता हैं चदी में, आग लगा लेता है। झायद आग लगाकर जब 
शरीर जलता है तब पछताता है, लेकिन तब हाथ के बाहर हो गयी होती है 
वात । जहर पी लेता हैं, और जब जहर फैलने छगता है तो तड़फन होती है, 
तब पछताता है। लेकिन तव शायद हाथ के बाहर हो गयी होती है वात । 
/ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आत्महत्या करने वाले को हम क्षण भर के 
लए रोक सके तो वह आत्महत्या नहीं कर पायेगा । क्‍योंकि उस मेडनेस की 
जो तीब्ता है, वह तरल हो जाती है, विरल हो जाती है, क्षीण हो जाती है । 


महावीर कहते हैं, मैं आज्ञा देता हुँ ध्यानपुर्वेक मर जाने के लिए | भोजन- 
पात्ती छोड़ देता &० दिन। अगर उस आदमी में जरा सी भी जीवेषणा 
'होगी, तो भाग खड़ा होगा, लौट जायेगा ।-भगर जीवेषणा बिल्कुल' न होगी तो 
ही ६० दिन' वह रुक पायेगा | ९० दित लम्बा समय है । मन एक ही बवध्था 
में ६० दिन रह जाय, यह आसान घटवा नहीं है । ६० क्षण नहीं रह पाता । 
सुबह सोचते थे मर जायेंगे, साँक सोचते हैं कि दुसरे को मार डालेंगे। इसलिए 
, 'फ्रायड को सानने वाले मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि महावीर में कहीं न कहाँ 
, 'स्युसायडल' तत्व हैं, कहीं न कहीं आत्महत्या वाले तत्व हैं। लेकिन मैं आप 
से कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभंसल में जिस व्यक्ति में जीवेषणा नहीं है, 
उसमें मरने की एबशा भी नहीं होगी | मृत्युकी एपणा जीवेपषणा का दूसरा 
पहलू है (विरुद्ध नहीं है, उसी का अंग्र है) इसलिए महावीर ने मृत्यु की 
क्तोई चेष्टा चहीं की । जिसकी जीवन की चेष्टा ही नहीं रही हो, उसकी मृत्यु 
की चेष्टा भी नहीं रह जाती! महावीर कहते हैं, एक हिस्से को दम फेंक दें, 
दूसरा हिस्सा उसके साथ ही चला जाता है । संथारा का महावीर का अर्थ हैं, 
आत्महत्या नहीं, जीवेषणा का इतना खो जाना कि पता ही ने चले और 
च्यवित शून्य में लीच हो जाये । आत्महत्या की इच्छा नहीं क्योंकि जहाँ तक 
'डब्खी है वहाँ तक जीवन की भी इच्छा होगी । 


महावीर - वाणी १६१-अ] 


इसे ठीक से समझ लें। 'डिजायर इज आलवेज डिजायर फार दि लाइफ--- 
आलवेज / मृत्यु की कोई इच्छा ही नहीं होती । मृत्यु की इच्छा में ही जीवन 
की इच्छा भी छिपी होतो है, जीवन का कोई आग्रह छिपा होता है। तो 
महावीर कोई आत्मघाती नहीं हैं। उतना बड़ा भात्मज्ञानी नहीं हुमा भाज तक, 
आत्मघाती होने का तो सवाल ही नहीं है । 


(५) महाचीर के पीछे आत्मघाती अज्भयायी 


लेकिन यह बात जरूर सच है कि महावीर के विचार में बहुत से 
'आत्मघातो उत्सुक हुए, बहुत से आत्मघाती महावीर से आकर्षित हुए। और 
उन आत्मघातियों ने महावीर के पीछे एक परम्परा खड़ी की, जिसका महावीर 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे लोग जरूर उत्सुक हुए महावीर के पीछे, जिनको 
लगा कि ठीक है, मरने को इतनी सुगमता और कहाँ मिलेगी, मरने का इतना 
सहयोग कहाँ मिलेगा, मरने को इतनी सुविधा और कहाँ मिछेगी ! इसलिए 
"महावीर के पीछे ऐसे लोग जरूर आये जिनका चित्त रुण था, जो मरना 
चाहते थे । जीवन की आकांक्षा के त्याग से वे महावीर के करीब नहीं भाये 
थे, मरने की आाकांक्षा के कारण वे महावीर के करीब आ गये। लक्षण 
बिलकुल एक से हैं, लेकिन भीतर व्यवित विलकुल अरूग थे। जो मरने की 
इच्छा से भाये, वे महावीर की परम्परा में बहुत आग्रणी हो गये | स्वभावत: जो 
मरने को तैयार है उसको नेता होने भें कोई असुविधा नहीं होती । क्‍या 
'असुविधा हो सकती है उसे ! जो मरने को तैयार है वह पंक्ति में कभी भी आगे 
खड़ा हीने को तैयार है ओर जो अपने को सताने को तैयार है. वह लगा कि 
जड़ा त्यागी है। ध्यान रहे, इससे महावीर कें विचार को आज की दुनिया में 
'पहुँचने में बड़ी कठिनाई हो गयी । क्योंकि महावीर का विचार मालूम होता है 
'मैसोचिस्ट है, अपने को सतानेवाला है, आत्मपीड़क है। लेकिन महाघीर की 
'देहू को देखकर ऐसा नहीं रूमता है कि इस आदमी ने अपनी देह को सताया 
' होगा । महाबीर की प्रफुल्लता देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इस आदमी ने 
अपने को सताया होगा । महावीर का खिला हुआ कमल देखकर ऐसा नहीं 
“लगता कि इस आदमी ने अपनी जड़ों के साथ ज्यादती की होगी । मैं मानता 
हैं कि महावीर रंचमात्र भी आत्मपीड़क नहीं हैं। लेकिन महावीर के पीछे 


आत्मपीड़कों की परम्परा इकट्ठी हुई, यह जरूर सच है। वे अपने को सता 
“सकते थे या सताने के लिए उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे । 


१६२-अ| महावीर - वाणी 
(६) खताने वालो का मजा 


इस जगत्‌ में दो तरह की हिंसाएँ हैं। एक बह, जिसे दुसरे को सताने में 
उत्सुक छोय करते हैं ओर एक जौर तरह की हिंसा है, जिसे अपने को सताने' 
के लिए उत्सुक लोग करते हैं॥ अपने को सताने में कुछ छोगों को उतना ही 
मजा जाता हैं जितता कि दूसरे को सताने में | बल्कि सच पूछा णाये तो दुसरे 
को सताने में आपको कभी इतना अधिकार नहीं होता है, इतनी सुविधा भौर 
स्वतंत्रता नहीं होती है, जितनी अपने को सताचे में होती है ! कोई विरोध ही 
करने वाला नहीं है। आप दूसरे को काँटे पर लिटायें, तो वह अदालत में 
मुकदमा चलायेगा। आप खुद को काँटों पर लिटायें, तो मुकदमा नहीं चल 
सकता है, वरन्‌ सम्मान मिल सकता है ॥ आप दूसरे को भूखा मारें तो आप' 
भाभट सें पड़ सकते हैं, आप अपने को भूखा मारें तो जुदडूस निकल सकता है,. 
'शोझायात्रा निकल सकती हैं। लेकिन ध्यात रखें, सताने का जो सुख है, वह एक 
ही है। महावीर कहते हैं कि जो अपने को सता रहा है, बह भी दूसरे को सता" 
रहा है। क्योंकि वह अपने में दो हिस्से कर लेता है। बह शरीर को सताने' 
लगता है, जो कि वस्तुतः दूसरा है। यह घरीर, जो मेरे भासपास है, उतना ही 
दूसरा है मेरे लिए, जितना आपका शरीर जो जरा दूर है। इतमें भेद नही" 
है। यह शरीर मेरे मिकट है, इसलिए मैं नहीं है। और आपका शरीर जरा 
दूर है, तो तु हो गया ! में आपके श्वरीर में काटे चुमाऊँ तो लोग कहेंगे यह 
आदमी दुष्ट है। और मैं अपने शरीर में काँटे चुभाऊँ तो लोग कहेंगे कि यह 
आदमी महात्यागी है ! | 


लेकिन शरीर दोनों ही स्थिति में दूसरा है। यह मेरा शरीर उत्तना ह्ठी 
दूसरा है, जितना जापका शरीर | सिर्फ फरक इतना है कि अपने शरीर को 
सताते वक्‍त कोई कानूनी वाघा नहीं पड़ेगी, कोई नैतिकता बाधा नहीं बनेगी । 
इसलिए जो होशियार हैं, कुशल हैं, वे सताने का मजा अपने ही शरीर को 
सताकर लेते हैं! लेकिन सताने का मजा एक ही हैं। घंया है मजा ? जिसको: 
हम सता पाते हैं, लगता है, उसके हम मालिक हो गये हैं, उसके हम स्वामी हो 
गये हैं। जिसकी हम गर्दन दबा पाते हैं, लगता है, हम उसके स्वामी हो गये 
हैं! महावीर के पीछे सेसोचिस्ट इकट्ठे हो गये । उन्हीं ने महाबीर की पुरी 
दरम्परा कौ विषाक्त किया, जहर डाल दिया । 


महावीर - वाणी १६ ई-अ] 


यच्चपि महावीर का कारण कुछ और था, लेकिन इन्हें वह कारण अपील 
पकैया, जंचा । कारण यह था कि महावीर कहते थे कि जब तक में जीवन के 
लिए पागल हूँ तब तक अंधेपन में देख न पाऊँगा । क्योंकि दूसरे के जीवन को 
नष्ठ करने के लिए ही भातुर हो गया हैँ। ओर जीवन के लिए पागल होना 
व्यर्थ है। क्योंकि जीवन का बचना असम्भव है। जीवन को बचाया नहीं जा 
सकता है। जन्म के साथ ही मृत्यु प्रवेश कर जाती है। इसलिए जो 
इम्पासिबुल हैं, उसके पीछे सिर्फ पागलपन है। जो असम्भव है, उसके पीछे 
सिर्फ पागलपन खड़ा होता हैं। मृत्यु होगी ही। वह उसी दिन तय हो गयी, 
जिस दिन जीवन हुआ। इसलिए महावीर कहते हैं, जीवन के लिए इततो 
आकांक्षा ही हिसा बच जाती है। इसे समझता है। इसे समभते ही जीवेपणा 
शुल्य होने लगतो है। और जब जीवेषणा शून्य होने लगती तो मृत्यु की 
इच्छा पैदा नहों द्वोती है। मृत्यु का स्वीकार पैदा होता है । इसमें भेद है । 


मृत्यु की इच्छा तो पैदा होती है जीवेषणा को चोद छगे तब, और मृत्यु 
का स्वीकार पैदा होता है जद जीवेषणा क्षोग हो तब, शान्‍्त हो तब । 
भहयवीर मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मृत्यु को स्वीकार करता अहिसा है। 
मृत्यु को अल्वीकार करना हिंसा है। और जब मैं अपनी मृत्यु अस्वोकार करता 
हूँ, तो में दूसरे की मृत्यु को स्वीकार करता हैँ। और जब मैं अपनी मृत्यु को 
स्वीकार करता हूँ, तो मैं सबके जीवन को स्वीकार करता हे यह्‌ गणित्र हे। अवते 
जीवन को स्वीकार करता हूं, तो मैं दुधरे के जीवन को इंकार करने के लिए तैयार 
हूँ! और जब मैं अपनी मृत्यु को परिपूर्ण भाव से स्वीकार करता हूँ कि ठीक है वह 
तो नियति है, तव मैं किसी के जीवन को चोट पहुँचाने के लिए जरा भी उत्सुक 
नहीं रह जाता । उसके जीवन को भी चोट पहुँचाने के लिए उत्पुक नहीं रह 
जाता, जो मेरे जीवव को चोट पहुंचाये | क्योंकि मेरे जीवन को चोट पहुँचाकर 
ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता है। मृत्यु तो होने ही दाली हैं, वह सिर्फ 
निमित्त बन सकता है। अगर कोई तुम्हारी हत्या भरी कर जाय तो वह छिर्फ 
निममित्त है, कारण नहीं है। कारण तो मृत्यु है, जो जीवन के भीतर ही छिपी 
हैं। इपलिए उप्त पर नाराज होने की भी कोई जहरत नहीं है। ज्यादा से 
ज्यादा धन्यवाद दिया जा सकता है। जो होने ही वाला था, उसमें यह सहयोगी 
झी.गया। थगर.यह एक वात हमें व्याल में आा जाये कि यह होने हो वाला 
पा, तो हम फिर किसी पर नाराज नहीं हो सकते । 


९ 


ब्ड 


१६४-अ] सद्दावीर - वाणी 


महावीर कहते हैं मृत्यु का अंगीकार करो । मृत्यु का अंगीकार इसलिए 
नहीं कि मृत्यु कोई महत्वपूर्ण चीज है | बल्कि इसलिए ही कि मृत्यु बिलकुल ही 
गैरमहत्वपूर्ण चीज है। जब जीवन ही गैरमहत्वपूर्ण हैं, तो फिर मृत्यु महत्वपूर्ण 
कैसे हो सकती है। ध्यात्र रहे, मृत्यु छा उत्तना ही भापके मन में यूल्य होता है. 
जितना जीवन का मूल्य होता हैं। मृत्यु को जो मूल्य मिलता है, वह रिफलेक्टेड: 
वैल्यु है। आप जीवन को जितना मुल्य देते हैं उतना ही मूल्य मृत्यु को दैते- 
हैं) अग्र आप कहते हैं कि जीना ही है किसो कीमत पर, हो आए कहेंगे कि 
मरता नहीं है किसी कीमत पर । यह बात साथ-क्षाथ चछेगी । आप कहते हैं, 
चाहे कुछ भी हो जाये, लेकिन मैं जीऊेंगा ही, तो फिर आप यह भी कह सकते 
हैं कि वाहे कुछ भी हो जाये, मैं मरँगा ही | ध्ाप जित्तना जीवन को मूल्य देते 
हैं, उतना हो मूल्य मृत्यु में स्थापित हो जाता है। और ध्यान रहे जितना मूल्य 
मृत्यु में स्थावित हो जाता है, उतने ही आप मुदिकल में पड़ जाते हैं। महावीर 
कहते हैं, जीवन में मूल्य कोई नहीं है तो मृत्यु का भी मुल्य समाप्त हो जाता 
है। औौर जिसके चित्त में न जीवन का यूल्य है न मृत्यु का, क्या वह आपको 
मारने आयेगा ? क्‍या वह आपको सताने में रस छेगा ? कया वह आप को 
समाप्त करने में उत्सुक होगा ? हम कितना सुल्य किसी चीज को देते हैं, उस" 
पर ही सब निर्भर करता हैं । 


(७) नसरुद्दीन ओर चार चोरों की दास्तान 


सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बेंधेरी रात में एक बाँव से गुजर 
रहा था। चार चोरों ने उस पर हमला कर दिया। वह णी तोड़ कर लड़ा ) 
इस बुरी तरह लड़ा कि अगर वे चार न होते तो एकाघ की हत्या हो जाती । 
वे चार थोड़ी ही देर में अपने को बचाने में लग गये, आक्रमण भूल गये | फिर 
भी चार थे। बामुशिकिल घंटों लड़ाई के वाद किसी तरह मुल्ला पर कब्जा पा 
सके | और जब उसकी जेव ठ्टोली, तो केक्‍ल एक पँसा मिला । वे बहुत हैरान 
हुए और कहा कि मुल्ला एक पैसे में तो यह हाल था, अगर एकाघ बाना 
तुम्हारे खीसे में होता, तो हम चारों की जान की खैरियत न थी । हे प्से 
के लिए तुम इतना लड़े कि हुंद कर दी। हमने छुम जैसा आादमी नहीं देखा + 
चमत्कार हो तुम । 

भुल्ला मे कहा, उसका कारण है । पैसे का सवाल नहीं है । भाई डॉट बौढ 
द्ठ एक्सपोज भाई पर्संचल फाइनेसियल प्ोजीद्षान टू वबाइद स्ट्रेंजर्स । मैं विल्कृूल 


महावीर - वाणी १६४-अ] 


अजनवियों के सामने अपनी माली हालत प्रकट नहीं करना चाहता था। यह 
सवाल भाली हालत के प्रकट करने का है। ओर तुम ठहरे अजनवी। सवा 
पैसे का नहीं है, सवाल पैसे के मूल्य का है । एक पैसा है कि करोड़, यह सवाल 
नहीं है । अगर पैसे में मुल्य हैं तो एक में भी मूल्य हे और करोड़ में भी यृत्य 
है। मौर अगर करोड़ में मी मूल्य है तो एक में भी मूल्य होगा । 


सुना है मैंने कि मुल्ला एक अजनवी देद में गया, एक अपरिचित देझ्ष में । 
एक लिएट में सवार होकर जा रहा था| एक अकेली सुन्दर औरत उसके साथ 


थी। उसने उस छ्ी से कहा कि क्‍या झरूयाल है। सौ रुपये में सोदा पट 
सकता है ? 


उस स्त्री ने चौंक कर देखा । उसने कहा कि ठीक है । 
मुल्ला ने कहा कि पाँच रुपए में वात बनेगी ? 
उस री ने कहा, तुम समझते क्या हो मुझे ? 


मुलला ने कहा, दैट वी हैव डिसाइडेड॥ नाउ इज दि फ्वेश्वत आफ द 
वैल्यू, प्राइज 7 वह तो हमने तय फर लिया है कि कौन हो तुम, चह तो मैंने" 
सौ रुपये पुछ कर तय कर लिया । अब हम कीमत तय कर रहे हैं। अगर सौ 
रुपये में एफ स्री बिक सकती है तो यह सवाल नहीं कि पाँच रुपये में वयों नहीं 
बिक सकती ? वह तो तय हो गया कि तुम कौन हो, उसके बाबत चर्चा करते 
की जरूरत नहीं । अब मैं अपनी जेब पर ख्याल करता हूँ कि अपने पास पैसे 
कितने हैं। उसके अनुसार मूल्य तय करूँ। 


(८) जीवन और झत्सु * मूल्य का समीकरण 


हमारी जिन्दगी में जो भी मूल्य है, वह करोड़ का है या एक पैसे का, यह 
सवाल नहीं हैँं। धन का भूल्य है तो फिर एक पैसे में भी मूल्य है, करोड़ में 
भी सृत्य है । मूल्य ही नहीं हैं, तो फिर पैसे में भी नहीं है, और करोड़ में भी: 
नहीं है। एक पैसे में जितना मूल्य है, उसके खोले में उतनी ही पीड़ा है । 
चहं पीड़ा भी उतनी ही भूल्यवान है। अगर जीवन ही निर्मुल्य है वो मृत्यु में 
पया मूत्य रह जाता है ! बथवा जीवन से संवंधित जो सारा विस्तार है, उत्तें 
बया मूल्य रह जाता है ! जिसके लिए जीवन ही निर्मूल्य है, उसके लिए धन 
का कोई मृत्य होगा ? क्योंकि घन का सारा मूल्य जीवत को सुरक्षा के लिए 


१६४-त] सद्दावीर - वाणी 


महावीर कहते हैं मृत्यु का अंगीकार करो। मृत्यु का अंगीकार इसलिए 
नहीं कि मृत्यु कोई महत्वपूर्ण चीज है । बल्कि इसलिए ही कि मृत्यु बिलकुल ही 
गैरमहत्वपूर्ण चीज है । जब जीवन ही गैरमहत्वपूर्ण हैं, तो फिर मृत्यु महत्वपूर्ण 
कैसे हो सकती हैं। ध्यान रहे, मृत्यु का उतना ही आपके मन में मूल्य होता हैं. 
जितना जीवन का मूल्य होता हैं ! मृत्यु कौ जो मूल्य मिलता है, वह रिफलेक्टेड' 
वैल्यु है। आप जीवन को जितना मूल्य देते हैं उतता ही मूल्य मृत्यु को देते 
हैं। भगर भाप कहते हैं कि जीचा ही है किसी कीमत पर, तो आप कहेंगे कि 
मरना नहीं हैं किसी कीमत पर । यह वात साथ-साथ चलेगी । आप कहते हैं, 
चाहे कुछ भी हो जाये, लेकित मैं जीऊँगा ही, तो फिर आप यह भी कह सकते 
हैं कि चाहे कुछ भी हो जाये, मैं मरूंगा ही । क्षाप जितता जीवन को सुल्य देते 
हैं, उतना ही मूल्य मृत्यु में स्थापित हो जाता है । औौर ध्यान रहे जितना मूल्य 
मृत्यु में स्थापित हो जाता है, उतने ही आप मुद्दिकल में पड़ जाते हैं। महावीर 
कहते हैं, जीवन में मूल्य कोई नहीं है तो मृत्यु का भी मूल्य समाप्त हो जाता 
है। और जिसके चित्त में व जीवन का मूल्य है न मृत्यु का, क्या वह आपको: 
मारने भायेगा ? कया वह आपको सताते में रस लेगा ? क्‍या वह बाप को 
समाप्त करते में उत्सुक होगा ? हम कितना मूल्य किसी चीज की देते हैं, उस 
पर ही सब निर्भर करता है। ४ 


(७) नसरुद्दीन ओर चार चोरों की दास्तान 


सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक अंधेरी रात में एक थाँव से गूजर 
रहा था। चार चोरों ने उस पर हमला कर दिया । वह जी तोड़ कर लड़ा । 
इस बरी तरह छड़ा कि अगर वे चार न होते तो एकाघ की हत्या हो जाती । 
वे चार थोड़ी ही देर में अपने को वचानें में लग गये, आक्रमण भूल गये । फिर 
भी चार थे। वामुश्किल घंटों लड़ाई के वाद किसी तरह मुल्ला पर कब्जा पा 
सके । और जब उसकी जेब टटोली, तो केवल एक पैसा मिला | वे बहुत हैरात 
हुए मौर कहा कि मुल्ला एक पैसे में तो यह हाऊ था, अगर एकाघ बाना 
तुम्हारे खीसे में होता, तो हम चारों की जान की खैरियत ने थी। एक पैसे 
के लिए तुम इतना लड़े कि हद कर दी। हमने तुम जैसा आदमी नहीं देखा । 
चमत्कार हो तुम । 

मह्ला ने कहा, उसका कारण है । पैसे का सबाल नहीं है । जाई डॉट वांढ 
ठ्ठ एव्सपोज माई पर्सनल फाइनेंसियल पोजीक्षम हू ववाइट स्ट्रैजर्स । मैं विल्कुल 


महावीर - वाणी १६४-अ] 


अजनवियों के सामने अपनी माली हालत प्रकट नहीं करना चाहता था ) यह 
सवाल माली हालत के प्रकट करने का है। और तुप ठहरे अजनबी । सवाल 
पैसे का नहीं है, सवाल पैसे के मूल्य का है। एक पैसा है कि करोड़, यह सवाल 
नहीं है । अगर पैसे में मूल्य हैँ तो एक में भी मूल्य है जौर करोड़ में भी मूल्य 
हैं। और अगर करोड़ में भी मूल्य है तो एक में भी मूल्य होगा । 


सुना है मैंने कि मुल्ला एक जजनवी देश में गया, एक अपरिचित देश्ष में । 
एक लिफ्ट में सवार होकर जा रहा था। एक अकेली सुन्दर भौरत उसके साथ 


थी। उसने उस क्री से कहा कि क्‍या रुयारू है। सौ रुपये में सौदा पट 
सकता है? 


उस स्त्री ने चौंक फर देखा ) उसने कहा कि ठीक है । 
मुल्ला ने कहा कि पाँच रुपए में वात घनेगी ? 
उस ज््री ने कहा, तुम समझते कया हो मुझे २ 


मुल्ला ने कहा, देट वी हैव डिसाइडेड) नाउ इज दि क्वेश्वन आफ दे 
वैल्यू, प्राइज । चह तो हमने तय कर लिया है कि कौन हो तुम, वह तो मैंने 
सौ रुपये पूछ कर तय कर लिया। श्व हम कीमत तय कर रहे हैं। अगर-सौ' 
रुपये में एक स्नी बिक सकती है तो यह संचाल नहीं कि पाँच रुपये में वयों नहीं 
बिक सकती ? बह तो तय हो गया कि तुम कौन हो, उसके बाबत चर्चा करते 


की जरूरत नहीं । अब मैं झपती जेब पर स्याल करता हूँ कि अपले पास पैसे- 
कितने हैँ । उसके अनुसार मूल्य तय कखूं। 


(८) जीवन और झूत्यु ! मूल्य का समीकरण 


हमारी जिन्दगी में जो भी मूल्य है, वह करोड़ का है या एक पैसे का, यह 
सवाल नहीं हैं। घन का मूल्य है त्तो फिर एक पैसे में भी मूल्य है, करोड़ में 
भी यृत्य है । मूल्य ही नहीं है, तो फिर पैसे में भी नहीं है, ओर करोड़ में भी 
नहीं है । एक पैसे में जितना मूल्य है, उसके खोने में उतनी ही पीड़ा है। 
वह पोड़ा भी उतनी ही मूल्यवान है। अगर जीवन हो निर्मूल्य है तो मृत्यु मे 
नया मुल्य रह जाता है ! अथवा जीवन से संवंधित जो सारा विस्तार है, उसमें 
उया पुत्म रह जाता है! जिसके लिए जीवन ही निमृल्य है, उसके लिए घन 
का कोई मूल्य होगा ? क्योंकि घन का सारा भृल्य जीवन की सुरक्षा के लिए: 


) 


[ 


'१६६-अ | सहाबीर - बाणी 
है। जिसके लिए जीवन ही निर्मुल्य हैं, उसके छिए महल का कोई मूल्य होगा ? 


। फ्योंकि महल का सारा मुल्य ही जीवन की सुरक्षा के लिए है। जिसके लिए 


जीवन का कोई यूल्य नहीं, उसके लिए पद का कोई मूल्य होगा ? क्योंकि पद 
का सार। मूल्य ही जीवन के लिए है। जीवन का मूल्य शून्य हुआ कि सारे 
विस्तार का मूल्य शून्य हो जाता है, सारी माया गिर जाती है । और जब जीवन 
का ही मूल्य न रहा तो मृत्यु का क्‍या मूल्य होगा ? क्योंकि मृत्यु में उतना ही 
मूल्य था, जितना जीवन में हम डालते हैं। जितना लगता था कि जीवन को 
'बचाऊं, उतना मृत्यु से बचने का सवाल उठता था । जब जीवन को बचाने की 
'कोई वात न रही, तो मृत्यु हो या न हो, बराबर हो गया । जिस दिन मेरे 
जीवन का कोई मूल्य नहीं रह थया, उस दिन मेरी मृत्यु शुन्य हो जाती है । 
और महावीर कहते हैं कि उसी दिन अपृत के द्वार खुलते हैं, महाजीवन के, 
परम जीवन के; जिसका कोई अन्त नहीं हैं। इसलिए महावीर कहते हैं, अहिंसा 
घ॒र्मे का प्राण हैं। उसी से अमृत का द्वार खुलता है। उसी से हम उसे जान 
बाते हैं कि जिसका कोई अन्त नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिस पर कभी 


कोई बीमारी नहीं आती और जिस पर कभी दुःख और पीड़ा नहीं उतरती | 


जहाँ कोई संताप नहीं, जहाँ कोई मृत्यु भी घटित नहीं होती, जहाँ रंचमात्र 
अधकार के उतरने की कोई सुविवा नहीं, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए 
महावीर को मृत्युवादी नहीं कहा जा सकता । उनसे बड़ा अमृत का तलाशी 
नहीं है कोई | लेकिन अमृत की तलाश में उन्होंने जीबेषणा को सबसे बड़ी 


बाधा पाया ? 

जीवेपणा इसलिए बाधा हैं कि जीवेपणा के चक्‍कर में आप वास्तविक 
जीवन की खोज से वंचित रह जाते हैं। जोने की इच्छा भर जीने की कोशिश 
आप पता ही नहीं लगा पाते कि जीवन क्या है ! 


देने . 

(९) झुल्लझा व्याख्यान देने चले । 

मुल्ला भागा जा रहा है एक गाँव में । उसे व्यास्यान देना है। वह मस्जिद 

में धर्म के संबंध में, ईश्वर के संबंब में धोलने जा रहा है। एक जादमी उससे 
चूछता है कि मुल्ला, ईश्वर के संबंध में तुम्हारा क्या विचार है ? 


मद्दावीर - वाणी |; १६७-ज 


मुल्ला कहता है, अभी विचार करने की फुरसत नहीं, अभी मैं व्यास्यान 
देने जा रहा हुँ। आई हैव नो टाइम टु थिक नाउ ।” व्याख्यान देने जा रहा 
हुं, अभी बकवास में मत डाछो । 


बोलने की फिक्र में अक्सर आदमी सोचना भूल जाते हैं ओर दोड़ते के 
इन्तजाम में अकसर आदमी मंजिल भूल जाते हैं। कमाने की चिन्ता में अक्सर 
आदमी भूछ जाते हैं कि किसलिए ? जीने को कोशिश में स्यात हो नहों 
आता कि क्यों ? सोचते हैं---पहले कोशिश तो कर छें, फिर 'बर्षों' को तलाश 
कर लेंगे। किसलिए बचा रहे हैं, यह खयाल ही मिट जाता है। जो बचा रहे 
हैँ उसमें ही इतने संलग्न हो जाते हैं कि वही "ऐंड भनदु इव्सेल्फ', अपना 
आपने में ही अन्त बन जाता है । 


एक जादमी घव इकट्ठा करता चला जाता है। पहले वह शायद सोचता 
भी रहा होगा कि यह संग्रह किसलिए ? फिर घत इकट्ठा करना हो लक्ष्य 
हो जाता है और उसे याद नहीं रहता कि किसलिए] वह मर जाता है 
इकदठ करता-करता । छेकित नहीं बता सकता कि किंसलिए हकट्ठा कर 
शहा है। इतना ही कह सकता है कि अब इगट्टा करने में मजा आते लगा है । 


प्रसी तरह जीने में भी मजा आने लगता हैं। किसलिए जीना है, क्यों जीना 
है, जीवन कया है, 


यह सब भूल जाता है। महावीर कहते हैं जीवेषणा जीवन 
की वास्तविक तलाश से वंचित कर देती है। वह सिद्ध मरने से बचने का 
इंतजाम बन जाती है, अमृत को जानने का नहीं | यानी सिर्फ हम डिफेंस की 
शलत में लगे हैं चौबीत घंटे | मर न जायें बेस इततो ही कोशिश है। सब 
कुछ करने को तैयार हैं, कि मर न जायें । छेकित णीकर करेंगे क्या ? तो हम' 
कहते हैं पहले मरने का बचाव हो जाये, फिर सोच ढेंगे । इस तरह मृत्यु पे 
बचने की कोशिश अमृत से बचाव हो जाती है। जीवत बचाते की कोशिश 
इीवन के वास्तविक रूप को, परम हप को जानते में दकावट बन जाती है। 


भहावीर मृल्युवादी नहीं हैं। महावीर इस जीवेषणा की दोड़ को रोकते ही 
इसलिए हैं ताकि हम उस परम जोवम को णात्र सके, जिसे बचाने की कोई 
चररत नहीं है, जो व दे 


चा ही हुआ है। जिसे कोई सिठा नहीं सकता, क्योंकि 
झसके मिटने का कोई उपाय भी नहीं है । उस जीवन को जानकर व्यक्ति बभय 
दी घाता है। बौर जो अध्य हो चाता है, वह दूसरे को सयभीत नहीं करता । 


१६८-अ] महावीर - वाणी 
(१०) महावीर के अथ में अहिंसा 


हिंसा दूसरे को भयभीत करती हैं। आप अपने को बचाते हैं, दूसरे में भय 
पैदा करके । आप दूसरे को दूर रखते हैं फासले पर | अपने और हुसरे: के 
वीच में अनेक तरह की तलछवारें आप अटठका रखते हैं। और जरासा भी 
किसी ने आप की सीमा का अतिक्रमण किया कि आपकी तलवबारें उसकी छाती 
में घुस जाती हैं। मतिक्रण न भी किया हो, बस आप झशंकित भर हो गये 
हों कि अतिक्रमण किया है तो भी तलवारें घुस जाती हैं। व्यक्ति भी ऐसे ही 
जीते हैं, समाज भी ऐसे ही णीते हैं, राष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इसलिए सारा 
जगत्‌ हिंसा में जीवा है, भय में जीता है। महावीर कहते हैं सिर्फ अहिंसक 
ही अभय को उपलब्ध हो सकता है। कौर जिसने अभय नहीं जाना, वह ममृत' 
को कँसे जानेगा ? भय को जानने वाला मृत्यु को ही जानता रहता हैं। 
महावीर की अहिंसा का आधार है जीवेषणा से मुक्ति । जीवेपणा से मुक्ति 
मृत्यु की एपणा से भी मुवित हो जाती हैं। और इसके साथ ही जो घटित 
होता है चारों तरफ, हमने उसी को मूल्यवान समझ रखा हैं। महावीर एक 
चींटी पर पैर नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि महावीर बहुत उत्सुक हैं 
चींटी को बचाने को । महावीर इसलिए चींटी पर पैर नहीं रखते, या सांप पर 
पैर नहीं 'रखते, या बिच्छू पर भी पैर नहीं रखते हैं; क्योंकि महावीर जब: 
अपने को बचाने को बहुत उत्सुक नहीं हैं। उत्सुक ही नहीं हैं। अब उनका किसी 
से कोई संघर्ष ही न रहा, क्‍योंकि सारा संघर्ष इसी वात में था कि मैं अपने को 
बचाऊँ । अब वे तयार हैं; जीवन तो जीवन, मृत्यु तो मृत्यु; उजाला तो 
उजाला, अँघेरा तो अँबेरा । अब वे हर बात के लिए तैयार हैं। उनकी स्वीकृति 
परम है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध ने जिसे तयाता कहा है महावीर उसे ही 
महिंसा कहते हैं। लाओत्से ने जिसे 'ढोटल एक्सेप्टिविलिटी' कहा है कि 
सब स्वीकार करता हूँ, उसे ही महावीर वे अहिंसा कहा है | जिसे सब स्वीकार 
है, वह हिंसक कंसे हो सकेगा ? हिंसक न होने का कोई निरषेधात्मक हक 
नहीं है, विधायक काररा है, क्योंक्रि सब स्वीकार है। इसलिए निपेध का कोई 
कारण नहीं है । किसी.को मिटाने का, किसी को मिटाने की तैयारी करने का 


महावीर - वाणी ६६६-भ] 


कोई कारण नहीं है । हाँ अगर कोई मिटाने भाता हो, तो महावीर उसके लिए 
तैयार हैं। इस तैयारी में न्षी ध्यान रखें कि कोई प्रयत्न नहीं है महावीर का, 
कि थे सभल कर तैयार हो जायेंगे कि ठीक है मारो। वे खड़े ही रहेंगे। जैसे 
कि वे थे ही नहीं, अनुपस्थित थे 


(११) मेरे की चहारदीवारी में घिरा में 


इसके एक हिस्से पर और ख्याल कर लेना जरूरी है। जितने जोर से हम 
अपने को बचाना चाहते हैं, हमारा वस्तुओं का बचाव उत्तना ही प्रगाढ़ हो 
जाता है। जीवेपणा 'भेरे का फैलाव बनतो है। यह मेरा है, ये पिता मेरे हैं, 
यह माँ मेरी है, यह भाई मेरा है, यह पत्नी मेरी है,यह मकान मेरा हैं, यह्‌ 
धन मेरा है--हम मेरे का एक जाल खड़ा करते हैं अपने चारों तरफ । वह 
इसलिए खड़ा करते हैँ कि उसके भीतर ही हमारा मैं बच सकता हैं। अगर 
मेरा कोई भी नहीं तो मैं निपट जकेला महसुस करके बहुत भयभीत हो जाऊँगा। 
कोई मेरा है, तो सहारा है, सेपटी है, सुरक्षा है। इसलिए जितनी ज्यादा चीजें 
आप इकट्ठी कर लेते हैं, उतने ही आप अकड़ कर चलने लगते हैं। लगता है 
कि जैसे अब जाप का कोई कुछ वियराड़ न सकेगा । एक चीज भी आपके हाथ 
से छूटती है, तो किन्हीं गहरे अर्थों में आपको मृत्यु का अनुभव होता है। अगर 
आपकी कार हूट जाती है तो सिर्फ कार नहीं हृटती है, आपके भीतर भी कुछ 
इृटता है। आपकी पत्नी मरती है तो पत्ती नहीं भरती, पति के भीतर भी कुछ 
मर जाता है, खाली हो जाता है। असली पीड़ा पत्ती के मरने से नहीं होती 
है। शसली पीड़ा मेरे के फैलाव के कम हो जाते से होती है कि एक जगह औौर 


हट गयी। एक मोर्चा असुरक्षित हो गया । एक जगह पहुरा कप्त हो गया 
चहाँ से जब खतरा आ सकता है । 


(१२) पत्नी की तस्‍वीरें: यह प्रेम है या पहरा - 


एक पिन्र हूँ भेरे । पत्नी मर गयी है उनकी । तो उन्होंने पत्नी की तस्वीरें 
सारे मकान में, बैठक, दरवाजे, सब जगह लगा रखी हैं। किसी से मिलते- 
जुलते नहीं, तस्वीरें ही देखते रहते हैं। उनके किसी मिचर ने मुझसे कहा कि 
ऐसा प्रेम पहले नहीं देखा । अद्भुत प्रेम है। | ह 


१६८-भ] महावीर - वाणी 
(१०) महावीर के अथ में अहिंसा 


हिंसा दूसरे को भयभीत करती हैं। आप अपने को बचाते हैं, दुसरे में भय 
पैदा करके । आप दूसरे को दूर रखते हैं फासले पर । अपने और दुसरे: के 
बीच में अनेक तरह की तलवारें आप अटठका रखते हैं। और जरासा भी 
किसी ने क्राप की सीमा का अतिक्रमण किया कि आपकी घवलल्‍ूवारें उसकी छाती 
में घुस जाती हैं। अतिक्रमण न भी किया हो, बस आप झांकित भर हो गये 
हों कि अतिक्रमण किया है तो भी तलवारें घुस जाती हैं। व्यक्ति भी ऐसे ही 
जीते हैं, समाज भी ऐसे ही णीते हैं, राष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इसलिए सारा 
जगत्‌ हिंसा में जीता है, भय' में जीता है'। महावीर कहते हैं सिर्फ अहितक 
ही अभय को उपलब्ध हो सकता है । गौर जिसने अभय नहीं जाना, वह अमृत 
को कैसे जानेगा ? भय को जानने वाला मृत्यु को ही जानता रहता हैं। 
महावीर की अहिंसा का आधार है जीवेषणा से मुक्ति । जीवेषणा से मुक्ति 
मृत्यु की एषणा से भी मुक्ति हो जाती हैं। और इसके साथ ही जो घटित 
होता है चारों तरफ, हमने उसी को मूल्यवान समझ रखा हैं। महावीर एक 
चींटी पर पैर नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि महावीर बहुत उत्सुक हैं 
चींटी' को बचाने को । महावीर इसलिए चींटी पर पैर नहीं रखते, या सांप पर 
पैर नहीं रखते, या बिच्छू पर भी पैर नहीं रखते हैं; क्योंकि महावीर अबः 
अपने को बचाने को बहुत उत्सुक नहीं हैं। उत्सुक ही नहीं हैं। अब उनका किसी 
से कोई संघर्ष ही न रहा, क्योंकि सारा संघर्ष इसी बात में था कि मैं अपने को 
बचाऊँ। अब वे तयार हैं; जीवन तो जीवन, मृत्यु तो मृत्यु; उजाबा त्तो 
उजाला, अँघेरा तो भँधेरा । अब वे हर बात के लिए तैयार हैं। उनकी स्वीकृति 
परम है । इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध ने जिसे तथाता कहा है महावीर उसे ही 
अहिंसा कहते हैं। लाओत्से ने जिसे 'टोटल एक्सेप्टिविलिटी! कहा है कि 
सब स्वीकार करता हूँ, उसे ही महावीर ने अहिंसा कहा है । जिसे सब स्वीकार 
है, वह हिंसक कैसे हो सकेगा ? हिंसक न होने का कोई निरेधात्मक कारण, 
चहीं है, विधायक कारण है, क्योंकि सब स्वीकार है । इसलिए निषेध का कोई 
कारण नहीं है। किसी.को मिटाने का, किसी को मिटाने की . तैयारी करने का 


मद्दाबीर - वाणी ६६६-भ) 


कोई कारण नहीं है । हाँ अगर कोई मिदाने भाता हो, तो महावीर उसके लिए 
तैयार हैं। इस तैयारी में भी ध्यान रखें कि कोई प्रयत्त नहीं है महावीर का, 
कि वे सँभल कर तैयार हो जायेंगे कि ठीक है मारो। वे खड़े ही रहेंगे। जैसे 
कि वे थे ही नहीं, अनुपस्थित थे । 


(११) मेरे की चहारदीवारी में घिरा में 


इसके एक हिस्से पर और रयाल कर लेना जरूरी है। जितने जोर से हम 
अपने को बचाना चाहते हैं, हमारा वस्तुओं का वचाव उतना ही प्रगाढ़ हो 
जाता है। जीवेषणा मेरे! का फैलाव बचती है। यह मेरा है, ये विता मेरे हैं, 
यह माँ मेरी है, यह भाई मेरा है, यह पत्नी मेरी है, यह मकान भेरा है, यह 
घन मेरा है--हम मेरे का एक जाल खड़ा करते हैं अपने चारों तरफ | वह 
इसलिए खड़ा करते हैं कि उसके भीतर ही हमारा मैं बच सकता हैँ। अगर 
भेरा कोई भी नहीं तो मैं निपट अकेला महसूस करके बहुत भयभीत हो जाऊंगा । 
कोई मेरः है, तो सहारा है, सेपटी है, सुरक्षा है। इसलिए जितनी ज्यादा घीज़ें 
आप इकदूठी कर लेते हैं, उतने ही आप अकड़ कर चलने लगते हैं। लगता है 
कि जैसे अब भाप का कोई कुछ बिगाड़ न सकेगा । एक चीज भी आपके हाथ 
से छूटी है, ती किन्‍्हीं गहरे अर्थों में आपको मृत्यु का अनुभव होता है । जगर 
जापकी कार हट णाती है तो सिर्फ कार नहीं हूटतो है, आपके भीतर भी कुछ 
दृटता है। आपकी पत्नी मरती है तो पत्नी नहीं मरती, पति के भीतर भी कुछ 
भर जाता है, खाली हो जाता है। असली पीड़ा पत्वी के मरते से नहीं होती 
है । असली पीड़ा भेरे के फैलाव के कम हो जाने से होती है कि एक जगह और 
हट गयी । एक मोर्चा असुरक्षित हो गया। एक जगह पहुरा कम हो गया 
यहाँ से अब खतरा भा सकता है । 


(१२) पत्नी की तस्‍वीरें यह प्रेम है या पहरा -. 


एक मित्र हैं मेरे | पत्नी मर गयी है उनकी । तो उन्होंने पत्नी की तस्वीरें 
सारे मकान में, वैठक, दरवाजे, सब जगह लगा रखी हैं। किसी से मिलते- 


जुलते नहीं, तस्वीरें ही देखते रहते हैं। उनके किसी मित्र ने मुझसे कहा कि 
ऐसा प्रेम पहले नहीं देखा । ऋद्भुत प्रेम है 


१७०-अ] मद्दावीर - वाणी 


मैंते कहा, प्रेम नहीं, वह ब्ादमी अब डरा हुआ हैं। अब कोई भी दूसरी 
स््री उसके जीवन में प्रवेश कर सकती है। और ये तस्‍वीरें लगाकर वह 
पहरा लगा रहा है । 
उन्होंने कहा, आप कैसी बात्त करते हैं ॥ 
मैंने कहा--मैं चलूंगा उत्तके पास । 
भौर जब मैंने उन मित्र के पास जाकर पूछा कि सच बोलो, सोच कर, ठीक 
औ विचार करके बोलो कि अब तुम दूसरी स्त्रियों से भयभीत तो नहीं हो ? 
डन्‍्होंते कहा आपको यह कैसे पता चला ? यही डर मेरे मन में है कि कहीं मैं 
अपनी पतली के प्रत्ति अब विश्वासघाती न सिद्ध हो जाऊँ। इसलिए उसकी याद 
को चारों तरफ इकट्ठा करके बैठा हुआ हूँ । किसी स्त्री से मिलने में भी डरता 
हैँ । भादमी का सन बहुत जटिल है। और अब यह हवा चारों तरफ पल 
गयी है कि पत्नी के प्रति उनका इतना प्रेम हैं कि दो साक पहले पत्नी मर 
गयी, फिर भी उम्तको वे जिलाये हुए हैं अपने सकान में । यह हवा भी उनकी 
सुरक्षा का कारण बन ग्रयी है। यह हवा भी उन्हें रोकेगी, यह प्रतिष्ठा भी 
उन्हें रोकेगी । 
मैंने उन मित्र के मित्र से कहा कि ज्यादा देर नहीं चलेगी यह सुरक्षा । 
जब असली पत्नी नहीं बच सकी, तो ये तस्वीरें कितनी देर बचेंगी ? 
अश्ी हाल ही में मुझ्के निमंत्रण पत्र जाया है कि उत्तका विवाह हो रहा 
है । इसलिए मैं कहता हूँ कि यह ज्यादा दित वहीं बच सकता। इतना भयभीत, 
असुरक्षित आदमी ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता है । 
चस्तुओं पर, व्यक्ति पर जो हम 'मेरे' का फैलाब करते हैं, महावीर 
उसको भी हिंसा कहते हैं। महावीर परियग्रह को हिंसा कहते हैं। महाबीर का 
यस्तुओं से कोई विरोध नहीं है। और न महावीर . को इससे कोई प्रयोजन 
/ह कि जाषके पास कोई वस्तु है या नहीं। महावीर का इससे जहर 
प्रयोजन है कि आपका उसमें कितना मोह है । कितना उसको पकड़े हुए हैं। 
कितना आपने उस वस्तु को अपनी जात्मा वना लिया हैं । 


(१३) झुब्छा खाहब आये मगर छाता भूछ आये 


यह्‌ मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा प्यारा आदमी है। इसके जीवन में बहुत सौ 


घटनाएँ हैं। एक होठल में ठहरा हुआ था । छोड़ रहा था होटल, नीचे टैकपी 


भद्दावीर - वाणी १७९-अ] 


में सब सामान रख आया । तब उसे ख्याल जाया कि छाता कमरे में भूल 
काया । सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आया चार मंजिल कपर, तो देखा कि कमरा 
तो किसी नवविवाहित जोड़े को दिया जा चुका है। दरवाजा बन्द है, अन्दर 
कुछ बातें चल रहो हैं। छाता बिचा लिये जा नहीं सकता । और भव जो यह 
बातें चल रहो हैं, इसको भी बिना सुने नहीं जा सकता । इसलिए 'की होली पर, 
चाबी के छेद पर कान लगाकर सुनते लगा । यूवक अपनी पत्नी से कह रहा है, तिरे 
मे सुन्दर बाल, ये जाकाश में घिरी हुई घटाओं की तरह वाल, ये किसके हैं ?” 


देवी ने कहा, 'तुम्हारे, और किसके ? 


थे तेरी आार्खे, मछलियों की तरह चंचल । उस पुरुष ने पूछा, देवी, ये 
सा्सें किसकी हैं ? ' 


उस हो ने कहा, 'तुम्हारी और किसकी ? 


मूल्ला कुछ वेचन हुआ । उसने कहा, 'ठहरो भाई, मुझे पता नहीं भीतर 
आप कौन हैं। लेकिन जब छाते का नम्बर जाये तो ख्याल रहना कि छाता 


भेरा है। उसकी बेचैनी-स्वाभाविक है कि इस तरह एक-एक प्लीज करके 
आयेगा ही छाते का नम्बर | 


सारी जिन्दगी उठते-बैठते, यही फिक्र हैं कि क्या मेरा है। कहीं कोई 
भौर तो उस मेरे पर कब्जा नहीं कर रहा हैं ? कहीं भौर तो उस मेरे का 
भालिक नहीं बन रहा है ? सवाल यह बड़ा नहीं है कि वह वस्तु किसकी हो 
जायेगी । महावीर कहते हैं, वस्तु किसी की नहीं होती है। इसका कभी पंता 
नहीं चलता कि वह किसकी हैं। तुम लड़ते हो, मरते हो, समाप्त हो जाते हो” 
भोर वह वस्तु अपनी जगह पड़ी रह जाती है । वही जमीन का दुकड़ा जिसको 
थाप अपना कह रहे हैं, कितने लोग अपना कह चुके । कभी हिसाब किया है ? 
कितने लोग उसके दावेदार हो छुके ? और जमीन के द्ुकड़े को जरा भी 
पता नहीं कि दावेदार आप हैं। आप चले जाते हैं, जमीन का टुकड़ा अपनी' 
जगह पड़ा रहता है। दावे सब काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं । 


आप की दावा करते हैं। आप भी दूसरे दावेदारों से लड़ छेते हैं। मुकदमे 
हो जाते हैं, प्िर खुल जाते हैं। हत्याएं हो जाती हैं। वह जमीन का टुकड़ा 
अपनी जगह पड़ा रहता है । जमीन के टुकड़े को पता भी नहीं हैं। या अगर 
पता होता तो पता दूसरे ढंग से होगा। तव जमीन का टुकड़ा कहता होगा 


१७२-अ] सहावीर - वाणी 


कि यह आदमी मेरा है, जो कह रहा है कि जमीन मेरी है। कौन जाने 
जमीनों में मुकदमे चलते हों । आपस में संघर्ष हो जाता हो कि यह आदमी 
सेरा है, तुमने कैसे कहा कि मेरा है। अगर कोई जमीन को पता होता होगा 
तो उसको अपनी मालकियत का पता होगा । ध्यान रहे कि हम सबको अपनी 
सालकियत का पता है। और माछकियत के लिए हम इतने उत्सुक हैं कि 
अगर जिन्दा आदमी के हम मालिक न हो सके, तो उसे मारकर भी मालिक 


होना चाहते हैं । 
(१४) मालकियत का मसला असली जड़ है 


हमारे जीवव की अधिकतर हिंसा इसीलिए है। जब तक पति एक 
स्त्री का मालिक होता है, उसे पत्नी बना लेता है तो उसमें स््री तो करीब-करीबव 
९० प्रतिशत मर ही जाती है। बिना भारे मालिक होना मुहिकल है । क्योंकि 
छूसराो भी मालिक होना चाहता है । अगर वह जिन्दा रहेगा, तो चह' मालिक 
होने की कोशिश करेगा | इसलिए अब घ्यान रखें भविष्य में सनी पर पुरुषों की 
मालकियत की सम्भावना कम होती जाती है| अगर हमने स्त्रियों को समानता 
का हक दिया तो पत्नी बच नहीं सकती । पत्नी तभी तक बच सकती थी, 
जबतक स्त्री को कोई हक नहीं था। हक को बिलकुल मार डालते, तो ही 
पत्नी बच सकती थी । वह बिलकुल नगण्य हो जाये, तो द्वी पति हो सकता 
है। अगर उसे बराबर कर देंगे, तो पति होने के अवसर नहीं रह 
जायेंगे । तब मित्र होने से ज्यादा की संभावना नहीं रह जायेगी । 
क्योंकि दोनों अगर समान हैं तो मालकियत कैसे टिक सकती है ? लेकिन 
समानता भी टिकानी बहुत मुश्किल' है। डर तो यह है कि जो ज्मादा दिन 
समान नहीं रहेगी । थोड़े दिन में पुरुष को आन्दोलन चलना पड़ेगा कि हम 
स्त्रियों के समान हैं । क्योंकि ज्वी वहुत दिन असमाव रह छी। यह तो पहला 
कदम हैं समान होने का । अब इसके ऊपर जाने का दूसरा कदम उठला शुरू 
हो गया । बहुत जल्दी ही जगह-जगह पुरुष जुलूस निकाल रहे होंगे, पे 
कर रहे होंगे कि हम ज्तलियों के समान हैं, कौन कहता है कि हा उनसे नीचे हैं : 
तो समानता ज्यादा दिन छिक नहीं सकती | क्योंकि जहाँ मालकियत और हिंसा 
गहन है, वहाँ किसी न किसी को असमान होना ही पड़ेगा, किसी हि किसी को 
नीचे होता ही पड़ेगा। मजदूर लड़ेंगा, पूंजीपति को नीचे कर देगा । कल 


महावीर - वाणी १७३-भ] 


पायेगा कि कोई और ऊपर बैठ गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । महावीर 
कहते हैं जब तक जगत्‌ में मालकियत की आकांक्षा है, (और यह जीवेषणा 


इतनी पागल हैं कि वह बिना मालिक हुए राजी नहीं होतो) तब तक दुनिया 
में कोई समानता संभव नहीं हैं । 


लेकिन नहीं, महावीर समानता में उत्सुक नहीं हैं, अहिसा में उत्सुक हैं । 

थे कहते हैं अगर अहिंसा फैल जाय, तो ही समानता संभव है। मालकियत फा 
रस ही खत्म हो जाये, तो ही दुनिया से मालकियत मिटेगी, अन्यथा मालकियत 
नहीं मिट सकती । सिर्फ मालिक बदल सकते हैं। मालिक बदलते से कोई फर्क 
नहीं पड़ता । बीमारी अपनी जगह बनी रहत्ती है। उपद्रव अपनो जगह बने 
रहते हैं। हमारे जीवन में हिसा का जो वास्तविक क्रियमान रूप है, वह 
मालकियत हैं। महावीर ने जो महल छोड़ा, तो हमें लगता है महल छोड़ा, 
घन छोड़ा, परिवार छोड़ा । लेकिन सच यह है कि महावीर ने सिर्फ हिंसा 
छोड़ी ॥ अगर गहरे. में जायें तो सिर्फ सा छोड़ी | यह सब हिंसा का फैलाब 
है । ये पहरेदार जो दरवाजे पर खड़े हैं, वे पत्थर की मजबूत दीवालें जो महल को 
चेरे थीं, यह घन और ये तिजोरियाँ--यह सब आयोजन हैं । यह मेरे गौर 
तेरे का भेद, सब जायोजन का ही हिस्सा है। महावीर जिस दिन खुले आकाश 
के नीचे आकर नग्न खड़े हो गये उस दिन बोले कि अब मैं हिंसा को छोड़ता 

हैँ इसलिए सब सुरक्षा को छोड़ता हूँ, इसलिए आक्रमण के सव उपाय छोड़ता 
हूँ। अब मैं निहत्था, निरस्र, शून्यवत्‌ भटकूँगा इस खुले आकाश के नीचे । अब 
भरी कोई सुरक्षा नहीं, अब मेरा कोई आक्रमण नहीं, अब मेरी कोई मालकियत 
नहीं । हो भी कैसे सकती है ? अहिसक को कोई भमालकियत नहीं हो सकती । 
अगर कोई अपनी लंगोटी पर भी मालकियत बताता है कि मेरी है तो 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । महल मेरा है और लंगोटी मेरी है, दोनों के 

मूल में मालकियत का भाव है और मालकियत हिंसा है ।इस लंगोटी पर भी 


गर्देनें कट सकती हैँ ॥ और यह मालकियत बहुत सूक्ष्म होवी चली जाती हैं। 
घर्मं तक में प्रवेश कर जाती है । ः 


(१५) महावीर पर भी माछाकियत ! 


हे मेरे एक मिन्र अभी एक दो दिन पहले एक जैन साधु के पास गये होंगे । 
में महावीर के संबंध में क्या कह रहा हैं, यह मित्र ने उन्हें बताया होगा । उन 


१७४-अ] महावीर - वाणी 


साधु ने कहा कि वे कोई और महावीर होंगे, जो उनके होंग । हमारे महावीर 
नहीं । वे जिस महावीर के संबंध में बोल रहे हैं, वे हमारे महावीर नहीं हैं । तो 
मालकियत बड़ी सुक्ष्म है। महावीर पर भी मालकियत है ! थानी हिंसा को 
छम वहाँ तक भी महीं छोड़ेंगे । कहेंगे कि यह धर्म मेरा है, यह शाज््र मेरा हैं, 
यह सिद्धान्त मेरा है | जहाँ-जहाँ मेरा है, वहां-वहाँ हिंसा है | जो 'मेरे' को सब 
भांति छोड़ देता है, (घन पर ही नहीं, घर्में पर भी, महावीर, कृष्ण और बुद्ध 
पर भी ), जिस दिन कोई कह पाता है कि मेरा कुछ भी नहीं, उसी दिन “मैं 
कौन हूँ” इसे जान पाता है। इससे पहले नहीं जान पाता है। उसके पहले 
मरे! के फैलाव में उछूफा रहता है, परिधि पर । इसलिए मैं के केन्द्र का कोई 
पता नहीं चलता है ) इसे ऐसा समझ लें कि अहिसा सूत्र है, आत्मा को जानने 
का। क्योंकि मेरे! का जब सारा भाव गिर जाता है, तब फिर “मैं” ही बचता है, 
और कोई नहीं वचता । बचता है निपद “मैं', अकेला “मैं'। और तभी व्यक्ति 
गह जान पाता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूं, कहाँ के लिए हैँ। तब 
रहस्य के सारे द्वार खुल जाते हैं । 


महावीर ने अकारण ही अहिंसा को परम घ॒र्म नहीं कह दिया है। परम 
धर्म कहा हैं इसलिए कि उस कुंजी से जीवन के रहस्य के सारे द्वार खुछ 
सकते हैं । 

एक और यानी तीसरी हृष्टि से अहिंसा को समझ लें, तो बह्विसा की 
घारणा स्पष्ट, पुरी हो जायेगी । 


(१६) अनेकांत का सिद्धांत 


* महावीर ने कहा है कि सव हिंसा आग्रह है। यह अति घुक्ष्म बात है ४ 


भात्रह हिंसा है, अनाग्रह अहिंसा है। और इसी कारण भहावीर ने जिस 
विचारसरणी को जन्म दिया है, उसका नाम है अनेकांत। वह अहिंसा का 
विचार के जगत्‌ में फैलाव है। अनेकांत की इष्टि जगत में कोई दूसरा व्यक्ति 
नहीं दे सका, क्योंकि अहिंसा की दृष्टि को कोई दूसरा व्यक्ति इतनी गहनता 
में समझ नहीं सका, समझा नहीं सका। ब्वेकांत महावीर से पैदा हुआ । 
उसका कारण है कि महावीर की महिंसा की दृष्टि को जब उन्होंने विचार के 
छणगत्‌ पर लगाया, वस्ठुओं के जगतू पर छमाया, तो परियग्रह फलित हुआ। 


महावीर - वाणी १७४-न] 


जीवन के जगत्‌ पर लगाया, तो मृत्यु का स्वीकार फलित हुआ और हमारा बहुत 
सूक्ष्म संग्रह है विचार का जगत्त्‌ | घन बहुत स्थूल संग्रह हैं। चोर उसे ले जा 
सकते हैं । विचार बहुत सूक्ष्म संग्रह है, चोर उसे नहीं चुरा सकते । फिलहाल 
भी तक तो नहीं चुरा सकते | यह सदी पूरे होते-होते चोर जापके विचार 
चुरा सकेंगे । क्योंकि आप के मस्तिष्क को आप के विना जाने पढ़ा जा सकेगा । 
मौर क्योंकि आप के मस्तिष्क से कुछ हिस्से भी निकाले जा सकते हैं, जिनका 
आप को पता ही नहीं। और आप के मस्तिष्क फे भीतर भी इलेक्ट्रोड रखे जा 
सकते हैं। और आपसे ऐसे विचार करवाये जा' सकते हैं जो आप नहीं कर 
रहे, लेकिन आप को लगे कि आप कर रहे हैं । 


(१७) अब दुश्मन की खोपडी में इलेक्ट्रोड रखे जायेंगे 


अभी अमरीका में डा० ग्रीन कौर दूसरे लोगों ने जानवरों की खोपड़ी में 
इलेक्ट्रोड रख कर जो प्रयोग किये हैं, वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। एक घोड़े की 
या एक सांड की खोपड़ी में इलेक्ट्रोड रख दिया भौर इलेक्ट्रोड रखने के 
बाद वायरलेस से उसकी खोपड़ी के भीतर के स्तायुओं को संचालित किया 
जा सकता है, जैसा चाहें वेसा। डा० ग्रीन के ऊपर हमछा करता है वह 
सांड । वे लाल छतरी छेकर उसके सामने खड़े हैं मौर हाथ में उनके द्रांजिस्टर 
है छोटा-सा, जिससे थे उसकी खोपड़ी को संचालित करेंगे। वह दौड़ता है 
पागल की तरह। लगता है, हत्या कर डालेगा । सैकड़ों लोग घेरा लगा कर 
खड़े हैं। सांड बिल्कुल सामने आ जाता है। ग्रीन बटन दबवाता है अपने हि 
ट्रांजिस्टर की, और सांड़ ठेंडा हो जाता है, वापस लौट जाता है । यह आदमी 
के साथ भी हो सकेगा । इसमें कोई वाधा नहीं रहेगी, इसका वैज्ञानिक काम 
पूरा हो गया हैं । कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है, तानाशाही सरकारें 
हर बच्चे की खोपड़ी में बचपन से ही इलेक्ट्रोड रख दें ॥ अगर कभी उपद्रव 
हो, तो एक बढन दबायी जाये और पूरा मुल्क एकदम जय-जयकार करने लगे। 
मिलिट्री के दिमाग में तो यह रखा ही जायेगा। वटन दवा दी और चाखों 
लोग मर जायेंगे विना भयभीत हुए, कूद जायेंगे आग में बिना चिस्ता किये 


हुए। हालांकि यह पहले से भी किया जा रहा है, छेकिन करने के वे पुराने 
ढंग मृश्किल के थे । 


4८ | न्‍ महावीर - वाणी 


एक आदमी को समझाना पड़ता है कि अगर तू देश के लिए मरेगा तो 
स्वर्ग जायेगा । इसको बहुत समफ्काना पड़ता हैं, तब उसकी खोपड़ी में घुसता 
हैं। इलेट्रोड की तरह यह भी घुसाना ही है। इसको भी वचपत्र से राष्ट्रभक्ति 
की और जमाने भर के पायछपन की गाधाएँ सुना-सुताकर इसके दिमाग को 
तैयार किया जाता है। बौर फिर एक दिन वर्दी पहना कर इसको कवायद 
करवायी जाती हैं चार साल तक | इसकी खोपड़ी में डालने का यह उपाय 
भी इलेक्ट्रोड ही है, लेकिन यह पुराना है, बैल्गौड़ी के ढंग से चलता है। 
फिर एक दिन यह आदमी जाता है और मर जाता हैं युद्ध के मैदान में छाती 
खोल कर । और सोचता है कि यह मैं मर रहा हूँ और सोचता है. कि यह 
बलिदात मैं दे रहा हूँ, सोचता है कि ये विचार मेरे हैं, यह देश मेरा है और 
यह भांडा मेरा है। जब कि ये सब बातें उसके दिमाग में किन्‍्हीं भर ने 
रखी हैं । और जिन्होंने रखी हैं, वे राजधानियों में बैठे हुए हैँ ॥ वे कभी किसी 
युद्ध पर नहीं जाते | अब इत्तती परेशानी करने की जरूरत क्या है| इलेक्ट्रोड 
रखने से आसासी से काम हो जायेगा । अड़चन कम होगी, भूलचुक कम होगी । 
बहुत जल्दी विचार की संपदा पर भी चोर पहुँच जायेंगे, खतरे वहाँ हो 
जायेंगे । 
लेकिन अब तक कम से कम विचार की संपदा सूक्ष्म रही है। महावीर 
कहते हैं कि विचार की संपदा को भो मेरा मानता हिंसा है। क्योंकि जब भी 
/ आप किसी विचार को कहते हैं कि मेरा है, तभी आप सत्य से च्यूत' हो जाते हैं 
जब भी मैं कहता हूँ कि यह मेरा विचार है, इसलिए ठीक है, तभी मैं सत्य से 
विलय हो जाता हूँ । और हम सब यही कहते हैं। प्रकट में चाहे कहते हों, या 


न कहते हों | 
(१८) महावीर कहेंगे कि यह भी हो सकता है 


और जब हम कहते हैं यही है सत्य तो हम यह नहीं कहते कि जो में कह 
रहा हूँ वह सत्य है, असल में तव हम कहते हैं कि जो कह रहा है, बह सत्य 
है। जब मैं सत्य हूँ, तो मेरा विचार सत्य होगा ही । जितने विवाद हैँ जगत 
में, वे सत्य के विवाद नहीं हैं, वे सब “मैं' के विवाद हैं। जब आप किसी से 
विवाद में पड़ जाते हैं और कोई वात चलती है और आप कहते हैं यह ठीक 
वो दूसरा कहता है यह ठीक नहीं है, तब जरा भीतर मांककर देखना । 


कै 
छा 


महावीर - वाणी 4 8ै| 


थोड़ी देर में आपको पक्का पत्ता चल जायेगा कि भव सवाल विचार का 
नहीं है। सब सवाल यह है कि में ठीक हूँ कि तुप ठीक हो। महावीर ने 


कहा कि यह घहुत सूक्ष्म हिंसा हैं। इसलिए महावीर ने मतेकांत को 
जन्म दिया ) 


महावीर से अगर आकर कोई विल्कुल महावीर के विपरीत भी वात्त करता 
तो महावीर कहते थे--यह्‌ भी ठीक हो सकता हैं। बहुत हैरानी की बात है, 
इस लिहाज से यह धादसी अकेला था। पूरी पृथ्वी पर ज्ञात इतिहास के 
पास यह अकेला आदमी है जो अपने विरोधी से भी कहता है कि यह भी ठीक हो 
सकता है--ठीक उससे, जो बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है। महावीर 
कहते हैं कि आत्मा है और कोई चारवाक की विचारसरणी को मानने वाला 
आकर उनसे कहेगा कि आत्मा नहीं हे, तो महावीर यह नहीं कहेंगे कि तू 
गलत है। महावीर कहेंगे कि यह भी हो सकता हैं, यह भी सही हो सकता 
है, इसमें भी सत्य होगा । क्योंकि महावीर कहते हैं कि ऐसी तो कोई भी 
चीज नहीं हो सकती कि जिसमें सत्य का कोई भी अंश न हो । नहीं तो 
बह होती ही कंसे | स्वप्न भी सही है क्योंकि स्वप्न होता तो है। स्वप्न में 
क्या होता है चह सत्य भछे न हो, लेकिन स्वप्त होता है, इतना तो सत्य 
है ही। उसका अस्तित्व तो है ही । असत्य का तो कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। 
महावीर कहते हैं, जब एक आदमी कह रहा है कि आत्मा नहीं है, तो इस 
न होने में कुछ सत्य तो होगा ही। इसलिए महावीर -ने किसी का विरोध नहीं 
किया । इसका अर्थ यह नहीं था कि महावीर को कुछ पता नहीं था, कि सत्य 
क्या है। महावीर को सत्य का पत्ता था। लेकिन महावीर का चित्त इतना 
बनाग्रहपूर्ण था कि चे अपने सत्य में विपरीत सत्य को भी सप्ताधिष्ट कर 
पाते थे। महावीर कहते थे, सत्य इतनी बड़ी घटना है कि यह अपने से 
विपरीत को भी समाविष्ट कर सकता है। सत्य बहुत बड़ा है, सिफे असत्य 
छोदे-छोटे होते हैं। उनकी सीमा होती है। केकिव सत्य इतना: बड़ा है, 
इत्तता अदीस है कि अपने से विपरीत को भी सप्ाविष्ट कर लेता है । यही 
वजह है कि महावीर का विचार बहुत ज्यादा दूर तक, ज्यादा लोगों तक 
नहीं पहुँच सका । क्योंकि सभी लोग निश्चित वक्तव्य चाहते हैं---'डायमेटिक । 
सभी छोग यह चाहते हैं, वयोंकि सोचवा कोई नहीं चाहता । सोचने में तकलीफ, 


श्ज्प्न्ञ] महावीर - वाणी 


अड़चव होती है। सब लोग उघार चाहते हूँ। कोई तीथकर खड़ा होकर 
कह दे कि जो मैं कहता हूँ यह सत्य है, तो जो सोचने से बचना चाहते हैं, 
ये कहेंगे बिल्कुल ठीक है, मिल गया सत्य, अब झंझट मिटी । महावीर इतनी 
निश्चिन्तता किसी को नहीं देते । महावीर के पास जो बैठा रहेगा वह सुबह 
जितना कन्फ्युज्ड था, शाम तक और ज्यादा कन्फ्युज्ड हो जायेगा । वह जितना 
परेशान आया था, साँक तक और परेशान होकर लौटेगा । क्योंकि महावीर 
को दिन में वह ऐसी बालें कहते हुए सुनेगा, ऐसे-ऐसे लोगों को हाँ भरते 
सुनेगा कि उसके सारे के सारे जो-जो तिदिवत आधार हैं, सबके सब ड्यमगा 
नायेंगे । उसकी भवन की सारी रूप-रेखा गिर जायेगी। महावीर कहते थे 

अगर सत्य वक तुम्हें पहुँचना है तो तुम्हारे विचारों के समस्त बाग्रह गिर जायें 
तभी पहुँच सकते हो । जब तुम कहते हो कि यही सत्य, तब तुम हिंसा करते 
हो, तब तुम सत्य तक पर मालकियत कर छेते ही । तब तुम सत्य तक को भी 

सिकोड़ लेते हो, अपने तक बाँध छेते हो। सत्य तक का परिम्रह् कर छेते हो 

इसलिए महावीर कहते थे कि दूसरा जो कुछ कहता है, वह भी सत्य हो सकता 
है । इस कारण तुम जल्दी मत करना कि दूसरा गलत हैं । 


(१९) सभी गलत हैं, में ठीक हैँ 


मुल्ला नस रुद्दीत को उस मुल्क के सम्नाट ने बुलाया क्योंकि लोगों ने खबर 
दी कि वह अजीव आदमी है । आप बीलो, उसके पहले ही खंडन शुरू कर 
देवा है । 

सम्राट ने कहा, यह तो ज्यादती है। दूसरे को मौका मिलना चाहिए । 
सम्राट ने नसरुद्दीन को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि ठुम दूसरे की 
सुनते ही नहीं औौर बिना जाने कि वह क्‍या कहता है, ठुम बोलना छुल कर 
देते हो ! हे 

मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ठीक सुना है । 

सम्राट ने कहा, मेरे विचारों के संबंध में क्या ख्याल है, यथपि उसने कुछ 


विचार बताया नहीं था 


सहावीर - वाणी २७६-न] 


मृल्ला ने कहा, सरासर गलत है। 
सम्राट ने कहा, लेकिन तुमने विचार तो सुने भी नहीं । 


मुल्ला मे कहा, यह सवाल नहीं है। विचार तुम्हारे हैं, इसलिए गलत हैं ॥ 
सिर्फ मेरे ठीक होते हैं। इरेलेवेंट है यह्‌ बात कि तुम क्या सोचते हो । इससे 
कोई संगति ही नहीं है । तुम सोचते हो, यह काफी है गलत होने के लिए। मैं 
सोचता हूँ, काफी है सही होने के लिए । हम सव ऐसे ही हैं। आप इतने 
हिम्मतवर नहीं हैं कि दूसरे को बिना सुने गलत कहें । लेकिन जब जाप सुनकर 
भी गलत कहते हैं, तब आप पहले से ही जान छेते होंगे । इसका साफ मतलंब 
है कि सुत कर जाप भी नहीं कहते । आप पहले से जानते ये कि वह गलत हैं । 
सिर्फ धीरज, संकोच, शिष्टता आप को रोकतो रही है कि कम-से-कम सुन तो 
लो, गलत तो है ही। मुल्ला नसरुहीन आप से ज्यादा ईमानदार आदमी है । 
वह कहता है सुनने के लिए समय क्यों खराब करना । हम जानते ही हैं कि 
तुम गलत हो, क्योंकि सभी गलत हैं सिर्फ में ठीक हूँ । 


(२०) तरकारी की तारीफ उर्फ संम्रार्ट-सुढ्छा संचाद 


सारे विवाद जगत्‌ के यही हैं। सम्राट मुल्ला से बहुत प्रसन्‍त हो गया और 
उसने कहा कि तुम हमारे ही दरबार में रह जाओ। और मुल्ला को तनख्वाह 
मिलने ऊूगी | मुल्ला को जिस दिन से तनबर्वाह मिलने लगी, सम्राट बहुत 
हैरान हुआ कि वह जो भी कहता, मुल्ला कहता, विल्कूल' ठोक है, एकदम सही 


है, यही सही है । सम्राट के साथ खाने पर बैठता था कोई सब्जी बनी थी । 


सम्राट ने कहा, मूलला सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। 


मुल्ला ने कहा, यह अमृत है। गौर मुल्ला ने बहुत घखान किया उप 
सब्जी का। इतना बल्ान किया कि सम्राट से दूसरे दिन भी बनवायी । 


लेकिन दूसरे दिन उतनी अच्छी नहीं लगी। दुसरे दिन रसोइये ने देखा 
५ इतनी अमृत जैसी चीज लगी थी सम्राट को, तो उसने तीसरे दिन भी बना 
॥।। सम्राट ने हाथ मार कर थाछी नीचे गिरा दी और कहा कि क्या बद- 
समीजी है, रोज-रोज वही सब्जी ! मर 

भुल्ता ने कहा, जहर हे । 


चद्चाट ने कहा, लेकिन मुल्ला तुमने तीन दिन पहले कहा था कि ् हैं। 


१८०-अ] महावोंर - वाणी 


मुल्ला ने कहा, मैं आप का नौकर हूँ, सब्जी का नहीं । तनख्वाह तुम देते 
हो कि सब्जी देती है। 


सम्राट ने कहा, लेकिन इसके पहले जब तुम मृझसे मिलने नहीं आये थे, 
तो तुम अपने को ही सही कहते थे । 


मुल्ला ने कहा, तव तक' मैं विव बिका था और तुम सुझे कोई ततख्वाह नहीं 
देते थे । और जिस दिन तुम तनख्वाह देवा बंद कर दोगे उस दिव से फिर मैं 
ही सही हो जाऊँगा । ध्यान रखना सही तो मैं ही हूँ, यह तो सिर्फ तनख्वाह 
की वजह से मैं कहे जाता हूं । 


लेकिन महावीर कहते हैं, दूसरा भी सही है। दूसरा भी सही हो सकता 
है। तुम्हारा विरोधी भी सत्य को लिए है। आग्रह मत करो, अनाग्रही हो 
जाओ । आग्रह ही मत करो । इसलिए महावीर ने किसी सिद्धांत का आग्रह नहीं 
किया । महावीर ने जितनी तरल वातें कही हैं, उतनी तरल बातें किसी दूसरे , 
ते नहीं कही हैं। इसलिए महावीर ने अपने हर वक्‍तव्य के सामने स्यात्‌ लगा 
दिया है । वे कहते थे, 'परहैप्स' । अभी भाप का तो विचार उन्हें पता भी 
नहीं है । लेकिन आप अगर उनसे पूछते कि आत्मा है, तो महावीर कहूते--- 
स्यात्‌ , परहैप्स । वे कहते--हों सकता है । इसलिए कि अग्रर कोई उसके 
विपरीत हो, तो उसे चोट न पहुँच जाय ॥ आप पूछते कि मोक्ष है, तो महावीर 
कहते--स्यात्‌ । 
ऐसा नहीं कि महावीर को पता नहीं हैं । महावीर को पता है कि मोक्ष 
है, लेकिन महावीर को यह भी पता है कि अहिंसक वक्तव्य स्थात्‌ के साथ ही 
हो सकता हैं। और महावीर को यह भी पता है कि स्यात्‌ कहने से शायद 
आप समझने को ज्यादा भासानी से तैयार हो जायेंगे । अग्र महावीर कह 
कि हां, मोक्ष है, तो महावीर जितने अकड़ के कहेंगे--मीक्ष है, तत्काल वापके 
भीतर उतनी ही अकड़ प्रतिध्वनित होगी । वह श्रतिध्वनित होगी ? वह प्रति- 
ध्वप्ति कहती है कि कौन कहता है ? मोक्ष नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है भोौर 
संघर्ष मैं का शुरू हो जाता है। यानि कि सारे विवाद मैं के विवाद हैं हे 
महावीर के सब वक्तव्य बनाग्रह से भरे हैं। इसीलिए ला ॥॒ बहुत 
मुश्किल हुआ । अगर कोई गोद्याढक के पास जाता, महावीर के प्रतिद्वंद्वी मे 
वास, तो गीझक्षालक कहता--मंहावीर गलत हैँ. मैं सही हैं । वही (6 
महावीर के पास नाता तो महावीर कहते--मोधालक सही हो सकता €६। 


महावीर - वाणी श्१-ब] 


अगर आप ही होते तो सोचिए, जाप गोशालक के पीछे जाते कि महावीर के? 
भेरा ख्याल है जाप गौशालक के पीछे जाते। वयोंकि आप सोचते कि यह 
आदमी कम-से-कम निश्चिन्त तो है, इसे पता तो है; लेकिन महावीर बहते दें, 
गौशालक भी शायद सही हो । अभी उन्हें खुद ही पवका पता नहीं है, खुद ही 
साफ नहीं है ! इनके पीछे अपनी नाव क्यों वाँघनी भौर डुवानी ? पता ही नहीं, 
वे कहाँ जा रहे हैं। शायद णा भी रहे है कि नहीं जा रहे हैं! शायद पहुंचेंगे 
कि वहीं पहुंचेंगे ! 

इसलिए महावीर के पास अत्यन्त वृद्धिमान वर्ग ही जा सका । बृद्धिमात 
मैं कहता हूँ उन व्यक्तियों को, जो सत्य के संबंध में अताग्रहपूर्ण हैं। जिन्होंने 
समझा महावीर के साहस को । जिन्होंने देखा कि यह बहुत साहस की वात 
है, वे ही महावीर के पास आा सके। लेकिन जैसे-जैंसे समय बीतता है, लोग 
आग्रहपूर्ण हो जाते हैं और उनके आग्रह खत्तरनाक हो जाते हैं । 


(२१) शायद ठीक; शायद नहीं ठीक 


एक बहुत बड़े जैन पंडित मुझसे मिलने भाये थे । उन्होंने स्थातवाद 
पर किताब लिखी है, इसी अनेकांत पर । में उनसे बड़ी देर वात करता रहा । 
मैंने उनसे कहा कि स्थात्वाद का अर्थ यह होता है कि शायद ढीक हो, शायद 
ठीक थे हो। 
उन्होंने कहा--हाँ । 
फिर थोड़ी वात-चीत बागे बढ़ी। जब वे भूल ग्रगे तो मैंने उनसे पूछा 
कि स्थात॒वाद पूर्णरूप से ठीक है या नहीं ? | 
उन्होंने कहा--ठीक हैं, पूर्णहप से ठीक है। यानी स्थात्‌वाद पर किताब ' 
लिखनेवाला आादमी भी कहता है कि स्थात्‌वाद पूर्णरूप से ठीक है! इसमें 
कोई गलती नहीं है, इसमें भूल हो ही नहीं सकती । यह सर्वेज्ञ की बाणी है। 
महावीर को माननेवाले कहते हैं कि यह सर्वेज्ञ की वाणी है। इसमें कोई भूलचुक 
नहीं हो सकती ॥ यह बिल्कुल ठोक है। ऐव्सोल्यूटली, पूर्णरूपेण निरपेक्ष । भौर 
महावीर जिन्दगी भर कहते रहे कि पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति हो ही नहीं | 
सकती । जब भी हम सत्य को बोलते हैं, तभी वह अपूर्ण हो जाना है । बोलते 
ही ब॒पूर्णा हो जाता है। वक्तव्य देते ही अपूर्ण हो जाता है। कोई वक्तव्य पूर्ण 
नहीं हो सकता। क्योंकि वक्तव्य की सीमाएँ हैं, भाषा, तर्क, बोलने बाला, 


१४२-थ] महावीर - वाणी 


सुनने वाका---ये सब सीमाएं हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूं, बही भाप 
सुनें । जरूरी नहीं है कि जो मैं जानूं, वही मैं बोल पाऊं। और जरूरी नहीं कि 
जो मैं वोल पाऊँ, वह वही हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ । यह कतई 
जरूरी नहीं है। उसमें तत्काल सीमाएँ लगनी झुरू हो जाती हैं, क्योंकि 
वक्तव्य समय की घारा सें प्रवेश करता है भौर सत्य समय की घारा के वाहर 
है--ऐसे ही जैसे हम एक लकड़ी को पानी में डालें तो वह॒ तिरछी दिखायी 
पड़ने लगे और बाहर निकालें तो सीधी हो जाये। महावीर कहते हैं कि जंसे 
ही हम भाषा में किसी सत्य को डालते हैं, बहु तिरछा हो जाता है। भाषा के 
बाहर निकालते ही वह शुद्ध हो जाता है, शून्य में ले जाते ही वह पूर्ण हो जाता 
हैं । लेकिन जैसे ही वक्तव्य देते हैं वैसे ही वह अपूर्ण हो जाता है। इंधलिए 
महावीर कहते हैं, कोई भी वक्तव्य स्यात्‌ के बिचा न दिया जाये । कहा जाये 
कि हायद सही है। यह अनिश्चिय नहीं है, यह केवल अनाग्रह है। यह 
अनसर्चन्‍टी नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं है जो महावीर को पता नहीं है कि 
संज्ञा दी जा सके । महावीर को पता है और इतना पता हैं, इतना साफ पता 
है कि यह भी उन्हें पता चलता हैं कि वक्तव्य घुंघला होता है। भहावीर की 
अहिंसा का जो अंतिम प्रयोग हैं, वह अनाग्रहपूर्ण विचार है। यादी कि विषांर 
भी मेरा नहीं है । जिस विचार के साथ भाप मेरा' लगा देंगे, उसमें आग्रह उड़ 
जायगा। न घन भेरा है, न मित्र मेरे हैं, न परिवार मेरा है, न विचार मेरा, 
न यह शरीर मेरा, न यह जीवन । जिसे हम कहते हैं, यह मेरा हैं, यह डथ भी 
मेरा नहीं हैं, इन सब 'मेरे! कहे जाने वालों प्रे हमारा फ़ासला पैदा ही जाता 
है, सिर जाते हैं, ये मेरे, तब--में और में ही बच जाता हूँ। तो 'अलोन (अकैला) 
जो अकेला मैं का वच जाना हैं, उसकी प्रक्रिया है महिसा । अहिसा श्राण है 


अंयम सेतु हैं और त्प आचरण है | 


छठवाँ प्रवचन 


परयषण व्याख्यान-मालो, द्निक र३ अगस्त, १६७१ 
०“ 


दो अतियों के बीच में साबित बचा न कोय 


धस्मी मंगलमुक्किटठम, अहिसा संजमो तवो। 
देवो वि तं नमंसन्ति, जस्स घस्मे सया मणो ॥१॥ 
अ्थें-- 
परम सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा धर्म ?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म 
जिस मनुष्य का मन उक्त घ॒र्म में सदा संलग्न रहता है, उस्ते देवता भी 
नमस्कार करते हैं । ह 


एक मित्र ने पूछा कि महावीर रास्ते से गुजरते हों और किसी प्राणी की 
हत्या हो रही हो तो महावीर क्या करेंगे ? किसी स्त्री के साथ बलात्कार की 
चटना घट रही हो तो महावीर क्या करेंगे ? क्‍या वे ऐसा व्यवहार करेंगे कि 
जैसे अनुपस्थित हों ? 
इस सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें समझ लेनीं उपयोगी हैं। एक तो महावीर 

शुजरते हुए हों रास्ते से और किसी की हत्या हो रही हो, तो ह॒त्या में जो हम 
'देख पाते हैं, वह महावीर को नहीं दिखायी पड़ेगा । जो महावीर को दिखायी 
पड़ेगा वह हमें कभी दिखायी नहीं पड़ता है । पहले तो इस भेद को समझ लेना 
चाहिए। जब भी हम किसी की हत्या होते देखते हैं तो समझते हैं कि कोई 
मारा जा रहा है। महावीर को यह दिल्लायी नहीं पड़ेगा कि कोई मारा जा 
रहा है। क्योंकि महावीर जानते हैं कि जो भी जीवन का तत्व है वह मारा नहीं 
जा सकता । वह अमृत हैं। दूसरी बात, जब भी हम देखते हैं कि कोई मारा 
जा रहा है तो हम सोचते हैं. कि मारने वाला ही जिम्मेवार है, जबकि महावीर 
को इसमें फर्क दिखायी पड़ेगा कि जो मारा जा रहा है वह भी बहुत गहरे 
अर्थों में जिम्मेवार है। और हो सकता है, केवल अपने ही किये गये किसी कर्म 

का प्रतिफल पा रहा हो । 


(१) हो सकता है वह पिटने के फाबिल हो 


लेकिन जब भी हम देखेंगे तो मारनेवाला दोपी और मारा जानेवाला 
हमेशा निर्दोष मालूम पड़ेगा | हमारी दया और 

बहेगी, जो मारा जा रहा है। महावीर के लिए 
महावीर का देखना गौर गहरा है । हो सकता 


हमारी करुणा उसी की तरफ 
ऐसा जरूरी नहीं होगा । क्योंकि 
है कि जो मार रहा है वह केवल 


१४६ महावीर - वाणी 


एक प्रतिकर्मे पूरा कर रहा हो । क्योंकि इस जगत्‌ में कोई अकारण नहीं मारा 
जाता है । जब कोई मारा जाता है, तो वह उसके ही कर्मों के फल की झंखला 
का हिप्सा होता है । इसका यह अर्थ नहीं है कि जो मार रहा है वह जिम्मेवार 
या दोषी नहीं है। लेकिन हमारे और महावीर के देखने में फके पड़ेगा । जब भी 
हम देखते हैं कि कोई मारा जा रहा है, तो हम सोचते हैं मिश्चित ही पाप हो 
रहा है, निश्चित ही बुरा हो रहा है। वयोंकि हमारी दृष्टि वहुत सीमित है। 
महावीर इतना सीमित नहीं देख सकते। महावीर देखते हैं जीवन की अनंत 
श्ंखला को । यहाँ कोई भी कर्म अपने में पूरा नहीं है। वह पीछे से जुड़ा है और 
आगे से भी । 


हो सकता है कि अगर हिंठलर को किसी आदमी ने मार डाला होता 
१९३० के पहले, तो वह भादमी हत्यारा सिद्ध होता | वब हम न देख पाते कि 
एक ऐसा आदमी मारा जा रहा है, जो एक करोड़ छोगों की हत्या करेगा । 
छेकिन' महावीर ऐसा देख पाते हैं, इसलिए तब तय करना मुश्किल है कि 
हिटलर का ह॒त्यारा सचमुच बुरा कर रहा है, या अच्छा कर रहा है। क्योंकि 
हिटलर अगर मरे तो करोड़ लोग बच सकते हैं । फिर भी इसका यह अर्थ नहीं 
हैं कि हिटलर को जो मार रहा है, वह अच्छा ही कर रहा है। सच तो यह है 
कि महावीर जैसे लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अच्छा और बुरा-+ऐसा चुनाव 
नहीं है, कम बुरा और ज्यादा बुरा का ही चुनाव है । “ढेसर ऐंड ग्रेटर इविल' 
का चुनाव है। हम आमतौर से दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, यह अच्छा है और 
यह बुरा है। हम जिन्दगी को अँबेरे और श्रकाश में तोड़ लेते हैं ॥ महावीर 
जानते हैं कि जिन्दगी में ऐसा तोड़ नहीं है। यहाँ जब भी भाप कुछ कर रहे हैं, 
तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहा जा सकता है कि जो सबसे कम बुरा विकल्प 
था, वह आप कर रहे हैं। वह आदमी भी बुरा कर रहा है जो हिटलर की 
मार रहा है। लेकिन संभव हो सकता है कि वह हिटलर से इतना दुरा हो कि 
हम इस आदमी को वुरा कहें । तो पहली बात मैं यह कहना चाहता ि कि 
जैसा आप देखते हैं, वैसा महावीर नहीं देखेंगे । इस देखने में बह वात मी 
जोड़ लेनी जरूरी है कि महावीर जानते हैं कि इस जीवन में चौबीस घंटे अनैक 
तरह की हत्या हो ही रही है। आपको कभी-कभी दिखायी पड़ती है | र्वे 
भाप चलते हैं तव किसी की आप हत्या कर रहे हैं, जब आप इबांस लैते हैं पेव 
आप किसी की हत्या कर रहे होते हैं, जब आप भोजन [कर नहें हैं तब आप 


किसी की ह॒त्या कर रहे हैं । आपकी आँख की पलक भी फऋपकती है, तो दुत्या 


महावीर - वाणी १५७: 


हो गयी होती है। लेकिन हमें तो, जब कभी कोई किसी की छाती में छुरा 
भोंकता; है, तभी हत्या दिखायी पड़ती है। 


(२) हत्या की वैसाखी पर टिका हुआ जीवन 


महावीर देखते हैं कि जीवन की जो व्यवस्था है वह हिंसा पर ही खड़ी 

है । यहाँ चौबीस घंटे प्रतिपल हत्या ही हो रही है । एक मित्र मेरे पास जाये 
थे। वे कह रहे थे कि महावीर जहाँ चलते ये, वहा अनेक-अनेक मीलों तक 
अगर लोग बीमार होते, तो वे तत्काल ठीक हो जाते थे | मेरा मन हुआ उनसे 
कहूँ कि शायद उन्हें बीमारी के पूरे रहस्यों का पता नहीं है । क्योंकि जब 
आप बीमार होते हैं, तो अनेक कीटाणू आपके भीतर जीवन पाते हैं। अगर 
महावीर के आने से आप ठीक हो जायेंगे वो अन्य कीटाणु तत्काल मर जायेंगे । 
इसलिए महावीर इस झंझट में पड़ने से रहे। यह ध्यान रखना । क्योंकि आप 
कुछ विज्षिष्ठ हैं, ऐसा महावीर नहीं मानते हैं । यहाँ प्रत्येक प्राण का मूल्य 
बराबर है। हर प्राण का मूल्य है। आप जकेले बीमार होते हैं तब करोड़ों 
जीवन आपके भीतर पनपते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो अगर आप सोचते हों 
कि महावीर कृपा करेंगे और आपको ठीक कर देंगे, तो ऐसी कृपा महावीर की 
करनी बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि आपके ठीक होने में करोड़ों का सष्ट 
होना निहित है। और आप इतमे मूल्यवान नहीं हैं जितना आप सोचते हैं । 
क्योकि थे जो करोड़ों आपके भीतर जी रहे हैं; वे भी, प्रत्येक अपने को, इतना 
मूल्यवान समभते हैं, आपका उनको पता भी नहीं है। आपके शरीर में जब 
किसी रोग के कीटाणु पलते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि आप भी हैं।' 
आप सिर्फ उनका भोजन होते हैं। तो जैसा हम देखते हैं हत्या को, उतना 
सरल सर्वाल महावीर के लिए नहीं है, ज्यादा जटिल है। महावीर के लिए 
जीवेषणा ही हिंसा है, ह॒त्या है। वह जीवेषणा किसकी है, इसका कोई सवाल- 
नहीं उठता । जो जीना चाहता है, वह हत्या करेगा। ऐसा भी तहीं है कि जो' 
जीवेषणा छोड़ देता है, उससे हत्या बन्द हो जाती हो । जब तक बह जियेगा 
तव ठेके हत्या उससे भी चलेगी। महावीर इतना कहते हैं कि उसका संब्रंध 


विच्छिन्न हो गया । जीवेषणा के कारण उसका संबंध था। जीवेषणा न रही 

तो संबंध न रहा। ः 
हे हज कप शान के बाद चालोस वर्ष जीवित रहे । आखिर उन चालीस 

रा लेंगे 

वर्ष में महादीर भी चलेंगे तो कोई जरूर मरेगा, उठेंगे तो कोई जरूर मरेगा।. 


श्श्प सहावीर - वाणी 


यद्यपि महावीर इतने संयम में जीते हैं कि रात एक ही करवट सोते हैं, दूसरी 
करवद नहीं छेते । इससे कम करना मुहिकल हैं। एक ही करवट में रात गुजार 
देते हैं । क्योंकि दूसरी करवट छेते हैं तो फिर कुछ जीवन मरेंगे । घीमे इवाँस 
लेते हैं, ताकि कम से कम जीवन का ह्वास हो। लेकिन द्वाँस तो लेनी ही 
पड़ेगी । हम कह सकते हैं कि तब फिर कूदकर मर क्‍यों नहीं जाते हैं ? अपने 
को समास ही क्‍यों न कर दें ? लेकिव जब अपने को सप्राप्त करेंगे, उन झरीर 
में पलने वाले जीवीं का क्या होगा ? एक आदमी के शरीर में सात करोड़ 
जीवन पलते हैं। साधारण स्वस्थ आदमी के दरीर में । भस्वस्थ के तो और 
ज्यादा पलते हैं। अगर महावीर एक पहाड़ से अपने कों कूदकर मारते हैं, तो 
" सात करोड़ को भी तो साथ मारते हैं। जहर पी लें तो भी सात करोड़ को 
साथ मारते हैं। हिंसा का सवाल' इतना आसान नहीं है जितना कि आपकी 
साँखें देखती हैं । 

क्या है हत्या ? कौन सी चीज हत्या है ? सहावीर की तरह देखें, तो 
जीवन को जीने की कोशिश में ही हत्या है, जीवन को जीने में ही हत्या है । 
हत्या प्रतिपल चल' रही है। प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, इसलिए जब उसपर 
हमला होता है तब उसे लगता है ह॒त्या हो रही है। बाकी समय हत्या नहीं 
होती है । अगर जंगल में आप जाकर शेर का शिकार करते हैं, तो खेल है; 
और छोर आपका शिकार करे तब शिकार नहीं कहलाता वह, तब वह हत्या 
है । तब वह जंगली जानवर है, और आप बहुत सम्य जानवर हैं । 

और मजा यह है कि शेर आपको कभी नहीं मारेगा, जब तक उसको भूख 
ने लगी हो । और आप तभी उसको मारेंगे जब आपको भूख न लगी हो, पेट 
भरा हो। कोई भूखे आदमी जंगल में शिकार करने नहीं जाते हैं । जिनको 
ज्यादा भोजन मिल गया है, जिनको अब पचाते का उपाय नहीं दिखायी पड़ता 
है, वे शिकार करने चले जाते हैं । जब कि शेर तभी मारता है, जब वह भूखा 
होगा यानी अनिवायेंता होगी । 

(३) सवार आपके और आपके पिता पर आ जाये तो ! 

मैंने सुना है कि एक सकंस में उन्होंने एक नया श्रदर्शन शुरू किया था, 
एक भेड़ और एक देर को एक ही कटपघरे में रखने का, मैत्री का। छोग बड़े 
खुश होते थे | देखकर चमत्कृत होते थे कि दोर और भेड़ गले मिलकर बैठे हुए 
.हैं। लेकिन एक आदमी थोड़ा चकित हुमा कि यह वड़ा कठिन मामला हैं । 


महावीर - वाणी १५६ 


उसने जाकर मैनेजर से पूछा कि है तो प्रदर्शन बहुत अद्भुत है, लेकिन इसमें 
कभी झंकट नहीं आती ? 


उससे कहा---कोई ज्यादा झंभट नहीं आती । 


फिर उसने पूछा, कि शेर और भेड़ के साथ-साथ रहने से, कभी उपद्रव 
नहीं होता ? 


उस मैनेजर ने कहा, कभी उपद्रव नहीं होता । सिर्फ हमें रोज एक नयी 
भेड़ बदलनी पड़ती है। और कोई दिक्कत नहीं है । जब शेर भूखा नहीं रहता, 
तब दोस्ती ठीक रहती है, कोई झंझट नहीं पड़ता है। जब भूखा होता है, तब 


वह खा जाता है । दूसरे दिव हम दूसरी बदल देते हैं। प्रदर्शन में इससे कोई 
बाधा नहीं पड़ती 


शेर भी भेड़ पर हमला नहीं करता, अगर वह भूखा न हो । गैर अनिवायें 
हिंसा कोई जानवर नहीं करता, सिवाय जादमी को छोड़कर | लेकिन हमारी 
हिंसा हमें हिंसा नहीं मालूम पड़ती है। हम उसे नये-मथे नाम और अच्छे- 
'अच्छे नाम दे देते हैं । जहाँ तक हो, आदमी की 6हिसा न हो । फिर आदमो के 
साथ भी हम विभाजन करते हैं। हमारे निकट जो जितना पड़ता है, उसकी 
हत्या हमें उतनी ज्यादा मालूम पड़ती है। अगर पाकिस्तानी मर रहा है तब 
ठीक है। हिन्दुस्तावी मर रहा है, तो तकलीफ होती हैँ । फिर हिन्दुस्तानी में 
अगर हिन्दू मर रहा हो तो मुसलमान को तकलीफ नहीं होती है। मुसलमान 


मर रहा हो तो जैनी को तकलीफ नहीं होती है, जैनी मर रहा तो हिन्दू को 
तकलीफ नहीं होती है । 


और भी निकट हम रेखाएँ खींचते चले जाते हैं ॥ दिगम्बर जैत मर रहा 
ही तो उससे श्वेतांबर को कोई तकलीफ नहीं होती हैं । श्वेतांबर मर श्हा हो 
वो दिगस्वर को कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर और हम नीचे निकल ' 
आते हैं। आपके परिवार का कोई मर रहा हो तो तकलीफ होती है, दूसरे 
परिवार का कोई मर रहा हो तो सहानुभूति दिखायी जाती है, होती नहीं हैं । 
ओर अगर आपके ऊपर ही सवाल आ जाय कि आप बचें कि आपके पिता 
बचें, तो पिता को. ही भरना पड़ेगा। भाई बचे कि आप बचे तो फिर 


भाई को मरता पड़ेगा। अगर यह सवाल आ जाये कि आपका सिर बचे 
कि पैर बचे, तो पैर को कटना पड़ेगा । 


१६० महावीर - वाणी 
(४) कटने का अधेज्ञास्त्र 


मुल्ला नसरुद्दीन के गाँव में एक सैनिक आया हुआ है। काफी हाउस में 
बैठकर वह अपनी बहादुरी की बहुत बातें कर रहा हैं। कह रहा है कि मैंने 
इतने सिर काट दिये, इतने आदमी नाकाम कर दिये । 


मुलल्‍ला बहुत देर सुनता रहा । उसने कहा कि दिस इज नथिंग! । यह कुछ 
भी नहीं है। एक दफा मैं भी गया था लड़ाई में, पर नहीं मालूम कि कितने 
लोगों के पैर काठ डाले । 

उस योद्धा ने कहा कि महाशय, अच्छा हुआ होता कि आप सिर कादते। 


मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि सिर कोई पहले ही काट चुका था । न मालूम 
कितनों के पैर काटकर हम ऐसे घर आ गये कि जरा-सी खरोंच भी न लगी । 
तुम तो काफी पिटे-कुटे मालूम होते हो। तो आपको सिर और पैर के कटने 
में भी इकोनोमी करनी पड़ेगी। सिर और पर में से पैर को कटवा डालियेगा 
और क्या करियेगा । 
हैं केन्द्र है सारे जगत्‌ का। अपने को बचाने को मैं सारे जगत्‌ को दाँव 
पर लगा सकता हूँ। यही हिंसा है, यही हत्या है । महावीर इतना व्यापक 
देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव में, उस परिप्रेक्ष्य में कि आपको जो हत्या दिखायी 
पड़ गयी है, वह महावीर को ऐसी दिखायी नहीं पड़ेगी । इसलिए महावीर के 
लिए प्रइव बहुत जटिल है । किसको आप बलात्कार कहते हैं ? पृथ्वी पर सा 
में ९९ मौकों पर बलात्कार ही हो रहा है, लेकिन आप किसको वलात्कार 
कहते हैं ? पति करता है तो बलात्कार नहीं होता, छेकिन अगर पत्नी की 
इच्छा न हो वो पति का किया हुआ भी वलात्कार है। और कितनी पत्तियों 
की इच्छा है, कभी पतियों ने पूछा है ? 
बलात्कार का अर्थ क्‍या है ? कानून ने मान्यता दे दी कि यह वलात्ार 
नहीं है, तो बस, वह बलात्कार नहीं हैं। समाज ने सैंक्शन दे दिया है तो यह 
बलात्कार नहीं है। बलात्कार हैं क्‍या ? दुपरे की इच्छा के बिना कुछ 008 
ही बलात्कार है। हम सब दूसरे की इच्छा के विदा बहुत कुछ कर रहें हैं । 
सच तो यह है कि दूसरे की इच्छा को तोड़ने की ही चेप्डा में सारा मजा है । 
इसलिए जिस पुरुष ने कभी बलात्कार कर लिया किसी ज्ली से, वह किसी सी 
से प्रेम करमे में और सहज प्रेम करने में आनन्द न पायेगा । क्योंकि जद्दोंवदद 


महावीर - बाणी १६१ 


से, जबर्देस्ती से वह जो भहंकार की तृप्ति होगी, वह सहज में कहाँ होती हैं ! 
जगर जाप किसी आदमी से कुश्ती लड़ रहे हों थौर वह अपने आप ग्रिरकर 
लेट जाये कौर कहे--वैठ जाओ मेरी छाती पर, हम हार गये, तो मजा चला 
गया। लेकिन जब आप उसको गिराते हैं, तो जितनी मुश्किल पड़ती है उसे 
गिराते में, उसकी छाती पर बैठ जाने में गाप उतना ही रस पाते हैं । रस किस 
बात का है ? रस विजय का है। इसलिए तो पत्नी में उतना रस नहीों जाता 
है, जितना दूसरे की पत्ली में रस आता है । क्योंकि दूसरे की पत्नी को अभी 
भी जीतने का मार्ग है। अपनी पत्नी जीती जा चुकी है। टेकत फार ग्रांटेड ६ 
अब उसमें कुछ मजा है ही नहीं । रस क्या है? रस इस वात का है कि में 
कितती विजय के मंडे गाड़ दूं ( चाहे वह कोई भी आयाम हो--काम-वासना 
हो, धत हो या चाहे पद हो ) | जहाँ जितना मुद्किल है, वहाँ जहंकार उतना 
विजेता होकर बाहर निकलता है । 


अगर महावीर से हम पूछें या गहरे में हम समझें, तो जहाँ-जहाँ अहंकार 
चेंप्टा करता है, वहीं-वहीं बलात्कार हो जाता है। वह बलात्कार अनेक रूपों 
में हैं। अगर एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रास्ते पर बलात्कार कर रहा हो, 
तो सदा बलात्कार करने वाला ही हमें जिम्मेवार मालूम पड़ेगा । छेकिन हमें 
ख्याल नहीं है कि स्त्री घलात्कार करवाने के लिये कितनी चेष्टाएं कर सकती 
है। क्योंकि अगर पुरुष को इसमें रस आता है कि वह स्त्री को जीत ले तो 
स्त्री को भी इसमें रस आता है कि वह किसी को इस हाज्त में ला दे | 


(५) संदर्भ : एक व्यभिचारी की डायरी 


किकेंगाई ने अपनी एक अद्भुत, किताब लिखी है--डायरी आफ ए 
सिड्यूसर, एक व्यभिचारी की डायरी | चह व्यभिचारी जो डायरी लिख रहा है, 
चह काल्पनिक कथा है। चह जीवन के अन्त में यह लिखता है कि मैं बड़ी भूल में 
रहा, मैं समभता था कि मैं स्त्रियों को व्यभिचार के छिये राजी कर रहा हूँ 
आखिर में मुझे पता चला कि वे मुझसे ज्यादा होशियार हैं कि उन्होंने भेरे 
साथ अश्विचार करवा दिया। 'दे सिड्यूज्ड मी । देंट टेकनिक वाज निरगेटिव |! 
इसलिए मुझे भ्रम वना रहा। कोई स्त्री कभी प्रस्ताव नहीं करती किसी पुरुष ' 
से विवाह करने का। प्रस्ताव करवा लेती हैँ पुंझ्प से ही,। इन्तज्ञाम सब करती 
है कि अुच्प प्रस्ताव करे, प्रस्ताव करती वहीं । यह स्त्री और पुरुष के मन . 
का भेद है । कह 


श्द्टर महावीर - वाणी 


स्‍त्री के मत्त का ढंग बहुत सूक्ष्म हैं। आप देखते हैं कि अगर एक भादमी 
जा रहा हैं और एक स्त्री को घक्‍का मार दे, तो फौरन हमें लगता है कि इसने 
गलती की । छेकिन वह घर से पूरा इन्तजाम करके चली है कि अगर कोई 
धक्का न मारे तो उदास लौटेगी। धक्का मारो तो चिल्ला भी सकती है। 
लेकिन चिल्लाने का कारण यह नहीं है कि धक्का मारने पर नाराजगी है। 
चल्लाने का सौ में €£ कारण यह' है| कि बिना चिल्लाये किसी-को पता नहीं 
चलेगा कि घकका मारा गया। पर यह बहुत गहरे में है, उसको भी पता न 
हो इसकी पूरी सम्भावना है। क्योंकि स्त्रियाँ कड़े बन्धन की जिस व्यवस्था से 
निकल रही हैं, वह धक्का मारने के लिए पूरा का पूरा निमंत्रण है। उस 
निमंत्रण में हाथ उनका है। लेकिन हमारे सोचने के जो ढंग हैं, वे एकदम हमेशा 
पक्षपाती है । हम हमेशा सोचते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए 
आदमी जिम्मेवार है। हमें रूयाल नहीं आता कि इस जगत्‌ में जिम्मेवारी 
इतती आसान नहीं । दूसरा भी जिम्मेवार हो सकता है। और दूसरे की 
जिम्मेवारी_गहरी भी हो सकती है, कुशल भी हो सकती है, चालाक भी हो 
सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। महावीर जब देखेंगे तब पूरा देखेंगे, और 
उस पूरे देखने में और हमारे देखने में फर्क पड़ेगा । महावीर का जो (विजन 


है, वह टोटलक होगा । 
(६) ऐसें में महावीर क्‍या करेंगे ? 


अब दूसरी बात यह है कि महावीर कुछ करेंगे कि नहीं। तो र्म आप से 
कहना चाहता हूँ कि महावीर कुछ न करेंगे । जो होता होगा, उसे हो जाने देंगे। 
इस फर्क को समझ लें। आप रास्ते से ग्रुजर रहे हैं और किसी की हत्या हो रही 
हैं तो आप खड़े होकर सोचेंगे कि क्‍या करूं ? करूँ कि न करें ? आदमी 
ताकतवर है कि कमजोर दिखता है ? करूं तो फल क्या होंगे ? किसी मिनिस्टर 
का रिब्तेदार तो नहीं हैं? करके उल्टा मैं तो न फसूंगा ? आप पच्चीस बातें 
सोचेंगे, तब करेंगे । लेकिन महावीर से कुछ होगा, सोचेंगे वे नहीं। जो हो 
जायेगा, वह हो जायेगा । महावीर लौठ के भी नहीं सोचेंगे कि मैंने कया 2३80: 
क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं । इसलिए महावीर कहते हैं, पूर्णा कृत्य कर्मे का 
बन्धन नहीं बनता । टोटल ऐक्ट कोई बन्चन नहीं लाता। झुछ उनसे होगा कि 
नहीं होगा, इसे हम भ्रिडिक्ट नहीं कर सकते । हम कह नहीं सकते कि वे क्या 
करेंगे । महावीर भी नहीं कह सकते पहले से कि में क्या कहूगा । उस विचुएशत 


महावीर - वाणी १६३ 


में, उस स्थिति में महावीर से दया होगा, इसके लिए कोई प्रिडिक्सन नहीं 
हो सकता, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता ॥ 


हमारे बावत प्रिडिक्शत हो सकता है । क्योंकि लितनी कम समझ हो उतने 
ही हम प्रिडिक्टिबल होते हैं। जितनी हमारी नासमंकी होगी, उतनी हमारे 
बावत जानकारी वत्तायी जा सकती है, कि हम क्या करेंगे। मशीन के बावत 
हम पूरे प्रिडिक्टिवल हो सकते हैं; जानवर के बावत थोड़ी दिवरूत होती है, 
लेकिन फिर भी ९० प्रतिशत हम कह सकते हैं कि गाय आज सायं घर आकर 
क्या करेगी। कभी-कभी भूल-चूक हो सकती है । क्योंकि गाय एकदम यंत्र नहीं 
है । लेकिन मशीन क्‍या करेगी, यह तो हम जानते हैं। जैसे-जैसे जीवन-चेतना 
विकसित होती है, बैसे-वैसे अनप्रिडिक्टिविलिटी बढ़ती है। साधारण जादमी 
के बावत कहा जा सकता है कि यह कल सुबह क्या करेगा । महावीर या बुद्ध 
जैसे व्यक्तियों के वावत नहीं कहा जा सकता है कि वे क्‍या करेंगे | वे क्‍या 
करेंगे, यह बहुत अज्ञात और रहस्यपूर्ण है। वर्योकि उनके टोटल विजन में, 
उनकी पूर्ण हृष्टि में पता नहों कया दिखायी पड़ेगा। ओर उस दिखायी पड़ने 
पर वे सोचकर कुछ करने नहीं जायेंगे। वहाँ दिलायी पड़ेगा, यहाँ कृत्य घटित 
हो जायेगा । वे दर्पण की तरह हैं। जो घटना चारों तरफ घट रहो होगी, वह 
दर्षण में प्रतिलक्षित हो जायेगी, परिलक्षित हो जायेगी, रिफ़लेक्ट हो जायेगी । 
और उसका जिम्प्रा भहावीर पर बिल्कुल नहीं होगा । 


अगर महावीर ने किसी की हत्या होते रोका या किसी पर व्यभिचार होते' 
रोका, तो महावीर कहीं किसी से कहेंगे नहीं कि मैंने किसी पर व्यभिचार होते 
रोका था। महावीर कहेंगे कि मैंने देखा था व्यभ्रिचार हो रहा और मैंने यह्‌ 
भी देखा था कि इस शरीर ने वाधा डाली । 'आइ वाज ए विट्नेस' । भहावीर 
गहरे में साक्षी ही बने रहेंगे, व्यभिचार के भी और व्यभिचार के रोके जाने के 
भी । तभी दे वाहर होंगे कमें के, अन्यथा वे कर्म के बाहर नहीं हो सकते । 
विचार से, वासना से, इच्छा से, अभिप्राय से, प्रयोजन से किया गया कर्म फल 
को लाता है। महावीर जो भी कर रहे हैं वह प्रयोजन रहित, लक्ष्य रहित, 
फल रहित, विचार रहित, शून्य से निकला हुआ कमे है। छून्य से जब कर्म 


लिकलतः है, तब चह भविष्यवाणी के बाहर हो जाता है। मै नहीं कह सकता 
कि महावीर क्‍या करेंगे । और अगर आपने महावीर से पूछा होता तो महावीर 


भी नही कह सकते थे कि मैं कया कहँगा | महावीर कहेंगे तुम भी देखोगे (कि 


१६८ मद्दावीर - वाणी 


स्त्री के मन का ढंग बहुत सूक्ष्म है। आप देखते हैं कि अगर एक जादमी 
जा रहा है और एक स्त्री को धक्का मार दे, तो फौरन हमें लगता है कि इसने 
गलती की । लेकिन वह घर से पूरा इन्तजाम करके चली है कि अगर कोई 
धवका न मारे तो उदास लौठेगी। धक्का मारो तो चिल्ला भी सकती है। 
लेकिन चिल्लाने का कारण यह नहीं है कि धक्का मारने पर नाराजगी है। 
चिल्लाने का सौ में ६९ कारण यह है कि बिना चिल्लाये किसी-को पता नहीं 
चुकेगा कि धक्का मारा गया। पर यह वहुत गहरे में है, उसको भी पता न 
हो इसकी पूरी सम्भावना है। क्योंकि स्त्रियाँ कड़े बन्धन की जिस व्यवस्था से 
निकल रही हैं, वह धक्का मारने के लिए पूरा का पूरा निर्मंत्रण है। उसे 
निमंत्रण में हाथ उनका है। लेकिन हमारे सोचने के जो ढंग हैं, वे एकदम हमेशा 
पक्षपाती है । हम हमेशा सोचते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए 
आदमी जिम्मेवार है। हमें ख्याल नहीं आता कि इस जगतू में जिम्मेवारी 
इतनी आसान नहीं । दूसरा भी जिम्मेवार हो सकता है। और दूसरे की 
जिम्मेवारी, गहरी भी हो सकती है, कुशल भी हो सकती है, चालाक भी हो 
सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। महावीर जब देखेंगे तब पुरा देखेंगे, और 
उस पूरे देखने में और हमारे देखने में फर्क पड़ेगा । महावीर का जो (विजन 
है, वह ठोटल होगा । है 

(६) ऐसे में महावीर क्या करेंगे ? 


अब दूसरी वात यह है कि महावीर कुछ करेंगे कि नहीं। तो मैं बाप से 

कहना चाहता हूँ कि महावींर कुछ व करेंगे । जो होता होगा, उसे हो जाने दैंगे। 
इस फर्क को समझ लें। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी की हत्या हो रही 
हैं तो आप खड़े होकर सोचेंगे कि क्‍या कर्ख ? करूँ कि न कहूँ ? आदमी 
ताकतवर है कि कमजोर दिखता है ? करूँ तो फल क्या होंगे ? किसी मिनिस्टर 
का रिब्तेदार तो नहीं है? करके उल्दा मैं तो न फसूंगा ? आप पच्चीस बाते 
सोचेंगे, तब करेंगे । लेकिन महावीर से कुछ होगा, सोचेंगे वे नहीं। जो हो 

. जायेगा, वह हो जायेगा । महावीर लौट के भी नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या किया, 
क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं । इसलिए महावीर कहते हैं, पूर् कृत्य कम का 
बन्धन नहीं बनता । टोटल ऐक्ट कोई बन्बन नहीं लाता। डु्ले उनसे होगा कि 

: नहीं होगा, इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते । हम कह नहीं सकते कि वे क्‍या 
करेंगे । महावीर भी नहीं कह सकते पहले से कि मैं क्या करछगा । उस विचु एशन 


महावीर - वाणी १६५ 


कर रहे हैं, क्योंकि महावीर ने ऐसा कभी नहीं किया | बुद्ध का मानने वाला 
कहता है कि बुद्ध ठीक कर रहे हैं। और चूंकि ऐसी स्थिति में महावीर ने 
ऐसा नहीं किया, इससे सिद्ध होता है कि उन्हें ज्ञान नहीं हुआ था। 


हम क्सों से ज्ञान को नापते हैं, यहीं भूल हो जाती है। कर्म ज्ञान से 
यैदा होते हैं और ज्ञान कम से बहुत बड़ी घटना है। जैसे लहर सागर में पैदा 
होती है, लेकिन लहरों से सागर को नहीं नापा जाता है। तिस पर भी हिन्द 
महासागर में और तरह की लहर पैदा होती है और प्रशान्त महासागर में 
और तरह की, क्योंकि और तरह की हवाएँ बहती हैं, और-और दिशाओं में 
बहती हैं। तो आप यह मत समझना कि हिन्द महासागर सागर है और 
अ्दान्त महासागर सागर नहीं है, क्योंकि वेसी लहर यहाँ कहाँ पैदा हो रही 
है! न पाती का वैसा रंग है! महावीर की स्थितियों में महावीर कया करते 
हैं, वही हम जानते हैं। वुद्ध की स्थितियों में वुद्ध जो करते हैं, वही हम जानते 
है। फिर पीछे परम्परा जड़ हो जाती है । उसे हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर 
हम शास्त्रों में खोजते रहते हैं कि इस स्थिति में महावीर ने क्या किया था, 
वही हम करेंगे । न तो वही स्थिति है, और अगर स्थित्ति हो भी वही, तो एक 
बात तो पक्की है कि जाप महावीर नहीं हैँ। क्योंकि महावीर ने कभी नहीं 
लौटकर देखा कि किसने क्या किया था, वैसा मैं करूँ ? इसलिए ठीक से समझें 
तो महावीर जो कर रहे हैं वह ऋत्य नहीं हैं, ऐक्ट नहीं हैं, हैपमिंग है, वह 
'चटना हैं। वैसा हो रहा है । वह कोई नियमबद्ध वात नहीं हैं। वह नियममुक्त 
चेतना से घटी हुई घटना है। वह स्वतंत्र घटना है। इसीलिए कर्म का उसमें 
बंधन नहीं है। महावीर से जरूर कुछ होगा, छेकिन क्या होगा, यह नहीं कहा 


जा सकता है। कर्म उसका नाम नहीं है, वह हैपिनिंग होगी | इसलिए मैं कोई 
“उत्तर नहीं दे सकता कि महावीर क्‍या करेंगे ? 


(८) क्षमर महावीर आज सामने आ जाये 


प्रतिपल जीवन वदल रहा है । जिन्दगी स्टिल (स्थिर) फोटोग्राफ 'की त्तरह 
नहीं है। जिन्दगी चलित चित्र की भाँति है, भागती हुई फिल्‍म की भाँति है। 
डायनमिक हैं, वहाँ सब बदल रहा है, सब पूरे समय बदल रहा है। सारा 
जगत्‌ बदला जा रहा है। सव वदला जा रहा है | हर बार नयी स्थिति है। 
और हंर बार नयी स्थिति में महावीर हर बार नये ढंग से प्रक्रट होंगे । 


१६४ सहावीर - बाणी 


क्या हीता है और मैं भी देखूँगा कि क्या होता है । करना मैंने छोड़ दिया है । 
इसलिए महावीर या लाभोत्से या बुद्ध या कृष्ण जैसे लोगों के कर्म को समझता 


इस जगत्‌ में सर्वाधिक दुरूह पहेली है। 
(७) आखिर हम पूछते क्‍यों हैं ? 


हम क्‍या करते हैं और हम पूछना क्‍यों चाहते हैं ? हम पुछवा इसलिए 
चाहते हैं कि अगर हमें पक्का पता चल जाये कि महावीर कया करेंगे, तो वह 
हम भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, महावीर हुए बिता आप वही नहीं 
नहीं कर सकते । हाँ, बिल्कुल वही करते हुए मालूम पड़ सकते हैं । लेकिन वह 
बही नहीं होगा । यही तो उपद्रव हुआ है | महावीर के पीछे ढाई हजार साल 
से लोग चल रहे हैं और उन्होंने महावीर को विज्ञेष स्थितियों में जो-जो करते 
देखा है, उसकी नकल कर रहे हैं। वह मकल है। उससे आत्मा का कोई अनुभव 
नहीं उपजता । महावीर के लिए वह सहज कृत्य था, इनके लिए प्रयास सिद्ध 
है । महावीर के लिए वह॒ दृष्टि से निष्पन्त हुआ था, इनके लिए सिर्फ हैविंट 
है, एक बनायी गई आदत है। अगर महावीर किसी दिन उपवासे रह गये थे 
तो महावीर के लिए बह उपवास और ही अर्थ रखता था। उसके निहितार्थ 
अलग थे । हो सकता है उस दिन वे इतने आत्मलीन थे कि उन्हें शरीर का 
स्मरण ही न आया । लेकिन आज उनके पीछे जो उपवास कर रहा है, वह 
जब भोजन करता है तब उसे शरीर का स्मरण चहीं आता । और जब उप- 
वास करता है तब उसे चौबीस घण्टे शरीर का स्मरण आता है। इससे तो 
अच्छा था, वह भोजन ही कर लेता । क्योंकि वह महावीर के ज्यादा निकट 
होता है शरीर के स्मरण न आने में । लेकिन वह भोजन ने करके चौबीस 
घण्टे शरीर का स्मरण कर रहा है। महावीर का उपवास फर्लित हुआ था 
इसलिए कि शरीर का स्मरण ही नहीं रहा तो भूख. का किसे पता चले, कोन 
भोजन की तलाश में जाय ? 

महावीर जैसे व्यक्तियों की अनुकृति नहीं बनाई जा सकती है । लैकिन सभी 
परंपराएँ यही काम करती हैं। यही काम विनष्ट कर देता है। इसी से दुनिया 
में सारे धर्मों के कगड़े खड़े होते हैं । क्योंकि कृष्ण ने कुछ और किया है, बुद्ध 
ने कुछ और किया है, महावीर ने कुछ और किया है, क्राइस्ट ने कुछ और 
किया है; सबकी स्थितियाँ अलग थीं। तो महावीर का अनुयायी कहता है कि 
कृष्ण गलत कर रहे हैं, क्योंकि महावीर से ऐसा कभी नहीं किया । बुद्ध गलत 





महावीर - वाणी १६७ 


बैठा है। मूल्ला को बहुत गुस्सा आ गया । मुल्ला दोड़ा और तगड़े आदमी पर 
टूट पड़ा। तगड़ा आदमी काफी तगड़ा था, मुल्ला के लिए काफी पड़ रहा था । 


मुल्ला किसी तरह उसको नीचे गिरा पाया। दोनों ने मिलकर उसकी अच्छी 
मरम्मत की । 


जैसे ही वह छोटा आदमी छूटा, फौरन निकल भागा। वह तगड़ी आदमी 
बहुत देर से कह रहा था कि मैरी सुन ले, लेकिन मुल्ला इतने गुस्से में था कि 
सुने बौसे। जब वह छोटा निकल भागा, तब मुल्ला ने कहा, तू क्‍या कहता है? 


वह वोला कि वह भरी जेव काटकर भाग गया है। मेरी जेब काट रहा था 


उसी में तो ऋणड़ा हुआ और तूने उल्दे मेरी कुठाई कर दी और उप्तको 
निकाल दिया | 


मुल्ला ने कहा, यह तो बहुत बरी बात हैं। लेकिन दूने पहले क्यों 
नहीं कहा ? 


जस आदमी ने कहा, मैं बार-बार कह रहा था, छेकिन तू सुने तब न ! 
तू ती एकदम पिटाई में लग गया। 


जिन्दगी बहुत जटिल है। वहाँ जो पिट रहा है, यह जरूरी नहीं कि वह 
पिठने के योग्य न हो । और जो पीट रहा है, यह भी जरूरी नहीं हैं कि वह 
बिचारा गलत ही कर रहा हो। मुल्ला ने कहा, उस आदमी को मैं दूंढ|गा । जौर 
दूंढ़ा भी। जो जेब काटकर भागा था, वह मत्ला को मिल गया। जो मनी- 
वेग उसने चुराया था, मुल्ला को लाकर दे दिया। बोला, तू सेभाढ, असली 
मालिक तू ही है, क्योंकि मैं तो पिट गया था, वचाया तुने । सो मालिक तू । 
जिन्दगी ऐसी जठिल है। और महावीर जंसे व्यक्ति उसकी पूरी जटिलता में 
उसे देखते हैं। और जव वह उसकी पूरी जंदिलता में दिखायी पड़ती है तो 
बया होगा उनसे, कहना अपन नहीं है। और प्रत्येक घटना में जटिलता 


बदलती चली जाती है । डायनैमिक बहाव है । 
(१०) संयम क्‍या है, ध्वांस है 


संयम पर भी आज कुछ समझ लें। क्योंकि महावीर उसे धर्म का दुसरा 
सहंत्वपूर्ण सूज कहते हैँ । अहिसा भात्मा है, संयम जैसे स्वांस है और तप जैसे 
देह । महावीर ने शुरू किया, तो कहा अहिंसा संयमो तवो । तप आखिर में 


१६६ महावीर - वाणी 


अगर महावीर आज हों, तो जैनों को जितनी कठियाई होगी, उतनी किसी 
और को नहीं होगी । क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत होगी । वे सिद्ध करेंगे कि 
यह आदमी गलत है । क्योंकि वे महावीर की २५०० साल पहले वाली जिन्दगी 
उठाकर जाँच करेंगे कि यह आदमी वंसे ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है; 
जबकि एक बात पक्की है कि महावीर वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसी 
स्थिति नहीं है। सब वदल गया है । और जब वे कुछ और करेंगे ( वे और 
करेंगे ही ) तो जिसने जड़ बाँध रखी है, वह वड़ी दिक्कत में पड़ेगा । वह 
कहेगा, यह नहीं हो सकता है ! यह आदमी गलत है । सही आदमी तो वही है, 
जो २५०० साल पहले था । इसलिए महावीर को जैन लोग स्वीकार न कर 
सकेंगे । हाँ, और कोई मिल जायें नये लोग स्वीकार करने वाले, तो अलग बातें 
है । यही बुद्ध के साथ होगा, यही कृष्ण के साथ होगा | होने का कारण है। 
क्योंकि हम कर्मों को पकड़ कर बैठ जाते हैं | कर्म तो राख की तरह हैं, घृछ की 
तरह हैं । टृट गये पत्ते हैं वृक्षों के, सूख गये हैं वृक्षों के पत्ते, उनसे वृक्ष नहीं नापे 
जाते | वृक्ष में प्रतिपल नये अंकुर आ रहे हैं। वही उसका जीवन है, भरे पत्ते 
उसका जीवन नहीं हैं । सूखे पत्ते तो अब बताते ही यही हैं कि अब वे वृक्ष के लिए 
व्यर्थ होकर बाहर गिर गये हैं। सब कर्म आपके सुख पत्ते हैं। वे बाहर गिर जाते 
हैं । भीतर तो जीवन प्रतिपल नया और हरा होता चला जाता है, वह डायनमिक 
है । हम सूखे पत्तों को इकट्ठा कर छेते हैं भौर सोचते हैं वृक्ष को जान लिया। 
सूखे पत्तों से वृक्ष का क्या लेना देना है ? वृक्ष का संबंध तो आण की सतत्‌ 
चारा से है, जहाँ नये पत्ते प्रतिपल अंकुरित हो रहे हैं। और नये पत्ते कैसे 
अंकुरित होंगे, नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वृक्ष सोच-सोच कर पत्ते नहीं 
मिकालता । वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। सूरज कैसा होगा, हवाएँ कैसी होंगी, 
वर्षा कैसी होगी, चाँद तारे कैसे होंगे, यह इन सव पर निर्भेर करेगा । उस 
सबसे पत्ते निकलेंगे ! टोटल से निकलेगा सब, समग्र से मिकलेगा सव । महावीर 
जैसे लोग कार्मिक में जीते हैं, समग्र में जीते हैं ॥ कुछ नहीं कहा जा सकता हूँ 
कि वे क्‍या करेंगे। हो सकता है जिस पर बलात्कार हो रहा है, उसको डॉटें- 
डपटें । लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है । 


(६) सनीबेग और झुल्छा नसरुदूदीन 


एक गाँव से । देखा कि एक छोटे से आदमी 


मल्‍ला नसरुद्दीन गुजरता है 
है, उसकी छाती पर चढ़ा 


की एक वड़ा तगड़ा आदमी अच्छी पिठाई कर रहा 


महावीर - वाणी १६७ 


बैठा है । मुल्ला को बहुत गुस्सा जा गया। मुल्ला दोड़ा और तगड़े जादमी पर 
दृठ पड़ा। तगड़ा आादमी काफी तगड़ा था, मुल्ला के लिए काफी पड़ रहा था। 


मुल्ला किसी तरह उसको नीचे गिरा पाया। दोनों ने मिलकर उसकी अच्छी 
मरम्मत की । 


जैसे ही वह छोटा आदमी छूटा, फौरन निकल भागा। वह तगड़ा आदमी 
बहुत देर से कह रहा था कि मेरी सुन ले, लेकित मुल्ला इतने गुस्से में था कि 
सुने कँसे । जब वह छोटा निकल भागा, तब मुह्ला ने कहा, छू बंया कहता है 


वह बोला कि वह मेरी जेव काटकर भाग गया है। मेरी जेब काट रहा था 


उसी में तो झगड़ा हुआ और तूने उल्टे मेरी कुठाई कर दी और उप्तको 
निकाल दिया । 


मुल्ला ने कहा, यह तो बहुत बुरी बात हैं। लेकित तूने पहले क्‍यों 
नहीं कहा ? 


उस आदमी ने कहा, मैं बार-बार कह रहा था, लेकिन तू सुने तव न ! 
तू तो एकदम पिटाई में लग गया। 


जिन्दगी बहुत जटिल है। वहाँ जो पिट रहा है, यह जरूरी नहीं कि च्‌ह्‌ 
पिठने के योग्य न हो । और जो पीट रहा है, यह भी जरूरी नहीं हैं कि वह 
विचारा गलत ही कर रहा हो। मुल्ला ने कहा, उस आदमी को में ढूंढ गा । और 
ढूंढ़ा भी। जो जेब काटकर भागा था, वह मुलला को मिल गया। जो भनी- 
बैग उसने चुराया था, मुल्छा को लाकर दे दिया। बोला, तू संभाल, असली 
मालिक तू ही है, क्योंकि मैं तो पिट गया था, बचाया तूने । सो मालिक तू। 
जिन्दगी ऐसी जटिल है। और महावीर जैसे व्यक्ति उसकी पूरी जटिलता में 
उसे देखते हैं। और जब वह उसकी पूरी जटिलता में दिखायी पड़ती है तो 


क्या होगा उनसे, कहता आसान नहीं है। और प्रत्येक घटना में जटिलता 
बदलती चली जाती है। डायमेमिक बहाव है । 


(१०) संयम क्या है, इ्वांस है 


संयम पर भी आज कुछ समझ लें। क्योंकि महावीर 

ह है उसे धर्म 
महत्वपूर्ण चूत कहते हैं। अहिसा भात्मा है, संगम जैसे इवांस है बज 
देह । महावीर ने शुरू किया, तो कहा अहिंसा संयमो तदो । तप अधि 


श्ट्ष्र महावीर - वाणी 


कहा, संयम बीच में कहा, अहिंसा पहले कहा । हम जब भी देखते हैं तप हमें 
पहले दिखायी पड़ता है । संयम पीछे दिखायी पड़ता है । अहिसा तो शायद ही 
दिखायी पड़ती है। बहुत सुश्किल' हैं दिखायी पड़ना। महावीर भीतर से 
बाहर की तरफ चलते हैं, हम बाहर से भीतर की तरफ चलते हैं। इसलिए 
हम तपस्वी की जितनी पूजा करते हैं उतनों अहिसक की न कर पायेंगे । क्योंकि 
तप हमें दिखाई पड़ता हैं, वह देह जैसा बाहर है। अहिंसा गहरे में है। वह 
दिखायी नहीं पड़ती, वह अहृर्य है । संयम का हम अनुमान लगांते हैं। जब 
हमें कोई तपस्वी दिखायी पड़ता है तो हम समभते हैं, संयमी है। नहीं तो तप 
कैसे करेगा। जब कोई हमें भोगी दिखायी पड़ता है तब हम समझते हैं, 
असंयमी है, नहीं तो भोग कैसे करेगा । जरूरी नहीं है ऐसा । तपस्वी भी 
असंयमी हो सकता है और ऊपर से दिखायी पड़ने वाला भोगी भी संयमी हो 
सकता है। इसलिए संयम का हम सिर्फ अनूमान छमाते हैं तब हमें साफ दिखायी 
पड़ जाता है । वह अनुमान हमारा ऐसा ही है जैसे रास्ते पर गिरा हुआ पानी 
देखकर हम सोचें कि वर्षा हुई होगी । लेकिन स्युनिसिपल की मोठर भी पानी 
गिरा सकतो है। तकंशास्त्र की पुरानी किताबों में लिखा है कि जहाँ-जहाँ 
पानी गिरा दिखायी पड़े, समझवा कि वर्षा हुई होगी, क्योंकि उस बकत 


म्थुनिसिपल की मोठर नहीं थी । 


इसी तरह हम अनुमान लगाते हैं कि जो आदमी तप कर रहा है, वह 
संयमी है । लेकिन जरूरी नहीं । तप करनेवाला असंयमी हो सकता है। यचपि 
संयमी के जीवन में तप होता है, लेकिन तपस्वी के जीवन में संयम का होना 
आवश्यक नहीं है। महाबीर भीतर से चलते हैं, क्योंकि वहीं प्राण है और वहीं 
चलना उचित हैं। क्षुद्र से विराट की तरफ जाने में सदा भूरे होती हैं। विराट से 
क्षुद्र की तरफ जाने में कभी भूल नहीं होती । क्‍योंकि क्षुद्र से जो विराट की 
तरफ चलता है वह क्षुद्र की धारणाओं को विराट तक ले जाता है । उसकी 
संकीर्ण दृष्टि को वह खींचता है, उससे भूल होती है । 


संयभ का पहले तो हम अयथे समझ लें । संयम से जो समझा जाता रहा हूँ, 
वह महावीर का प्रयोजन नहीं हैं । जो आमतौर से समका जाता है उत्तका 
अर्थ है--निरोध, विरोध, दमन, नियंत्रण, कंट्रोल । ऐसा भाव हमारे मन में बैठ 
गया है संयम के लिए । कोई आदमी अपने को दबाता है, रोकता है, वृत्तियों को 
बाँधता है, नियंत्रण में रखता है तो हम कहते हैं संयमी है ! संयम की हमारी 


महावीर - वाणी १६६ 


परिभाषा बड़ी निषेधात्मक है, वड़ी निगेटिव है। उसका कोई विधायक रूप 
हुमारे ख्याल में नहीं है। एक आदमी कम खाना खाता है, तो हम कहते हैं कि 
संयमी है एक आदमी कम सोता है, तो हम कहते हैं संयमी है। एक आदमी 
विवाह नहीं करता है तो हम कहते हैं कि संयमी है। एक आदमी कम कपड़े 
पहनता है, तो हम कहते हैं संगमी है । सीमा बनाता है, तो हम कहते हैँ संयमी 
हैं । जितना निपेघ करता है, जितना सीमा बनाता है, जितना तियंत्रण करता हैं, 
जितना वाँधता है अपने को, हम कहते हैं उतना ही संयमी है । लेकिन मैं माप 
से कहता हूँ कि महावीर जैसे व्यवित जीवन को निपेध की परिभापाएँ नहीं देते । 
क्योंकि जीवन निषेध से नहीं चलता है । जीवन चलता हैं विधेय से, पाजिटिव 
से । जीवन की सारी ऊर्जा विधेय से चलती है। तो महावीर की यह परिभाषा 
नहीं हो सकती । महावीर की परिभाषा संयम के लिए तो बड़ी ही विधेय होगी, 


बड़ी विधायक होगी, सशक्त होगी, जीवन्त होगी, इतनी मुर्दा नहीं हो सकती 
जितनी हमारी परिभाषा है । 


इसीलिए हमारी परिभाषा मानकर जो संयम में जाता है, उसके जीवन का 
तेज बढ़ता हुआ दिखायी नहीं पड़ता, क्षीण होता हुआ मालूम पड़ता है। 
मगर हम कभी फिक्र नहीं करते हैं, हम कभी ख्याल नहीं करते हैं कि महावीर ने 
जिस संयम की वात कही है, उससे तो जीवन की महिमा बढ़ती चाहिए, उससे 
तो प्रतिभा और आभामंडित होनी चाहिए। लेकिन जिनको हम तपस्वी कहते हैं 
उनकी “आइ क्यू' की कभी जांच करवायी कि इनको बुद्धि का कितना मंक बढ़ा ? 
इनकी बुद्धि का अंक और कम हो जायेगा। लेकिन हमें प्रयोजन नहीं कि इसकी 


प्रतिभा नीचे गिर रही है | हमें प्रयोजन है कि रोटी कितनी खा रहे हैं, कपड़ा 
कितना पहन रहे हैं । 


(११) पैर छूटने का प्रमाणपत्न 


एक साधु मेरे पास जाये थे। वे मुझसे कहने लगे कि आपकी बात मझे 
ठोक लगती है। में छोड़ देना चाहता हूँ यह परम्परागत साधुता । लेकिस में ; 
चड़ी मुहिकल में पडंगा। अभी करोड़पति भेरा पैर छता है। कल बह मुझे 
पहरेदार की नौकरी भी देने को तैयार नहीं हो सकता। क्री सोचा है मापने 
कि जिसके पैर छूते हैं अगर घर में वर्तत मलने के लिए आपके पास आये तो 
आप कहेंगे सर्टिफिकेट हैं ? कहाँ करते थे नौकरी पहले ? कहाँ तक पढ़े हो ? 
चोरो-चपाटी तो नहीं करते ? लेकिन पैर छूने में किसी प्रमाणपत्र की जरूरत 


१७० महावीर - वाणी 


नहीं । इतना प्रमाणपत्र काफी होता है कि आपकी बुद्धि को समझ में आ 
जाय कि यह संयमी है । संयम का जैसे अपने में हमने कोई मूल्य समझ रखा है 
कि जो अपने को रोक लेता हैं वह संयमी है। रोक लेते में जैसे अपना कोई गुण 
है। नहीं, जीवन के सारे गुण फैलाव के हैं। जीवन के सारे गुण विस्तार के 
हैं। जीवन के सारे गुण विधायक उपलब्धि के हैं, निषेध के नहीं हैं। महावीर 
के लिए संयम और है। उसकी तो वात हम करें ही, लेकिन हम जिसे संयम 
समभते हैं उसका भी ख्याल करलें। ' 


हमारे लिए संयम का अर्थ है अपने से लड़ता हुआ आदमी । महावीर के 
लिए संयम का अर्थ है, अपने साथ राजी हुआ आदमी । हमारे लिए संयम का 
अर्थ है अपनी बृत्तियों को सँभालता हुआ आदमी । महावीर के लिए सयम 
का अर्थ है अपनी वृत्तियों का मालिक हो गया है वह। सँभालता तो वही है जो 
मालिक नहीं है। सँभालना पड़ता ही इसलिए है कि वृत्तियाँ अपनी मालकियत 
रखती हैं। लड़ना पड़ता इसलिए है कि आप वृत्तियों से कमजोर हैं। अगर 
आप वृत्तियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो छड़ने की जरूरत नहीं रहती। 
वृत्तियाँ अपने से गिर जाती हैं। महावीर के लिए संयमी का अर्थ है आत्मवान । 
इतना आत्मवान कि चृत्तियाँ उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पातीं। आवाज 
भी नहीं दे पाती । उसका इशारा पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि उसे क्रोध को 
दबाना पड़ता है ताकत लगाकर। क्योंकि जिसे ताकत लगाकर दवाना पड़े, 
उससे हम कमजोर हैं। और जिसे हमने ताकत लगाकर दवाया है, उसे हम 
कितना ही दवायें, दवा न पायेंगे । वह आज नहीं कल टूटता ही रहेगा । फ़ूठता 
ही रहेगा, बहता ही रहेगा । महावीर कहते हैं संयमी का अर्थ है आत्मवान। 
इतना आत्मवान कि करों यह क्षमता नहीं जुटा सकता है कि उसके सामने 
आ जाय । ः 

(१२) आपने पुलिस को खबर नहीं की £ 

एक कालेज में मैं था । वहाँ एक मजेदार घंटना घटी थी । उस कालेज 
के प्रिसिपल बहुत शक्तिशाली आदमी ये । वे बहुत दिन से ब्रिसिपल थे । उमन्न 
भी हो गयी रिटायर्ड होने की, लेकिन थे रिटायर नहीं होते । प्राइवेट कालेज 
था । कमेटी के लोग उनसे डरते थे, प्रोफेसर उनसे डरते थे । फिर दस-पाँच 
प्रोफेसरों ने इकट्ठा होकर कुछ ताकत जुटायी। और उनमें से जो सबस 
ताकतवर प्रोफेसर था, उसको भागे बढ़ाने की कोशिश की और कहा कि छुम 


महावीर - वाणी ' १७१९ 


सबसे ज्यादा पुराने भी हो, सीनियर-मोस्ट भी हो, तुम्हें प्रत्तिपल होना 
चाहिए। इस आदमी को अब हटना चाहिए सारे प्रोफेसरों ने ताकत लगायी। 
मैंने उनसे कहा भी कि देखो तुम झंझट में पड़ोगे | क्योंकि में जानता हूँ तुम 
सब कमजोर हो। और जिस आदमी को तुम आगे बढ़ा रहे हो, वह आदमी 
बिल्कुल कमजोर है। फिर भी वे नहीं माने । उन्होंने कहा सब संग्रठित हैं, 
संगठन में शक्ति है। सारे प्रोफेसर प्रिसिपल के खिलाफ इकट्ठे हो गये और 
एक दिन उन्होंने कालेज पर कव्जा भी कर लिया। और जिन सज्जन को घुना 
था उनको थ्रिसिपल की कुर्सी पर बिठा दिया । 


मैं देखने पहुँचा कि वहाँ क्या होने वाला है । जो प्रिंसिपल थे, उन्हें ठीक 
चवत पर, उनके घर पर खबर कर दी गयी कि ऐसा-ऐसा हुआ । उन्होंने कहा 
हो जाने दो । वे ठीक वक्‍त पर ११ बजे, जैसे रोज आते थे, आये दफ्तर में। 
वे दफ्तर में आये तो जिनको प्रोफेसरों ने विठाया था, उस आदमी ने उठकर 
नमस्कार किया और कहा, जाइए बैठिए | वह तत्काल' हट गया वहाँ से । उस 
व्िसिपल ने पुलिस को खबर नहीं दी, जब कि उन लोगों ने खबर कर रखी 
थी कि शायद कोई गड़बड़ हो । मैंने उनसे पूछा कि आपने पुलिस को खबर 
नहीं की ? उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए पुलिस को खबर ? भरे, इनको 
जो करना है करने दो । 


(१४६) संयम और दैंथे हुए घोड़े की छूगाम 


शक्ति जब स्वयं के भीतर होती है तो वृत्तियों से लड़ना नहीं पड़ता । 
चृत्तियाँ आत्मवान व्यक्ति के सामने सिर भुकाकर खड़ी हो जाती हैं। वे तो 
कमजोर आत्मा के सामने सिर उठाती हैं। इसलिए जो हमने आमतौर से सुन 
रखी है परिभाषा संयम कौ--कि जैसे कोई सारथी रथ में बैठे हुए घोड़ों को 
लगामें पकड़े बैठा हुआ है--ऐसा अर्थ संयम का नहीं है, वह दमन का हैं और वह 
गलत है। संयम का महावीर के लिए अर्थ है--जैसे कोई शक्तिवान अपनी 
शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। उसका शवित में प्रतिष्ठित होना ही, उसका अपनी 
ऊर्जा में होता ही वृत्तियों का निवेछ और नपुंसक हो जाना है, इम्पोटेंट हो जाना 
है। महावीर अपनी कामवासना पर वश पाकर ब्रह्मचयें को उपलब्ध नहीं होते । 
अह्मचये की भी ऊर्जा है। उससे कामवासना सिर उठा नहीं पाती। महावीर 
अपनी हिंसा से लड़कर अहिंसक नहीं बनते, अधहिसक हैं इसलिए हिसा सिर नहीं 
उठा पाती । महावीर अपने क्रोध से लड़कर क्षमा नहीं करते । क्षमा की इतनी 


श्र महाचौीर - वाणी 


शवित है कि क्रोध को उठने का अवसर कहाँ है ! महावीर के लिए स्वयं की 
शक्ति से परिचित हो जाना संयम है। 

संयम इसे क्‍यों नाम दिया है ? संयम नास बहुत अर्थपूर्ण है। और संयम 
का शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में जितनी भी किताबें लिखी गयी हैं 
ओर संयम के बाबत जिन्होंने भी लिखा है, उन्होंने उसका अनुवाद “कंद्रोल' 
किया है, जो कि गलत है। अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द है, जो संयम का अनुवाद 
बन सकता है। लेकिन वह भापाशास्त्री को ख्याल में नहीं आयेगा। क्‍योंकि 
भाषा की दृष्टि से वह ठीक नहीं हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है ट्रेंक्बेलिटी, वह 
संयम का अर्थ हो सकता है। संयम का आर्थ है इतना शान्त कि जो विचलित 
नहीं होता। संयम का अर्थ है अविचलित, निष्कम्प। संयम का अर्थ है ठहरा 
हुआ । गीता में कृष्ण ने जिसे स्थितिप्रज्ञ कहा हैं, महावीर के लिए वही संयमी 
है | संयमी का अथ है ठहरा हुआ, अविचलित, निष्कम्प, जो डाँवाडोल नहीं होता ! 
जो यहाँ-वहाँ नहीं डोलता रहता, जो कंपित नहीं होता रहता | जो अपने में 
ठहरा हुआ है। जो पैर जमाकर अपने में खड़ा हुआ है । 


इसे हम और दिद्या से समझें, तो ख्याल में आ जायेगा | अगर संयम का 
ऐसा अर्थ है तो असंयम का अर्थ हुआ कंपन, वेवरिंग, द्वेम्वलिंग । जो कंपता 
हुआ मन है, उसका नियम है कि वह एक अति से दूसरी अति पर चला 
जाता है। अगर कामवासना में जायेगा तो अति पर चला जायेगा । फिर 
ऊवबेगा, परेशान होगा । सब वासनाएँ उबा देती हैं, सब बासनाएँ घवड़ा देती 
हैं। क्योंकि उनसे मिलता कुछ नहीं है। मिलने के जितने सपने थे, वह और 
दृट जाते हैं। सिवाय विफलता और विषाद के कुछ हाथ नहीं लगता। त्तो 
बासना घिरा मन अति पर जाता है फिर वासना से ऊब जाता है, घबड़ा जाता 
हैं और तब दूसरी अति पर चला जाता हैं, जहाँ बह वासना के विपरीत खड़ा 
हो जाता है। कल तक ज्यादा खाता था, फिर एकदम अनशन 


लगता है । 


शन करने 


(१४) ओवरफेड समाज का अनशन 


और इसलिए घ्याव रखिये, अनशन की घारणा सिर्फ ज्यादा भोजन हे 

्ट आठ 5 बच रा घृः ले 

लब्ध समाजों में होती है। अगर जैनियों को उपवास और अनशन 5 
करता है तो उसका कारण यह नहीं कि महावीर को वे समझ गये है 


तेवर मेक 
उत्तका क्या मतलब है । उसका कुल मतलब इतना है कि वह “आाः फड 


महावीर - वाणी १७३ 


समाज हैं। उनको ज्यादा खाने को मिला हुआ है, और कोई कारण नहीं । 

कभी आपने देखा हैं कि गरीब का जो घामिक दिन होता हैं उस दिन वह 

अच्छे खाने बनाता है। और अमीर का जो घामिक दिन होता है उस दिन वह 

उपवास करता है। अजीब मजा हैं कि जितने गरीब धर्म हैं दुनिया में उनका 

उत्सव का दिन ज्यादा भोजन का दिन है। जितने अमीर धर्म हैं दुनिया में, 

उनके उत्सव का दिन उपवास का दिन हैं। जहाँ-जहाँ भोजन बढ़ेगा, वहाँ-वर्हा 
उपवास का 'कल्ट' बढ़ता है। अमरीका में आज उपवास का जितना कल्ट है, दुनिया 
में और कहीं नहीं है । अमरीका में जितने लोग उपवास की चर्चा करते हैं और 
फास्टिग की सलाह देते हैं और नेच्चुरोपेथी की भोर उत्सुक होते हैं, उतमे 
दुनिया में कहीं भी नहीं । उसका कारण है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हैं कि 

आय महावीर को समझकर उपवास के लिए उत्सुक हो रहे हैं ॥ आप ज्यादा 

खा गये हैं इसलिए उत्सुक हो रहे हैं। दूसरी अति पर चले जायेंगे। पर्यूषण 

आयेगा, आठ दिन, दस दिन, आप कम खा लेंगे और दस दिन योजनायें वनायेंगे 
आगे खाने की । और दस दिन बाद पागल की तरह टूटेंगे और ज्यादा खा 
जायेंगे और बीमार पड़ेंगे । फिर अगले वर्ष यही होगा 


(१४५) उपचास से आपको मिलता क्‍या है ? 


सच तो यह है कि ज्यादा खानेवाला जब उपवास करता है तो उसको कुछ 
उपलब्ध नहीं होता है, सिवाय इसके कि उसको भोजन करने का रस फिर से 
उपलब्ध होता है, रिओरिएंटेशन हो जाता है । आठ दस दिन भूखे रह लिये 
तो स्वाद जीभ में फिर आा जाता है। महावीर कहते हैं उपवास में रस से मुक्ति 
होनी चाहिए, लेकिन इनका रस और प्रगाढ़ हो जाता है। उपवास में सिवाय 
रस के चावत आदमी और कुछ भी नहीं सोचता है, रस पर चिम्तन चलता है 
और थोजना बनती है। भूख लगती है, जौर कुछ नहीं होता । मर गयी भख, 
इस्टेल हो गयी भूल, सजीव हो जाती है। दस दिन के बाद आदमी टट 
पड़ता है. भोजन पर। अति पर जाता है मन। और असंयम है एक अति घ्चे 
चूसरी अति, अति पर डोलते रहना । फ्राम वन एक्सट्रीम टु दि अदर। संयम 
का अथे है सध्य में हो जाना। अनति--'नो एक्सद्रीम' । 


अगर हम समभते हों कि ज्यादा भोजन असंयम है, तो में आपसे कहता हें 
कि कम भोजन भी असंयम है दूसरी अति पर । सम्यक्‌ आहार संयम है, छेकित 
ऐसा आहार बड़ी मुश्किल चीज है। ज्यादा भोजन करना चहुत आसान है। 


१७छ मद्दावीर - वाणो 


बिल्कुल भोजन न करना बहुत आसान हैं। ज्यादा खा लेना आसान 
है, कम खा लेना आसान है। सम्यक्‌ आहार अति कठिन है। क्योंकि 
मन जो है, वह सम्यक्‌ पर रुकता ही नहीं है। और महावीर की 
शब्दावली में अगर कोई छाव्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो चह सम्यक है । 
सम्पक्‌ का अर्थ है 'इन दि मिडरू, नेवर टु द एक्सदट्रीम' | कभी अति पर नहीं, 
सम्यक्‌ पर, जहाँ सब चीजें सम हो जाती हैं। जहाँ अति का कोई तनाव नहीं 
रह जाता, जहाँ सब चीजें ट्रेंकवे लिटी को उपलब्ध हो जाती हैं। जहाँ त इस 
तरफ खींचे जाते हैं, न उस तरफ । जहाँ दोनों के मध्य में खड़े हो जाते हैं | वह 
जो सम स्वर है जीवन का, सभी दिशाओं में, उस समस्वरता को पा लेना 
संयम हैं। हम उसे कभी न पा सकेंगे । क्योंकि हम निषेध करते हैं। तिषेध में 
हम दूसरी अति पर हो जाते हैं। निषेध के लिए दूसरी अति पर जाता जरूरी 
होता है । 
(१६) झुनाव-क्षेत्र में नसरुद्दीन का दौरा 
सुना है मुल्ला नसरुद्दीत एक चुनाव में खड़ा हो गया | दौरा कर रहा था 
अपने चुनाव क्षेत्र का। बड़े नगर में आया, जो केन्द्र था चुनाव क्षेत्र का । 
मित्रों से मिला । एक मित्र ने कहा कि फर्ला आदमी तुम्हारे खिलाफ ऐसा-ऐसा 
बोलता था। 
मुल्ला जितनी गाली जानता था, सब दीं । 
उसने कहा वह आदमी कोई आदमी है, शैतान की ओऔलछाद है। और एक 
दफा भुझे चुन जाने दो, उसे नके भिजवा के रहेंगा । 
उस मित्र ने कहा कि मैंने तो सिर्फ सुना था कि मुल्ला, तुम बहुत अच्छी 
गालियाँ देते हो, इसलिए मैंने यह्‌ कहा । वह भादमी तुम्हारा बड़ा प्रशंसक है। 
मुल्ला ने कहा कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह देवता है। एक दफा 
मुझे चुन जाने दो, देखना--मैं उसकी पुजा करवा दूँगा, मंदिरों पर बिठा 
दूँगा, बह आदमी देवता है । 
उस आदमी ने कहा, मुल्ला तुम इतनी जल्दी बदल जाते हो ? 
मुल्ला ने कहा, कौन नहीं बदल जाता ? सभी बंदर जाते हैं। मन ऐसा 
हो बदलता है । जो आज रूप की देवी मालूम पड़ती है, कल वही साक्षात्‌ 
कुखपता मालूम पड़ती है । 


महावीर- वाणी पर 


मन तत्काल एक अति से दूधरी अति पर चला जाता है । जिसे आज बाप 
बिखरों पर विठालते हैं कल उसे आप धाटियों में उतारते हैं। मन बीच में नहीं 
झुकता । क्योंकि मन का अर्थ है तनाव, टेंशन । बीच में रहेंगे, वो तनाव तो 
होगा नहीं । जब तक्क अति पर न हों, तव तक तनाव नहीं होता । १३४ णक 
अति से दूसरी अति पर सन डोलता रहता है । मन जी ही सकता है भति में । 
संगम में तो समाप्त हो जाता है। इसलिए जव जाप कहते हैँ, फर्ला आदमी के पाप्त 
बहुत संयमी मन है, तब आप विलकुल गलत कहते हैं। संयमी के पास मन 
होता ही नहीं । इसलिए जेन वौद्धों में जो फकीर है, वे कहते हैं संगम तभी 
उपलब्ध होता हैं जब 'नो माइंड' उपलब्ध होता है, जब मत नहीं रह जाता 
है। कबीर ने कहा है जब ज-मन अवस्था भाती है, नो-माइंड की, मन नहीं रहे 
जाता, तभी संयम उपलब्ध होता है। अगर हम ऐसा कहें कि मत ही असंयम 
है तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। ठीक ही होगा । मन ही असंयम हैं। मन का 
पनियम हैं तनाव, खिचे रहो। खिंचे रहो इसके लिए जरूरी हैं कि भति पर 
रहो, नहीं तो लिचे नहीं रद्दोगे । अति पर रहो, तो खिचाव बना रहेगा, 
तनाव बना रहेगा, चित्त तना रहेगा। और हम सब ऐसे लोग हैं कि 
जितना चित्त तता रहे, उतना ही हमें लगता हैं कि हम जीवित हैं । अगर चित्त 
में कोई तनाव न हो, तो हमें लगता है कि हम मर न जायें, खोने 
जायें। जो लोग ध्यान में गहरे उतरते हैं, वे मुझसे कहने लगते हैं कि अब तो 
बहुत ढर लगता है। ऐसा छगता हैं कि कहीं मर न जायें । मरने का कोई सवाल' 
ही नहीं हैं ध्यान में । लेकिन डर लगने का सवाल है । डर इसलिए लगता है कि 
जैसे-जैसे ध्यान गहरा होता है, मन शून्य होता है। और जब मन शून्य होता है 
( हमने तो अपने को मन ही समभा हुआ है ) तो लगता है हम मरे, मिट 


न जायें, अगर अति छोड़ देंगे तो समाप्त न हो जायें । गति कहाँ रहेगी, फिर 
तो हम समाप्त ही हो जायेंगे। 


(१७) ग्रीन का येत्र ओर मन की प्रकाश रेखाएँ: 


डा० भ्रीन ने अमरीका में एक यंत्र बनाया हुआ है--फीड बैक यंत्र, बड़ा 
कीमती है। आज नहीं कल उसे सभी मंदिरों हे छग जाने चाहिए, सभी 
गिरिजापरों में, सभी चर्चो में । एक ऐसा यंत्र है, जिसपर कुर्सी पर आदमी 
बैठ जाता है और सामने उसकी कुर्ती पर पर्द लगा होता है। उस पर्दे पर धर्मा- 
भोटर की तरह प्रकाश घटने बढ़ने लगते हैं । दो रेखाओं में प्रकाश ऊपर बढ़ता 


१७४ मद्दावीर - वाणी 


बिल्कुल भोजन न करना बहुत आसान हैं। ज्यादा खा लेना आसान 
है, कम खा लेना आसान' है। सम्यक्‌ आहार अति कठिन है। क्योंकि 
मन जो है, वह सम्यक पर रुकता ही नहीं है। और महावीर की 
शब्दावली में अगर कोई छाव्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह सम्यक है। 
सम्यक्‌ का अर्थ है 'इन दि मिडल, नेवर टुद एक्सट्रीम' । कभी अति पर नहीं, 
सम्यक्‌ पर, जहाँ सब चीजें सम हो जाती हैं। जहाँ अति का कोई तनाव नहीं 
रह जाता, जहाँ सब चीजें ट्रेकवबेलिटी को उपलब्ध हो जाती हैं। जहाँ न इस 
तरफ खींचे जाते हैं, न उस तरफ । जहाँ दोनों के मध्य में खड़े हो जाते हैं । वह 
जो सम स्वर है जीवन का, सभी दिद्ञाओं में, उस समसस्‍्वरता को पा लछेवा 
संयम हैं। हम उसे कभी न पा सकेंगे । क्योंकि हम निषेध करते हैं। निषेध में 
हम दूसरी अति पर हो जाते हैं। निषेध के लिए दूसरी अति पर जाना जरूरी 
होता है । 
(१६) झुनाव-क्षेत्र में नसरूद्दीन का दौरा 
सुना है मुल्ला नसरुद्वीन एक चुनाव में खड़ा हो गया । दौरा कर रहा था 
अपने चुनाव क्षेत्र का। बड़े नगर में आया, जो केर्द्ध था छुवाव क्षेत्र का। 
'मित्रों से मिला | एक मित्र ने कहा कि फर्ला आदमी तुम्हारे खिलाफ ऐसा-ऐसा' 
बोलता था। 
मुल्ला जितनी गाली जानता था, सब दीं । 
उसमे कहा वह आदमी कोई आदमी है, दौतान की गौलाद है। और एक 
दफा सुझे चुन जाते दो, उसे नके भिजवा के रहेंगा। 
उस मित्र ने कहा कि मैंने तो सिर्फ सुना था कि मुल्ला, तुम बहुत अच्छी 
गालियाँ देते हो, इसलिए मैंने यह कहा । वह भादमी तुम्हारा बड़ा प्रशंसक है । 
मुल्ला ने कहा कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह देवता है। एक दफा 
मुझे चुन जाने दो, देखना--मैं उसकी पूजा करवा दूँगा, मंदिरों पर बिठा 
दूंगा, वह आदमी देवता है । 
उस आदमी ने कहा, मुल्ला तुम इतनी जल्दी बदल जाते हो ? 
मुल्‍्ला ते कहा, कौन नहीं वदल जाता ? सभी बदल जाते हैं। मन ऐसा 
हो बदलता है। जो आज रूप की देवी मालूम पड़ती है, कल वही साक्षात्‌ 
कुरूपता मालूम पड़ती है । 


महावीर - वाणी १७ 


मन तत्काल एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। जिसे आज आप 
पशखरों पर विठालते हैं कल उसे आप घाटियों में उतारते हैं । मन वीच में नहीं 
झुकता | क्योंकि मन का अर्थ है तनाव, टेंशन । बीच में रहेंगे, तो तनाव तो 
होगा महीं । जब तक बति पर न हों, तव तक तनाव नहीं होता । इसलिए रे 
भ्रति से दूसरी अति पर सन डोलता रहता है । मन जी ही सकता है अति में। 
संपम में तो समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप कहते हैं, फर्लां भादमी के पास 
बहुत संयमी मन है, तब्र आप बिलकुल गलत कहते हैं। संगमी के पास भन 
होता ही नहीं । इसलिए जेन बौद्धों भें जो फकीर हैं, वे कहते हैं संयम तभी 
उपलब्ध होता हैं जब 'नो माइंड' उपलब्ध होता है, जब मन नहीं रह जाता 
हैं। कबीर ने कहा है जब अ-मन अवस्था थाती है, नो-माइंड की, मन नहीं रह 
जाता, तभी संयम उपलब्ध होता है। अगर हम ऐसा कहें कि मन ही असंयम 
है तो कुछ भतिशयोक्ति न होगी। ठीक ही होगा । मन ही असंयम है । मेन का 
नियम हैं तनाव, खिचे रहो। जिचे रहो इसके लिए जरूरी है कि अति पर 
रहो, नहीं तो खिंचे नहीं रहोगे। अति पर रहो, तो खिंचाव बना रहेगा, 
तनाव बना रहेगा, चित्त तना रहेगा । और हम सब ऐसे छोग हैं कि 
जितना चित्त तना रहे, उतना ही हमें लगता है कि हम जीवित हैं। अगर वित्त 
में कोई तनाव न हो, तो हमें लगता है कि हम मर न जायें, खो न 
जायें । जो लोग ध्यान में गहरे उतरते हैं, वे मुझते कहने लगते हैं कि अब तो 
बहुत ढर लगता है । ऐसा लगता है कि कहीं मर न जायें । मरने का कोई सवाल 
ही नहीं हैं ध्याव में | लेकिन डर लगने का सवाल है । डर इसलिए लगता है कि 
जैसे-जैसे ध्यान गहरा होता है, मन शून्य होता है। और जब मन शून्य होता है 
( हमने तो अपने को मन ही समझा हुआ है ) तो लगता है हम मरे, मिट 


न जायें, जगर अति छोड़ देंगे तो समाप्त न हो जायें । गति कहाँ रहेगी, फिर 
'तो हम समाप्त ही हो जायेंगे। 


(१७) ग्रीन का यंत्र और मन की प्रकाश रेखाएँ 


मत है। बाद हुआ है---फीड बैंक यंत्र, बड़ा 
री आाराशाायातक गा के है पं मे .....2.........न्‍्न्‍ मी >नननलनथत, 
कीमती हैं। आज नहीं कल उसे सभी मंदिरों में छग॒ जाना चाहिए, सभी 


'गिरिजापरों में, सभी चर्चो में । एक ऐसा यंत्र है, जिसपर कुर्ती पर आदमी 
बैठ जाता है और सामने उसकी कुर्सो पर पर्दा लगा होता है। उस पर्दे पर थर्मा- 
-औीटर को तरह प्रकाद् घटने बढ़ने छगते हैं। दो रेखाओं में प्रकाश ऊपर बढ़ता 


रै७६ महावीर - वाणी 


है । जैसे थर्मामीटर का पारा ऊपर बढ़ता है। आपके मस्तिष्क में दोनों तरफ- 
खोपड़ी पर तार बाँध दिये जाते हैं। वे तार उन प्रकाशों से जुड़े होते हैं । गौर 
गापका मन जब अतियों में चलता है, तो एक रेखा बिल्कुल आसमान छूने 
सगती है। दूसरी जीरो पर हो जाती हैं। बहुत अद्भुत, महत्वपूर्ण यंत्र है 

घह । जब आप सोच रहे होते हैं कामवासना के संबंध में, तव एक रेखा आपकी" 
आसमान छूने लगती है, दूसरी शुन्य हो जाती हैं। सामने पास में ग्रीन खड़ा 
है। वह आपको तस्‍वीरें दिखाता है नंगी औरतों की और आपके मन में 
फामवासना को जयाता है। साथ में संगीत वजता हैं जो आपके भीतर काम- 
वासना को जगाता है। एक रेखा आसमान छने लगती है, दूसरी शुन्य हो जाती 
हैं। फिर तस्वीरें हटठा ली जाती हैं। फिर बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट के 
चित्र दिखाये जाते हैं। फिर संगीत वदलू दिया जाता है और ब्ह्मचर्य का 
फोई सूत्र आदमी के सामने रख दिया जाता है। उससे कहा जाता है ब्रह्म चर्य” 
के संबंध में चिन्तन करो । बस एक रेखा नीचे गिरने लगती है, दूसरी रेखा 
ऊपर चढ़ने लगती है। और तब तक नहीं रुकती आदमी जब तक पहली शून्य 
न हो जाये भीर दूधरी पूर्ण न हो जाये। ग्रीन कहता है यह चित्त की 


सवस्था है | 
है. ५० ॥ शक ः 
(१८) “अहा एकलपीरिएंस' * विज्ञान के आंगत स 


फिर ग्रीन तीसरा प्रयोग करता है । वह कहता है, तुम कुछ मत सोचो # 
न तुम ब्रह्मचर्य के संबंध में सोचो, न तुम कामवासना के संबंध में सोचो ह 
ठुम तो सामने देखो और सिर्फ इतना ही ख्याऊू करो कि यह मेरा मत शर्ते 
हो जाय, ये दोनों रेखाएँ समतुल हो जायें। वह आादमी देखता है, एक रेखा: 
नीचे गिरने लगी, दूसरी ऊपर बढ़ने लगी | इसको “फीड बैक” कहता है प्रीन ३ 
इससे उसकी हिम्मत बढ़ती है कि कुछ हो रहा हैं । इसलिए मैं 28० हूँ कि 
ध्यान के लिए सारे मंदिरों में यह यंत्र लग जाना चाहिए । क्योंकि आपका, 
पता नहीं चलता हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है । पता चले किहो 
रहा हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ती है। तो जितनी उसकी हिम्मत बढ़ती है 
उतनी उसकी रेखाएं करीव आने लगती हैं। वह देखता है, उसको लगता है 
हो रहा है मन शान्त । वह और शान्त होता है, और झान्त हीता हैं। यंत्र मर 
दिखायी पड़ता है कि और शान्‍्त हो रहा है, तो और शान्त होने की हिम्मत 
चढ़ती हैं। वहुत शीच्न पर्वह सिचठ, बीस मितठ, तीस मिनद में दोनों रेखाएं, 


थ्रा 


अद्दावीर - चाणी १७७ 


साथ, समान था जातो हैं। और जब दोनों रेखाएँ समान आा जाती हैं तव वह 
मादमी कहता है। आह, ऐसी शांति कभी नहीं जानी | ऐसा कभी नहीं जाना । 
इसको ग्रीव को एक नया ही धाब्द देना पड़ा। वर्योकि कोई ऐसा शब्द नहीं 
है। इसको कौन-सा अनुभव कहें ? तो वह कहता है जहा एय्सपीरियंस ४ 
जब दोनों रेखाएँ शान्‍्त हो जातो हैं तो आदमी कहता है अहा ! और एक दफा 
यह अनुभव में आ जाये तो संयम का ख्याछ आ सकता है, अन्यथा संयम का 
स्पाल नहीं जा सकता । संयम का जर्थ है चित जहाँ किसी भी अति में न हो 
और “बहा एक्सपीरियंस! में आ जाय, एक अहो भाव रह जाये, एक शान्त 
मुद्रा रह जाये, ती वह संयम है। और यह संगम बड़ी पाजिटिव बात हैं। जब 
दोनों अतियां साथ खड़ी हो जाती हैं, तब दोनों एक दूसरे को काट देती हैं 
और आदमी मुक्त हो जाता है। जोभ और त्याग दोनों संभव हो गये, तो 
फिर आदमी त्यागी भी नहीं होता, लोभी भी नहीं होता । जहाँ तक लोभ 
होता है वहाँ तक बेचैनी होती है, भौर जहाँ त्तक त्याग होता है वहाँ तक भी 
बेचैनी होती है। क्योंकि त्याग उल्टा खड़ा हुआ लोभ ही है, भौर कुछ भी 
नहीं है; बस श्ीर्षाप्न करता हुआ लोभ है । 


(१९) छाम्रवासना का शीर्पांसन 


जब कामवासना मन को पकड़ती है तब भी वेचेनी होती हैं, और जब 
ब्रह्मचय भाकर्षण देता है तब भी वेचैनी होती हैँ। क्‍योंकि ब्रह्मच्य है क्या ? 
उल्टा खड़ा हुआ काम है। शीर्पासन-करता हुआ काम हैँ। वास्तविक ब्रह्मचय 
तो उस दिन उपलब्ध होता हैँ जिस दिन ब्रह्मचर्य का भी पता नहीं रह जाता ॥/ 
वास्तविक त्याग त्तो उस दिन उपलब्ध होता है, जिस दिन त्याग का बोघ भी 
नहीं रह जाता, पता भी नहीं रहता । पता कैसे रहेगा ? जिसके मन में लोभ 
ही न रहा, उसे त्याग का पता कैसे रहेगा ? अगर त्याग का पता है, तो सम 
लो लोभ कहीं न कहीं पीछे छिपा खड़ा है । वही तो पता करवात्ता है | कंट्राल्ट 
चाहिए न पता होते को ! काली रेखा चाहिए न सफेद कागज पर ! काछे 
, ब्लैकबोड्डे पर सफेद चाक चाहिए न ! नहीं तो दिखेगा कँसे ! जब तक आपको 
दिखता हैं कि "मैं त्यागी हैँ" तव तक आप जानना कि भोतर "में लोभी हू 
मजबूती से खड़ा है। नहीं तो दिखेगा कैसे | जब तक आपको लगता है कि मैं 
ब्रह्मचारी हुँ, जब॒ तक जाप चोटी-वोटी वाँधकर तिलक दीका लगाकर जोर 
से घोषणा करते फिरते हैं खड़ाऊं बजा के, कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तब तक आप 


श्ड्प महावीर - वाणी 


सममना कि पीछे उपद्रवः छिपा है। आपकी चोटी देखकर लोगों को सावधान 
हो जाना चाहिए कि खतरनाक आदमी जा रहा है । खड़ाऊंँ वे रह की आवाज 
सुनकर लोगों को सचेत हो' जाना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का दावा कर रहा है, 
बह कामबासना का ही रूप है। संयम उस क्षण को महावीर कहते हैं, जहाँ न 
काम रहा, न ब्रह्मचर्य रहा, न छोभ रहा, न त्याग रहा, न यह अति पकड़ती 
है, न वह अति पकड़ती है। जहाँ आदमी अनति में, मौन में, शान्ति में थिर हो 
गया, जहाँ दोनों विन्दु समाव हो गये और जहाँ एक दूयरे को शवित ने एक 
दूसरे को काटकर शून्य कर दिया । 


(२०) ब्रह्मचारी की कंजूसी 


प्ष॑यम यानी धून्य । और इसलिए संयम सेतु है। संयम के ही माध्यम 4 ॥ 
कोई व्यक्ति परम गति को उपलब्ध होता है। इसलिए संयम को मैंने इवाँठ 
कहा और कारणों से भी श्वांस कहा है । 


आपको झायद पता न हो । आप दवांस में भी असंयमी होते हैं। या त्तो 
क्ाप ज्यादा इवांस छेते होते हैं या कम इवांस छेते होते हैं। पुरुष ज्यादा द्वास 
लेने से पीड़ित हैं, लह्लियाँ कम श्वांस लेने से पीड़ित हैं। जो आक्रामक हैं, वे 
ज्यादा श्वांस लेने से पीड़ित हैं। जो सुरक्षा के भाव में पड़े रहते हैं वह कम 
धवांस लेने से पीड़ित है हममें से बहुत कम लोग हैं, जिन्होंने सच में ही संपमित 
इवांस भी ली हो । और दूसरे काम तो करने बहुत कठिन हैं ही, इवास तो आप 
को लेनी भी नहीं पड़ती । उसमें कोई हानि-छाभ भी नहीं है, लेकिन वह भी 
हम संयमित नहीं लेते ॥ हमारी दर्वांस भी तनाव के साथ चलती है। ख्थाल' 
करें आप कि कामवासना में आपकी इबांस तेज हो जायेगी। उतने ही समय 
में आप साधारण इ्वांस से ढुयुनी और तिगुनी इ्वांस लेंगे, इसलिए पसीना गा 
जायेगा। शरीर थक जायेगा। अब अगर कोई आदमी ब्रह्म चर्ये साधने की 
कोशिश करेगा, तो साथने में वह इवांस कम छेने लगेगा । ठीक विपरीत होगा | 
और होगा ही । असल में जो ब्रह्मचा] है वह एक अर्थ मे, सछ मामलों रे 
कंजूस है। यह नहीं है कि वह बीयं-झ्ित के मामले में कंजुस है । जैसे वह 
कंजूस होता है. सब मामलों में, वैसे वह इंवांस के मांगते में कंजूस हो रे 
है। अगर हम वायोलॉजिकली समझने की कोशिश करें, तो जो ब्रह्मचय के 
कोशिश है, वह एक तरह्‌ की कांस्टिपेशन की कोशिश है । कीष्ठवद्धता हैं वह 


महावीर - वाणी श्ज्६ 


क्ादमी सब चीजों को भीतर रोक लेना चाहता है, कुछ निकल न जाये शरीर 
सै उत्के। तो इवांस भी वह धीमी छेगा। सब चीजों को रोक लेगा। वह 
झरुकाव उसके चारों तरफ व्यक्तित्व में खड़ा हो जायेगा | ये अतियाँ हैं । श्वांस 
की सरलता उस क्षण में उपलब्ध होती है, जब भापको पता ही नहीं लगता 
कि आप इवांस ले रहे हैं। ध्यान में जो लोग गहरे जाते हैं उनको वह क्षण आा 
जाता है, वे मुझसे आकर कहते हैं कहीं श्वांस बन्द तो वहीं हो जायेगी । बन्द 
नहीं होती इवांस । श्वांस चलती रहतो है । लेकिन इतनी छानन्‍्त हो जाती है, 
इतनी समतुल हो जाती है, बाहर जानेवाली श्वांस और भीतर आनेवाली 
दवांस ऐसी समतुरू हो जाती है कि दोनों तराजु वराबर हो जाते हैं । पता 
ही नहीं चलता । क्योंकि पता चलने के लिए थोड़ा बहुत हलन-चलन चाहिए ॥ 
पता चलने के लिए थोड़ी बहुत डगमगाहट चाहिए | पता चलने के लिए थोड़ा 
मृवमेत्ट चाहिएं। वहाँ सब मूवमेन्ट एक अर्थ में थिर हो जाते है। ऐसा नहीं 
कि नहीं चलता । चलता है, लेकिन दोनों तुल्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति 
जितना संयमी होता है, उसकी एवबांस भी उतनी संयमित हो जाती है। या 
जिस व्यक्ति की जितनी इ॒वांस संयरमित हो जाती है उतना उसके भीत 


संयम की सुविधा बढ़ जाती है। इसलिए इवांस पर बड़े प्रयोग महावीण' 
ने किये ॥ ' 


(२१) यह 'सम्यक्‌' क्‍या बला है? 


श्वांस के संबंध में भी अत्यन्त संतुलित, और जीवन के और सारे आयामों 
में भी अत्यन्त संतुलित। महावीर कहते हैँ सम्यक्‌ आहार, सम्यक्‌ व्यायाम, 
सम्यक्‌ निद्रा, सभी कुछ सम्यक्‌ हो। वे नहीं कहते कि कम सोओ, बे नहीं! 
कहते कि ज्यादा सोओ। वे कहते हैं कि उतना ही सोओ जितना सम हैं। थे 
नहीं कहते कम खाओ, ज्यादा खाभो | वे कहते हैं उतना ही खाओ जितना सम 
पर ठहर जाता है | इतना खाभो कि भूख का पता न चले और भोजन का 
भी पता न चले । अगर खाने के बाद भूख का पता चलता है, तो आपने कम 
खाया । और अगर खाने वाद भोजन का पता चलने लगता है तो आपसे 
ज्यादा खा लिया। इतना खाओ कि खाने के बाद भूख का भी पता न चले 
भोर भोजन का, पेट का भी पता व चछे | लेकिन हम दोनों नहीं कर पाते हैं। 
या तो हमें भूख का पता चलता है और या हमें पेट का पता चलता है । 
भोजन के पहले भूख का पता चलता है और भोजन के बाद पेट का पता 


(८० महावीर - वाणी 


चलता है । लेकिन पता चलना जारी रहता है। महावीर कहते हैं पता चलना 
धीमारी है। असल में शरीर के उसी अंग का पता चलता है, जो बीमार होता 
है। स्वस्थ अंग का पता नहीं चलता | सिर दर्द होता है, तो घिर का पता 
घलता है| पैर में काँटा गड़ता है, तो पैर का पता चलता है | महावीर कहते 
हैं, सम्यक्‌ आहार करो कि पता ही न चले । भूख का भी नहीं, भोजन का भी 
नहीं, सोने का भी नहीं, जागने का भी नहीं, श्रम का भी नहीं, विश्राम का भी : 
नहीं । मगर हम दो में से एक ही कर पाते हैं। या तो हम श्रम ज्यादा कर 
लेते हैं या विश्वाम ज्यादा कर लेते हैं । 


कारण क्या हैं इस ज्यादा कर लेने का, कुछ भी ज्यादा कर लेने का ? 
फारण यही है कि ज्यादा कर लेने में हमें पता चलता है कि हम हैं। और हम 
चाहते हैं कि हमें पता चलता *रहे कि हम हैं । महावीर की अहिंसा का अर्थ है 
कि हमें पता ही न चले । ऐबसेंट हो जायें हम, अनुपस्थित । लेकिन हमारा 
मन होता है कि हमें पता चले कि हम हैं । यह भहंक्रार है कि हमें पता चलता 
रहे कि हम हैं। न केवल हमें बल्कि औरों को पता चलता रहे कि हम हैं। वो 
फिर असंयम के सिवाय हमारे लिए कोई मार्ग नहीं रह जाता। इसलिए 
जितना असंयमी आदमी होता है, उतना ही उसका पता चलता है। 


(२५) कहानी का सब्जेक्ट मेंटर 


एमाइल जोला ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि अगर दुनिया में सब 
श्च्छे आदमी हों, तो कथा लिखना बहुत मुश्किल हो जाये | कथातक न मिल्ें। 
भला अच्छे आदमी की जिन्दगी की कोई कहानी होती है? नहीं होती । बुरे 
आदमी की जिन्दगी में कहानी होती हैं॥ उसकी जिन्दगी एक कहानी ही होती 
हैं । अच्छे आदमी की जिन्दगी अगर सच में ही अच्छी है तो शून्य हो जाती है, 
कहानी कहाँ वचती है ! कुछ नहीं बचता हैं। जीसस की जिन्दगी का बहुत 
'क्रम पता है। ईसाई बड़े परेशान रहते हैं क्रि जिन्दगी का बहुत कम कक हैं, 
छेकिन वे कोई उत्तर नहीं दे पाते । जीसस पैदा हुए, इसका पता हैं । फिर 
पाँच साल की उम्र में एक वार मंदिर में देखे गये इसका पता है, फिर तीस 
धाल की उम्र में देखे गये इसका पता है, फिर तैतीस बवाल में सूली लग ग्रयी, 
इसका पता है । बस इतती कहानी है । तीस साल की जिन्दगी का कोई 


पता नहीं । 


महावीर - वाणी श्फर्‌ 


एक ईसाई फकीर मुझसे मिलने आया था। वह कहने छगा कि आप 
अहावीर के संबंध में कहते हैं, वुद्ध के संबंध में कहते हैं, कभी आप क्राइस्ट 
के संबंध में कहेंगे ? वह जो तीस साल हैं, जिनका बिल्कुल पता नहीं है, उनके 
संबंध सें कहें । तो मैंने कहा, थोड़ा तो कहा जा सकता है, लेकिन सच वात 
यह है कि पता न होने का कुल क्रारण इतना है कि जीसस की जिन्दगी में 
कुछ भी नहीं था, 'नो इवेन्ट' । और अगर लोग सूली न लगाते तो ? यह भी 
जीसस की जिन्दगी का इवेन्ट नहीं है, छोगों की जिन्दगी का इवेन्ट हैं। लोगों 
से सूली लगा दी है। इसमें जीसस क्या करें। लेकिन अगर लोग सूली न 
लगाते तो यह भी कथा न होती । लोग न माने, तो सूली लगा दी। सूली 
छगाने वालों ने उनको टिका दिया, नहीं तो जीक्तस का पता ही न चलता 
जमीन पर | जीसस कोरे कागज की तरह आते और बिंदा हो जाते। बहुत | ॥ 
लोग आये और इसी तरह बिदा हो गये हैं। 


अगर हम महावीर की जिन्दगी में भी खोजें तो किस बात का पता है ? 
कभी किसी ने कान में खीलें ठोंक दिये, इसका पता है। लेकिन दिस इज नॉँद 
इवेन्ट इन द महावीस लाइफ । यह महावीर की जिन्दगी की घटना नहीं है, 
धह तो खीलें ठोकने वाले की जिन्दगी की घटना है। इसमें महावीर का क्या 
हाथ है कि कोई आया झभौर महावीर के चरणों में सिर रख दिया। यह भी 
महावीर की जिन्दगी की घटना नहीं है। यह तो सिर रखने वाले की जिन्दगी 
की घटना है। किसी नि चिल्लाकर महावीर को तीर्थंकर कह दिया, यह भी 
महावीर की जिन्दगी की घटना नहीं है। यह भी तो किसी के चिल्लाने की 
चटठना है। मगर हम शुद्ध रूप से महावीर की जिन्दगी खोजने जायें तो कोरा 
कागज हो जायेगा । तो अच्छे आादमी की कोई जिन्दगी नहीं होती है। बुरे 
भादमी की ही जिन्दगी होंती है। इसलिए कहानी लिखनी ही या सितरे कथा 
लिखनी हो, तो बुरे आदमी को चुनना पड़ता है। उसके बिना नहीं चलता, 
उसके बिना बहुत मुद्दिकल हो जायेगा । ; 


(२३) कया आप हीरो बनना पसंद करेंगे ? 


रावण के विना हम रामायरा की कल्पना नहीं कर सकते, राम के बिना 
कर भी सकते हैं। राम की जगह कोई व्‌ व सद भी काम दे सकता है, लेकिन 
रावण अपरिहाये है। उसके बिना कहानो से जान ही निकल जायेगी । वही 
फसली कथा है | लोग समभते हैं राम हैं कथा के केन्द्र, उसके नायक । मैं नहीं 


श्प्र महावीर - वाणी 


समभता । रावण है । हमेशा बुरा आदमी ही हीरो होता है, इसीलिए हीरो 
बनने से जरा बचना। ज़ायक होने के लिए बुरा होना बिल्कूल जरूरी हैं। 
संयमी व्यवित के जीवन से सारी घटनाएँ बिदा हो जाती हैं। और घटनाएँ 
विदा होते ही उसे “मैं हु" यह कहने का उपाय नहीं रह जाता । और हम सव 
कहना चाहते हैं कि मैं हे । इसलिए असंयम हमें जरूरी होता है। कभी ज्यादा 
खाकर हम जाहिर करते हैं कि मैं हूँ। कभी उपवास करके जाहिर करते हैं 
कि में हें । कभी वेदयालय में जाहिर करते हैं कि मैं हूँ, कभी मंदिर में जाकर 
जाहिर करते हैं कि मैं हूँ । लेकिन हमारा जाहिर करना जारी रहता है। मंदिर 
में भी कोई देखने वाला न भाये, तो हमारा जाने का मन नहीं होता है। 


हम वही करते हैं जिसे लोग देखते हैं और मानते हैं कि यह कुछ हो। में 
हैं , इसे बताना है । मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितने छोग इस जमीन पर बुरे 
हो जाते हैं, अगर हम ऐसा समाज वना सकें कि जितना बुरे आदमी को नाम 
मिलता है (छोग उसे बदनाम करते हैं तो नाम भी होता हैं), अगर उतना 
भच्छे आदमी को भी नाम मिलने लगे, तो कोई आदमी बुरा था होगा। सब 
अच्छे हो जायें। बुरा आदमी भी अस्मिता की, अहूँकार की खोज में ही बुरा 
होता है । आप उसको देखते नहीं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, आप 
मानते ही नहीं कि तुम हो । इसलिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ता है, उसे 
कुछ करके दिखाना पड़ता है। 


(२४) रुवर्ग में अखवार क्‍यों नहीं है? 


अखबार किसी ध्यान रखने वाले की खबर नहीं छापते, किसी की छावी 
में छुरा भोंकने वाले की खबर छापते हैं। अखबार इसकी खबर नहीं छापते 
हैं कि एक स्त्री अपने पति के प्रति जीवन भर निष्ठावान रही । अखबार इसकी 
खबर छापते हैं कि कौन स्री भाग गयी। 

मुल्ला नसरूद्दीन को उसके गाँव के छोगों ने डु 


दिया । पहला दिन था, अदालत में कोई मुकदमा न आय 
मुंशी वेचैन होने लगा, मुल्ला उदास होने लगा सबखी उड़ाते-उड़ाते । 


ढ़ापे में मजिस्ट्रेट बना 
/। दोपहर हो गयी । 


मुल्ला ने कहा, बेचेत मत हो, घबरा मत। हैंव फैथ आाव हंइाड 

घेचर । आदमी के स्वभाव पर भरोसा रखो। शाम तक कुछ न ठुछ होकर 
2 सी] शक को कः 

रहेगा । तु घबरां मत, इतता बेचैन मत हो । कोई च कोई हत्या होगी, कोई न 


महावोर - वाणी श्पदे 


कोई स्त्री भाग जायगी, कोई न कोई उपद्रव होकर रहेगा। हैव फेथ आन 
ह्यूमन नेचर । आदमी के स्वभाव पर भरोस्ता रख, आदमी बिता कुछ किये 
नहीं रहेगा । मुझे आदमी के स्वभाव पर भरोसा है। सब अखबार उसी भरोसे 
चलते हैं, नहीं ती कोई अखबार न चल पाता । कल जरूर घटनाएँ घटेंगी, 
अखबार में जगह नहीं बचेगी । पक्का पता है, आदमी के स्वभाव पर भरोसा 
है । कोई री भागेगी, कोई हत्या करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई गबन करेगा, 
कोई मिनिस्टर कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा | कहीं युद्ध होगा, कहीं उपद्रव 
होगा, कहीं सेना भेजी जायेगी, कहीं क्रांति होगी। आदमी के स्वभाव पर 
भरोसा है, नहीं तो अखबार सब मुश्किल में पड़ जायेंगे। भले आदमी की 
दुनिया में अखबार बहुत मुश्किल होंगे। इसलिए स्वर्ग में कोई अख़वार नहीं 


है, नरक में सब हैं। स्वर्ग में कोई घटना नहीं घटती है, नो इवेन्ट। खबर भी 
बया छापियेगा ? 


भले आदमी की जिन्दगी में कोई घटना नहीं है और हम चाहते हैं कि 
हम हों । घटनाओं के जोड़ के बिना हम नहीं हो सकते । और अगर घटनाएँ 
चाहिए तो आपको तनाव में जीना पड़ेगा, अतियों पर डोलना पड़ेगा, कोघ 
करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, 
दुश्मनी करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। संयमी का अर्थ है जो इन्द्र में 
कुछ भी नहीं करता, जो इन्द्र में बाहर सरक जाता है। जो कहता है न दोस्ती 
करेंगे, न दुश्मनी करेंगे। महावीर किसी से मित्रता नहीं करते हैं। वर्योकि 
महावीर जानते हैं, मित्रता एक अति है। महावीर किसी से शत्रुता भी नहीं 
करते, क्योंकि महावीर जानते हैं शत्रुता अति है। लेकिन हम ? हम उल्टा 
सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दुनिया से शत्रुता मिटानी हो, तो सबसे 
मिन्नता करनी चाहिए । आप गलती में हैं। मित्रता एक अति है, उससे शत्रता 
पैदा होती है। इधर आप मित्रता करते हैं, ठोक उतनी ही बैलेंसिंग आपको 
किसी से शत्रुता करनी पड़ेगी। उत्तता ही संतुलन बनाना पड़ेगा। 


५ ॥० अर 
(२५) संतुरून के लिए गालियाँ ! 


मूसलमान फकीर हुआ है हसन । बेठा है अपनी झोपड़ी में। साधक कुछ 
पास बैठे हैं। एक अजनवी सूफी फकीर भीतर प्रवेश करता है। चरणों में गिर 
जाता है हसन के, और कहता है तुम भगवान्‌ हो, तुम साक्षात्‌ अवतार हद 
तुम ज्ञान के साकार रूप हो । बड़ी प्रशंसा करता है । हसन बैठा सुनता रहता 


श्ष्छ सह्ावीर - वाणी 


हैं। एक और फकीर वहाँ बैठा हुआ है वायजीद | वह हसन जैसा ही कीमत का 
आदमी है । जब वह फकीर प्रशंसा करके जा चुका होता है चरण छू कर, तो 
बायजीद एकदम हसन को गाली देना शुरू कर देता है। सभी लोग चौक जाते 
हैं। वायजीद, और हसन को गालियाँ दे ! पीड़ा भी अनुभव करते हैं छेकित 
बायजीद भी कीमती फकीर है। कुछ कोई बोल तो सकता नहीं । हसन बैठा 
सुनता रहा। वायजीद गालियाँ देकर चला जाता है। वायजीद के जाते ही 
शिष्यों में से कोई पूछता है हसन से, कि हमारी समझ में नहीं आया कि 
चायजीद ने इस तरह का अभद्र व्यवहार क्‍यों किया ? हसन ने कहा, कुछ नहीं 
किया। जस्ट वैलेंसिंग । कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया । वह एक आदमी 
देखा है पहले, जो भगवान्‌ कह गया ? इतनी प्रशंसा कर गया, तो किसी को 
बैलेंस तो करना ही पड़ेगा । कोई तो संतुलन करेगा ही। नाउ एन्नीथिग इज 
चैलेस्ड ॥ हंस वहीं हैं जहाँ इच दोनों आदमियों के पहले थे। अपना काम 
शुरू करें। 
जिन्दगी में इघर आप मित्रता बनाते हैं, उधर शत्रुता निरमित हो जाता 
हैं। इधर आप किसी को प्रेम करते हैं, उघर किसी को घृणा करना शुरू हो 
जांता है जिन्दगी में | जब भी आप किसी इन्द्र को चुनते हैं, तो दूसरे इन्द्र में 
भी ताकत पहुंचनी शुरू हो जाती है । आप चाहें, न चाहें, यह सवाल नहीं है। 
जीवन का नियम ही यही है। इसलिए मह|वीर किसी को मित्र नहीं बनाते । 
झौर जब वे कहते हैं कि सबसे मेरी मैत्री है, तो उसका मतलब मित्रता नहीं 
होता । उसका मतलब है कि मेरी किसी से शत्रुता नहीं, मित्रता नहीं। णो 
बच रहता है उसको मैत्री कहते हैं। कुछ बच नहीं रहता है । एक निराकार 
भाव बच रहता है | कोई संबंध बच नहीं रहता । एक असंबंधित स्थिति बची 
रहती है । कोई पक्ष नहीं बच रहता, एक तवटस्थ दशा बची रहती है । जब वे 
कहते हैं, सबसे मेरी मँत्री है, तो उससे हम भूल में न ॒पड़ें कि वह हमारी जैसी 
मित्रता है । हमारी मित्रता तो बिना शत्रुता के हो नहीं सकती । जब वे कहते 
हैं कि सबसे मुझे प्रेम है तो हम इस भ्रम में स पड़ें कि वह हमारे जैसा प्रेम 
है । हमारा प्रेम बिना घृणा के नहीं हो सकता, बिना ईर्ष्या के नहीं हा सकता। 
इसलिए महावीर जैसे लोगों को समझने की . जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह 
यह है कि दाब्द वे वही उपयोग करते हैं जो हम करते हैं। और कोई उपाय 
नहीं है। छेकिन हमारे भाव उन शब्दों से बहुत और हैं, हमारे भर्थ बहुत और 
हैं और महातरीर के अर्थ बहुत और हैं। उन्हीं रूपों में संयम का विधायक 
अर्थ है स्वयं में इतता ठहर जाना कि मन की किसी अति पर कोई हलन- 
चलन न हो। (<_| 


साववां प्रवचल 


पर्युषण व्याख्यान-माला, बस्बई, दिनांक २४ अगस्त, १६७१ 


सुंयेम की विधायक दृष्टि ओर साधना का पागलपन 


चस्मो मंगलमुक्किट्ठम्‌ , अहिसा संजमो तवो । 
देवा वि व॑ नमंसन्ति, जस्स घधम्मो सया मणो ॥ 


९ 
अथ ३--- 


घ्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ( कौन-सा घर्म ? ) अहिसा, संयम और तप- 
रूप घर्म | जिस मनुष्य का मन उक्त घर्म में सदा संलग्न रहता है, उत्े 
देवता भी नमस्कार करते हैं । 


(९) संयम--सिकुड़ाब नहीं, फेलाव है 


सूर्यास्त के समय, जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियों को बन्द कर ले--संयम 
ऐसा नहीं है । बरन्‌ संयम ऐसा है कि सूर्योदय के समय जेसे कोई कली अपनी 
पंखुड़ियों को खोल ले | संपम मृस्यु के भय में सिकुड़ गये चित्त की रुप्ण दशा 
नहीं हैं। संयम अमृत की वर्पा में प्रफुल्लित हो गये नृत्य करते चित्त की दशा | 
हैं । संयम किसी भय से किया गया संकोच नहीं हैं। संयम किसी प्रलोभन से 
आरोपित की गयी आदत नहीं है । संयम किसी अभय में चित्त का फैलाव और 
विस्तार है । और संयम किसी आनन्द की उपलब्धि में अन्तर वीणा पर पैदा 
हुआ संगीत है । संयम निषेध नहीं है। विधेय है । निर्गेटिव नहीं है, पाजिटिव 
है। लेकिन परंपरा निपेध को मानकर चलती है। क्योंकि निषेध आसान है 
बौर विधेय अति दुष्कर । मरना बहुत आसान हैं। जीना बहुत कठिन है । हमें. . . 
लगता है--नहीं, जीना बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन है। लेकिन जिसे 
हम जीना कहते हैं, वह सिर्फ मरना ही हे ओर कुछ भी नहीं है। 


सिकुड़ जाने से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। खिलने से ज्यादा कठिन कुछ 
भी नहीं हे । क्योंकि खिलने के लिए अन्तर ऊर्जा का जागरण चाहिए। सिकुड़ने 
के लिए तो किसी जागरण की, किसी नयी शक्ति की जरूरत नहीं। पुरानी शक्ति 
भी छूट जाय तो सिकुड़ना हो जाता है | नयी शक्ति का उद्भव हो तो फंलाबव 
हो जाता है । महावीर तो फूल जैसे खिले हुए व्यक्तित्व हैं। लेकिन महावीर के 
पीछे जो परंपरा वनती है, उसमें सिकुड़ गये लोगों की धारा का शंखला बन 
जाती है। फिर पीछे के युगों में इन पीछे चलने वाले पिकुड़े हुए लोगों को देखकरः 
हम महावीर के संबंध में निर्णय होते हैं। स्वभावत: अनुयायियों को देखकर हम 


२६० महावीर - वाणी 


अनुमान करते हैं उनका, जिनका वे अनुगमन करते हैं। छेकित अक्सर भूल हूं 
जाती है। और भूल इसलिए हो जाती है कि अनुयायी बाहर से पकड़ता है 

और बाहर से निपेव ही ख्याल में आते हैं। महावीर या बुद्ध या कृष्ण भीतर 
से ज॑ते हैं और भीतर से जीने पर विधेय ही होता है। अगर किसी को परम 
आनन्द उपलब्ध हो, तो उसके जीवन में, जिन्हें हम कल तक सुख कहते थे, 
वे छूट जायेंगे । इसलिए नहीं कि उन्हें छोड़ रहा है। बल्कि इसलिए कि अब 
जौ उसे मिला है, उसके लिए जगह बनानी जरूरी है | हाथ में कंक्रड़ पत्थर थे, 
वे गिर जायेंगे । क्योंकि जिसे हीरे जीवन में मिल गये हों, उसे कंकड़ों-पत्थरों के 
रखने के लिए न सुविधा है, न शक्ति है, न कारण है । लेकिन वे हीरे तो बायेंगे 
अन्तर के आकाझ्ञ में | वे हमें दिखायी नहीं पड़ेंगे। और हाथों में जो पत्थर थे वे 
छूटेंगे, वे हमें दिखायी पड़ेंगे | स्वभावतः हम सोचेंगे कि पत्थर छोड़ता ही संयम 
है । यह एक बहुत अनिवार्य प्रक्रिया है, जो समस्त जाग्रत पुरुषों के आसपास 
इकट्ठी होती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन बड़ी खतरनाक है। क्योंकि तव 
हम जो भी सोचते हैं वह सव गलत हो जाता हैं। लगता है महावीर कुछ घोड़ 
रहे हैं, यही संयम है। नहीं लगता कि महावीर कुछ पा रहे हैं, वही संयम है। 
और ध्यान रखें, पाये बिना छोड़ना अप्तंभव है। या जो पाये बिता छोड़ेगा, 
वह रुण्ण हो जायेगा, बीमार हो जायेगा, बह अस्वस्थ होता है, मिकुड़ता है 
और मर जाता है| पाये बिना छोड़ ना असंभव है । 


(२) संयम का विधायक्र आयाम 


जब मैं कहता हूँ कि त्याग की बहुत दूसरी धारणा है गौर संयम का बहुत 
दूसरा रूर और आयाम प्रकट होता है तो मैं यह कहता हूँ कि महावीर जैसे 
लोग कुछ पा लेते हैं, बह पाना इतना विराट है कि उसकी तुलना में जो क् 


तक उनके हाथ में था, मूल्यहीव और व्यर्थ हो जाता है। और ध्याव रहे, 


मूल्यहीनता रिलेटिव है, तुलनात्मक हैं, सापेक्ष है। जब तेंक आपको श्रेष्ठतर 
प्ठतर है। चाहे भाप 


नहीं मिला है, तत्र तक आपके हाथ में जो है वही श्रे' 

कितना ही कहें बह श्रेष्ठतर नहीं है लेकिन आपका चित्त कहें जायेगा--वही 
श्रेष्ठतर है। क्योंकि उससे श्रेष्ठतार को आपने नहीं जाता है। जब श्रेप्ठवर 
का जन्म होता है, तभी वह निकृष्ट होता है। और मजें की बाव यह दै क्लि 
मिक्ृष्ट को छोड़ना नहीं पड़ता, और श्रेष्ठ को पकड़ना नहीं पड़ता | श्रेष्ठ 


वकड़ ही छिया जाता है और निक्ृप्ट छोड़ ही दिया जाता है। जब तक 


महावीर - वाणी १६१ 


पैक्ृष्ट को छोड़ना पड़े, तव तक जानना कि श्रेष्ठ का कोई पता नहीं है । 
आऔर जब तक श्रेष्ठ को पकड़ना पड़े, तब तक जानना कि श्रेष्ठ अभी मिला 
नहीं हैं। श्रेष्ठ का स्वभाव हो यही है कि बहू पकड़ लिया जाता है, निक्ृष्ट 
का स्वभाव यही हैं कि वह छूट जाता है। 


लेकिन निक्ृष्ट हमसे छूटता नहीं और श्रेष्ठ हमारी पकड़ में नहीं आता । 
वो हम निक्ृष्ट को छोड़ने की जबर्दस्त चेष्टा करते हैं। उसी चेष्ठा को हम 
संयम कहते हैं। हम श्रेष्ठ को अँधेरे में टटोलने की, पकड़ने की कोशिश करते 
हैं । वह हमारी इस तरह पकड़ में नहीं आ सकता । इसलिए संयम के विधायक 
आयाम को ठीक से समझ लेना जरूरी है। अन्यथा संयम व्यक्ति को घामिक 
नहीं बनाता है, केवल अधामिक होने से रोकता है। और जो अधमे बाहर 
प्रकट होने से रुक जाता है, वह भीतर जहर वनकर फैल जाता है। 


(३) संयमी के आस-पास आंख ! 


निपेधात्मक संयम फूलों को नहीं पेदा कर पाता हैं, केवल काँटों को 
"प्रकट होने से रोकता है । लेकिन जो कौंटे वाहर आकाश में प्रकट होने से रुक 
जाते हैँ, वे भीतर आत्मा में छिप जाते हैं। इसलिए जिसे हम संयमी कहते हैं, 
वह आनंदित दिखायी नहीं पड़ता । बह पीड़ित दिखायी पड़ता है। वह किसी 
पत्थर के नीचे दबा हुआ मालूम पड़ता है, किसी पहाड़ को ढीता हुआ मालूम 
पड़ता है। उसके पैरों में नतंक की स्थिति नहीं होती, उसके पैरों में कैदी की 
णंजीरें बेंधी हुई लगती हैं । ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों जैसा सरल, उड़ने को 
तत्पर हो गया है । बल्कि चह्‌ बहुत बोभिल और भारी हो गया लगता हैं । 


जिसे हम संयमी कहते हैं वह हँसने में असमर्थ हो गया होता हैं, उसके 
चारों तरफ भँतुओं की धाराएँ इकट्टी हो जाती हैं। ओर जो संयमी हँस न 
सके परिपूर्ण चित्त से, वह अभी संयमी नहीं हैं। जिसका जीवन मुस्कराहुट न' 
चन जाये, वह अभी संयमी नहीं हैं। निषेघ का रास्ता यह है कि जहाँ-जहाँ मन 
जाता हैं, वहाँ-चहाँ मन को न जाने दो । जहाँ-जहाँ मन धिचता है, वहाँ-वहाँ 
“सन को न खिचने दो, उससे विपरीत खींचो। तो निपेध एक अंतर संघषे है, 
इनर कान्पिलवट हैं, जिसमें शवित व्यय होती हैं, उपलब्ध नहीं होती हैं । सभी 
'संघर्षों में शक्ति व्यय होती हैं। जहाँ-नहाँ मत खिचता हैं, वहाँ-वहाँ से उसे 
चापस खींचो, छोटाओ। कौत लोठाग्रेगा, किसको लोटयेगा ? बाप ही 
'खींचते हैं। आप हो ज्ाकपित होते हैं। आप ही विपरीत जाते हैं। आप अपने 


श्ध्र महावीर - वाणी 


भीतर विभाजित हो जाते हैं, खण्ड-खण्ड टूट जाते हैं। जिसको मनोचिकित्सक 
“सिज्ञोफ्रेनिया” कहते हैं, वह आपके भीतर प्रकट होता है। आप खेंडित हो 
जाते हैं । भाप दोहरे-तेहरे हो जाते हैं। आपके भीतर अनेक लोग हो जाते हैं । 
आप अपने को ही वॉट्कर लड़ना शुरू कर देते हैं । इसमें जीत कभी न होगी । 
भौर महावीर का सारा रास्ता जीत का रास्ता है। जो अपने से लड़ेगा वह 
कभी जीतेगा नहीं । ॥ 


(४) अपनी छाया से ऊड़ता हुआ आदमी 


उल्टा लगता है यह सूत्र | क्योंकि हमें लगेगा कि लड़े बिना शीत वौसे हो" 
सकती है ? जो अपने से लड़ेगा वह कभी जीतेगा ? क्योंक्रि अपने से लड़ना 
अपने ही दोनों हाथों को लड़ामे जैसा है। म बायाँ जीत सकता है थे दार्यों, 
क्योंकि दोनों के पीछे मेरी ताकत लगती है। मेरी ही शवित लगती है। चाहें 
भी कि मैं बायें को जिता दूं, तब भी वायाँ वहीं जीवता | चाहूँ कि दायें को 
जिता हू", तब भी दायाँ नहीं जीतता । क्योंकि दोनों के पीछे मैं ही होता है। 
भौर यह जो व्यवितत्व में खंडन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यह 
भांदमी को विक्षिसता की तरफ छे जाने लगता है। आदमी ऐसा लगता है कि 
उसके भीतर उसका दुश्मन खड़ा है। है वह वही लेकिन आधा अपने को चाँट 
लिया है । अपनी छाया से लड़ने जैसा पागलपन हैं यह | लेकिन महावीर इतना 
गहरा जानते हैं कि सिजोफ़ीनिक, खंडित व्यक्तित्व की तरफ वे सलाह नहीं दे 
सकते । वे सलाह देंगे अखंड व्यक्तित्व की तरफ ॥ इंटीग्रेड, इकठ्ठा, एक जुट 
की तरफ ! तौ संयम का अर्थ है--छुड़ा हुआ, इकट्ठा, इंटीप्रेटेड व्यक्तित्व 


यह बहुत मजे की बात है कि अगर आपअसत्य बोलें, तो आप कभी भी 
इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते । अगर झ्यूठ बोलें तो आपके भीतर एक हिस्सा सदा 


ही मौजूद रहेगा जो कहेगा कि नहीं वोलना था भूठ । भूठ के साथ पूरी तरह 
राजी हो जाता असंभव है। अगर आप चोरी करें तो आप कभी अखंड नहीं 
रहेगा । लेकित 


हो सकते ! आपके भीतर एक हिस्सा चोरी के विपरीत खड़ा ही 276 
अगर आप सत्य बोलें, तो आप अखंड हो सकते हैं। महावीर ने उत्हीं-उत् बाते 
को पुण्य कहा है, जिनसे हम अखंड हो सकते हैं । और उन्हीं-उन्हीं वात को पाए 
कहा है, जिनसे हम खंडित हो जाते हैं । एक ही चीज पाप है--आदमी का 
में हुट जाना। जौर एक ही पुण्य है--आदमी का छुड़ जाना, इकट्ठा 
हो जाना, दु वी वन होल । 


टुकड़ों 


महावीर - वाणी : १५९२ 


महावीर लड़ने को नहीं कहते हैं। महाचीर जीतने को जरूर कहते हैं, 
लड़ने को नहीं; क्योंकि जीतने का रास्ता जौर है । जीतने का रास्ता यह नहीं 
है कि मैं अपनी इन्द्रियों से लड़ने लगूँ, जीतने का रास्ता यह हैं कि मैं अपने 
अतीन्द्रिय स्वरूप को खोज में संलग्न हो जोओें। जीतने का रास्ता यह है कि 
मेरे भीतर जो छिपे हुए और खजाने हैं, मैं उतकी खोज में संलग्त हो जाऊं । 
जैसे-जैसे वे खजाने प्रकट होते जाते हैं, चैसे-वैसे कल तक जो महत्वपूर्ण था, 
चह गैर महत्वपूर्ण होते लगता है। कल तक जो खींचता था, वहू नहीं खींचता 
है। कल तक बाहर की तरफ चित्त जाता था, भव भीतर की तरफ भाता है 


(५) भला चह संयम कया करेगा, जो. ..] 


थोड़ा उदाहरण लेकर समझें । एक आदमी हैं । भोजन के लिए आतुर है, 
परेशान हैं, बहुत रस है उसमें | तव क्‍या करे संयम के लिए वहु? रस का 
लिम्नह्‌ करे, यही हमें दिखायी पड़ता है। आज यह रस न ले, कल वह रस न 
के, परसों वह रत्त न ले, यह भोजन छोड़ दे, वह भोजन दे; लेकिन क्‍या 
भोजन के परित्याग से रस का परित्याग हो जायेगा ? संभावना यही हैँ कि 
भोजन के परित्याग से पहले तो रस बढ़ेगा । अगर बह जिद में भड़ा रहे, तो 
रसे कुंठित हो जायेगा, मुक्त नहीं होगा ) छेकिन कुंठित रस व्यक्तित्व को भी 
कुंठा से भर देता है ॥ 
जो भोजन करने तक में भयभीत हो जाता है, वह अजय को उपलब्ध 
होगा ? नहीं, महावीर इसे संयम नहीं कहते । महावीर जिसे संयम कहते हैं, 
वैसा व्यक्ति रस के पागरूपन से मुक्त हो जाता है। महावीर एक और भीतरी 
रस खोजते हैं, एक और रस, जो भोजन से नहीं मिलता | एक और रस भी ह्वै 
जो भीतर संबंधित होने से मिल जाता है। हमारे बाहर जितनी इंद्रियाँ हैं, 
अगर हम ठीक से समझे तो, वे सब कमेक्टिग लिक्स हैं, जोड़ने वाले सेतु हैं। 
स्वाद की इंद्रिय भोजन से जोड़ देती है। आँख की इंद्रिय दृश्य से जोड़ देती हैं, 
कान की इंद्रिय ध्वनि से जोड़ देती है। अगर महावीर को भांतरिक प्रक्रिया 
को समभाता है, तो महावीर यह कहते हैं कि जो इंद्रिय वाहर जोड़ देती हैं, 
चही इंद्रिय भीतर के जगत्‌ से भी जोड़ सकती है। बाहर ध्वनियों का एक 
जगत्‌ है। कान उससे जोड़ता है। भीतर पी ध्व्ियों का एक अदुभुत जगत्‌ 
है। कान उससे भी जोड़ सकता है । जीभ्न बाहर के रस से जोड़वी है । बाहर 
रख का एक जगत्‌ है। लेकिन चूंकि हमें भोतर के रस का पता नहीं, इसलिए 


१६४ महावीर - वाणी 


घपही सम्राट मालूम होता है। केकिन जीभ भीतर के रस से भी तो जोड़ 
सकती है ४ 
(६) उलदि दियो जिभ्या 


प्रतीक कभी-कभी कैसी विक्षिप्तता में ले जाते हैं | हमने सुना हैं, आप सबने 
भी सुना होगा कि साधक, योगी अपनी जीभ को उल्दा कर लेते हैं। वह केवल 
सिम्बालिक है। वैसे कुछ पागल भी अपनी जीभ के नीचे के हिस्से को काटकर 
उल्टा करने में लगे रहते हैं। साधक का यह काम सिम्बालिक है, सिर्फ प्रतीक 
है । साधक अपनी जीम को उल्टा कर लेता है, उसका अर्थ यह है कि जीम का 
जो रस बाहर पदार्थों से जुड़ता था, उसे वह भीतर आत्मा से जोड़ लेता है। 
साधक अपती भँख उल्टी चढ़ा लेता है। उसका कुल अर्थ इतना ही हैं कि वह 
जो बाहर देखता था, अब भीतर देखने लगता है। और एक बार भीतर का 
स्वाद आ जाय, तो बाहर के सब स्वाद वेस्वाद हो जाते हैं। करने नहीं पड़ते, 
करने से तो कभी नहीं होते, करने से तो उनका स्वाद और बढ़ता हैं। यह जिद 
की जाये तो रस कुंठित हो जाता है, रस ही मर जाता है । लेकिन इन्द्िय बाहर 
की तरफ ही पड़ी रहती है। इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ता संयम की 
प्रक्रिया है । 
कैसे सोड़ेंगे ? कभी छोटे से प्रयोग करें तो ख्याल में जाना शुरू हो जायेगा। 
बंठे हैं घर में, सुनना झुरू करें बाहुर की आवाजों को। बहुत जागरूक होकर 
सुनें कि कान क्या-क्या सुन रहा है। सभी चीजों के प्रति जागरूक हो जायें। 
रास्ते पर ग़ाड़ियाँ चल रही हैं, हार्वे॑ बज रहे हैं, आकाइ से हवाई जहाज 
शुजरता हैं, लोग वात कर रहे हैं, वच्चे खेल रहे हैं, सडक से लोग गुजर रहे 
हैं, जुलूस मिकल' रहा है--सारी आवाजों के प्रति पूरी तरह जाग जायें। और 
जब सारी आवाजों के प्रति पूरी तरह जागे हों, तो एक वात यह भी र्याल हा 
कि कोई ऐसी भी आवाज है, जो बाहर से नहीं आ रही भीतर पैदा हो रही 
है। और तब आप एक अलग ही सन्‍्ताटे को सुनना शुरू कर देंगे। इस 
घाजार की भीड़ में भी एक आवाज है, जो भीतर भी पूरे समय गूँज रही है! 


(७) अन्दर झनन्‍्नाते हुए झींगुर 
संलग्न हैं 


लेकिन हम वाहर की भीड़ की आवाज में इस बुरी तरह से 
को ठुनते 


कि वह भीतर का सन्नाटा हमें सुनायी नहीं पड़ता । सारी आवबाजों 


महावीर - वाणी १६४५ 


रहें, न लड़ें, न हटें, बस सुनते रहें ॥ सिर्फ एक खोज और भीतर शुरू करें कि 
कया इन आवाजों में एक ऐसी आवाज भी है, जो वाहर से न भा रही हो, 
भीतर से पैदा हो रही है ? और आप बहुत शीघ्र सन्नाटे की आवाज, जैसी 
कभी-कभी निर्जन बन में सुनायी पड़ती है, ठेठ बाजार में सड़क पर भी सुनने में 
समर्थ हो जायेंगे। सच तो यह है कि जंगल में जो आपको सन्नाटा सुनायी 
पड़ता है, वह जंगल का कम बाहर की आवाजों के हट जाने के कारण आपके 
भीतर की आवाज का प्रतिफलन ज्यादा होता है। वह सुना जा सकता 
हैं। जंगल जाने की जरूरत नहीं है । दोनों कान हाथ से बन्द कर लें, आवाज 
बाहर की बन्द हो जायेगी तो जैसे झींगुर बोल रहे हों, वैसा सन्नाठा भीतर 
गंंजने लगेगा । यह पहली प्रतीति है भीतर के आवाज की | 


और इसकी प्रत्तीति जैसे ही होगी वैसे ही बाहर की बावाजें कम रसपूर्ण 
मालूम पड़ने लगेंगी । यह भीतर का संगीत आपके रस को पकड़ना शुरू कर 
देगा | थोड़े ही दिनों में यह भीतर जो सज्नादे की तरह मालूम होता था, वह 
सघन होने लगेगा और रूप लेने लगेगा। यही सच्नाठा धीरेस्घीरे सोहं 
जैसा प्रतीत होने लगेंगा। जिस दिन यह सोहं जैसा प्रतीत होने लगता है, उस 
दिन बाहर के वाद्यों से पैदा कोई संगीत इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह 
अन्तर की वीणा का संगीत आपकी पकड़ में आना शुरू हो गया । अब आपको 
अपने कान के रस को रोकना न पड़ेगा। आपको यह न कहना पड़ेगा कि मैं अब 
सितार न सुनूंगा। मैं सितार का त्याग करता हूँ । नहीं, अब छोड़ने की कोई 
जरूरत नहीं रहेगी | आप अचानक पायेंगे कि और भी विराट, और भी श्रेष्ठ तर, 
ओर भी गहन संगीत उपलब्ध हो गया | और तब आप सितार को सुनने में भी 
इस संगीत को सुन पायेंग । तव कोई विपरीत, कोई विरोघ, कोई कंट्राडिक्शन' 
नहीं रह जायेगा। तब बाहर का संगीत अन्तर के संगीत की सीधी प्रतिध्वनि रह 
जायेगा । दुर्मनी नहीं रह जायेगी, संगीत की प्रतिध्वनि रह जायेगा | और तब 


आपके भीतर अखंड व्यक्तित्व खड़ा हो जायेगा, जो बाहर और भीतर का 
फासला भी नहीं करेगा। - 


एक घड़ी ऐसी आती है, कि जैसे-जैसे हम भीतर जाते हैं, बाहर और 
भीतर का फासला गिरता चला जाता है। एक घड़ी आती है कि न कुछ बाहर 
रह जाता है, न कुछ भीतर । एक ही रह जाता हैं जो बाहर भी है और 
भीतर भी । जिस दिन यह घड़ी घटती है कि जो बाहर है. वही भीतर है और 


१६६ महावीर - बाणी 


जो भीतर है वही वाहर है, उस दिच आप संयम को, उस इक्वीलिब्रियम को 
उपलब्ध हो गये, जहाँ सब सम हो जाता है, जहाँ सब ठहर जाता है, जहाँ 
सब मौन हो जाता है, जहाँ कोई हलन-चलन नहीं होती है, जहाँ कोई भाग- 
दौड़ नहीं होती है, जहाँ कोई कंपन नहीं होता । 

(८) अंतरयात्रा की प्रक्रिया 


. किसी भी इंद्रिय से शुरू करें और भीतर की तरफ बढ़ते चले जायें, फौरन 

ही वह इंद्रिय आपको भीतर से जोड़ने का कारण बन जायेगी। माँख से 
देखना शुरू करें, फिर आँख बन्द कर लें | बाहर के हृदय देखें, देखते रहें भौर 
धीरे-बीरे अन्तर के दृश्य के श्रति जागें । बहुत शीघ्र आपको वाहर के दो ह॒थ्यों 
के बीच में भीतर के हृश्यों की झलकें आनी शुरू हो जायेंगी । कभी ऐसा प्रकाश 
भीतर भर जायेगा, जो बाहर सूये भी देने में असमर्थ होगा । कभी भीतर ऐसे 
रंग फैल जायेंगे जो कि इंद्र घनुषों में भी नहीं हैं । कभी भीतर ऐसे फुल खिल 
जायेंगे जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं खिले । और जब आप पहचानने लगेंगे कि 
यह बाहर का फूछ नहीं है, यह चाहर का रंग नहीं है, यह बाहर का प्रकार 
नहीं है, तव भाषको पहली दे तुलना मिलेगी कि बाहर जो प्रकाश है, उसकी 
प्रकाश कहेँ या भीवर की तुलना में उसे भी अंधेरा कहें । वाहर जो फूल खिदते 
हैं अब उन्हें फूल कहें या भीदर की तुलना में फूलों की प्रतिध्वनियाँ कहें! 
फीके स्वर । तब फिर बाहर जो इंद्र धनुषों के रंग छा जाते हैं उन्हें रंग कहता 
बहुत कठिन होगा । क्योंकि जब कोई भीतर के रंग को जानता है, ती रंग मे 
एक लीविंग क्वालिदी, एक जीवन्त ग्रुण आ जाता है, जो बाहर के रंगों में 
नहीं होता है । बाहर के रंगों में कितनी ही चमक हो, वाहर के रंग जड़ हैं । 
भीतर जव' रंग दिखायी पड़ता हैं तो रंग पहले दफे जीवन्त हो जाता है । 


यों हम सोच भी नहीं सकते कि रंग के जीवन्त होने का क्या अर्थ होता 
है । रंग और जीवन्त ? जब यह जानें तो ही व्याल' में आ सकता है कि सगे 
जीचित हो सकता हैं, रंग प्राणवान हो सकता है । और जिस दिन भीवर का 
रंग प्राणवान होकर दिखायी पड़ने लगता है, वाहर के रंगों का आकर्षण खो 
जाता है । छोड़ना नहीं पड़ता है, वस खो जाता है । 

ह 
(०) रुपर्श के रास्ते से 

प्रत्येक इंद्रिय भीतर ले जाने का द्वार वन सकती है। स्पर्श बहुत किया 

है, स्पर्श का अनुभव है बहुत ! तो बैठ जायें, बाँख बन्द कर छें, हार्श पर ध्यान 


महावीर - वाणी १६७ 


करें । सुन्दर शरीर छुए होंगे, सुन्दर वस्तुएँ छुई होंगी, फूल छुए होंगे। कभी 
सुबह घास पर जम गयी ओस को छुआ होगा। कभी सद सुवह में आग के 
पास बैठकर उष्णता का स्पर्श लिया होगा। कभी चाँद-तारों की दुनिया में 
लेटकर उनकी चांदनी को छुआ होगा। वे सब स्पर्श खड़े हो जाने दें अपने 
चारों ओर । और फिर खोजना छुरू करें कि क्या कोई ऐसा स्पर्श भी हैं, जो 
बाहर से न जाया हो ? गौर थोड़े ही श्रम, थोड़े ही संकल्प से आपको ऐसा 
स्पश प्रतीत होने लगेगा, जो बाहर से नहीं जाया है, जो चाँद-तारों से नहीं 
मिल सकता, जो फूलों से नहीं, मोस से नहीं, जो सूर्य की उष्मा से नहों, सुबह 
की ठंडी हवाओं के स्पर्श से नहीं माया । और जिस दिन भापको उस स्पर्श का 
बोध होगा, उसी दिन समझो आपने भीतर का स्पर्श पा लिया है। उसी दिन 
बाहर के स्पर्श व्यर्थ हो जायेंगे। फिर प्रत्येक व्यक्ति को वही इंद्विय पकड़ 
लेनी चाहिए, जो उसकी सर्वाधिक तीतन् और सजग हो | 


यहाँ भी आपको मैं यह बता दूं कि जो इंद्रिय मापकी सबसे ज्यादा तीज 
है, उसे आप दुश्मन बना लेते हैं, अगर आपने संयम को नि्षेधघात्मक रूप 
समझा । लेकिन अगर आपने विधायक रूप समभा, तो जो इंद्रिय आपको 
सर्वाधिक सक्तिय हे, वही आपकी मिन्न हैं। क्योंकि आप उसी के द्वारा भीतर 
पहुँच सकेंगे । अब जिस आदमी का रंगों में कोई रस नहीं है, जिसने अभी बाहर 
के रंगों को भी नहीं जिया ओर जाना, उसे भीतर के रंग तक पहुँचने में बड़ी 
कठिनाई होगी । जिस आदमी को संगीत में कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता, 
- सिर्फ मालूम होता है शोरगुल, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित शोरगुल, आवाजें, 
घ्यनियाँ, अथवा कम से कम परेशान करने वाली घ्वनिया; उस आदमी को 
अंतरघ्वनि की तरफ जाने में कठिनाई होगी, उसे मृश्किल होगी, अड़चन 
पड़गी। आपकी जो इंद्रिय आपको सर्वाधिक, . परेशान करती माल्म पड़ती है, 
बह आपकी मित्र है। क्योंकि आपकी वही इंद्रिय सबसे पहले भीतर की तरफ 
'मोड़ी जा सकती है । तो अपनी इंद्रिय को खोज लें । 


(१०) आप कमजोरी वताय, हम सेतु बतायेंगे 


गुरजिएफ के पास कोई जाता था तो वह कहता था, तेरी सबसे बड़ी 
कमजोरी क्‍या है ? पहले तू मुक्के अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दे, तो मे 
उसे ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति में रूपान्तरित कर दूंगा । वह ठीक कहता था । 
'चह शक्ति यही हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ? क्‍या रूप आपको 


श्ध्फ महावीर - वाणी 


आकर्षित करता है ? तो भयभीत न हों, छप ही आपका द्वार वन जायेगा। 
क्या स्पर्श आपको वुलाता है ? तो भयभीत न हों, स्पर्श ही आपका मार्ग है । 
क्या स्वाद जापको खींचता हैं और आपके सपनों में प्रवेश कर जाता है शे तो 
स्वाद को धन्यवाद दें, वही आपका सेतु बनेगा । जो इंद्रिय आपकी सर्वाधिक 
संवेदनशी ल है, उससे अगर जाप लड़ें तो वह कुंठित हो जायेगी । समझ लें कि 
आपने अपने हाय अपना सेतु तोड़ लिया है। अगर विधायक संयम की धारणा 
से चले, तो आप उसी इंद्विय को मार्ग वना लेंगे, उसी पर आप पीछे लोढद 
जायेंगे । और ध्यान रहे, जिस रास्ते से हम जाते हैं बाहर, उसी रास्ते से भीतर 
आते हैं। रास्ता वही होता है, सिर्फ दिशा बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता 
है । आप यहाँ जाये हैं इस भवन तक, जिस रास्ते से जाये हैं उसी से वापस 
लौटेंगे । सिर्फ रुख और हो जायेगा । मुंह अभी भवन की तरफ था, अब बनें 


घर की वरफ होगा । 
लेकिन भूछ कर भी अगर आपने ऐसा सोचा कि जो रास्ता मुझे अपने घर 
से इतनी दूर ले आया है, वह मेरा दुह्मन है, इस पर अब मैं नहीं चलूंगा, तो आप 
पक्का समझ लें, आप अपने घर अब कभी भी नहीं पहुँच पायेंगे । कोई रास्ता 
टुद्मन नहीं है । और सभी रास्ते दोनों विज्ाओं में खुले हैं ॥ तो जिस रास्ते से 
आप बाहर के जगत्‌ में सर्वाधिक आकर्षित होते हैं ओर खींचे जाते हैं, (वह 
चाहे आँख हो, चाहे स्वाद हो, चाहे घ्वनि हो, इछ भी हो ), जिस रास्ते से 
आप सर्वाधिक बाहर जाते हैं या जिस रास्ते से आप सर्वाधिक अपने से दूर 
चऊछे गये हैं, वही रास्ता आपके संयम की विधायक दिशा में सहयोगी बनेया । 
उसी से आपको वापस लौठना है । उससे लड़ना मत । उससे लड़कर तो बघाप॑ 
उसको तोड़ देंगे । तोड़कर आपको लौटना मुश्किल हो जायेगा। यह आपको 
बहुत अजीब लगेगा, छेकिन जोर देकर कहना चाहता हैँ कि लोग इंद्रियों के 
कारण वाहर नहीं भटक जाते हैं, मात्र उन इंद्रियों के कारण वाहर भठक जाठे 
हैं, जिनके रास्ते वे तोड़ देते हैं। हम सव तोड़ते हैं ये रास्ते । लोग मेरे पास 
आते हैं और कहते हैं हमारी जौर कोई तकलीफ नहीं है; वस, यह स्वाद हम 
परेशान कर रहा है । किसी तरह स्वाद से छुटकारा दिला दें । उन्हें पता ही 
नहीं है कि जो उन्हें परेशान कर रहा है, वही उनके लौटने का सारे है। इसे में 
कहता हूँ संयम की विधायक दृष्टि । 
इसके एक और पहलू को ख्याल 
हमारे पास उचका छुक दो प्रकट रूप है, जिसे हम वहिर इंद्विय 


में ले लेना चाहिए । जितनी इंद्वियाँ ं 
य कहते हैं। महावीर 


महावीर - वाणी श्ध्ध 


महावीर ने आत्मा की तीन स्थितियाँ कही हैँ। एक को वे कहते हैं वहिर्‌ आत्मा । 

बहिर्‌ आत्मा उस झात्मा को कहते हैं, जो ध्रम्मी इंद्रियो का बाहर की तरफ. 
उपयोग कर रही है । दूसरी को महावीर कहते हैं मन्तरात्मा । अन्तरात्मा वह 
आत्मा है, जो अब इंद्रियों का भीतर की तरफ उपयोग कर रही है। और 
तीसरी को महावीर कहते हैं परमात्मा | परमात्मा वह आत्मा है, जिसका 
वाहर और भीतर मिट गया है। जिसके न कुछ बाहर है और न कुछ भीतर 

है।जो न बाहर जा रही है, न भीतर भा रही है। जो बाहर जा रही है वह 
बहिर्‌ आत्मा है, जो भीतर आ रही है वह थन्तरात्मा है, जो कहीं नहीं जा रही 
है, जहां है वहीं स्वभाव में प्रतिष्ठित है, वह परमात्मा है । 


इंद्रियों का एक बहिरूप है । वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं। जि जगह वे 
हमें पदार्थ से जोड़ती हैं, उस जगह जो रूप उनका प्रकट होता है, वह गति 
स्थूल है। लेकिन वे ही इंद्रियाँ हमें स्वयं से भी जोड़े हुए हैं। समभ लें कि 
यह मेरा हाथ है । मैं अपने हाथ को वढ़ाकर, आपके हाथ को अपने हाथ में 
ले लूँ, तो मेरा हाथ दो जगह जोड़ रहा हैं। एक तो आपके हाथ से मुझे जोड़ 
रह है और हाथ मुझसे भी जुड़ा हुआ है । द्वाथ बीच में दो को णोड़ रहा है। 
ध्यान रहे जहाँ आपसे मुझे जोड़ रहा है, वहाँ तो सिर्फ आपके शरीर से जोड़ 
रह्दा है । लेकित जहाँ मुझे जोड़ रहा है वहाँ आत्मा से जोड़ रहा है। इंद्वियाँ- 
जब घाहर जोड़ती हैं तो पदार्थ से जोड़ती हैं। और भीतर से जोड़ती हैं, तो 
चेतना से जोड़ती हैं । तो इंद्रियों का बहुत स्थूल रूप ही बाहर प्रकट होता 
हैं | क्योंकि जो हाथ आत्मा से जोड़ सकता है, जिसकी इतनी क्षमता है, वह 


वाहर केवल शरीर से जोड़ पाता है। वाहर उसको क्षमता बहुत क्षीण हो - 
जाती है । 


(११) हाथ परं नाराज न दो 


जब मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ ऊपर उठ, तो वह ऊपर उठ जाता है। मेरा- 
संकल्प मेरे हाथ को कहीं न कहीं जोड़े हुए है। जब मैं इंकार कर देता हे 
अपने हाथ को ऊपर उठाने से, तो हाथ ऊपर नहीं, उठ पाता है। भेरा संकल्प- 
मेरे हाथ से कहीं जुड़ा हुआ है। 


घ 


जब बहुत हैरानी की वात है कि घारीर तो है पदाथथे, संकल्प है चेतना, 
तो चेतना और पदाथे कैसे जुड़ते होंगे कहाँ जुड़ते होंगे ! बहुत अहृदय होगा वह* 
जोड़ ? वाहर मेरा हाथ सिर्फ पदार्थ से ही जोड़ सकता है। लेकिन इसलिए हाथः 


२०० सद्दावीर - बाणी 


पर नाराज हो जाने की जरूरत नहीं है। यह हाथ भीतर आत्मा से भी जोड़ता 
हैं। अगर इस हाथ में मैं अपनी चेतना को बाहर की तरफ प्रवाहित करूं, तो 
यह दूसरे के शरीर पर जाकर अठक जाती है । अगर इसी चेतना को मैं अपने 
द्वाथ पर वापस छौटा लाऊं, गंगोत्री की तरफ लौट जाके, सागर की तरफ 
लौट आऊं, तो यह मेरी आत्मा में छीन हो जाती है। हाथ में बहती हुई 
ऊर्जा बाहर की तरफ वहिर्‌ आत्मा का रूप है । हाथ में बहती हुई ऊर्जा भीतर 
की तरफ अन्तरात्मा का रूप है। जहाँ ऊर्जा बहती ही नहीं, वहाँ परमात्मा 
हैं । परमात्मा तक पहुंचना हो तो अन्तरात्मा से गुजरना पड़ेगा । बहिरु आत्मा 
हमारी आज की स्थिति है, मौजूदा स्थिति । परमात्मा हमारी संभावना है-- 
हमारा भविष्य, हमारी नियति। अन्तरात्मा, हमारा यात्रा पथ है । उससे हमें 
गुजरना पड़ेगा। गुजरने के रास्ते वही हैं, जो वाहर जाने के रास्ते हैं। यह तो 
हुईं एक बात। दूसरी वात यह कि बाहर इंद्रियाँ स्थूल से जोड़ती हैं, भीतर सूक्ष्म 
से । इसलिए इंद्रियों के दो रूप हैं। एक जिसको हम ऐंद्रिक शक्ति कहते हैं, 
भौ एक जिसको आअतीन्‍्द्रिय शक्ति कहते हैं । 
परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी अध्ययन करती हैं उचका । योग ने बहुत 
दिन अव्ययन किया है उसका | उसको योग ने सिद्धियाँ कहा है, विभूति कहा 
हैं । रूस में आज भी उसे एक नगां नाम दे रहे हैं। वे उसे कहते हैं साइको- 
'इलेक्ट्रानिक्स---मनोऊर्जा का जयत्‌, मनोशक्ति का जगत्‌ ! यह जो भीतर 
हमारा अतीन्द्रिय रूप है, संयम वैसे-वैसते बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे हम अपने 
इस अतीन्द्रिय रूप को अचुभव करते चले जाते हैं। किसी भी इंद्रिय को पकड़ 
'कर अतीन्द्रिय रूप को अनुभव करना शुरू करेंगे, तो चकित हो जायेंगे। 


(१२) अंचरो पढ़े दाथ घरि आखर 


पिछले दस वर्ष पहले १६६१ में रूस में एक आंधी लड़की ने हाथ से पढ़ना 
'शुरू किया। हैरानी की वात थी। बहुत परीक्षण किये गये। पाँच बर्ष तक 
"निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण किये गये । और फिर रूस की जो सबसे बड़ी वैज्ञा- 
“निक संस्या है, उसने घोषणा-की पाँच वर्ष के निरंतर अध्ययन के वाद, कि 
चह लड़की ठीक कहती है । वह अध्ययन करती है और हैरानी की बात है कि 
डाथ आाँख से भी ज्यादा ग्रहणशील होकर अध्ययत कर रहे हैं। अगर ढिलसे 
हुए कागज पर--त्रेंइल में नहीं, अंथों की भाषा में नहीं, आपकी भाषा | 
इलखे हुए कागज पर--वह हाथ फेरती है, तो पढ़ ठेती ढै। आपके लिखे 








महावोर - वाणी रण्र्‌ . 


हुए क़रांगज पर कपड़ा हाँक दिया गया हो और उस कपड़े पर हाथ रखती है, 
तो पढ़ लेती हैं। लोहे की चादर ढाँक दी गयी, उस चादर पर हाथ फेरती है 
तो पढ़ छेती है। यह तो आँख भी नहीं कर पाती ॥ जो वैज्ञानिक प्रयोग कर 
रहा है वह भी नहीं पढ़ पाता हैं कि नीचे क्या होगा। 


लेकिन वासिलिएव, जो उस लड़की पर मेहनत कर रहा था, उसको ऐसा 
स्याल' आया कि जो एक व्यक्ति के भीतर संभव है, वह किसी न किसी मार्ग 
से, किसी न किसी छूप में सबकी संभावता होनी चाहिए.। उससे सोचा कि 
क्या हम दूसरे बच्चों को भी ट्रेंड कर सकते हैं? और उसने अआंधों के एक 
स्कूल में बीस बच्चों का प्रयोग शुरू किया और वह चकित रह गया कि बीस 
में से १७ बच्चे दो वर्ष के प्रयोग के बाद हाथ से अध्ययन करने में समर्थ ही 
“गये । गौर तब तो वासिलिएव ने कहा, ९७ प्रतिशत आदमियों की संभावना 
हैं कि वे हाथ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो तीन हैं, मानना चाहिए कि हाथ 
के लिहाज से अंबे हैं। और कोई कारण नहीं है, हाथ के यंत्र में कुछ पा 
होगी । वासिलिएव के प्रयोगों का परिणाम यह हुआ कि अखबारों में जब 
ख़बरें निकलीं तो कई अंधे बच्चों ने अपने-अपने घरों में प्रयोग करने शुरू 
किये । और सैकड़ों खबरें आयी मास्कों यूनिवर्सिटी के पास गाँवों से कि फला 
घच्चा भी पढ़ पाता हैं, फर्ला बच्चा भी पढ़ पाता है। बड़ी हैरानी की बात 
थी कि हाथ कंसे पढ़ पायेगा । हाथ के पास तो आँख नहीं है। हाथ से कोई 
संबंध नहीं जुड़ता हुआ माछूम पड़ता है। हाथ स्पशे कर सकता है। लेकिन 
'फिर चादर ढाँक दी गयी यानी स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे-जैसे प्रयोगों 
को और गहन किया गया, वैसे-वैसे साफ हुआ कि सवाल हाथ का नहीं, यह 
सवाल अतीन्द्रिय है, पैरासाइकिक है । उच्त लड़की को फिर पैर से पढ़ने की 
कोशिश करवायी गयी । दो भहीते में वह पैर से भी पढ़ते लगी । फिर उप्तको 
बिना स्पर्श से पढ़ने की कोशिश करवायी गयी। बह दीवाल के उत्त 
रखा हुआ बोर्ड भी पढ़ छेती थी । फिर उसे मी 
"किताब खोल कर पढ़वाया गया और वह यहाँ 
से कोई संबंध न रहा। वासिलिएव ने कहा, हम जितनी शक्तियों के संबंध 
"में जानते हैं, निश्चित ही उनसे कोई अन्य शक्ति काम कर रही होती है । 


(१३) किताब छोड़ देने के दिल आ गये 


योग निरंतर उस अन्य शक्ति की वात करता रहा है। महावीर की 
संयम की जो प्रक्तिया है, उसमें उस अन्य शक्ति को जगाना दी आधार है। 


त्तरफ 
लों के फासले पर रखी हुई 
से उसे पढ़ सकी । तब सपर्स 


ड्ण्र महावीर - वाणी 


जैसे-जैसे वह अन्य शक्ति जगती है, वैसे-वैसे इंद्रियाँ फीकी हो जाती हैं ) ठीक 
वैसे ही फीकी हो जाती हैं जैसे कि आप किताव पढ़ रहे हैं, एक उपन्यास पढ़ 
रहे हैं और फिर आपके सामने टेलिविजन पर वह उपन्यास खेला जा रहा हो तो 
आप किताव बन्द कर देंगे। यानी किताव एकदम फीकी हो गयी । कथा वहीं 
है। लेकिन अब ज्यादा जीवन्त मीडिया आपके सामने हैं। बहुत वित तक 
किताब नहीं चलेगी, खो जायेगी । टेलिविजन और सिनेमा उसको पी जायेंगे । 
जो भी शिक्षा ठेलिविजन से दी जा सकती है, वह किताब से नहीं दी जा 
सकेगी, क्योंकि किताब बहुत मुर्दा है, बहुत फीकी हो जाती है। अगर आपको 
कोई कहे कि यह उपन्यास किताब में पढ लो और चाहो वो वही कथा फिल्म पर 
देखो, दो में से चून लो जो तुम्हें छुतता हो, तो आप किताब को हटा देंगे। 
जिन्हें टेलिविजन का कोई पता नहीं है, वे सममेंगे कि किताव का त्याग किया 
है । असल में त्याग आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ श्रेष्ठठतम माध्यम को छत 
लिया है। सदा ही भादमी, जो श्रेष्ठठम है उसे छत लेता है। अगर आपको. 
अपसी इंद्वियों का अतीन्द्रिय रूप प्रकट होना शुरू हो जाये, तो निश्चित ही आप 
इंद्ियों का रस छीड़ देंगे और एक नये रस में प्रवेश कर जायेंगे। जो अभी 
इंद्रियों ही में जीवे हैं, जिनकी समझ की सीमा इंद्वियों के पार नहीं है, वे 
कहेंगे महात्यागी हैं आप | लेकिन आप केवछ भोग की और गहनतम, भर 
अंतददिशा में आगे बढ़ते हैं। आप उस रस को पाने लगेंगे, जो इंद्ियों में जीते 
वाझे आदमी को कभी पता ही नहीं चलता । संयम की यह विधायक दृष्टि 
अतीर्द्रिय सम्भावनाओं के बढ़ाने से शुरू होती है । 


भहावीर ने बहुत ही गहन भ्रयोग किये हैं अतीच्द्रिय सम्भावनाओं को 
बढ़ाने के लिए । महावीर की सारी की सारी साधना को इस वात से हीं 
समझना शुरू करें, तो बहुत कुछ आगे प्रकट हो सकैगा। महावीर अगर बिना 
भोंजन के रह जाते हैं वर्षों तक, तो उस्तका कारण है। कारख यह है कि 


| पत्थर पर 
उन्होंने एक भोजन भीतर पाना झुरू कर दिया हैं। अगर महावीर पं 


' लेट जाते हैं और गददे की कोई जरूरत नहीं रह जाती, तो उन्होंने भीतर के 
एक नये स्पर्श का जगतू शुरू कर लिया है। महाद्वीर अगर कला भी भोजन 
स्वीकार कर छेसे हैं, तो असल में उन्होंने भीतर एक स्वाद जन्मा लिया। अर्व 
उनके लिए बाहर की चीर्जे उतनी महत्वपुर्ण नहीं हैं, भीतर की चीज ही 28 
की चीजों पर इम्पोज हो जाती हैं, उन पर छा जाती है, उसे घेर छेती है || 
इसीलिए महावीर सिकुड़े हुए मालूम नहीं पड़ते, फैले हुए मालूम पड़ते हैं) 


महावीर - वाणी र०्दे 


छनके व्यक्तित्व में कहीं कोई संकोच नहीं मालूम पड़ता, खिलाव मालूम पड़ता 
है। वे आनंदित हैं। वे तथाकथित तपस्वियों जैसे दुःखी नहीं हैं । 


(१४) और बुद्ध नदी पार न कर पाये 


बुद्ध से यह नहीं हो सका । यह विचार में ले लेना बहुत कीमती होगा 
और समभकता आसान होगा । टाइप अलग थी। लेकिन बुद्ध से यह नहीं हो 
सका । बुद्ध ते भी यही सब साधना शुरू की, जो महावीर ने की है। लेकिन 
घुद्ध को हर साधना के बाद ऐसा लगा कि इससे तो मैं और दीन हीन हो रहा 
हैं, कहीं कुछ पा तो नहीं रहा हूँ। इसलिए छः वर्ष के बाद बुद्ध ने सारी 
हपइचर्या छोड़ दी। स्वभावतः बुद्ध ने निष्कर्ष लिया कि तपद्चर्या व्यर्थ है । 
बुद्ध घुद्धिमान थे और ईमानदार थे। नासमझ होते, तो यह निष्करें भी न 
'लेते । अनेक नासमझ लगे चले जाते हैं उन दिशाओं में, जो उनके लिए नहीं 
हैं; उन दिशाओं में जिनकी उनमें क्षमता नहीं हैं, जो उनके व्यक्तित्व से 
तालमेल नहीं खातीं । और अपने को समभाये चले जाते हैं कि पिछले जन्मों के 
कर्मो के कारण ऐसा हो रहा है, शायद किये हुए पापों कें कारण ऐसा 
हो रहा है या छायद पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसा 
हो रहा है। ध्यान रहे जो आपकी दिशा नहीं है, उसमें आप पूरा प्रयास 
कभी भी न कर पायेंगे । इसलिए यह भ्रम वना ही रहेगा कि मैं पूरा 
प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ । बुद्ध ने छह वर्ष तक वही किया, जो महावीर कर 
रहे हैं । लेकिन बुद्ध को जो निष्पत्ति मिली वैसा करने से, वह वह नहीं है जो 
धहावीर को मिली | महावीर आनन्द को उपलब्ध हो गये, बुद्ध बहुत पीड़ा को 
उपलब्ध हुए | महावीर महाशक्ति को उपलब्ध हो गये, बुद्ध केवल निर्वल हो 
पये ॥ निरंजना नदी को पार करते वक्‍त एक दिन वे इतने कमजोर ये, उपवास 
के कारण कि किनारे को पकड़कर चढ़ने की शक्ति सालूम ने पड़ी । ; वक्ष की 
-एक जड़ को पकड़कर सोचने लगे कि इस उपवास से क्‍या मिलेगा, जिससे मैं 
नदी पार करने की शक्ति खो चुका, उससे इस भवसागर को कैसे पार कर 
पाऊँगा ? पागलरूपन है। यह नहीं होगा, ऋृश हो गये थे, हडियाँ सब निकछ आयी 
'थीं। बुद्ध का जो बहुत प्रसिद्ध चित्र उस समय का है, वह मुसीबत में पड़े तथा- 
कथित तपस्वी का चित्र है। एक ताम्र प्रतिमा उपलब्ध ! 
जिसमें बुद्ध का उत समय का चित्र है बहुत धुरानी, 
थे आरा शयवता के वा पा है, जब वे छह महीने तक निराहार रहे 

] ड्ड देर निकल कायी हैं, पेट पीठ से लग गया है । 


र०्४ महावीर - वाणी 


गाँखें भर जीवित दिखायी पड़ती हैं, बाकी सारा शरीर सूख गया है खूब ने 
जसे धहना बन्द कर दिया हो । चमड़ी जैसे सिकुड़ कर जुड़ गयी हो ) पारा 
शरीर मुर्दे का हो गया है। वैसे ही क्षण में निरंजना नदी को पार करते पेवेत 
घन्हें स्थोल भाया कि 'नहीं, यह सब व्यथे है!। और यह सब बुद्ध के लिए 
व्यय था | लेकिन इसी सबसे महावीर महाश्वित को उपलब्ध हुए। असल में 
बुद्ध ने जिनसे यह बात सुनी और सीखी, वह सब निषेघ था । यह-यह छोड़ो, 
बह-यह छोड़ो, और वे छोड़ते गये। जिसने जैसा कहा, वे करते चले गये । 
जिस गुरु ने जो बताया, वह उन्होंने किया। सथ छोड़कर उन्होंने पाया कि 
सब तो छूट गया, मिला कुछ भी नहीं । और मैं केवल दीन, हीन और दुर्घेल' 
हो गया | बुद्ध के लिए वह मार्ग न था। बुद्ध के व्यवितत्व का टाइप भिन्न 
था, ढांचा और था। फिर बुद्ध ने सबका त्याग कर दिया, सारे त्याग का 
त्याग कर विया। भोग को त्याय करके देख लिया था उससे कुछ पाया नहीं, 
इससे सारे त्याग का त्याग कर दिया । और जब त्याग का त्याग कर दिया, 
तब बुद्ध ने पाया 


(१४) जब इंद्वियों का जगत्‌ बीमार हो जाता है 


महावीर की भ्रक्रिया में और बुद्ध की प्रक्रिया में बड़ा उल्ठा भाव है। इस" 
लिए एक ही समय पैदा होकर दीनों की परंपरा बड़ी विपरीत है। बुद्ध नें 
भी पाया, वहीं पहुँचे, जहाँ कोई पहुँचता है या महावीर पहुँचते हैं। लेकिन 
त्याग से थे पाया । क्योंकि त्याग की जो धारणा बुद्ध के मन में प्रवेश कर गयी, 
घह निषेध की थी। वहीं भूल हो ययी । लेकिन महावीर की तो घारणा विभेम 
की थी । जब भी कोई त्याम या निषेध से चलेगा तो भटकेगा, १रेशान होगा 
और दुर्वल होगा, कहीं पहुँचेगा नहीं । आत्मबल मिलेगा नहीं, शरीर बल भौद 
खो जायेगा । अतीनद्रिय का जगत्‌ तो छुलेगा चहीँ, इंद्रियों का जगत्‌ दी पार 
होकर सिकुड़ जायेगा । अन्तरध्वति तो सुमायी वहीं पड़ेगी, कान बहरे हो 
ही जायेंगे । अंतर्‌ह्य तो दिखायी व पड़ेंगे, आँख घुंघली हो जायेगी । बन्तर- 
स्पर्श वो परत्ा व चलेगा, द्वाथ जड़ हो जायेंगे भर बाहर भी स्पश न कर 
पायेंगे । 

मिपेंध से यह भूल होती है। और परंपरा केवल निषेध दे सकती है। 
फ्योंकि हम णो पकड़ते हैं, उनकी वही दिखायी पड़ता है जो छोड़ा हैं । उन्हे वह 
चहीं दिखायी पड़ता, जो पाया हैं । तो महावीर की अगद ठीक से समझना द्दी 


महावीर - वाणी २०४ 


उनके गरिमाशालो संयम को समझना हो, उनके स्वस्थ, विधायक संयप्र को 
यदि समभना हो तो अतीन्द्रिय को जगाने के प्रयोग में प्रवेश करना होगा। 
प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई इंद्रिय तत्कार अतीन्द्रिय जगत्‌ में प्रवेश करने 
को तैयार खड़ी है। थोड़े से प्रयोग करने की जरूरत है और आपको पता चल" 
जायेगा कि जापकी अतीन्द्रिय क्षमता क्या है। दो-चार-पाँच छोटे प्रयोग करें 
ओर आपको एहसास होने लगेगा कि आपको दशा क्‍या है, आपका द्वार क्‍या 
है ? उसी द्वार से आगे बढ़ जायेंगे । 


कैसे पता चले, कोई कैसे जाने कि उसकी अतीन्द्रिय क्षमता कया हो 
सकती है ? 


हम सबको कई बार मौके मिलते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। क्योंकि 
हम उस दिशा में सोचते नहीं है। कभी आप बैठे हैं और अचानक आपको 
र्याल आ जाता है किसी मित्र का, तभी आप चेहरा उठाते हैं और देखते हैं 
वहू द्वार पर खड़ा है। आप सोचते हैं संयोग है। चूक गये मौके को। कभी: 
भाप सोचते हैं कि कितने बजे, ख्याल जाता है नौ होगा और घड़ी में देखते हैं 
ठीक मो बजे हैं। जाप सोचते हैं संयोग है । नहीं, चूक गये । यह एक अतीन्द्रिय 
भलक सिली थी। अगर ऐसी कोई भलक आपको मिलती है, तो इसके प्रयोग 
करें, इसको संयोग मत कहें । अगर घड़ी पर आपने सोचा नौ बजे हैं और 
घड़ी में नौ बजे हैं, तो फिर उस पर प्रयोग करना शुरू कर दें । कभी भी घड़ी' 
पहले भत देखें, पहले सोचें, फिर घड़ी देखें। और शीघ्र ही आपको पता' 
चलेगा, यह्‌ संयोग नहीं है । क्योंकि यह इतनी बार घटने छग्रेगा और यह घटने. 
की घटना, संख्या बढ़ने लगेगी, संयोग न रह जायेगा । 


आधी रात को उठें। पहले सोचें कि कितना बजा है। फिर सोचें कि- 
सोचने में भूल हो सकती है। तब फिर थोड़ा विचार कर ख्याल करें कि 
कितना वजा है। और जो पहला ख्याल हो, उसको ही घड़ी से मिलायें, दसरे 
से मत मिलायें । इसरा गड़बड़ होगा। पहला जो हो वही ठोक होगा । अगर 
आपको द्वार पर आये मित्र का रयाल भा गया तो फिर जरा इस.पर प्रयोग 
करें। जब भी हार पर बा सुनायी पड़े, दरवाजे की घंटी बजे, जल्दी से 
कै बाजा अत जजों । पहुंचे लॉख कर फरो'बर पहले जो चित्र आये उसको 
ख्याल में ले लो फिर दरवाजा खोलो। थोड़े ही दिन में आप पायेंगे 


कल ! कि यह 
संयोग नहीं था, यह झापकी क्षमता की भेलक थी, जिसको आप संयोग कहकर 


२०६ महावीर - वाणी ह 


ज्ुक रहे थे । और भी एकाघ दिशा में अगर आपका अतीर्द्रिय रूप खुलता शुरू 
हो जाये, तो आपकी इंद्वियाँ तत्काल फीकी पड़ती शुरू हो जायेंगी और आपके 
लिए संयम का विधायक मार्ग साफ होने लगेगा । 


(१६) सावधान ! संयोग” का खतरा है 


हम पूरे जीवत न मालूम कितने अवसरों को चूक जाते हैं, व मालूम 
'कितने ! और चूक जाने का हमारा एक तक॑ है कि हम हर चीज की संयोग 
“कहकर छोड़ देते हैं कि 'हो गया होगा |” ऐसा नहीं है कि संयोग नहीं होते, संयोग 
होते हैं। लेकिन बिना परीक्षा किये मत कहें कि संयोग है । परीक्षा कर लें। 
हो सकता है संयोग न हो । और अगर संयोग नहीं है तो आपकी शत का 
आपको अनुमान होना शुरू हो जायेगा । एक वार आपको ख्याल में भा जाय 
आपको शक्त का सूत्र, तो आप उसको फिर विकसित कर सकते हैं, उसको 
प्रशिक्षित कर सकते हैं। संयम उसका प्रशिक्षण है। एक दिन आपने उपवास 
“किया और उस दिन आपको भोजन की बिलकुल याद न आये इसलिए अपने 
को भुलाने की कोशिश में मत लगवा, जैसे उपवास करने वाले लगते हैं। एक 
दिन उपवास किया तो आदमी मंदिर में जाकर बैठ जाता है, भजन कीर्तन की 
“धुन में लगा रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है, साधु को सुतता रहता है । वह 
-सव इसलिए है कि भोजन की याद न आये । यहीं वह चूक रहा है| जिंत दिन 
भोजन नहीं किया उस दिन कुछ व करें फिर। खाली बैठ जायें, लेट जायें । 
और देखें, अगर चौवीस घंटे में आपको भोजन की याद न आये, तो उपवास 
आपके लिए मार्ग हो सकता है। तो आप महावीर जितने लम्बे उपवाप्तों की 
हुनिया में प्रवेश कर सकते हैं वह आपका द्वार बन सकता है। आग* आपकी 
सोजन ही भोजन की याद आने लगें, तो आप जानना कि वह जापका रास्ता 
'चहीं है, आपके लिए वह ठीक नहीं होगा । 


(१७) वांखुरी और मद्दावीर 


किसी भी दिशा में--पच्चीस दिशाएँ . चौवीस घंटे खुलती हैं । जो जानते 

हैं वे तो कहते हैं--हर क्षण हम चौराहे पर होते हैं, जहाँ से दिश्ाएँ खुलती हैं। 

इसलिए हर क्षण अपनी दिशा को खोज छेना सावक के छिए बहुत जरूरी 

है, नहीं तो बह भटक सकता है। इसमें दूसरे को आरोपित मत कदना, पे अपने 
-को ही खोजवा और बपने टाइप को खोजना--अपने ढाँचे को, अपने व्यवितित्व 


सहावीर - वाणी २०७ 


के रूप कौ, नहीं तो भूल हो जाती है। महावीर को मानने वाले घर में पैदा 
हो गये हैं, इसलिए आप महावीर के मार्ग पर जा सकेंगे, यह अनिवार्य नहीं 
है। कोई नहीं कह सकता है कि आपके लिए मोहम्मद का मार्ग ठोक होगा या 
कृष्ण का मार्ग ठोक नहीं होगा । जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण को मानने वाले 
घर में पैदा हो गये हैं इसलिए बाँसुरी में आपको कोई रस भा जायेगा । गह 
कतई जरूरी नहीं है। हो सकता है महावीर आपके लिए सार्थक हो, जिनसे 
बाँसुरी को कहीं भी जोड़ा नहीं जा सक्रता । अगर महावीर के पास वाँसुरी 
रखो, तो या तो महावीर को हटाना पड़ेगा या बांसुरी को हटाना पढ़ेगा। 
न दोसों का कहीं कोई तालमेल नहीं पड़ता । कृष्ण के हाथ से बाँसुरी हटा 
'लो तो कृष्ण ६० प्रतिशत हट गये, वहाँ कुछ बचे ही नहीं । कृष्ण के हाथ में 
बाँसूरी न हो, तो ऋष्ण को पहचालवा मुश्किल है । अगर बाँसुरी अकेछी रखी 
की हो, तो कृष्ण कू ख्याल आ भी सकता है। तो व्यक्तित्व के टाइप हैं। हमने 
ऋश्मी इस मुल्क में चार बर्णों को बाँटा था, यह बहुत मजे की बात है कि ये 
चार वर्ण हमारे चार ठाइप थे, जो मूल आदमी के चार रूप ही सकते हैं। 


अभी झूस के वैज्ञानिक फिर आदमी को इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चार 
हिस्सों में बाँटने में लगे हुए हैं॥ वे कहते हैं फोर टाइप्स हैं। आबार उनका 
हैं कि व्यक्त के शरीर का जो विद्युत प्रवाह है, वह उसके टाइप को बत्ताता 
है। शरीर का जो विद्युत्‌ प्रवाह है, वह सबका अछ्य-अछग है। मैं मानता हूँ 
कि महावीर का विद्युत्‌ का प्रवाह पाजिटिव था। इसलिए वे किसी भी सक्रिय 
साधना में कूद सके | बुद्ध का इलेक्ट्रिक का प्रभाव निगेटिव था । इसलिए चे 
किसी सक्रिय साधना से कुछ भी न था सके। उन्हें एक दिन बिलकुल ही 
निष्क्रिय और शूल्य हो जाता पढ़ा । वहीं से उनकी उपलब्धि का द्वार खुला.। 
यह व्यक्तित्व का भेद हैं। यह सिद्धान्त भेद नहीं है 


अब तक मनुष्य जाति बहुत उपद्रव में रही है, क्योंकि हम व्यक्तित्व के 
कैद को सिद्धांतों का भेद मानकर व्यर्थ के विवादों में पड़े रहे। अपने व्यव्तित्व 
को खोज छें, अपनी विशिष्ट इंद्रिय को खोज लें, अपनी क्षमता का थोडा सा 
थाकलरूत कर छें,और फिर आप संयम की दिला में गति करता रोज-रोज आसान 
पायेंगे । लेकिन आपने अपनी क्षमता की विना आंके किली और की क्षमता के 
झनुकरण में चलने की कोशिश की तो आप अपने को रोज-रोज झंझट में पा 
"सकते है। क्योंकि वह आपका मार्ग नहीं है, आपका द्वार नहीं है। जो बहुत बड़ा 


रु 


श्ण्८ मद्दावीर - वाणी 


दुर्भाग्य इस जगत्‌ में घटा है वह यह है कि हम अपने घम्म को जन्म से तय 
करते हैं | इससें बड़ी कोई दुर्भाग्य की घटना पृथ्वी पर नहीं हुई । क्योंकि इससे 
सिर्फ उपद्रव होता है और कुछ भी नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म 
सचेतन रूप से खोजना चाहिए | जीवन' का जो परम लक्ष्य हैं, वह जन्म से नहीं 
तय होता है । आपको खोजना पड़ेगा। वह बड़ी मुश्किक से साथ होता है,. 
लेकिन जिस दिन वह साथ हो जायेगा, उस दिन आपके लिए सव सुलभ हो' 
जायेगा । दुनिया से घ॒र्म के नष्ट होने के बुनियादी कारणों में एक यह है कि हम 
धर्म को जन्म से जोड़े हैं। धर्म हमारी खोज नहीं है। और इसलिए यह भी' 
होता है कि महावीर के वक्‍त में महावीर का विचार जितने लोगों के जीवन 
में क्रान्ति ला पाया, फिर २५०० साल में भी उतने छोगों की जिन्दगी में- 
नहीं ला पाया। उसका कुल कारण इतना है कि महावीर के पास उस वक्‍त 
जो लोग आये हैं, वह उनकी च्वाइस है, जन्म-रूढ़ि नहीं है। यह उनकाः 
चुनाव था । उसके व्यक्तित्व और महावीर कें व्यक्तित्व में कोई कशिश, कोई - 
भैगनेटिज्म था, जिसते उन्हें खींचा था, वह उनके पास आ गया। लेकिन: 
उसका बेंढा ? उसका बेटा सिर्फ पैदा होने से महावीर के पास जायेगा, तो वह 

कभी पास नहीं पहुँचने वाला है। इसलिए महावीर, या बुद्ध था कृष्ण, या 

ऋइसस्‍्ट के जीवन के क्षणों में इनके पास जो लोग आये हैं, उनके जीवन में 
आमूल रूपान्तरण हो गया है । फिर यह घटना दोबारा नहीं घटती | हर पीढ़ी” 
घीरे-धीरे औपचारिक हो जाती है । घर्मं औपचारिक हो जाता है ! 


(१८) औपचारिक धर्म * चास्तविक अधर्म 


क्योंकि हम इस घर में पैदा हुए हैं, इसलिए मंदिर में जाते हैं। भला: 
घर और मंदिर का कोई सम्बन्ध है ? मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी दिद्ा, मेरा 
आयाम क्या है, कौन सा चुम्बक मुझे खींच सकता है या किस छुम्वक से मेरे 
सर्म्वन्ध जुड़ सकते हैं--वह प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्य खोजना चाहिए | हम एक 
घार्मिक दुनिया बनामे में तभी सफल हो पायेंगे, जब हम प्रत्येक व्यक्ति को' 
अपना घर्म चुनने की सहज स्वतंत्रता दें, अन्यथा दुनिया में धर्म न हो पायेगा, . 
झधर्म होगा । और घाधिक लोग औपचारिक होंगे और अधार्मिक वास्तविक 
होंगे। यह बड़े मजे की बात है। कोई आदमी नास्तिकता को कांससली' 
चुनता है, उसे छनना पड़ता है। वह कहता है नहीं है ईश्वर, तो यह 


उसका छुनाव होता हैं। जौर जो आदमी कहता है कि इईंदवर है, यह उम्तर्ः 


महावीर - वाणी २०९ 


घाप-दादों का चुनाव है। इसलिए नास्तिक के सामने आस्तिक हमेशा हार 
जाते हैं। इसका कारण है। क्योंकि आपका तो वह चुनाव ही नहीं है । जाप 
आस्तिक हैं पैदाइश से, वह आदमी नास्तिक है चुनाव से । उसकी नास्तिकता 
में एक वल है, एक तेजी है, एक गति है, एक प्राण का स्पर्श होता है। आपकी 
आस्तिकता सिर्फ फार्मल होती है । हाथ में एक कागज का दुकड़ा है, जिस पर 
लिखा है, आप फिस घर में पैदा हुए हैं? और वही आपका चुनाव हो जाता है। 
इस तरह आस्तिक नास्तिक से हार जाता है। लेकिन ज्यादा दिन यह नहीं. 
चलेगा | भ्रव नास्तिकता भी धर्म वन गयी है । 


(१०) जब नास्तिकता भी धर्म वन जाती है 


१६१७ की रूसी क्रांति के बाद नास्तिकता भी धर्म है। इसलिए रूस में 
नास्तिक विलकुल कमजोर है। रूस में नास्तिक पैदाइश से नास्तिक है। उसका 
बाप नास्तिक था, इसलिए वे नास्तिक है । इसलिए नास्तिकता भी निर्वल, नपूंसक 
हो गयी । उसमें भी वह वल नहीं रह गया । निश्चित ही बल होता है अपने 
चुनाव भें । में अगर मरने के लिए भी गड्ढे में कूदते जाऊँओऔर वह भेरा 
अपना चुनाव है, तो मेरी मृत्यु में भी जीवन की आभा होगी। और अगर 
मुझे स्व भी मिल जाये घवके से, फार्मल, तो मैं उदास-उदास स्वर्ग की 
गलियों में भटकने लगूंगा। वह मेरे लिए नक॑ हो जायेगा । उससे मेरी आत्मा 
का कोई तालमेल होने वाला नहीं है। संयम को चुनें, अपने को खोजें, सिद्धान्त 
का वहुत भाग्रह न रखें, अपने को खोजें अपनी इंद्रियों को खोजें, अपने वहाव 
को देखें कि मेरी ऊर्जा किस तरफ बहती है, उससे लड़ें मत, वही आपका भागे 
बनेगा । उससे ही पीछे छौटें और विधायक रूप से थोड़ा अतीन्द्रिय रूप का 
अनुभव शुरू करें। श्रत्येक व्यक्ति के पास अतीन्द्रिय क्षमता है। उसे पता हो, 
नपता हो। अत्येक व्यवित चमत्कारिक रूप से अतीन्िय प्रतिभा से भरा हुमा 
है । जरा कहीं द्वार खटखटाने की जरूरत है और खजाने खलते दारू हो जाते 

हैं । गौर जैसे ही यह होता हैं, इंद्रियों का जगत्‌ फीका हो जाता है । 


दो तीन चातें संयम के संबंध में और | फिर हम तप की वात शुरू करेंगे। 
झादमी भूलें भी नयी-तयी वहीं करता है, पुरानी ही करता है। जड़ता का इससे 
चड़ा और क्या प्रमाण होगा ? अगर आप जिन्दगी में छौट कर. देखें, तो एक 
देन से ज्यादा भूलें भाप न गिना पायेंगे । हां, उन्हीं-उन्हों को कई बार किया । 
ऐसा लगता है कि अनुभव से हम कुछ सीखते ही नहीं। और जो अनुभव से 


२१० महावीर - वाणी 


नहीं सीखता, वह संयम में नहीं जा सकेगा । संयम में जाने का अर्थ ही यह हैं 
कि अनुभव ने बताया कि असंयम गलत था, असंयम दुख था, असंयम सिर्फ 
पीड़ा थी और नर्क था । लेकिन हम तो अनुभव से सीख नहीं रहे । अच्छा हो 
कि मैं मुल्ला की बात आपको बताऊँ। 


(२०) वाथरूम मे झांकते हुए मुल्ला नसरुद्दति 


साठ वर्ष का हो गया है मुल्छा । काफी हाउस में मित्रों के पास बेठ कर 
गपदप कर रहा हैं एक साँफ | गपशप का रुख अनेक वातों से घुमता इस वात 
पर आ गया था कि एक बूढ़े मित्र ने पूछा ( सभी बूढ़े हैं। साठ साल का नसर- 
हीन है, उसके मित्र भी बूढ़े हैं) कि तसरुद्दीन तुम्हारी जिन्दगी में कोई ऐसा 
मौका आया, तुम्हें ख्याल भाता है जब तुम बड़ी परेशानी में पड़ गये होगे, 
बहुत क्षाकवर्ड म्रवमेण्ट में ? 

नससरूद्दीव ने कहा, सभी के जिन्दगी में आता है। लेकिन तुम अपनी 
जिन्दगी बताओ, तो हम भी बतायें । ; 

सभी बूढ़ों ने अपनी-अपनी जिन्दगी के वे क्षण वताये, जब वे बड़ी मुश्किल 
में पड़ गये, जहाँ कुछ निकलने का रास्ता न रहा । कभी किसी ने चोरी की 
और रंगे हाथ पकड़ गया । कभी कोई मूठ बोला भौर भूठ नरनता से प्रकट 
ही गया । 
नसरुद्दीन ते कहा कि मुझे याद हैं। घर की नौकरानी स्वान कर रही भी 
और मैं ताली के छेद से उसको देख रहा था । मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया । 
उस वक्‍त मेरी बड़ी बुरी हालत हुईं । 

बाकी बूढ़े हंसे, आँखें मिचकाई। उन्होंने कहा, इसमें इतने परेशान मर्त 
हो । सभी की जिन्दगी में वचपन में ऐसे मौके आ, जाते हैं । 

नसरुह्ीन ने कहा, छाट आर यू सेईंग ! दिस इज एबाउट 8 
हो ? यह कल की ही वात है । वचपन और बुढ़ापे में चालाक 
भछे बढ़ जाती हो, भूलें नहीं वदलती हैं । हाँ, बूढ़ा जरा होशियार हो जाग 
हैं, पकड़ में कम भाता है, यह दूसरी बात है। वच्चा कर्म होशियार होता है, 
पकड़ में जल्दी भा जाता हैं । अभी उसके पास चालाकी के उपाय ही 2 
हैँ पथ यह भी हो सकता है कि बच्चे को पकड़ने वाले लोग हैं, बूढ़े को पकड़ 


बचपन कह रहे 


मद्दावीर - वाणी २११ 


वाले लोग नहीं हैं। बाकी कहीं अनुभव में कुछ भेद पड़ता हो, ऐसा दिखायी 
नहीं पड़ता । 


(२१) अगर पाप नहीं तो जिये केसे ? 


तसरुद्दीन मरा । स्वर्ग के द्वार पर पहुँचा है । सौ वर्ष के ऊपर होकर मरा 
है । काफी जिया है बहू। कथा है कि सेंटपीटर ने, जो स्वगे के दरवाजे पर 
पहरा देते हैं, नसरुद्दीत ते पूछा, 'काफी दिन रहे, बहुत दिन रहे, लम्बा समय 
रहे । कौन-कौन से पाप किये पृथ्वी पर ?” 

नसरुद्दीन ते कहा, 'पाप किये ही नहीं ।' 

सेंटपीटर ने समझा कि शायद पाप बहुत पारिवाषिक बात है, ख्याल में न 
आती हो। बूढ़ा आदमी है) तो स्पष्ट कहा--'चोरी की कभी ?* 

नसरुद्दीन ने कहा, 'नहीं ।' 

“कप्ती झूठ बोले ? 

नसरुद्दीन ने कहा, 'नहीं ।' 

कभी शराब पी ?' 

नसरुद्दीन ने कहां, 'नहीं ।' ॒ 

कभी ज्यों के पीछे पागल होकर भटके ?' र 

नसरुद्दीन ने कहा, “नहीं । 

सेंटपीटर वहुत चौंका | उसने कहा, 'देन ह्वाट यू हैव बीन डूइंग देवर फार 
सो छांग टाइम) सौ साल तक तुम कर क्या रहे थे वहाँ ? कंसे गुजारे इतने 
इतने दित ? 

ससरुद्दीन ने कहा कि अब तुमने मुझे पकड़ा। यह तो भुंभट का सच्यल 
है। ठेकिन इसका जवाब मैं तुमसे एक सवाल पुछकर देना चाहता हूँ । हवाट 
हैव यू बीच डुइंग हियर ? तुम वया कर रहे हो यहाँ ? हम तो सो सार रहे, 
लेकिन तुम्हें तो सुनते हैं कि अनन्त कार से तुम यह हो ? 
,. पाप न् हो, तो आदमी को लगता ही नहीं कि जिये कैसे । असंयम न हो 
त्तो आदमी को लगता 5९ नहीं जिये कैसे ! हमारी समझ सें यह नहीं बाता 
कि संयम हैं, तो फिर जियेंगे क्या ? न स्वाद में कोई रस रह जायेगा, न संगीत 


4 


श्श्र महावोर - वाणी 


पु 


में कोई रस रह जायेगा, न कोई रूप आकर्षित करेगा, न भोजन पुकारेगा, ने 
बच बुलायेंगे, न महत्वाकांक्षा रह जायेगी। तो फिर हम जियेंगे कैसे ? मेरे 
पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षा न रही, अगर बड़ा 
मकान बनाने का रुयाल मिट गया, अगर और सुन्दर होने का ख्याढू मिट 
गया, तो जियेंगे कैसे ? अगर और धन पाने का ख्याछ् मिट गया तो हम 
णियेंगे कैसे ? हमें लगता ही यह है कि पाप ही जीवन की विधि है । असंयम 
ही जीवन का ढंग है । इसलिए हम सुत्त लेते हैं कि संयम को बात अच्छी है। 
लेकिन वह हमें छू नहीं पाती। हमारे अतृभव से उसका कोई मेल नहीं हैं। 
और यह हमारा सवाल ठीक ही है| क्‍योंकि जब भी हमें संयम का र्याल 
उठता है, तो लगता है निषेध करो--यह छोड़ो, यह छोड़ो, यह छोड़ो । तो 
यह जो हमारा जीवन है, सब छोड़ देने को है ? तो फिर जीवन कहाँ हैं ! यह 
निषेधात्सक होने की वजह से हमारी तकलीफ है। मैं नहीं कहता कि यह छोड़ो, 
पह छोड़ो । मैं कहता हूँ, यह भी पाया जा सकता है, यह भी पाया जा सकता 
है, यह भी पाया जा सकता हैं | इसे पाओ । हाँ, इस पाने में कुछ छूट जायेगा, 
निर्िचित ही । छेकिन तब खाली जगह नहीं छूटेगी भीतर | तब भीतर एक 
तया फ़ुलक्षिल्मेन्ट, एक नया भराव होगा । 

, हँसारी सभी इंद्वियाँ एक पैठने में, एक व्यवस्था में जीती हैं। अगर 
आपकी झतीन्द्रिय दृष्य दिखायी पड़ने शुरू हो जायें, तो ऐसा नहीं कि मिफ 
अखि से छुटकारा मिलेगा। नहीं, जिस दित भाँख से छुटकारा मिलता हैं, 
उस दिन अचानक काव से भी छूटकारा मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि 
अनुभव का एक नया रूप जब आपके ख्याल में आता है कि जाँख के णयत्‌ 

में भी भीतर का दर्शन है तो फिर कान के जगत्‌ में भी भीतर की छ्वतें 
होगी, भीतर का नाद होगा, स्पर्श के जगत्‌ में भी स्पर्श का जगत्‌ होगा, फिर 
सम्भोग के जगत्‌ में भी भीतर की संमाधि होगी । वह तत्काल ख्याल में लाना 
शुरू हो जाता है। जब एक जगह से ढांचा द्ृट जाय असंयम का तो सब जग 
से दीवाल गिरनी शुरू हो जाता है। प्रत्येक चीज एक ढांचे में जाती है| एक 
ईंट खींच लें, सत्र गिर जाता है। 
(२२) और आधिकारी भाग खड़ा हुआ 


त्दु ४ धकार गये 7 
जनगणना हो रही है। मुलला नसरुद्दीन के घर अधिकारी ग हे 
उसस्ते पूछ रहे हैं घर के बाबत । जकेला बैठा है उदास । अधिकारी ने पूछा कि 


मद्दावीर - वाणों २१३ 


कुछ अपसे परिवार का ब्यौरा दो, जनगणना लिखने आया हूँ। नसरुद्दीन ने 
कहा, भेरे पिता जेलखाने में बन्द हैं। और अपराध की मत पूछो, क्योंकि 
बड़ी लम्बी संख्या है। मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गयी है । किसके साथ 
भाग गयी हैं, इसका हिसाव लगाना बेकार है। क्‍योंकि किसी के भी साथ 
भाग सकती थी। मेरी बड़ी लड़की पागलखाने में है। दिमाग का इलाज 


चलता है। यह मत पूछो कि कौन सी बीमारी है, यह पुछों कि कौन सी 
जचीमारी नहीं है ? 


थोड़ा बेचैन होने लगा अधिकारी । बड़ी मृसीबत का मामला है । यहाँ से 

केसे भागें ? किस तरह सहानुभूति बतलायें इसको और निकलें यहाँ से ? 

तभी नसरुददीन ने कहा, और भेरा छोटा लड़का बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में 

. है | अधिकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने कहा, बहुत अच्छा । प्रतिभायाली 
मालूम पड़ता है। कया अध्ययव कर रहा है ? 


नसरुददीन ने कहा, गलत मत समझो ) भला हमारे घर कोई अध्ययन 
करेगा, ? हमारे घर में कोई प्रतिभा पैदा होगी ? न तो कोई प्रतिभाशाली 
है और न कोई अध्ययन कर रहा है। बनाश्स विश्वच्चालय के छोग उसका 
अध्ययन कर रहे हैं। दे आर स्टडीइंग हिम । 


-. नसरुदुदीन ने कहा, हमारे घर के वावत कुछ तो समझो, उसमें जो पुरा 
डाँचा में है। और रहो मेरी बात, सो तुम न पूछी तो अच्छा है। लेकिन जब 
तक वह यह कह रहा था, तब तक वह अधिकारी भाग चुका था । 


(३२३) एक पागरू ठीक करने के लिए 


ढाँचे में चीजों का अस्तित्व होता है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैँ कि 
जगर आपकी घर में एक आदमी पागल होता है, तो किपी न किसी रूप में 
आपके पूरे परिवार में -ठाँचा होगा पागलपन का । इसलिए नया मनोविज्ञान 
कहता है कि एक पागल की चिकित्सा नहीं की जा सकती, जब तक उसके 
"परिवार की चिकित्सा न की जाये । परिवार की चिकित्सा, फैमिली येरपी 
नयी विकसित हो रही है। जो भर सोचते हैं, ये कहते हैं परिवार से 
भी क्‍या फके पड़ेगा ? क्योंकि परिवार दूसरे परिवारों के ढचे में जीता है। 
तो अब तक पूरी सोसायटी की चिकित्सा न हो जाये, जब तक परे समाज 
की चिकित्सा न हो, तव तक एक पागल को ठीक करना मुश्किल है । 


२१७ महावीर - वाणों 


इस तरह वे भ्रुप थेरेपी की बात करते हैं। वे कहते हैँ कि वह जो समूह है 
पूरा उस समूह के ढाँचे में एक आदमी पाग्रलू होता है। चौजें संयुक्त हैं । 


लेकिन एक वात उनके खयाल में नहीं है, जो मैं कहना चाहता हे 
हो सकता है कभी ख्याल में आये, लेकिन उसको सौ साल लग सकते हँ । 
यह वात जरूर सच है कि अगर एक घर में एक आदमी पागल है, तो 
किसी न किसी रूप में उसके पागलपन में पूरे घर के छोगों ने कंट्रीव्यूट 
किया है। उन सबने कुछ न कुछ सहयोग दिया है, अन्यथा वह पागल कंसे 
हो जाता ? और यह भी सच है कि जब तक उस घर के सारे लोग ठीक 
त हो जायें, तब तक यह आदमी ठीक नहीं हो सकता | यह भी सच है 
कि एक परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा है और पूरा समूह उस परिवार 
को पागल करने में कुछ हाथ बेंठाता है। जब तक पूरा समूह ठीक नहीं हो, 
एक परागलपन ठीक नहीं हो सकता । लेकिन इससे उल्टी बात भी सच 
है कि अगर घर से एक आदमी स्वस्थ हो जाये, तो पूरे घर के पागलपन 
का ढाँचा हटना शुरू हो जाता है । यह बात अभी उनके ख्याल में नहीं है। 
यह वात उनके ख्याल में कभी न कभी आ जायेगी। लेकिन भारत के 
ख्याल में यह वात बहुत पुरानी है कि अगर एक आदमी ठीक हो जाये, तो 
पूरे समूह का ढाँचा टहूटना शुरू हो जाता हैं । 


इसे हम ऐसा समझें कि अग्रर आपके भीतर एक इंद्विय में ठीक दिशा 
शुरू हो जाये, तो आपकी सारी इंद्रियों का पुराना ढाँचा हृटना शुरू हो जाता हैं । 
आपकी एक वृत्ति संयम की तरफ जाने लगें, तो आपकी वाकी चृत्तियाँ असंयम 
की तरफ जाने में असमर्थ हो जाती हैं | मुश्किल पड़ जाती है। जरा सा, ईच 
भर का फर्क और सारा का सारा रूंप बदलना शुरू होता है। एक विन्दु मात्र 
आपके भीतर संयम का प्रकट होने लगे, तो जापके असंयम का भवेरा गिरने 
लगेगा । मौर घ्याच रहे श्रेष्ठतर सदा शक्तिशाली है । तो मैं मानता हैं कि 
अयर एक व्यक्ति एक घर में ठीक हो जाये, तो उस घर को पूरा ठीक कर 
सकता है। क्योंकि श्रेष्ठतर शक्तिशाली है । भगर एक व्यक्ति एक समूह में 
ठीक हो जाये, तो पूरे समूह को ठीक होने के संचारण उसके आसपास से होने 
लगते हैं, क्योंकि वह श्रेष्ठ शक्तिशाली हैं ॥ अगर आपके भीतर एक विचार भी 
ठीक ह्वो जाये, एक वृत्ति भी ठीक हो जाये, तो आपकी सारी वृत्तियों की . 
ढांचा हुव्ने और बदलने छगता हैं, विखरने लगवा है। फिर आप वही नहीं 


महावीर - वाणी श्श््‌ 


हो सकते, जो आप थे । इसलिए पूरे संयम को चेष्टा में मत पड़ना। पूरा संयम 
संभव नहीं है। आज संभव नहीं है । इसी वक्‍त संभव नहीं है। लेकिन किसी 
एक वृत्ति को तो आप इसी वक्‍त और अभी रूपांतरित कर सकते हैँ । और ध्यान 
रखना उस एक का बदलना आपकी और वदलाहट के लिए दिशा वन जायेगी । 


आपकी जिन्दगी में प्रकाश की एक किरण उतर आये, तो अंधेरा कितना 
ही पुराना हो, भय का कोई कारण नहीं है। प्रकाश की एक किरण अनन्तगुना 
अँघेरे से भी शवितशाली हो सकती है, संयम का एक छोटा सा सूत्र, ध्प्त॑यम 
की गिदगियों को, अनन्त जिदगियों को मिट्टी में गिरा देता है। लेकिन वह 
एक सूत्र अगर शुरू करता हो, तो विधायक हृष्टि रखना है। शुरू अगर 
करना हो, तो उसी इंद्रिय से काम शुरू करना जो सबसे ज्यादा दक्तिशाली 
हो | शुरू अगर करना तो मार्ग मत तोड़ना। उसी मार्ग से पीछे लौठना है, 
जिससे हम बाहर गये हैं । शुरू अगर करना हो, तो भंधानुकरण मत करना कि 
किस घर में पैदा हुए हैं। अपने व्यक्तित्व की सम्झ को घ्यान में लेना और 
फिर जहाँ भी मार्ग मिले, वहाँ से चले जाना । महावीर जहाँ पहुँचते हैं, वहीं 
मुहम्मद पहुँच जाते हैं । जहाँ बुद्ध पहुँचते हैं, वहीं कृष्ण पहुँच जाते हैं । जहाँ 
लाओत्से पहुँचता है, वहीं क्राइस्ट पहुँच जाते हैं। नहीं मालुम आपको किस 
जगह से द्वार मिलेगा । आप पहुँचने की फिक्र करना, द्वार की जिद मत करना 
कि मैं इसी दरवाजे से प्रवेश करूँगा । 


हो सकता है वह दरवाजा आपके लिए दीवाल' सिद्ध हो, लेकिन 

हम सब इस जिद में हैं कि हम तो जीनेन्द्र को मानने वाले हैं, तो अगर 
हम जायेंगे तो जीनेन्द्र के मार्ग से जायेंगे। या तो हम विष्णू को मानने 
वाले हैं, हम तो राम को मानने वाले हैं तो हम राम के मार्ग से जायेंगे। 
आप किसको मानने वाले हैं, वह उस दिन सिद्ध होगा, जिस दिन आप 
पहुँचेंगे । उसके पहले सिद्ध नहीं होगा। आप किस द्वार से निकलेंगे वह 
उसी दिन सिद्ध होगा, जिस दिन आप मिकल चुके होंगे। उसके पहले 
सिद्ध नहीं होता है। लेकिन आप पहले से यह तय किये हुए बैठे हैं कि 
मैं तो इस द्वार से निकलूंगा, जिद यह है कि इसी सीढ़ी से चढेंगे। चढ़ने से 
कोई मतलव नहीं, न भी चढ़ें तो चलेगा, लेकिन सीढ़ी यही होनी चाहिए । यह 
पागलपन है और इससे पूरी पृथ्वी पागल हुई है। घम्मं के नाम पर जो पागल- 
पन खड़ा हुआ है वह इसलिए नहीं कि आपको मंजिल का कोई भी ध्यान 
नहीं । को भगर साधन का अति आग्रह है। इस पर थोड़ा ढीछे होंगे 

मुक्त होंगे, तो आप बहुत शीघ्र संय 

में, बल्कि जीने में समर्थ हो सकते है हे 00 323 208 0६ 


आठवाँ प्रवचन 
पर्युषण व्याख्यान-माला, दिनांक २५ अगस्त, १६७१ 


तप बनाम यह सब खेला ध्यान का 


धस्सो मंगलमुक्किट्टस, अहिंसा संजमो तवो। 

देवा वि त॑ नर्मंसन्ति, जर्स धस्मो सया मणो॥१॥ 
अथे-- 
'घर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कोन सा घर्म ?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । 


जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलरन रहता है, उसे देवता भी 
नमस्कार करते हैं । | 


अहिंसा है आत्मा, संयम है प्राण, तप है शरीर । स्वभावतः भहिसा के 
संबंध में भूलें हुई हैं, गलत व्याख्याएँ हुई हैं । लेकिन मे भूलें और व्यास्याएँ 
अपरिचय को भूलें हैं। संयम के सम्बन्ध में भी झूलें हुई हैं, गलत व्याख्याएँ 
हुई हैं। लेकिन वे भूर्ले भी अपरिचय की भूलें हैं। जिम्तसे हम अपरिचित हैं, 
उसकी गलत व्याख्या करती भी कठिन होती है। गलत व्याख्या के लिए 
क्षी परिचय ज़रूरी है। और हमारा सर्वाधिक परिचिय तप से है, क्योंकि वह 
सबसे बाह्य रूप-रेखा है । वह शरीर है । 


तप के सम्बन्ध में सर्वाधिक भूलें हुई हैं, और सर्वाधिक गलत व्याख्याएँ 
हुई हैं। भौर उन गलत व्याख्याओं से जितना अहित हुआ है, उतना किसी और 
चीज से वहीं हुआ है । एक फर्क है कि तप के संबंध में जो गलत व्याख्या है, 
बे हमारी परिचय की भूलें हैं। तप से हम परिचित हैं बोर तप से हम आसानी 
से परिचित हो जाते हैँ ॥ असल' में तप तक जाने के लिए हमें अपने को बदलना 
ही यहीं पड़ा। हम जैसे हैं, तप में हम वैसे ही प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि तप द्वार 
है | और इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही तप में चले जाएँ तो तप हमें नहीं बदल 
पाता, हम तप को बदल डालते हैं । 


(१) तप की गलत व्याख्याएँ: 


तप की जो गलत व्याख्या निरंतर होती है, वह हमें समझ छेनी चाहिए 
तभी हम ठीक व्याख्या की तरफ कदम उठा सकते हैं। हम भोग से परिचित 
हैं, भोग यानी सुख की आर्काक्षा से। सुख की सभी आकांक्षा दुःख में ले जाती 
है । सुख पं सभी जाकाक्षा जंततः दुःख में झोड़ जाती है, उदास, खिनन्‍्न, उजड़े, 


मद्नवीर - वाणी 


र 
जद 
शत 


टद पे स्वभाव: एक भूव पैदा होती है। और वह यह है कि यदि हा 
एप की माँग करके हु:श्व में पहुंच जाते हैं तो क्या दुःख की माँग करके हुं में 
नहीं पहुँच तकते ? यदि सुख की भारकाज्षा करते हैं गौर दुःख मिलता है, तो 
पयों न हम दुःख की बाकांक्षा करें और सुस्त को पा लें । इसलिए तप नी षो 
हक यु है, वह भोगी चित्त से निकलती है। भोगी चित्त का बनुधव यही 
मे क्लियुत्र दुःस में ले जाता है। विपरीत हम करेंगे तो हम सुख में पहुंच 
सकते हैँ ! दो सभी अपने को सुख्र देने की कोशिश करते हैं, हम अपने को दु.छ 
देने की कोशिश करें । यदि सुख की कोशिश दुःख लाती है तो दुख की कोशिश 
चुत वा सक्तेगी, ऐसा सीधा गणित मालूम पड़ता है। लेकिन जिल्गी इतनी 
सोधी नहीं है । बौर जिन्दगी का गणित इतना साफ़ नहीं है! बिलगी कहां 
उतकाव है । उसके रास्ते इतते सीवे होते तो सभी सुछ हंछ हो जाता । 


&एः 22 


(५) चले थे शराब वन्द्‌ करने 

सुना है मैंते कि रूस के एक बड़े मवोवैज्यानिक प्रावलरफ के पा जिसने 
कंडीशंड रिफलेक्ट्स के सिद्धांत का जन्म दिया है भौर कहा कि बनुभव संबुर्त 
हो जाते हैं, एक बूढ़े आदमी को लाग्ा गया जो कि झराव पीते की बट हे 
इतना परेशान हो गया है कि चिकित्सक कहते हैं कि उसके छुन में शरायें पर 
बचना मुद्किल है; अगर शराव बंद व कर 
दो जागे। लेकित वह कोई तीस साल से शराब पी रहा है। इतना वी 
क्षत्सतक डरते हैं कि अगर तोड़ा जाये तो भी मौत हो ककती 
हैं। तो पावलफ के पास लाया गया। पावलफ़ में लपने एक निष्णात शिष्य 
को सौंगा मौर कहा कि इस व्यक्ति को शराव पिलाओं | और जब वह 8 
की प्याली हाथ में ले, तभी इसे विजली का शक दो। ऐसा निरंतर कर्ण से 
दराव पीता और बिजली का धक्का और पीड़ा संयुक्त हो जायेगी! शाप 
और पीड़ा युक्त हो जायेगी, कंडीशंड हो जायेगी । तब पीड़ा को छोड़वा बॉ 
को छोड़ना वन जायेगा । और छुंक बार यहें भाव मत में बैठ जाये गहरे कि 
सयब पी देती है, हुःव लाती है तो शराव को छोड़ना कठिव नहीं हो । 


22, 22 2 कल [ता 

एक महीने अयोग जारी रखा यया। एक महीने पावलक क्षी 60 
३ व्रह 

का था। वह दित भर शराब पीता था | जब भी वह :) 

था, तभी उसकी कुर्सी थाक देंती। बह सामने है 


गयी है, उसका जीना मुश्किल हैं, 


अम्याव है। चिंति 


में वह आदमी हक 
आ प्याला हाथ में चैत्ा 


सहावीर - वाणी श्श्छ 


हुआ मनोवैज्ञानिक बटन दवाता रहता, कभी उसका हाथ छंलक जाता, कभी 
उसके हाथ से प्याली गिर जाती । है 


महीने भर बाद पावलफ ने अपने युवक शिष्य को बुलाकर पूछा कि 
कुछ हुआ ? 

युवक शिष्य मे कहा--हुआ, बहुत कुछ । 

पावछफ खुश हुआ और उसने कहा, मैंने कहा ही था कि निश्चित ही 
कंडीशरनिंग से सब कुछ हो जाता है। पर उसके शिष्य ने कहा कि ज्यादा 
खुश न हों। क्योंकि करीव-करीब उल्टा हुआ हैं । 

पाबलफ ने कहा--उल्टा ? क्‍या भर्थ है तुम्हारा ? 


युवक ने कहा--ऐसा हो गया है, वह इतना कंडीशंड हो गया है कि भव 
धराब पीता है तो पहछे, जो भी पास में साकेट होता है, उसमें उंगली डाल 
लेता है। कंडीशंड हो गया है। लेकिन वह विना शॉक के शराब नहीं पी 
सकता । शराब पीना तो नहीं छूठा, शाक पकड़ गया। अव कृपा करके शराब 
छूटे या न छूटे, शॉक छुड़वाइए । क्योंकि शराव जब मारेगी, मारेगी, यह शॉक 
का धन्धा खतरताक है, यह अभी भी मार सकता है। भव वह पी ही नहीं 
सकता है। इधर एक हाथ में प्याली लेता है, तो दूसरा हाथ साकट में 
डालता है । 


(३) दुखः-+-चाह-तप : तब आप नहीं समझे 


जिन्दगी इतनी उलभी हुई है , जिन्दगी इतनी आसान नहीं है। एक तो 
“जिन्दगी का गणित साफ नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं, चैसा हो जायेगा । 
दुःख की आकांक्षा सुख नहीं ले आती । क्‍यों ? क्योंकि अगर हम गहरे में 
देखें तो पहली वात यह कि आप सुख की आकांक्षा कर दुःख लाये हैं। अब 
आप सोचते हैं कि दुःख की आकांक्षा करें तो सुख मिलेगा, लेकिन गहरे में देखें 
तो अभी भी आप सुख की ही आकांक्षा कर रहे हैं | दुःख चाहें तो सुख मिलेगा, 
इसलिए दुःख चाह रहे हैं । आकांक्षा सुख की ही है । और सुख की कोई आकांक्षा 
'सुख नहीं छा सकती । ऊपर से दिखायी पड़ता है कि आदमी अपने की दुःख 
दे रहा है, लेकिन वह दुःख इसलिए दे रहा है कि सुख मिले। पहले सुख दे 
रहा था ताकि सुख मिले, तो दुःख पाया । अब दुःख दे रहा है ताकि सुख मिले, 
तो दुख ही पायेगा। क्योंकि आकांक्षा का सूत्र तो अब भी गहरे में वही है । 
ऊपर सब बदल गया है, भीतर भादमी वही है। सच बात तो यह कि दुःख 


श्ब्र महावीर - वाणी 


हुए। इससे स्वभावत: एक भूल पैदा होती है। और वह यह है कि यदि हम 
सुख की माँग करके दुःख में पहुँच जाते हैं तो क्या दुःख की माँग करके सुख में 
नहीं पहुँच सकते ? यदि सुख की आकांक्षा करते हैं और दुःख मिलता है, तो 
क्यों न हम दुःख की आकांक्षा करें और सुख को पा छे। इसलिए तप की जो 
पहलो भूल' है, वह भोगी चित्त से निकलती है । भोगी चित्त का अनुभव यही 
है कि सुख दुःख में ले जाता है। विपरीत हम करेंगे तो हम सुख में पहुँच 
सकते हैं। तो सभी अपने को सुख देने की कोशिश करते हैं, हम अपने को दुःख 
देने की कोशिश करें । यदि सुख की कोशिश दुःख लाती है तो दु.ख की कोशिश 
सुख ला सकेगी, ऐसा सीधा गणित मालुम पड़ता है। लेकिन जिन्दगी इतनी 
सीधी नहीं है । और जिन्दगी का गणित इतना साफ नहीं है । जिन्दगी बहुत 
उलभाव है | उसके रास्ते इतने सीधे होते तो सभी सुख हल हो जाता | 


(२) चले थे शराब बन्द कराने 


सुना है मैंने कि रूस के एक बड़े मनोवैज्ञानिक पावलफ के पास, जिसने 
कंडीशंड रिफलेक्ट्स के सिद्धांत का जन्म दिया है और कहा कि अनुभव संयुक्त 
हो जाते हैं, एक बूढ़े मादमी को लाया गया जो कि शराब पीने की आदत से 
इतना परेशान हो गया है कि चिकित्सक कहते हैं कि उसके खून में शराब फैल 
गयी है, उसका जीना मुश्किल हैं, बचना मुश्किल है; अयर शराब बन्द न कर 
दी जाये । लेकिन वह कोई तीस साल से शराब पी रहा है। इतना लम्बा 
अभ्यास हैं। चिकित्सक डरते हैं कि अगर तोड़ा जाये तो भी मौत हो सकती 
हैं । तो पावलफ के पास लाया गया। पावलफ ने अपने एक निष्णात शिष्य 
को सौंपा और कहा कि इस व्यक्ति को शराव पिलाओ । और जब यह शराब 
की प्याली हाथ में ले, तभी इसे बिजली का शाक दो। ऐसा निरंतर करते से 
शराब पीना और बिजली का धक्का और पीड़ा संग्रुक्त हो जायेगी | शराब 
और पीड़ा युक्त हो जायेगी, कंडीशंड हो जायेगी । तब पीड़ा को छोड़ना शराब 
को छोड़ना वत्त जायेगा | और एक वार यह भाव मन में बैठ जाय गहरे कि 
दराब पीड़ा देती है, दुःख लाती है तो शराव को छोड़ना कठिन नहीं होगा | 


एक महीने प्रयोग जारी रखा गया । एक महीने पावलफ की प्रयोगशाला 
में वह आदमी रुका था। वह दिन भर शराब पीता था । जब भी बह शराच 
कै प्याला हाथ में लेता था, तभी उसकी कुर्सी शाक देती । वह सामने बैठा 


महावीर - वाणी श्र 


हुआ मनोवैज्ञानिक बटन दबाता रहता, कभी उसका हाथ छलक जाता, कभी 
'उसके हाथ से प्याली गिर जाती । . ; 


महीने भर बाद पावलफ़ ने अपने बरुवक शिष्य को बुलाकर पूछा कि 
कुछ हुआ ? 


युवक शिष्य में कहा--हुआ, बहुत कुछ । 


पाबलूफ खुश हुआ और उसने कहा, मैंने कहा ही था कि निर्श्चित ही 
कंडीशर्निग से सब कुछ हो जाता है। पर उसके शिष्य ने कहा कि ज्यादा 
खुश न हों। क्योंकि करीब-करीब उल्टा हुआ है । 


पाबलफ ने कहा---उल्टा ? क्‍या अर्थ है तुम्हारा ? 


ग्रुवक ने कहा--ऐसा हो गया है, वह इतना कंडीशंड हो गया है कि अब 
शराब पीता है तो पहले, जो भी पास में साकेट होता है, उसमें उंगली डाल 
लेता है। कंडीशंड हो गया है। लेकिन वह बिना शॉक के शराब नहीं पी 
सकता । शराब पीना तो नहीं छूटा, शाक पकड़ गया। अब कृपा करके शराब 
छूटे या न छूटे, शॉक झछुड़वाइए । क्योंकि शराब जब मारेगी, मारेगी, यह शॉक 
का धन्‍्धा खतरनाक है, यह अभी भी मार सकता है। अब वह पी ही नहीं 


सकता है। इधर एक हाथ में प्याली लेता है, तो दूसरा हाथ साकेट में 
डालता है । 


(३) दुखः+चाहसतप * तब आप नहीं समझे 


जिन्दगी इतनी उलभी हुई है , जिन्दगी इतनी आसान नहीं है। एक तो 
"जिन्दगी का गणित साफ नहीं है कि जैसा आप सोचतु हैं, वैसा हो जायेगा । 
दुःख की आकांक्षा सुख नहीं ले आती। क्यों ? क्योंकि अगर हम गहरे में 
देखें तो पहली वात यह कि आप सुख की आकांक्षा कर दुःख लाये हैं। अब 
आप सोचते हैं कि दुःख की आकांक्षा करें तो सुख मिलेगा, लेकिन गहरे में देखें 
तो अभी भी भाप सुख की ही आकांक्षा कर रहे हैं । दुःख चाहें तो सुख मिलेगा, 
इसलिए दुःख चाह रहे हैं । आकांक्षा सुख की ही है । और सुख की कोई आकांक्षा 
'सुख नहीं छा सकती । ऊपर से दिखायी पड़ता है कि आदमी अपने को दुःख 
दे रहा है, लेकिन वह दुःख इसलिए दे रहा है कि सुल्ष मिले। पहले सुख दे 
रहा था ताकि सुख मिले, तो दुःख पाया। अब दुःख दे रहा है ताकि सुख मिले, 
तो दुख ही पायेगा। क्योंकि आकांक्षा का सूत्र तो अब भी गहरे में वही है । 
ऊपर सब बदल गया है, भोतर आदमी वही है। सच वात तो यह कि दुःख 


र्श्द्‌ सहाबीर - वाणी 


चाहा ही नहीं जा सकता; यू केन नाट डिजाथर, यह इम्पासिवुल है, असम्भव' 
है। हम ऐसा कहें कि पुल ही चाह है और दुःख की अचाह ही होती 
है, चाह नहीं होती । हाँ, अगर कभी कोई दुःख चाहता है तो सुख के लिए 
ही । लेकिन वह चाह सुख की हो है । दुःख चाहा नहीं जा सकता । यह असम्भव 
है। त्व हम ऐसा कह सकते हैं जो भी चाहा जाता है चह सुख है और जो 
नहीं चाहा जाता है वह दुःख है। इसलिए दुःख के साथ चाह को नहीं जोड़ा 
जा सकता । और जो भी आदमी दुःख के साथ चाह को जोड़कर तप बनाता 
है, दुःख -- चाह-त्तप समझता है, वह तप को समझ ही नहीं पाया। दुःख 
की तो चाह ही नहीं हों सकती | सुख ही पीछे दौड़ता है। भार्कांक्षा मात्र 
सुख की है। चाह सात्र सुख की है। एक ही रास्ता है कि आपको दुःख में भी 
सुख मालूम पड़ने लगे, तो जाप दुःख चाह सकते हैं। दुःख में भी सुख मालूम॑' 
पड़ सकता हैं। एसोसिएशन से, कंडीशनिंग से, जो मैंने पावलफ फी बांत' 
आपसे अभी कही उसी ढंग से | जापको दुःख में भी तो सुख का अम हो 


सकता है । 
(४) कोदा मार संप्रदाय 


यूरोप में ईसाई फकीरों का एक सम्प्रदाय था--कोड़ा मारने वाला । उस' 
सम्प्रदाय की सान्‍्यता थी कि जब भी काम वासना उठे, तो अपने को 
कोड़ा मारो। छोगों को बड़ी हेरानी का अनुभव हुआ लेकिन धीरे-धीरे 
कोड़ा मारने वालों को पता चला कि कोड़ा मारते में काम वासना का ही 
मजा जाने लगा । और यहाँ तक हालत हो गयी कि जिन लोगों ने कोड़े 
मारने का अभ्यास किया काम वासना के लिए, फिर वे संभोग में अपने को 
विधा कोड़ा मारे नहीं जा सकते हैं। पहले वे कोड़ा मारेंगे फिर सम्भोग में 
जा सकते हैं । जब तक कोड़ा नहीं पड़े शरीर पर, तब तक कामवासना पूदे 
तौर से रख-मर्न होकर उठेगी नहीं | ऐसा आदमी के मन का जाल है। थव वह 
आदमी अपने को रोज सुबह कोड़े मार रहा हैं और पास पड़ोस के लोग उसे 
नमस्कार कर रहे हैँ कि “कितना महान त्यागी है। बह जो कोड़े मारने वाला 
सम्प्रदाय है, लाखों छोग् थे उसमें मच्य युग में पूरे यूरोप में | और साधुओं फी 
पहचाव ही यही थी कि वह कितने कोड़े मारता है। जो जितने कोड़े 
मार रहा था, वह उतना बड़ा साधु था । चौराहों पर सब साधु खड़े होकरे अपने 
को फोड़े मारते थे, लहलुह्मान हो जाते थे ) लेकिन चकित होते थे लोग पि 


महावीर - वाणी र्श्७ 


कितनी बड़ी तपर्चर्या है। क्योंकि जब उनके शरीर से लहू बहता था, तब 
उनके चेहरे पर ऐसा मस्म-भाव होता था जो कि केवल सम्भोग-रत जीड़ों 
में ही देखा जा सकता है । लोग चरण छूते कि अद्भुत है यह आदमी । लेकिन 
भीतर वया घटित हो रहा था उसका उन्हें कया पता ? भीतर वहू आदमी 
पूरी काम वासना में उलक गया था| अब उसे कोड़े मारने में रस भा रहा 


था। क्‍योंकि कोड़ मारना काम वासना से संयुक्त हो जाना था। यह वही हुआ 
जो पाबलफ के प्रयोग में हुआ । 


हम अपने दुःख में सुख की कोई आभा संयुक्त कर सकते हैं। और अगर 
दुःख में सुख की आशा संयुक्त हो जाये तो हम दुःख को वड़े मजे से अपने 
आसपास इकट्ठा कर ले सकते हैं। लेकिन तप का यह अ्थे नहीं है । वष दुःख- 
बादी की दृष्टि नहीं है। तप के. आसपास यह जो जाछ खड़ा है, भगर यह 
भापको दिखायी पड़ना शुरू ही जाये, तो तपस्वियों की पर्ते को तोड़कर आप 
उनके भीतर देख पायेंगे कि उनका रस क्या है। और एकबार आपको दिखायी 
पड़ना शुरू हो जाये, तो भाप समभ पायेंगे कि जब भी कुछ चाहा जाता हैं तो 
सुख चाहा जाता है। अगर कोई दुःख को चाह रहा है तो किसी न किसी कोने 
में उसके मन में सुख और दुःख संयुक्त हो जायेंगे । सुख के अतिरिक्‍त दुःख को 
कोई नहीं चाहता है। भूखे मरने के बजाय कांटे पर लेटने में भी मजा भा 
सकता है, धूप में खड़े होने में भी मजा जा सकता है, बशतें कि एक बार आप के 
भीतर की किसी वासना से कोई दुःख संयुक्‍त हो जाये ] और आदमी अपने को 
दुःख इसलिए देता है कि बह किसी वासना से मुक्त होना चाहता है । जिस 
दुःख से वह मुक्त होना चाहता है, दुःख उसी से संयुक्त ही जाता है। एक 
आदमी को अपने शरीर को सजाने में चड़ा सुख है। वह शरीर से मुक्त होना 
बाहता है, शरीर की सजाव6 की इस कामना से मुक्त हो जाना चाहता है ॥ 
वह नंगा खड़ा हो जाता है था अपने शरीर पर राख लपेट लेता है या अपने 
दारीर को कुरूप कर लेता है। लेकिव उसे पता नहीं हे कि राख लपेटना भी 
यह नग्न हो जाना भी, इस शरीर को कुरूप कर लेना भी, शरीर से ही संबंधित ' 
है । यह भी सजावट है। अगर आप कभी कुम्भ गये हैं, दो एक वात देखकर 
चहुत चकित होंगे कि जो साधु राख लपेदे बैठे रहते हैं, वे भी एक छोटा आईना 
सपने डब्बे में रखते हैं और सुबह स्वान करने के बाद जब थे राख लपेट्ते छः 


चो आईने में देखते हैं। आदमी अद्भुत्‌ है। राख ही लपेटे है, तो आईने का 
पया भयोजन रह गया ? लेकिन राख लपेटना भी सजावट है, शांगार है | 


२५६ सहावीर - वाणी 


चाहा ही नहीं जा सकता; यू केन चाट डिजायर, यह इम्पासिबुल है, असम्भवः 
है। हम ऐसा कहें कि सुख ही चाह है और दुःख की अचाह ही होती 
है, चाह नहीं होती । हाँ, गग्र कभी कोई दुःख चाहता है तो सुख के लिए 
ही । लेकिन वह चाह सुख की ही है । दुःख चाहा नहीं जा सकता । यह असम्भव 
है । तव हम ऐसा कह सकते हैं जो भी चाहा जाता है बह सुख है और जो 
नहीं चाहा जाता है वह दुःख है । इसलिए दुःख के साथ चाह को नहीं जोड़ा 
जा सकता । और जो भी आदमी दुःख के साथ चाह को जोड़कर तप बनाता 
है, दुःख--चाह-तप समझता है, वह तप को समझ ही नहीं पाया। दुःख 
की तो चाह ही नहीं हो सकती | सुख ही पीछे दौड़ता है । आकांक्षा मात्र 
सुख की है । चाह मात्र सुख की है । एक ही रास्ता है कि आपको दुःख में भी' 
सुख मालूम पड़ने लगे, तो आप दुःख चाह सकते हैं। दुःख में भी सुख मालूम' 
पड़ सकता हैं । एसोसिएशन से, कंडीशर्निंग से, जो मैंने पावलफ की वात॑ 
आपसे अभी कही उसी ढंग से | आपको दुःख में भी तो सुख का अ्रम हो 


सकता है । 
(४) कोड़ा मार संप्रदाय 


यूरोप सें ईसाई फकीरों का एक सम्प्रदाय था--कोड़ा मारने वाला । उस' 
सम्प्रदाय की मान्यता थी कि जब भी काम वासना उठे, वो अपने को 
कोड़ा मारो। छोगों को बड़ी हैरानी का अनुभव हुआ । लेकिन धीरे-घीरे 
कोड़ा मारने वालों को पता चला कि कोड़ा मारते में काम वासना का हीं 
मजा आने लगा । और यहाँ त्क हालत हो गयी कि जिन लोगों ने कोड़े 
मारने का अभ्यास किया कास वासना के लिए, फिर वे संभोग में अपने को 
बिना कोड़ा मारे नहीं जा सकते हैं। पहले वे कोड़ा मारेंगे फिर सम्भोग में 
जा सकते हैं । जब तक कोड़ा नहीं पड़े दारीर पर, तब तक का्मवासना पूर्ये 
त्तोर से रस-मग्न होकर उठेगी नहीं । ऐसा आदमी के मन का जाल हैं। अब वह 
आदमी अपने को रोज सुबह कोड़े सार रहा हैं और पास पड़ोस के लोग उसे 
नमस्कार कर रहे हैं कि "कितना महान त्यागी है। वह जो कोड़े मारने वाला 
सम्प्रदाय है, लाखों रोग थे उसमें मध्य युग में पूरे यूरोप में ॥ और साधुओं की 
पहचान ही यही थी कि वह कितने कोडे मारता है ॥ जो जितने कोड़े 
मार रहा था, वह उतना बड़ा साधु था । चौराहों पर सव साधु खड़े होकरे अपने 
को कोड़े मारते थे, लहुलुहान हो जाते थे ) लेकिन चकित होते थे लोग कि 


महावीर - वाणी श्ध्र्ड 


कितनी बड़ी तपदचर्या है। क्योंकि जब उनके दरीर से लहू बहता था, तले 
उनके चेहरे पर ऐसा मग्न-भाव होता था जो कि केवल सम्भोग-रत जोड़ों 
में ही देखा जा सकता है । लोग चरण छूते कि अदुभुत है यह आदमी | लेकिन 
भीतर क्या घटित हो रहा था उसका उन्हें क्या पता ? भीतर वह आदमी 
पूरी काम वासना में उलझ गया था । अब उसे कोड़े मरने में रस भा रहा 


था। क्योंकि कोड़ मारना काम वासना से संयुकत हो जाना था। यह वही हुआ 
जो पावलफ के प्रयोग में हुआ। 


हम अपने दुःख में सुख की कोई आभा संयुक्त कर सकते हैं। और अगर 
दुःख में सुख की आभा संयुक्त हो जाये तो हम दुःख को बड़े मजे से अपने 
आसपास इकट्ठा कर ले सकते हैं। लेकिन तप का यह भर्थ नहीं है। तप दुःख-। 
वादी की दृष्टि नहीं है । तप के, आसपास यह जो जाल खड़ा है, गगर यह्‌ 
मापको दिखायी पड़ना शुरू हो जाये, तो त्तपस्वियों की पर्त को तोड़कर आप 
उनके भीतर देख पायेंगें कि उनका रस क्‍या हैं। और एकबार आपको दिखांयी 
पड़ना शुरू हो जाये, तो आप समझ पायेंगे कि जब भी कुछ चाहा जाता हैं तो 
सुख चाहा जाता है। अगर कोई दुःख को चाह रहा है तो किसी न किसी कोने 
में उसके मन में सुख और दुःख संयुक्त हो जायेंगे । सुख के अतिरिक्त दुःख को 
कोई नहीं चाहता है। भूखे मरने के वजाय कांटे पर छेटने में भी मजा भा 
सकता है, धृप में खड़े होने में भी मजा आ सकता है, वश्तें कि एक बार आप कि 
भीतर की किसी वासना से कोई दुःख संयुक्त हो जाये | और जादमी अपने को 
दुःख इसलिए देता है कि वहु किसी वासना से मुक्त होता चाहता है । जिस 
दुःख से वह मुक्त होना चाहता है, दुःख उसी से संयुकतत हो जाता है। एक 
जादमी को अपने शरीर को सजाने में बड़ा सुख है। वह शरीर से मृकत होना 
चाहता है, शरीर की सजावट की इस कामना से मुक्त हो जाना चाहता है 
वह नंगा खड़ा हो जाता है या अपने शरीर पर राख लपेट लेता है था अपने 
शरीर को कुरूप कर छेता है । लेकिन उसे पता नहीं है कि राख लपेटना भी, 
यह नग्न हो जाना भी, इस शरीर को कुरूप कर लेना भी, शरीर से ही संबंधित 
है | यह भी सजावट है। अगर आप कभी कुम्भ गये हैं, तो एक बात देखकर 
चहुत चकित होंगे कि जो साघु राख लपेटे बैठे रहते हैं, वे भी एक छोटा आईना 


अपने डब्वे में रखते हैं और सुबह स्नान करने के बाद जब वे राख लपेटते हैं, 
तो आईने में देखते हैं । आदमी अद्भुत है। राख ही लपेटे है, तो आईने का 
पया प्रयोजन रह गया ? छेकिन राख लपेटना भी सजावट है, शइंगार है ॥ 


श्श्८ महावीर - वाणी 


शरीर को कुरूप करने वाला भी आईने में देखेगा कि हो गया, ठीक है 
कि नहीं ? 

तपस्वी शरीर का दुश्मन वहीं हो जाता है। जैसे कि भोगी शरीर का 
लोलुप मित्र है, वैसे तपसवी भोगी के विपरीत नहीं हो जाता । क्योंकि विपरीत 
से भी भोगी संयुक्त हो जाता है। शरीर को सुन्दर बनाने वाले के लिए ही 
आईने की जरूरत नहीं होती, शरीर को कुरूप बनाने वाले को भी भाईने 
की जरूरत पड़ जाती है । शरीर को सुन्दर बनाने वाला ही दूसरे की हृष्टि 
पर सिर्मर नहीं रहता कि कोई देखे, शरीर को कुरूप बनाने वाला भी दुसरे 
की दृष्टि पर निर्भर रहता है,कि कोई मुझे देखे । सुन्दर बस्ध पहन कर रास्ते 
पर तिकलने वाला हो देखने वाले की प्रतीक्षा नहीं करता, नग्न होकरे निकलने 
घाला भी उतनी ही प्रतीक्षा करता है। विपरीत भी कहीं एक ही रोग की 
शाखाएँ हो सकती हैं, यह समक लेता जरूरी हैं। यहाँ शरीर के भोग से शरीद 
के तप पर जाना आसान है। शरीर को सुख देने की आर्काक्षा को, शरीर को 
दुःख देने की आकांक्षा में बदल देना बड़ा सुगम और सरल है। 


(५) करूम तोड़ दी तो करूम का कया गया ? 


एक और बात ध्यात में ले लेनी जरूरी हैं कि जिस माध्यम से हम सुख 
चाहते हैं, अगर वह माध्यम हमें सुख नहीं दे पाया तो हम उसके दुश्मन हो 
जाते हैं। अगर आप कलम से छिख रहे हैं, (सभी को अनुभव होगा जो लिखते- 
पढ़ते हैं) और अगर कलम ठीक न चले तो आप कलम को गाली देकर जमीन 
वर पटक कर तोड़ भी सकते हैं। अब कलम को गाली देता एकदम नांसममी 
हैं । इससे ज्यादा नासमझी और क्या होगी? फिर कलम को तोड़ देने से 
कलम का तो कुछ भी नहीं टूटता, आपका ही ह्वृदता है। कलम का कोई 
नुकसान नहीं होता, आपका ही नुकसान होता है । छेकिन जूतों को गाली देकर 
पटक देने वाले लोग, दरवाजों को गाली देकर खोल देने वाले लोग, ये ही छोग 
तपस्वी वन जाते हैं। शरीर सुख नहीं दे पाया, यह अनुभव शरीर को तोड़ने 
की दिशा में ले जाता है--चलो, शरीर को सताओ। लेकिव शरीर को 
सताने के पीछे वही फ्रस्ट्रेशल, वही विषाद काम कर रहा है। शरीर से सुख 
चाहा था, वह नहीं मिला । तो जिस माध्यम से सुख चाहा था, उसको तकलीफ 
देकर बतायेंगे । यानी आप वदले नहीं, भभी भी आपकी दृष्टि शरीर पर लगी है, 
चाहे सुख चाहा हो और चाहे जब दुःख देना चाहते हों, आपके चित्त की जो 


सहावीर - वाणी २५६ 


दिशा है वह अभी भी शरीर के ही आसपास वतुल बनाकर घमती है। आपकी 
चेतना अभी भी दरीर-केंद्रित है, अभी भी शरीर भूलता नहीं। अभी भी शरीर 
अपनी जगह खड़ा है और आप वही के वही हैं। आपके और शरीर के बीच 
का संबंध वही का वही है। घ्यान रखें, भोगी जौर तथाकथित तपस्वी के 
बौच शरीर के संबंध में कोई अन्तर नहीं पड़ता । शरीर के साथ संबंध वही 
रहता है । 


(६) क्‍या कहां, शरीर ले लिया जाये ) 


अगर हम भोगी से कहें कि तुम्हारा शरीर छीन लिया जाये तो तुम्हें 
कठिताई होगी ? तो भोगी कहेगा। कि यह कठिनाई हमें वर्दाश्त नहीं, क्योंकि 
शरीर ही तो मेरे भोग को माध्यम है। अगर हम तपस्वी.से कहें कि तुम्हारा 
शरीर छीन लिया जाये तो तुम्हें कोई कठिनाई होगी ? वह भी कहेगा कि मैं 
मुद्दिकल में पड़ जाऊँगा। क्योंकि मेरी तपढ्चर्या का साधन द्वारीर ही हैं। कर 
तो मैं शरीर के साथ ही कुछ रहा हुँ। अगर शरोर ही नहीं रहा, तो तप 
कैसे होगा ? अगर शरीर ही नहीं रहा, तो भोग कैसे होगा ? इसलिए मैं कहता 
हैं कि दोनों की दृष्टि शरीर पर है और दोनों शरीर के माध्यम से जी 
रहे हैं। जो तप शरीर के माध्यम से जो रद्दा है वह भोग का ही विक्रृत रूप 
हैं। जो तप शरीर केन्द्रित है, वह भोग की ही दूसरा नाम है। वह विषाद को 
उपलब्ध हो गया है । यह भोग की शरीर के साथ बदला लेने की आकांक्षा है ॥ 
इसे हम ठीक से समझें तो फिर हम तप की दिशा में आँखें उठा सकेंगे । यह इन 
कारणों से तप जो है, भात्म-हिसा बन गया है। अपने को जो जितना सता सकता 
है, वह उतना बड़ा तपस्वी वन सकता है। लेकिन सताने का कोई सम्बन्ध, टाचेर, 
पीड़न, आत्मपीड़न, का संवन्ध तप से नहीं है। ध्यान रखें, जो अपने को सता 
सकता हैं, वह दूसरे को सताने से बच नहीं सकता । क्योंकि जो अपने को छप 
में सत्ता सकता है, वह किसी को भी सता सकता हैं | हाँ, उसके सतामे के ढंग 
बदल जायेंगे | निश्चित ही भीगी का सताने का ढंग सीधा होता है। त्यागी के 
सताने का ढंग परोक्ष हो जाता है, इनडाइरेक्ट हो जाता है। अगर भोगी 
आपको सताना चाहता है, तो बहुत पीछे से हमला बोलता है। लेकिन आपके 
ख्याल में नहीं आता हे कि वह हमला वोलता है। अगर आप त्यागी के पास 
जायें, तथाकथित त्यागी के पास, जो सोकाल्‍्ड तपश्चर्या करने वाला है, उसके 
पास आप जायें, ओर अगर आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और आपका त्यागी 


२६० मद्दावीर - वाणी 


भूत लगाये बैठा है तो वह आपके कपड़ों को ऐसे देखेगा जैसे दुद्मत को देखता 
हो । उसकी आँख में भिन्‍दा होगी । आप कीड़े-मकोड़े मालूम पड़ेंगे। उसकी 
भाँखों में इशारा होगा, तीर बचा होगा नरक की तरफ को कि गये नरक में। 
बह आपको कहेगा कि अभी तक सँभले नहीं, अभी तक इन कपड़ों से उलझे 
हो ? नके में भटकोगे । 


है से + 
(७) खडखड़ाने के लिए नकली दांतों की व्यवस्था 


| मैंने सुना है कि एक पादरी एक चर्च में लोगों को समझा रहा था, डरा 
रहा था नके के बाबत--कि कैसी-कैसी मुसीबतें होंगी, जब कयामत का दिल 
आयेगा, इतनी भयंकर सर्दी पड़ेगी पापियों के ऊपर कि दाँत खड़खड़ायेंगे ॥ 
“मुल्ला नसरुद्दीन भी उस सभा में था | वह खड़ा हो गया । उसने कहा, लेकिन 
मेरे दाँत टूट गये हैं। ५ 

उस फकीर ने कहा, घबराओमों मत । फाल्स टीथ विल बी प्रोवाइडेड । 


नकलो दाँत दे दिये जायेंगे, जो खड़खड़ायेंगे । 


साधु, तथाकथित तपस्वी आपको नके भेजने की योजना में लगे हैं। 


उनका चित्त आपके नरक के सारे इन्तजाम कर रहा है। सच तो यह है कि नरक 
में जो कष्ट देने का इन्तजाम है, वह तथाकथित झूठे तपसवी की कल्पना है, 
.फैटेसी है। बह तथाकथित तपस्वी यह सोच नहीं सकता कि आपको भी सुख 
मिल सकता है । आप यहाँ काफी सुख ले रहे हैं। वह जानता है कि यह 
सुख है और वह यहाँ काफी दुःख ले रहा है। वो कहीं तो बैलेन्स करना 
पड़ेगा, कहीं तो सन्तुलन करना पड़ेगा । उससे यहाँ काफी छुःख भेल लिया 
है । वह स्वर्ग में सुख मेलेगा । आप यहाँ सुख भोग रहे हैं, आप नरक में 
सड़ेंगे और दुःख भोगेंगे । 

और बड़े मजे की वात है कि उसके स्वर्ग का सुख आपके ही खझुखों का 
मैगनीफाइड रूप है, आप जो सुख यहां माँग रहे हैं, वही सुख और विस्तीष 
रूप में वह स्वर्ग में भोगेगा, और यह मजे की वात है कि तपस्वी अपने आस- 
'वास आग डाल कर बैठते हैं । बदले में वे आपको नकें में आग में सड़ायेंगे। तो जो 
तपस्वी अपने आसपास जाग जलाये हैं, उनसे सावधान -रहवा, उतके नर्क में आग 


महावीर - वार्णी २६१ 


आपके लिए तैयार रहेगी, भयंकर आग होगी, जिससे आप वच नहीं सकेंगे; आप 
ऊंडाही में डाले जायेंगे, उवाले जायेंगे और मर भ्ली न सकेंगे। वयोकि मर गये तो 
भेजा ही खत्म हो गया । और मारे गये और मर गये, तो दुःख कौन भेलेगा ? 
“इसलिए नके में मरने का उपाय नहीं है | ध्यान रखना, नके में तपस्वियों मे 
आत्महत्या की सुविधा नहीं दी है। आप मर नहीं सकते नक॑ में। और 
जाप कुछ भी करें, कुछ भी; लेकिन एक काम नके में नहीं हो सकता--आप 
भर नहीं सकते । क्योंकि अगर आप मर सकते हैं, तो दुःख के बाहर हो सकते 
हैं। इसलिए यह सुविधा नहीं दी है । 


किसकी कल्पना से निकझती है महू सारी विचारधारा? कौन सोचता 
है ये सारी बातें? सच में जो तपस्वी है, वह तो सोच भी नहीं सकता 
'किसी के लिए दुःख की कोई भी बात। नहीं सोच सकता कि किसी को 
कोई दुःख है कद्दी भी--नके में भी। लेकिन जो तथाकथित तपस्वी 
'है, वह इसमें बहुत रस लेता है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ें, सारी दुनिया के 
धर्मो के घाक्तों को, तो एक बहुत अद्भुत घटना आपको दिखायी पड़ेगी। 
तपस्वियों ने जो-जो लिखा है--तथाकथित तंपस्वियों मे, उसमें दे नकों की 
: जो-जो विवेचना और चिंत्रण करते हैं, वह वहुत परवटड इमेजिनेशन मालूम 
“पड़ती है, वहुत्त विकृत हो गयी कल्पना मालुम पड़ती है। ऐसा वे सोच पाते 
हैं, ऐसी वे कल्पना कर पाते हैं---यह उनके बाबत बड़ी खबर लाती है । 


हुसरी एक वात दिखायी पड़ेगी कि आप जो-जो भोगते हैं, तपस्वी 
. उनकी बड़ी निन्‍्दा करते हैं। 'उस निनन्‍्दा में बड़ा रस लेते है। यह बहुत 
'जज़े की बात है कि वात्स्यायन ने अपने. कामसूत्र में स्रो के अंगों का ऐसा 
'सुन्दर, ससपूर्ण चित्रण नहीं ,किया - है, जितना तपस्वियों ने स्री के अंगों की 
निन्‍्दा करने के लिए अपने शार््रों में किया है ।: वात्स्पायंन के पास इतना रस, 
हो भी नहों सकता था। क्योंकि उतना रस पैदा करने के लिए विपरीत जाता... 
जरूरी है। इसोलिए यद्द मजे को बात दिखायो-पडती है कि भोशियों के - 
'आसपात्त कोई नम्त अप्सराएँ- आकर. नहीं -नाचतीं । वे सिर्फ तपस्बियों के 
_ आप साकर नाचती हैं।: तपस्वी सोचते हैं कि -वहं उनका तप अष्ट करने 
लिए था रही हैं। छेकित जिसको भी मनोविज्ञान का .पोंड़ा सा बोध है, 
'पह जानता हैं कि कहीं इस जगत्‌ में अप्सरोधों का . कोई " इन्तंजाम नहीं है 


२६० मद्दावीर - वाणी 


मभभूत लगाये बैठा है तो वह आपके कपड़ों को ऐसे देखेगा जैसे दुब्मन को देखता 
हो । उसकी आँख में भिन्‍दा होगी । भाप कीड़े-मकोड़े मालूम पड़ेंगे। उसकी 
भाँखों में इशारा होगा, तीर बचा होगा नर्क की तरफ को कि गये नरक में। 
वह आपको वहेगा कि अभी तक संभलें नहीं, अभी तक इन कपड़ों से उलमे 
हो ? नरक में भटकोगे । 


(७) खडखड़ाने के लिए नकली दांतों की व्यवस्था 


सैंने सुना है कि एक पादरी एक चर्च में लोगों को समझा रहा था, डरा 
रहा था नके के बाबत--कि कैसी-कैसी सुसीबतें होंगी, जब कयामत का दिन 
आयेगा, इतनी भयंकर सर्दी पड़ेगी पापियों के ऊपर कि दाँत खड़खड़ायेंगे 
सुल्ला नसरुद्दीन भी उस सभा में था | वह खड़ा हो गया । उसने कहा, लेकिन 
मेरे दाँत टूट गये हैं । ऐ 

उस फकीर ने कहा, घबराओ मत फाल्स टीथ विल बी प्रोवाइडेड ॥ 
नकली दाँत दे दिये जायेंगे, जो खड़खड़ायेंगे । 


साधु, तथाकथित तपस्वी आपको नक्क भेजने की योजना में लगे हैं। 
उनका चित्त आपके नके के सारे इन्तजाम कर रहा है। सच तो यह है कि नर्क 
में जो कष्ट देने का इन्तजाम है, चह तथाकथित झूठे तपस्वी की कल्पना है, 
फैंटेसी है। वह तथाकथित तपस्वी यह सोच नहीं सकता कि आपको भी सुख 
मिल सकता हैं । आप यहाँ काफी सुख ले रहे हैं । वह जानता है कि यद 
सुख है और वह यहाँ काफी दुःख ले रहा है। तो कहीं तो बैलेन्स करना 
पड़ेगा, कहीं तो सन्तुलग॒ करना पड़ेगा । उसमे यहाँ काफी दुःख भेल' लिया 
है । वह स्वगे में सुख भेलेगा । ओप यहाँ सुख भोग रहे हैं, आप नक में 
सड़ेंगे और दुःख भोगेंगे । 

और बड़े मजे की वात है कि उसके स्वर्ग का सुख आपके ही सुख्ों का 
मैगनीफाइड रूप है, आप जो सुख यहाँ माँग रहे हैं, वही सुख और विस्तीर्ण 
रूप में वह स्वर्ग में भोगेंगा, और यह मजे की वात है कि तपस्वी अपने आस- 
'पास आग डाल कर बैठते हैं। बदले में वे आपको नरक में आय में सड़ायेंगे । तो जो 
तपस्वी अपने आसपास भाग जलाये हैं, उनसे सावधान -रहना, उनके नर्क में जाय 


सह्दावीर - वाणी २६१ 


आपके लिए तैयार रहेगी, भयंकर आग होगी, जिससे आप बच नहीं सकेंगे; आप 
कड़ाही में डाले जायेंगे, उवाले जायेंगे और मर भी न सकेंगे। वर्योकि मर गये तो 
मजा ही खत्म हो गया । और मारे गये और मर गये, तो दुःख कोन भलेगा ? 
इसलिए नके में मरने का उपाय नहीं है। घ्यान रखना, नरक में तपस्वियों ने 
आत्महत्या की सुविधा नहीं दी है। आप मर नहीं सकते नके में । और 
जाप कुछ भी करें, कुछ भी; लेकिन एक काम नके में नहीं हो सकता--आप 
मर नहीं सकते । क्योंकि अगर आप मर सकते हैं, तो दुःख के बाहर हो सकते 
हैं। इसलिए यह सुविधा नहीं दी है । 


किसकी कल्पना से निकलती है यह सारी विचारधारा? कौन सोचता 
है ये सारी बातें? सच में जो तपस्वी है, वह तो सोच भी नहीं सकता 
पकेसी के लिए दुःख की कोई भी बात। नहीं सोच सकता कि किसी को 
कोई दुःख है कह्दीं भी--तक में भी। लेकिन जो तथाकथित तपस्वी 
है, वह इसमें बहुत रस लेता है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ें, सारी दुनिया के 
धर्मो के घास्रों को, तो एक बहुत अद्भुत घटना आपको दिखायी पड़ेगी। 
तपस्वियों ने जो-जो लिखा है--तथाकथित तप्स्वियों ने, उसमें वे' च्कों की 
जो-जो विवेचना और चित्रण करते हैं, वह बहुत परवटढ इमजिनेशन मालूम 
पड॒ती है, वहुत विकृंत हो गयी कल्पता मालूम पड़ती है। ऐसा वे सोच पते 
हैं, ऐसी वे कल्पना कर पाते हँ---यह उनके बाबत बड़ी खबर लाती है । 


दूसरी एक वात दिखायी पड़ेगी कि आप जो-जो भोगते हैं, तपस्वी 
उनकी बड़ी निन्‍दा करते हैं। उस निन्दा में बड़ा रस लेते है। यह बहुत 
मजे की वात है. कि वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में क्री के अंगों का ऐसा 
सुन्दर, रसपूर्ण चित्रण नहीं किया है, जितना तपस्वियों मे स्त्री के अंगों की 
निन्‍दा करने के लिए अपने शास्रों में किया हैं । वात्स्यायत के पास इतना रस 
हो भी नहीं सकता था । क्योंकि उतना रस पैदा करने के लिए विपरीत जाना 
जरूरी हैे। इसीलिए यह भज्जे की बात दिखायी पड॒ती है कि भोगियों के 
आसपास कोई नग्न अप्सराएं आकर नहीं नाचतीं। वे सिर्फ तपस्वियों के 
आसपास आकर चाचती हैं। तपस्वी सोचते हैं कि वह उनका तप भ्रष्ट करने 
'के लिए आ रही हैं। लेकिन जिसको भी मनोविज्ञान का थोड़ा सा बोध है 
“बह जानता है कि कहीं इस जगत्‌ में अप्तराओं का कोई इन्तजाम नहीं है 


3 


सर्ध्र महावीर - वाणी 


तपस्चियों को भ्रष्ट करने के लिए । अस्तित्व तपस्वियों को भ्रष्ट क्‍यों करना 
चाहेगा ? कोई कारण ही नहीं है। अगर परमात्मा है, तो परमात्मा भी 
तपस्वियों को श्रष्ट करने में क्यों रस लेगा ? और ये अप्सराएँ शाइवत रूप से 
एक ही धन्धचा करेंगी--तपस्वियों को अ्रष्ट करने का ? इनके लिए और कोई 
काम ही नहीं ? इनके जीवन का अपना कोई रस नहीं हैं ? 


(८) स्वर्ग स उतरती हुई थे अप्सराएँ 


नहीं, मनस्विद्‌ कहते हैं कि तपस्थी इतना लड़ता है जिसके रस से, वही 
रस प्रगाढ होना छुरू हो जाता है। अगर तपस्वी काम से लड़ता है, तो 
आसपास काम वासना रूप लेकर खड़ी हो जाती है, वह उसे घेर लेती है | 
वह जिससे लड़ रहा है, उसी को प्रोजेक्ट, उसी का प्रक्षेप कर लेता है | वे 
मप्सराएँ किसी स्वर्ग से नहीं उतरतीं, वे तपस्वी के संघर्परत मन से उतरती 
हैं। वे अप्सराएँ उसके मन में जो छिपा है, उसे बाहर प्रकट करती हैं । बह 
जो चाहता है और जिससे बच रहा है, वे अप्सराएँ उसका ही साकार रूप हैं । 
वह जो माँगता भी है और जिससे लड़ता भी है, बह जिससे बोलता भी है भीर 
जिसे हटाता भी है, वे अप्पराएँ केवल उसका, उसी विपरीत चित्त की तृप्ति हैं । 
वे उसे भ्रष्ट करमे कहीं और से नहीं आती हैं, उसके ही दमित चित्त 
से पैदा होती हैं । 
तव विकृत हो तो दमन होता है । भौर दमन आदमी को रुग्णा करता है, 
स्वस्थ नहीं । इसलिए मैं कहता हूँ, महावीर के तप में दमन का कोई भी कारण 
नहीं । और अगर महावीर ने कहीं दमन जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है, तो मैं 
आपको बता दूं कि २५०० साल पहले दमन का अर्थ दूसरा था। चह अब नहीं 
| है। दमन का अर्थ था श्ञान्त हो जाबा । दमन का अर्थ दबा देना नहीं था महावीर 
के वक्‍त में । दमन का अर्थ था शान्त हो जाना । शान्त कर देवा भी नहीं, 
शान्त हो जाना, भाषा रोज बदलती रहती है । शब्दों के अर्थ रोज बदलते रहते 
हैं। अगर कहीं महावीर की वाणी में दमन शब्द मिल भी जाये, तो आप 
ध्यान रखना, उसका अर्थ सप्रेशन नहीं है, उसका आर्थ दवाना नहीं है। उसका 
अर्थ शान्त हो जाना है । 
जिस चीज से आपको दुःख उपलब्ध हुआ है उसके विपरीत चले जाने 
से दमन पैदा होता है। काम वासना ने मुमे दुःख दिया, तो मैं काम बातना 


महावीर - वाणी श्र 


के विपरीत जाऊं और लड़ने लगूं कामवासना से, तो दमन होगा । जब तक 
विपरीत उठता है तब तक शान्ति नहीं हुईं। विपरीत उठता ही इसीलिए है । 


एक मिन्न की पत्नो मुझसे कहती थी कि मेरा पति से कोई प्रेम नहीं 
रह गया है, लेकिन कलह जारी है । 


मैंने कहा, अगर प्रेम बिल्कुल नहीं रह गया हो, तो कलह जारी नहीं रह 
सकती । कलह के लिए भी प्रेम चाहिए | देखना, थोड़ा बहुत जरूर होगा 
अर कलह अगर बहुत चल रही है तव तो बहुत ज्यादा होगा । 

उसने कहा, आप कैसी उह्टी बातें करते हैं ? में डायवोर्स के लिए सोचती 
हूँ कि तलाक दे दूं। 


मैंने कहा, हम तलाक उसी को देने के लिए सोचते हैं जिससे हमारा कुछ 

बन्धन होता है । जिससे बन्धन ही नहीं होता उसको तलाक क्या देंगे। 

: वात ही. खत्म हो जाती है। तलाक हो जाता है।यह एक वर्ष पहले की 
बात है । 


फिर अभी एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या खबर हैं? उसने कहा, 
भाप शायद ठीक कहते थे । अब तो कलह भी नहीं होती । तलाक के बाबत 
ख्याल तो दूर की बात है। उससे क्‍या लेना-क्या देना, बात ही शान्त 
हो गयी है। सम्बन्ध ही नहीं रह जाये तो क्या तोड़िएगा । अगर जाप 
किसी वासना से लड़ रहे हैं तो आपका उस वासना में रस अभी फायपम- 
है । जिन्दगी ऐसी उलझी हुई है । 


लेकिन फ्रायड ने तो जीवन भर के, पचास साछ के अनुभव के बाद कहा: 
है (और शायद यह जादमी अकेला था पृथ्वी पर जो मनुष्यों के सम्बंध से 
इस भाँति गहरा उतरा) कि जहाँ तक प्रेम हो, वहीं तक कलह जारी रहेगी । 
अगर कलह से मुक्त होना है तो प्रेम से मुक्त होना पड़ेगा । अगर पति पत्नी 
में प्रेम है, तो प्रेम का तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेम उनका एकान्त में 
प्रकट होता होगा, लेकिन कलह का हमें पत्ता चलता है, क्योंकि कलह तो प्रकट 
में भी प्रकट हो जाती है । अब कलह के लिए तो एकान्त नहीं खोजा जा सकता। 
कलह ऐसी चीज भी नहीं है कि उसके लिए कोई एकान्त का कष्ट उठाये । पर 


फ्रायड कहता है अगर प्रकट में कलह जारी हैं, तो हम मान सकते है कि 
. : अध्रकट में प्रेम जारी होगा । दिन में जो पति-पत्नी लड़ रहे हैं, रात वे प्रेम में- 


पड़ेंगे । पूत्ति करनी पढ़ती है, बैलेन्स करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है । 


२६२ महावीर - वाणी 


तपस्वियों की भ्रष्ट करने के लिए। अस्तित्व तपस्वियों को भ्रष्ट क्यों करना 
चाहेगा ? कोई कारण ही नहीं है। अगर परमात्मा है, तो परमात्मा भी 
तपस्वियों को भ्रष्ट करने में क्यों रस लेगा ? और ये अप्सराएँ शाइवत रूप से 
एक ही धन्धा करेंगी---तपस्वियों को भ्रष्ट करने का ? इतके लिए और कोई 
काम ही नहीं ? इनके जीवन का अपना कोई रस नहीं हैं ? 


(८) स्वर्ग स उतरती हुई वे अप्सराएँ 


नहीं, मनस्विद्‌ कहते हैं कि तपस्वी इतना लड़ता है जिसके रस से, वही 
रस प्रगाढ होना शुरू हो जाता है। अगर तपस्वी काम से लड़ता है, तो 
आसपास काम वासना रूप लेकर खड़ी हो जाती है, वह उसे घेर लेती है । 
वह ॒ जिससे लड़ रहा है, उसी को प्रोजेक्ट, उसी का प्रक्षेप कर छेता है| वें 
अप्सराएँ किसी स्वर्ग से नहीं उतरतीं, वे तपस्वी के संघरपरत मन से उतरती 
हैं। वे अप्सराएँ उसके मन में जो छिपा है, उसे बाहर प्रकट करती हैं । वह 
जो चाहता है और जिससे बच रहा है, वे अप्सराएँ उसका ही साकार रूप हैं। 
वह जो माँगता भी है और जिससे लड़ता भी है, वह जिससे बोलता भी है और 
जिसे हटाता भी है, वे अप्पराएँ केवल उसका, उसी विपरीत चित्त की तृप्ति हैं! 
वे उसे भ्रष्ट करने कहीं और से नहीं आती हैं, उसके ही दमित चित्त 
से पैदा होती हैं । 
तब विकृत हो तो दमन होता है। और दमन आदमी को रुग्ण करता है, 
स्वस्थ नहीं । इसलिए मैं कहता हूँ, महावीर के तप में दमन का कोई भी कारण 
नहीं । और अगर महावीर ने कहीं दमन जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है, तो मैं 
आपको बता दूं कि २५०० साल पहले दमन का अर्थ दूसरा था। वह अव नहीं 
है । दमन का अर्थ था शान्त हो जाना । दमन का अर्थ दबा देना नहीं था महावीर 
के धबत में | दमन का अर्थ था झान्त हो जाना। शान्त कर देना भी नह नहीं, 
शास्त हो जाना, णै जाना, भाषा रोज बदलती रहती है । शब्दों के अर्थ रोज बदलते रहते 
हैं। अगर कहीं महाबीर की वाणी में दमन शब्द मिल भी जाये, तो आप 
- ध्यान रखना, उसका अर्थ सप्रेशन नहीं है, उसका अर्थ दवाना नहीं है। उसका 
अर्थ द्वान्त हो जाना है । 
जिस चीज से आपको दुःख उपलब्ध हुआ है उसके विपरीत चले जाने 
थे दमन पैदा होता है । काम वासना ने मुझे दुःख दिया, तो मेँ काम वासना 


महावीर - वाणी २६३ 


के विपरीत जाऊँ और लड़ने लगूं कामवासना से, तो दमन होगा । पा तक 
विपरीत उठता है तब तक शान्ति नहीं हुई | विपरीत उठता ही इसीलिए है । 


एक भिन्न की पत्नी मुझसे कहती थी कि मेरा पति से कोई प्रेम नहीं 
रह गया है, लेकिन कलह जारी है । 


मैंने कहा, अगर प्रेम विल्कुल नहीं रह गया हो, तो कलह जारी नहीं रह 
सकती । कलह के लिए भी प्रेम चाहिए | देखना, थोड़ा बहुत जरूर होगा 
और कलह अगर बहुत चल रही है तब तो बहुत ज्यादा होगा । 

उसने कहा, आप वौसी उल्टी बातें करते हैँ ? मैं डायवोर्स के लिए सोचती 
हूँ कि तलाक दे दूं । 


मैंने कहा, हम तलाक उसी को देने के लिए सोचते हैं जिससे हमारा कुछ 
वन्धत होता है। जिससे वन्धन ही नहीं होता उसको तलाक क्या देंगे। 
बात ही खत्म हो जाती है । तलाक हो जाता है।यह एक वर्ष पहले की 
बात है। 

फिर अभी एक दिन मैंने उससे पुछा कि क्‍या खबर है ? उसने कहा, 
आप शायद ठीक कहते थे । अब तो कलह भी नहीं होती | तलाक के बाबत 
ख्याल तो दूर की वात है। उससे क्‍या लेना-क्या देना, बात ही शान्त 
हो गयी है। सम्बन्ध ही नहीं रह जाये तो क्‍या तोड़िएगा। भगर आप 


किसी वासना से लड़ रहे हैं तो आपका उस वासना में रस अभी कायम 
है | जिन्दगी ऐसी उलझी हुई है । 


लेकिन फ्रायड ने तो जीवन भर के, पचास साल के अनुभव के बाद कहा 
है (और शायद यह आदमी अकेला था पृथ्वी पर जो मनृष्यों के सम्बंध से 
इस भाँति गहरा उतरा) कि जहाँ तक प्रेम हो, वहीं तक कलह जारी रहेगी । 
अगर कलह से मुक्त होना है तो प्रेम से मुक्त होना पड़ेगा । अगर पति पत्नी 
में प्रेम है, तो प्रेम का तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेम उनका एकास्त में 
प्रकट होता होगा, लेकिन कलह का हमें पता चलता है, क्योंकि कलह तो प्रकट 
में भी प्रकट हो जाती है । भव कलह के लिए तो एकान्त' नहीं खोजा जा सकता। 
कलह ऐसी चीज भी नहीं है कि उसके लिए कोई एकान्त का कृष्ट उठाये | पर 
फ्रायड कहता है अगर प्रकट में कलह जारी है, तो हम मान सकते है कि 
अप्रकट में प्रेम जारी होगा । दिन में जो पति-पत्नी लड़ रहे हैं, रात वे प्रेम में- 
पड़ेंगे । पूर्ति करनी पड़ती है, बैलेन्स करना पड़ता है, संतुलून करना पड़ता है । 


२६४ महावीर - वाणी 
(९) सेक्ल और युद्ध : एक रूप 


जिस दिन लड़ाई होती है उस दिन घर में घेंट भी छायी जाती है। 
अगर पति लड़कर बाजार गया तो वह लौटकर कुछ पत्नी के लिए लेकर 
आयेगा । अगर पति घर की तरफ फूल लिए जाता हो, तो यह मत्त 
समभना कि पत्नी का जन्म-दिव हैं। समझता कि आज सुबह उपद्रव ज्यादा 
हुआ हैं। यह बैलेंसिंग हैं। वह उसका सन्तुलन करेगा । लेकित फ्रायड तो 
कहता है कि मैं काम वासना को एक कलह मानता हूँ। इसलिए फ्रायड 
सेक्स और वार को जोड़ता है। वह कहता है युद्ध और काम एक ही चीज 
के रूप हैं। और जब तक मन में काम वासना है, तब तक यह युद्ध की 
बूत्ति समाप्त नहीं हो सकती । यह इनसाइट गहरी है, यह अन्तर्दृष्दि गहरी 
है। और इस अर्न्तदृष्टि को अगर हम समझें तो महावीर को समभना और 


भी आसाव हो जायेगा । 


महावीर कहते हैं कि अगर घुणा से मुक्त होता है तो राग से ही 
मुक्‍त हो जाता पड़गा । अगर शत्रु से बचना है, तो मित्र से भी बच जाना 
पड़ेगा । अगर अन्धेरे में जाने की बा्कांक्षा नहीं है तो अ्रकाश से भी नमस्कार 
कर लेना पड़ेगा | यह उल्टा दिखाई पड़ता है लेकिन यह उल्टा नहीं है । 
क्योंकि जिसके मन में प्रकाश में जाने की आकांक्षा है, वह बार-बार अंधेरे 
में ही गिरता रहेगा। जीवन इन्द्र है और जीवन के सभी रूप अपन 
विपरीत से बंधे हुए हैं। अपने से उल्टे से बंधे हुए हैं। इसका भर्थ यह 
हुआ कि जो व्यवित जिस चीज से लड़ेगा, जिसके विपरीत चलेगा, उससे 
ही वंधा रहेगा । उससे वह कभी नहीं छूट सकता है। अगर आप घन से लड़ 
रहे हैं और धन के विपरीत जा रहे हैं, तो धन आप के चित्त को सदा घेरे 
रहेगा। अगर आप अहंकार से छड़ रहे हैं और अहंकार के विपरीत जा रहे हैं 
लो आपका अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर आप के भीतर सदा खड़ा रहेगा । 
लड़ना थोड़ा संभलकर, क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं, उससे हम वंध जाते े । 
तप इन्हीं भूलों में पढ़कर रूग्ण हो गया है । और जिन्हें हम तपस्वी की भाँति 
जानते हैं उनमें से ६६ प्रतिशत मानसिक चिकित्सा के लिए उम्मीदवार हूँ ! 
उनकी मानसिक चिकित्सा जरूरों है। और ध्यान रहे कामवासना ये छूटना 


आसान है क्योंकि काम वासना प्राकृतिक है। जो कामवासना के विरोध से 


सहावीर - चाणी २६५ 


खेंध गया, उससे छूटना मूश्किल पड़ेगा क्योंकि वह प्रकृति से ओर एक कदम 
दूर निकल जाना है । 


(१०) प्रकृति + पिकृति : संस्कृति 


इसे हम तीन शब्दों में समक लें--एक को में कहता हूँ प्रकृति, जिसे हमने 
कुछ नहीं किया, जो हमें मिली है। अगर हम कुछ गलूत करें तो जो हम कर 
लेंगे, उसका नाम हैं विकृत्ति। और अगर हम कुछ करें गौर ठीक करें तो जो 
होगा उसका नाम है संस्कृति । प्रकृति पर हम खड़े होते हूँ । जरा सो भूल हो 
ओर विक्ृति में चले जाते हैं। संस्कृति में जाना बड़ा कठिन है। क्योंकि संस्कृति 
में जाने के लिए विक्ृृति से बचना पड़ेगा और प्रकृति के ऊपर उठता पड़ेगा। 
अगर किसी ने सिफं प्रकृति से लड़ने की कोशिश की तो विक्रृत्ति में गिर जायेगा 
और विक्नति संस्कृति से एकदम दूर है । प्रकृति उतनी दूर नहीं, प्रकृति मध्य में 
खड़ी है। विक्ृति हुई और आप हट गये, प्रकृति से भी दूर हट गये । इसलिए 
सो पशुओं में ऐसी विक्ृतियाँ नहीं दिखायी पड़ती हैं जैसी मनुष्यों में दिखायी 
पड़ती हैं । क्‍योंकि पशु प्रकृति से नहीं लड़ते । इसलिए विक्ृति नहीं दिखायी 
अयड़ती । 
अभी अभी वत्यूयाक के एक चौराहे पर और वाशिगटन में तथा और-और 
“जगहों पर होमोसेक्सुअल्स ने जुलूस निकाले और कहा कि यह हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है । और इस वर्ष कम से कम १०० होमोसेक्सुअल्स ने विवाह किये 
जो कि कल्पना के बाहर मालूम पड़ता है। एक पुरुष एक पुरुष के साथ विवाह 
कर रहा है या एक स््री एक स्री से विवाह कर रही है--समलिगी विवाह ! 
१०० विवाह को घटनाएँ दर्ज हुई हैं अमरीका में इस वर्ष । इन लोगों ने कहा 
'हैं कि हम घोषणा करते हैं कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम जिसको 
'अेम करना चाहते हैं करें, कोई सरकार हमें रोकेगी नहीं | एक पुरुष दूसरे पुष्प 
फो प्रेम करना चाहता है। उससे विवाह करना चाहता है, काम संबंध के 
अधिकार माँगता है। कम से कम १५० क्लब हैं पूरे अमरीका में अर यूरोप में, 
"स्वीडन में और स्विट्जरलेंड में, जोर सव जगह वे क्लब फैलते चले गये हैं । 


“कम से कम २०० पत्निकाएँ आज जमीन पर निकलती हैं होमोसेक्सुअल्स की । 
'उन्रिकाएँ जिनमें वे खबरें देते हैं और घोषणाएँ देते हैं । | 





२६६ महावीर - चाणी 


आप हैरान होंगे सुनकर कि अभी उत्होंते एक प्रदर्शत किया है केलिफोनिया 
में, जैसा कि ब्यूटी कंपटोशन का होता है, जिनमें महिलाओं की, सुन्दर महि-- 
लाओं को हम नग्त खड़ा करते हैं। होमोसेक्सुअल्स ने ५० मग्न युवकों को: 
खड़ा करके प्रदर्शत किया कि हम इनमें ही सौन्दर्य देखते हैं, स्त्रियों में नहीं ). 
कभी पशुओं तक के बारे में हम ऐंता सोच सकते हैं ? पशु और होमोसेक्सुनल्स ?' 
'नहीं ! (हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि अजायवघर या सर्कंस के पशु होमो- 
सेक्सुअल्स हो जाते हैं ) । 

(११) आखिर पद्चु भात्महत्या क्‍यों वहीं करते 


डेसमंड भारेस ने एक किताब लिखी है--दि हयूमन जू। (आदमियों का 
अजायबधर ) जिसमें उसने लिखा है कि जो अजायबधर में पशुओं के साथः 
होता है वह आदमी के साथ समाज में हो रहा हैं। यह अजायबघर है, यहू: 
कोई समाज नहीं है, जू है। क्योंकि कोई पशु पागल नहीं होता जंगल में । 
अजायबघर में पागल हो जाता है। कोई पशु जंगल में आत्महत्या करता नहीं 
देखा गया आज तक । लेकित अजायबघर में कभी-कभी आत्महत्या कर छेता है।' 
पञ्चु विक्षत नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में ठहरा रहता है। आदमी दो कोशिशें 
कर सकता है। या तो प्रकृति से लड़ने की कोशिश करे तो आज नहीं करू 
विक्ृति में उत्तर जायेगा, और या फिर प्रकृति का अतिक्रमण करने की की शिद्य' 
करे तो चह संस्कृति में प्रवेश करेगा । अतिक्रमण तप है--विरोध नहीं, मिरोध 
नहीं; संघर्ष नहीं---अतिक्रमण, ट्रांसेन्डेंस है। बुद्ध ने एक बहुत अच्छा द्ाव्द प्रयोग 
किया है--वह शब्द है पारमिता | वे कहते हैं लड़ो मत । इस किनारे से उस 
किनारे चले जाओ, पार चले जाओ, पार ले जाओ। लड़ो मत । क्योंकि लड़ोगे 
तो भी इसी किनारे पर खड़े रहोगे। जिससे लड़ना हो उप्तके पास रहना: 
पड़ेगा । जिससे लड़ता हो उससे दूरजाता खतरनाक है । दुश्मन आमने-सामने 
संगीनें लेकर खड़े रहते हैं । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की वाऊंड्री पर देखें, वे खड़े 
हैं। हिन्दुस्तान-चीन की वाउंड़ी पर देखें, वे संगीन लिये खड़े हैं। दुश्मन से 
दूर जाना खतरनाक है । दुश्मन के सामते ही संगीन लेकर खड़े रहता पड़ता 
है । अगर इस तट से लड़ोगे--बद्ध ने कहा है, अगर भोग के तद से लड़ोगे, 
तो उस तट पर पहुँचोगे कब ? लड़ो मत, उत्त तट पर पहुँच जाओ। यह तट 
छट जायेगा, भूल जायेगा और विलीन हो जायेगा ! तपश्चर्या अतिक्रमण है 
ट्रॉसेंडेंस है, इन्द्र नहीं है, संघर्य नहीं है । 


महावोर - वाणी २६७ 
(१२) अंधेरे से लड़ने में अंधेरे के पास रहना होगा 


इस अतिक्रमण के रूप में हम थोड़े गहरे जायेंगे तो बहुत सी बातें एपाल 
'में उतर सकेंगी। सबसे पहले ख्याल ले लें कि अतिक्रमण का क्या थर्य होता है ? 
आप एक घाटी में खड़े हैं, अंघेरा है बहुत ॥ आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं हैं 
आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में आप 
पाते हैं कि आप सूर्य से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे हैँ । वहां कोई 
अंधेरा नहीं है । घाटी में अंघेरा था, जहां आप खड़े ही नहीं रहे । आपने 
सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया । आपने धूप से नहाये 
हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ॥ आप प्रकाश में पहुँच गये | यह 
अतिक्रमण हुआ, संघर्ष जरा भी नहीं । जहां आप हैं वहां दो चीजें है। आप 
भी हैं और आपके आसपास घिरा हुआ घाठो का अंधेरा भी है। अगर 
घादी के अंधेरे से आाप लड़ते हैं, तो आपको घाटी में ही रहना 
पड़ेगा | अगर आप घाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं हैं, अपने भीतर के 
“स्वयं को ऊध्वंगमव पर के चलते हैं तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने को 
जरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैँ भोग की । 
' दे भी हैं और जाप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पर होता है कि 
मैं इस वृत्ति को कैसे मिठाअं। सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि 
मैं इस वृत्ति के ऊपर कैसे उठ जाऊँ? इस फर्क को ठीक से समझ लेना । 
क्योंकि इस दोनों की यात्रा अलग होगी, दोनों का नियम अलग होगा, - 
दोनों की साधना अलग होगी, दोनों की दिशा अछूग होगी, दोनों का ध्यान 
अलग होगा । चूत्ति से जो लड़ रहा है, उसका ध्यान वृत्ति पर होगा । स्वयं 
को जो ऊंचा उठा रहा है, उसका ध्यान स्वयं पर होगा । जो वृत्ति से लड़ 
रहा है उसका ध्यान वहिर॒मुखी होगा । जो स्वयं को ऊर्ध्वगमन की ओर छे 
जा रहा है उसका ध्यान अंतरमृूखी होगा। और एक मजे की वात है 
कि ध्यान भोजन है । जिस चीज पर आप ध्यात देते हैं, उसको आप शक्ति 
देते हैं । 
(१३) विलहेम रेक का वाक्स 


में पावलिटा की वात कर रहा था--वह चेक विचारक और वैज्ञानिक 
'है। छोटे-छोटे यंत्र हैं उसके पास । वह कहता हैं, पाँच मिनट आंख गड़ाकर 
ज्यात से इस यंत्र को देखते रहो और वह यंत्र आपकी शक्ति को संग्रहीत कर 


श्ध्द महावीर - वाणी 


आप हैरान होंगे सुनकर कि अभी उन्होंने एक प्रदर्शन किया है केलिफोतिया” 

में, जैसा कि ब्यूटी कंपटीशन का होता है, जिनमें महिलाओं को, सुन्दर महि-- 

लाओं को हम नग्त खड़ा करते हैं। होमोसेक्सुअल्स ने ५० नग्ब युवकों को* 

खड़ा करके प्रदर्शव किया कि हम इनमें ही सीन्‍्दर्य देखते हैं, स्त्रियों में नहीं । 

कभी पशुओं तक के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं ? पशु और होमोसेक्सुअल्स ?' 

'नहीं ! (हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि अजायवधघर या सकंस के पशु होमो- 
सेक्सुअल्स हो जाते हैं ) । 


(११) आखिर पशु आत्पहत्या क्‍यों नहीं कस्ते 


डेसमंड भारेस ने एक किताब लिखी है--दि ह्यूमन यू । (आंदमियों का 
अजायबधघर ) जिसमें उसने लिखा है कि जो अजायवधर में पशुओं के साथः 
होता है वह जादमी के साथ समाज में हो रहा है। यह अजायबघर है, यह: 
कोई समाज नहीं है, जू है। क्योंकि कोई पशु पागल नहीं होता जंगल में । 
अजायबधर में पागल हो जाता है। कोई पशु जंगल में आत्महत्या करता नहीं. 
देखा गया आज तक । लेकित अजायबंघर में कभी-कभी आत्महत्या कर लेता है !' 
पद्मु विकृषत नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में ठहरा रहता है। आदमी दो कोशिशें 
कर सकता है। यातो प्रकृति से लड़ने की कोशिश करे ती आज नहीं कल 
विकृति में उत्तर जायेगा, और या फिर प्रकृति का अतिक्रमण करने की कोशिश” 
करे तो वह संस्क्ृति में प्रवेश करेगा । अतिक्रमण तप है--विरोघ नहीं, निरोध' 
नहीं, संघर्ष नहीं--अतिक्रमण, ट्रांसेन्डेंस है । बुद्ध ने एक बहुत मच्छा शब्द अयोग 
किया है--बवह छज्द है पारमिता | वे कहते हैं लड़ो मत । इस किनारे से ज्सु 
किनारे चले जाओ, पार चले जाओ, पार ले जाओ लड़ो मत । क्योंकि लड़ीगे 
तो भी इसी कितारे पर खड़े रहोगे। जिससे लड़ना हो उसके पास रहना' 
पड़ेगा । जिससे लड़ना हो उससे दुर जाना खतरनाक है। दुश्मन आमने-सामने 
संगीनें लेकर खड़े रहते हैं । हिन्डुस्तान-पाकिस्तान की बाउंड्री पर देखें, थे खड़े 
हैं । हिन्दुस्तान-चीन की वाउंड़री पर देखें, वे संगीन लिये खड़े हैं। छुश्मन से: 
दूर जाना खतरनाक है| दुश्मन के सामने ही संगीन लेकर खड़े रहना पड़ता 
है। जगर इस तट से छड़ोगे--बद्ध ने कहा है, अगर भोग के तट से लड़ोगे, . 
तो उस तट पर पहुँचोगे कब ? लड़ो सत, उस तट पर पहुँच जाओ | यह तट 
छूट जायेगा, भूल जायेगा मर विलीन हो जायेगा । तपदचर्या अतिक्रमण हे 
ट्रांसेंडेंस है, इन्द्र नहों हैं, संघर्ष नहीं है । 


सहांवीर - वाणी श्६७ 
(१२) अंधेरे से लड़ने में अंधेरे के पास रहना होगा 


इस अतिक्रमण के रूप में हम थोड़े गहरे जायेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल 
'में उतर सकेंगी। सबसे पहले रूपाल ले लें कि अतिक्रमण का कया बर्य होता है ? 
आप एक घाटी में खड़े हैं, अंघेरा है बहुत ॥ आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं हैं । 
आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में आप 
पाते हैं कि आप सूयये से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे हैं। वहां कोई 
अंधेरा नहीं है। घादी में अंघेरा था, जहां आप खड़े ही नहीं रहे । जापने 
सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया | आपने घूप से नहाये 
हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया । आप प्रकाश में पहुँच गये । यह 
अतिक्रमण हुआ, संघर्ष जरा भी नहीं । जहां आप हैं वहां दो चीजें है। आप 
भी हैं और आपके मासपास घिरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है। अगर 
घाटी के अंधेरे से आप लड़ते हैं, तो आपको घादी में ही रहना 
पड़ेगा । अगर जाप चाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं हैं, अपने भीतर के 
“स्वयं को ऊध्वंगमन पर ले चलते हैं तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने की 
, नरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की । 
वे भी हैं और आप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पर होता है कि 
मैं इस वुत्ति को कैसे मिठाऊं | सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि 
मैं इस वृत्ति के ऊपर कंसे उठ जाऊँ ? इस फके को ठीक से समझ लेना । 
क्योंकि इन दोनों की यात्र। अलग होगी, दोनों का नियम अलग होगा, 
दोनों की साधना अलग होगी, दोनों की दिशा अलग होगी, दोनों का ध्याव 
खलग होगा । वृत्ति से जो लड़ रहा है, उसका ध्यान वृत्ति पर होगा | स्वयं 
को जो ऊंचा उठा रहा है, उसका छान स्वयं पर होगा । जो वृत्ति से लड़ 
रहा है उसका ध्यान वहिर्‌मुखी होगा । जो स्वयं को ऊर्घष्वगमन की ओर छे 
जा रहा हैं उसका ध्यान अंत्तरमुसी होगा। और एक मजे की 


बात है 
कि घ्यात भोजन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, उसको आप शक्ति 
देते हैं । फ 


(१३) बिलद्देम रेक का वाक्स 
में पावलिय की वात कर रहा था--वह चेक विचारक ; है 
ओेटे- छोटे ७ रक नि 
'है। छोटे-छोटे यंत्र हैँ उसके पास | वह कहता हैं, पां: हक 280 4 


हि च मिनट भां 
ज्यान से इस यंत्र को देखते रहो और वह यंत्र ज्रापकी बाक्ति को 8 


श्ट्ट्८ महावीर - बाणी 


लेता हैं। अमरोका में एक बहुत बद्शुत आदमी था, जिसे दो साल की सजर 
अमरीकी सरकार ने दी। वह आदमी था विलहेस रेक---इस सदी में जितः 
लोगों के पास अंत ष्टि रही, उनमें से एक । उसको दो साल सजा' भुगतनी 
पड़ी । और आखिर में अमरीकी सरकार मे उसे पागल करार देकर कानूतन' 
प्रागलखाने भेज दिया। उसपर मुकदमा चला। अजीब बाद हैं कि अव 
उसके मर जाने के बाद चैज्ञातिक कह रहे हैं कि शायद चह ठीक था ! उसने” 
एक अदुभ्भुत बाकक्‍स, एक पेटी बनायी, जिसको वह आरगान वाक्स कहता था । 
बह कहता था, इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाय. और काम वासचा का 
विचार करता रहे तो उसकी काम वासना को शक्ति इस डब्बे में संग्रहीत 
हो जाती है । लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या है कि उसमें संग्रहीत हो 
जादी है | बह कहता था प्रमाण एक ही हैं कि आप किसी को भी इसके भीतर 
लिटा दें, जिसको विल्कुल पता नहीं है। वह्‌ एक मिनट के बाद काम वासना 
का विचार करना शुरू कर देगा। यही प्रमाण है इसका । लेकिन वैज्ञानिक 
कहते हैं कि हम इसको कोई प्रमाण नहीं मानते । वह आदमी भ्रम में ही 
सकता है या उस आदमी की आदत हो सकती है। छेकिन विलहैम रेक 
मनेक ऐसे लोगों को जिसको मानसिक रूप से ख्याल पैदा हो गया था कि 
वे इम्पोटेन्ट हैं, इन वाक्सों में लिटाकर ठीक कर देता था । क्योंकि वह कहंता 
था आरणान में इनर्जी इकटूठी हैं। यह जो आरगान है वह आपकी किसी भी 
शवित को आपके ध्याव से इकदुठा कर लेता है। 


आपको ख्याल में नहीं होगा कि जब आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं, थो 
क्षाप स्वस्थ अनुभव करते हैं ।॥ जब आपको तरफ लोग घ्यान नहीं देते हैं, तो 
आप अस्वस्थ अनुभव करते हैं । इसलिए एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है कि 
जब आप चाहते हैं कि लोग ध्याच दें, आप बीमार पड़े जाते हैं । बच्चे तो इस 
दिक को बहुत जल्दी समश जाते हैं। आपकी १०० में से ९० वीमारी ध्याव 
की बाकांक्षाओं से पैदा से होती हैं । क्‍योंकि बिना वीमार पड़े घर में आपकी: 
ओर कोई ध्यान नहीं देता ! पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पर्ति उसके सिर पर 
हाथ रख कर बैठा जाता हैं । बीमार नहों पड़ती तो उसकी तरफ देखता भी 
नहीं । पत्नी इस रहस्य को जानबूक कर नहीं, अचेतत में समझ जाती है कि 
जब उसे ध्यान चाहिए, तव उसे बीमार होता पड़ेगा । इसलिए कोई स्त्री 
उतनी बीमार नहीं होती, जितनी दिखायी पड़ती है या जितना दिखावा करती 


है। या जब उसका पति कमरे में होता है तो जितवा वह कराह्ती औद 


महावीर - वाणी सर्द 


बावाजें करती है, वे जावाजें उत्तनी नहीं होती, जितना कि पति कमरे में नहीं 
होता है तब वह करती है) तव तो वह नहीं भी करती है। इस पर थोड़ा घ्यान 
देने जैसा है कि कारण क्या होगा । इसे वच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैँ । जब 
बे बीमार होते हैं तो सारे घर में अटेंशन उनके ऊपर हो जाता है। एक दफा 
यह बात समझ में मा गयी कि अटेंगन आाकपित करने के लिए बीमार होना 
है, तो जिन्दगी भर के लिए यह वीमारी आधार बना छेती है। मनोवैज्ञानिक 
सलाह देते हैं, लेकिन चहु सलाह उल्टी मालूम पड़ती हैँ । वे कहते हैं, कि 
जब कोई बीमार हो तब जानवृूभ्कर उस पर कम से कम ध्यान देना, मन्यथा 
उसे बीमार होने के लिए तुम कारण बनोगे । जब कोई बीमार हो तब तो 
ध्यान देना ही मत । सेवा कर देना, लेकिन ध्यान मत देना । बड़े तठस्थ भाव 
से सेवा कर देना। बीमारी को कोई रस देना खतरनाक है। ऐसा करोगे तो 
जिन्दगी में वह जादमी कम बीमार पड़ेगा, ज्यादा स्वस्थ रहेगा । उसके लिए 
ध्यान और बीमारी जुड़ेगी नहीं । 


(१४) यह सव खेला यान फा 


लेकिन ध्यान से शक्ति मिलती है। इसीलिए तो इतनी सारी दुनिया में 
ध्यान पाने की कोशिश चलती है। एक नेता को क्या रस जता होगा ? जूते 
खाये, गाली खाये, उपद्रव सहें, इसमें वया रस बाता होगा ? लेकिन जब वह 
भीड़ में खड़ा होता है तो स्षब आँखें उसकी तरफ फिर जाती हैँ। पावलिटा 
कहता है कि वह सबकी शक्ति से भोजन पाता है। कोई बादचर्य नहीं कि 
नेहरू कुछ दिन और जिन्दा रह जाते, अगर चीन का हमला नहीं होता। 
अचानक भोजन कम हो गया । ध्यात बिखर गया। कोई राजनीतिज्ञ पद पर 
रहते हुए मुश्किल से मरता हैं । इसीलिए कोई राजनैतिक नेता पद नहीं छोड़ना 
चाहता । नहीं तो मरना जौर पद छोड़ना करीब जा जाते है। मुश्किल से 
मरता है कोई राजनैतिक लेता पद पर। मरना ही पड़े आखिर में यह बात 
मलग है। अपनी पूरी कोशिश वह यह करता है कि जीते जी पद न छठ जाये। 
क्योंकि पद छूटते ही उम्र कम हो जाती है। छोग रिटायर होकर जल्दी मर 
जाते हैं ।. जो आदमी पुलिस का शाफिसर था वह आदमी रिटायर हो गया तो 
उसकी कम से कम दस साल उम्र कम ही जाती है । बहुत देर नहीं लगेगी कि 
जब लोग रिटायर होने से इंकार करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जायेगा 
कि गड़बड़ क्‍या हो रहा है। जब तक आदमी रिटायर नहीं होता- तब तक 


१9० महावीर - वाणी 


स्वस्थ मालूम होता है । रिटायर होते ही बीमार पड़ जाता है । ध्यान का 
भोजन उसे मिल' रहा था, दफ्तर में जाता था लोग खड़े हो जाते थे। सड़क 
'पर निकलता था लोग नमस्कार करते थे। बच्चे भी डरते थे, क्योंकि बाप का 
कब्जा था पैसे पर। बैंक बेलेंस बाप के नाम था। पत्नी भी भयभीत होती थी। 
'किर अब' रिटायर हो गया। हाथ से धीरे-धीरे सब सूत्र छूट गये । अब यह बैठा 
रहता है कोने में । लोग ऐसे मिकल' जाते हैं जैसे वह है ही नहीं, तो वह खांस ता- 
खखारता है, आवाज देता है कि मैं भी यहाँ हुँ। वह हर चीज में अड़ंगेवाजी करता 
हैं (बूढ़ों की आदत अडुंगेबाजी की और किसी कारण से नहीं होती ) । क्योंकि 
अड़ंगा डालकर वह बता सकता हैं कि मैं हूँ। यह वहुत दीन अवस्था हैं, दयनीय 
और बहुत रुग्ण है। दुखद है, लेकिन हैं। वह घर में कोई ऐसी चीज चलते 
'नहीं देगा, जिसमें वह सलाह नहीं दे। हालांकि, कोई उसकी सलाह नहीं 
मानता है--बह यह जानता है । इसे वह दिन भर कहता भी है कि कोई मेरी 
नहीं मानता | छेकित फिर दिन भर देता क्‍यों है, अगर कोई उसकी 


चुनता नहीं ? 
(१५) कौन कह सकता है कि ..... - 


गांधीजी कहते थे कि वे १२९५ वर्ष जियेंगे । और जी सकते थे। अगर 
भारत आजाद नहीं होता, तो वे १२५ बर्ष जी सकते थे। भारत का आजाद 
होना उनके मरने का हिस्सा बन गया। क्योंकि क्षाजादी के वाद जो उनकी 
सुनते थे, उन्होंने सुनना वन्‍्द कर दिया। क्योंकि वे खुद ही ताकतवर हो गये । 
वे खुद ही पदों पर पहुँच गये । तो गाँधी ने कहा कि मैं खोदा सिवका हो गया 
हैँ, मेरी अब कोई सुनता नहीं । वे कहते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं, मैं एक 
खोटा सिक्का हो गया हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई 
मेरी सलाह नहीं मानता (हालांकि वे सलाह दिये जाते ये) । मरने के पहले 
उन्होंने कहना शुरू कर कर दिया था कि अब मेरी १२५ वर्ष जीने की कोई 
आकांक्षा नहीं है। परमात्मा मुझें जल्दी उठा लछे। क्यों १ क्योंकिचे खोटे 
सिक्के हो गये । क्योंकि कोई सुनता नहीं । क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। जो 
ध्यान देते थे, वे भी इसीलिए ध्यान देते थे कि विना गांधी पर ध्यान दिये उन 
पर कोई ध्यान नहीं देता था | अव वे खुद ही ध्यान पाने के अधिकारी हो गये 
थे। सीधा लोगों को ध्यान दे रहे थे । अब वे गाँधी पर काहदे के लिए घ्यात 
को ? कोने में पड़ गये थे गांधी, कोई नहीं कह सकता कि गोडसे की गोली 


सहावीर - वाणी २७१ 


कौ सामने देखकर उनके मन में धन्यवाद नहीं उठा हो ! कोई नहीं कह सकता 


है कि उन्होंने न सोचा हो कि जा गया भगवान्‌ का संदेशवाहक, झंझट मिटी 
जिंदा होकर । 


ध्यान भोजन है । बहुत 'सटल फूड' है, बहुत सृद्म भोजत है। अकेले 
ड्यान पर भी जी सकते हैं आप | इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो 
भूछ कम हो जाती है। आपको पता है-अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता 
है तो भूख एकदम कम हो जाती है ? क्यों ? क्या हो जाता है ? ध्यान, और 
कुछ नहीं। प्रेम का मतलब ही है कि कोई आप पर ध्यान देता है। 
भौर आप को पता है मनोवैज्ञातिक कहते हैं कि जब कोई जाप पर 
ध्यात नहीं देता तो, आप ज्यादा भोजन करने लगते हैं? भर जब कोई 
ध्याव देता है तो आप कम भोजन करते हैं। क्योंकि ध्यान भी गहरे में कहीं 
भोजन का क्वाम करता है, बहुत सूक्ष तल पर काम करता है । जिस चीज 
को हम ध्यान देते हैं उसको शक्ति देते हैँ-यह मैं कह रहा हैँ और अब इसको 
कहते के वैज्ञानिक आधार हैं। अव इसको नापने के भी उपाय हैं । 


(१६) फंके हुए विचार को पड़ना 


मैंते पीछे तिकीलियेव और कामिनियेव का नाम लिया हैं, ये दोनों व्यक्ति 
देलिपैथिक अम्युनिकेशन में इस समय पुृथूवी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग 
हैं। मिकोलियेव विचार फेंकता है, ब्राइकास्ट करता है और हजारों मील दूर 
फंमितियेव उस विचार को पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने येत्र लगाये भौर बड़े 
चकित हुए कि जब निकोलिय्रेव विचार फ्रेंकता है. तो उसको शक्ति क्षीण 
होती है। उसके चारों तरफ के यंत्र बताते हैं कि उसकी छावित क्षीण हो रही 
हैं। ओर जब हजारों मील दूर कामितियेव विचार को ग्रहण करता है तब 
यंत्र बताते हैं कि उसकी झावित वढ़ गयी । आइचर्यजनक ! हज़ारों भील दूर, 
जब निकोलियेव विधार फेंकता है कामिनियेव की ओर, तो उससे पूछा जाता 
कि बह करता क्या है ? वह कहता, मैं ब्राँस बंद करके ध्याद करता हूँ कि 
फामिमिय्रेव मेरे सामने उपस्थित है--बह दूर नहीं है, मेरे सामने उपस्थित हैं) 
में अपने सारे ध्याव को उम्त पर लगा देता हैं! सब भूल जाता हूँ। सिफ् 
कामिनियेव रह जाता है। और जब कामिनियेव प्रत्यक्ष दिखायी पहले गता 
"है कि वह सामने खड़ा है, तब में उससे बोलता हैं। यह ध्यान (अेंशन) 


हा दे रहा 
है, उसकी कर्जा हजारों मील दूर वँदे हुए व्यवित्त को उपरुच्ध हो जाती थे 


ती है । 


र७० महावीर - वाणी 


स्वस्थ मालूम होता है । रिटायर होते ही बीमार पड़ जाता है । ध्यान का 
भोजन उसे मिल रहा था, दफ्तर में जाता था लोग खड़े हो जाते थे। सड़क 
पर निकलता था लोग नमस्कार करते थे। वच्चे भी डरते थे, क्योंकि वाप का 
कठ्जा था पैसे पर। बैंक बैलेंस वाप के नाम था। पत्नी भी भयभीत होती थी। 
फिर अब रिटायर हो गया। हाथ से घीरे-धीरे सब सूत्र छूठ गये । अब यह बैठा 
“रहता है कोने में | लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे वह है ही नहीं, तो वह खांसवा- 
'खखारता है, आवाज देता है कि मैं भी यहां हूँ । वह हर चीज में अडंगेवाजी करता 
हैं (वूढ़ों की आदत अडंगेवाजी की और किसी कारण से नहीं होती ) । क्योंकि 
अडुृंगा डालकर वह बता सकता हैं कि मैं हुँ। यह बहुत दीन अवस्था हैं, दयवीय 
और बहुत रुग्ण है। दुखद है, लेकिन हैं। वह घर में कोई ऐसी चीज चलने 
नहीं देगा, जिसमें वह सलाह नहीं दे। हालांकि, कोई उसकी सलाह नहीं 
मानता है--वह यह जानता है । इसे वह दिन भर कहता भी है कि कोई मेरी 
हीं मानता । लेकिन फिर दिन भर देता क्‍यों है, अगर कोई उसकी 


'सुनता नहीं ? 
(१५) कौन कह सकता हैं कि ....- - 


गांधीजी कहते थे कि वे १२५ वर्ष जियेंगे। और जी सकते थे। अगर 
भारत आजाद नहीं होता, तो वे १२५ वर्ष जी सकते ये । भारत का आजाद 
होना उनके मरने का हिस्सा वत गया। क्‍योंकि श्ाजादी के वाद जो उमकी 
सुनते थे, उन्होंने सुतना वनन्‍्द कर दिया । क्‍योंकि वे खुद ही ताकतवर हो गये । 
वे खुद ही पदों पर पहुँच गये । तो गाँवी ने कहा कि में खोठा सिवका हो गया 
हैँ, मेरी अब कोई सुनता नहीं । वे कहते ये कि मेरी कोई सुनता नहीं, मैं एक 
खोटा सिक्का हो गया हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई 
पेरी सलछाह नहीं मानता (हालांकि वे सलाह दिये जाते थे) । मरते के पहले 
उन्होंने कहना शुरू कर कर दिया था कि भव मेरी १२५ वर्ष जीने की कोई 
आकांक्षा नहीं है। परमात्मा मुझे जल्दी उठा लछे। क्‍यों ? क्योंकि वे खोटे 
सिक्के हो गये । क्योंकि कोई सुनता नहीं । क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। जो 
ज्यान देते थे, वे भी इसीलिए ध्यान देते थे कि बिना गांधी पर ध्यान दिये उन 
पर कोई ध्यान महीं देता था । अब वे खुद ही ध्याव पाने के अधिकारी हो गये 
थे। सीधा लोगों को ध्यान दे रहे थे । अब वें गांधी पर काहे के लिए ध्यान 
देने ? कोने में पड़ गये थे गांवी, कोई नहीं कह सकता कि गोडसे की गोली 


महावीर - वाणी र७र 


की सामने देखकर उनके मन में धन्यवाद नहीं उठा हो ! कोई नहीं कह सकता 
8 कि उन्होंने न सौचा हो कि आा गया भगवान्‌ का संदेशवाहक, छझट मिदी 
विदा होकर । 


ध्यान भोजन है। बहुत 'सटल फूड' है, वहुत सूक्ष्म भोजन है । अकेले 
झ्यान पर भी जी सकते हैं आप । इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो 
भूख कम हो जाती है। आपको पता है-अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता 
हैं तो भूख एकदम कम हो जाती है ? क्यों ? क्‍या हो जाता है ? ध्यात, और 
कुछ नहीं । प्रेम का मतलब ही हैं कि कोई आप पर ध्यान देता है। 
और आप को पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई जआप पर 
ध्यान नहीं देता तो, आप ज्यादा भोजन करने रूगते हैं? और जब कोई 
ध्यान देता है तो आप कम भोजन करते हैं। क्योंकि ध्यात भी गहरे में कहीं 
झोजन का क्राम करता है, वहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है । जिस चीज 
को हम ध्यान देते हैं उसको शवित देते हैं-यह मैं कह रहा हूँ और अब इसको 
कहने के चैज्ञानिक आधार हैं। अब इसको नापने के भी उपाय हैं । 


(१६) फंके हुए. विचार को पकड़ना 


मैंने पीछे निकोलियेव और कामिनियेव का नाम लिया हैं, ये दोनों व्यक्ति 
डेलिपैथिक कम्युनिकेशन में इस समय पृथूवी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग 
हैं। निकोलियेव विचार फेंकरता है, ब्राडकास्ट करता है और हजारों भील दूर 
कामिनियेव उस विचार को पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने यंत्र लगाये और बड़े 
चकित हुए कि जब निकोलियिव विचार फेंकता है तो उसकी शक्ति क्षीण 
होती है। उसके चारों तरफ के यंत्र बताते हैं कि उसकी धाक्ति क्षीण हो रही 
हैं। और जब हजारों मील' दूर कामिनियेव विचार को ग्रहण करता है तद 
यंत्र बताते हैं कि उसक्री दाक्ति बढ़ गयी । जाश्चर्यजनक ! हजारों मील दूर, 
जब निकोलियेव विचार फेंकता है कामिनियेव की ओर, तो उपसे पूछा जाता 
“कि वह करता क्‍या है ? वह कहता, मैं आँख वंद करके ध्यान करता हुँ कि 
कामिनियेव मेरे सामने उपस्थित है--वह दूर नहीं है, मेरे सामने उपस्थित है। 
भें अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूँ। सब भूल जाता हूँ) सिर्फ 
फामिनियेव रह जाता है । और जब कामिनियेव प्रत्यक्ष दिखायी पड़ने ऊगता 
है कि वह सामने खड़ा है, तब में उससे बोलता हूँ । यह ध्यान (अर्देशन) दे रहा 
है, उसकी ऊर्जा हजारों मीज दूर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है । 


र्ण्र महावीर - वाणी 


जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, वहीं शक्ति संग्रहीत होती हैं और जहाँ से हमः 
ध्यान हटा देते हैं वहां से शक्ति हटती है और विसजित होती है। जिस वृत्ति पर 
आप ध्यान देते हैं, उत्त पर शक्ति संग्रहीत हो जाती है। जब आप फामस 
वासना का विचार करते हैं तो आपकी काम वासना का जो केन्द्र है, वह 
»“आपके भीतर शक्ति इकट्ठा करने लग जाता हैं। भाप ही शबित देते हैं ध्याच 
देकर । फिर बह केच्ध शक्ति से भर जाता हैं और उस शक्ति से मुक्त होना 
चाहता है | क्योंकि वोभिल हो जाता है । यह चाल है आदमी के भीतर ! 


(१७) क्या आप काम-वासना से सुक्त होना चाहते हैं ! 


लेकित काम-वासना पर ध्यान दो तरह से दिया जा सकता है। एक कि 
आप काम-वासवा में रस लें तो प्रकृतिस्थ, नेचरल काम वासना आपमें घतीभूत 
होगी, नैसशिक काम-वासना आप में शक्तिशाली हो जायेगी । दूसरा विक्ंत 
घ्याव भी दिया जा सकता है। जैसे कि एक आदमी काम-वासता पर ध्यान 
देता है कि मुझे काम-वासना से लड़ना है, मुझे कास-वासना को भीतर 
प्रवाहित नहीं होने देना हैं । वह भी ध्यान दे रहा है। उसका भी काम का 
सेंटर, सेक्स-सेंटर शक्ति को इकट्ठा कर छेता है। भव बड़ी मुश्किल होतीं 
है, क्योंकि जो सैसगिक काम वासना से ध्यान देता हैं उसकी तो नैसगिक रूप से: 
शक्ति विसजित हो जायेगी । लेकिन जो विसर्भित नहीं करना चाहता हैं और 
धघ्यात देता है, उसका क्या होगा ? उसकी शक्ति विक्ृत रूप लेना शुरू करेगी 
वह विसर्जित नहीं हो सकती, वह शरीर के दूसरे अंगों में प्रवेश करेगी गौर 
उनको विकृत करने लगेगी । वह आदमी भीवर से उलभता जायेगा और जाल में 
फेंसता जायेगा । अपनी ही दी गयी शक्ति से उलझतवा जायेगा । यह ऐसा हुआ 
कि हम वृक्ष को पानी दिये जाते हैं और प्रार्थना किये जाते हैं कि यह वृक्ष बड़ा 
न हो, आर्थेना किये जाते हैं और पानी भी दिये जाते हैं । दो जिस वृत्ति को 
आप ध्यान देते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, भाप उसको पानी और भोजन 
देते हैं। तप का मूछ सूत्र यही है कि ध्यान कहीं और दो ( जहाँ तुम शक्ति 
को इकट्ठा नहीं करना चाहते हो, वहाँ मत दो । व्यान ही उठाओ ऊपर । 
अगर काम-वासना से मुक्त होना है वो काम-वातना पर ब्यान ही मत दो॥ 
पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी वहीं। लेकिन बरापको ध्यान देना ही पड़ेगा । 


क्योंकि ध्याव आपकी शक्ति हैँ, वह काम माँगती हैं ) 


महावीर - वाणी र्छ्रे 


तप का मूछ सूत्र यही है कि ध्याव के लिए नये केद्ध निर्मित करो। 
नये केन्द्र आदमियों के भीतर हैं और उन केन्द्रों पर ध्यान को ले जाओ। 
जैसे ही ध्यात को नया केन्द्र मिल जाता हैं, वह नये केन्द्र में ही शक्ति को 
उड़ेलने लगता है बौर पुराने केन्द्रों को मुक्ति भित्र जाती है। पहाड़ पर 
चढ़ाई शूरू हो जाती है। काम-वासना का हमारा केन्द्र सबसे नीचे है | वहीं से 
हम प्रकृति स जुड़ें हैं। सहस्तार हमारा सबसे उँचा कैर्द्र है। वहाँसे हम 
परमात्मा ऊर्जा से जुड़े हैं--दिव्यता से, भव्यता से, भगवत्ता से जुड़े हैँ । आपने 
झुयालू किया है कि आपके सस्तिष्क में विचार चलता है काम-वासना का 
ओर आपका काम-केन्द्र तत्काल सक्रिय हो जाता है? यहाँ विचार चला, 
( विचार तो चलता है मस्तिप्क में) और काम-केद्ध वहुत दूर है, वह 
तत्काल सक्रिय हो जाता है। ठीक यही बात है। तपस्वी जैसे ही सहस्रार की 
तरफ ध्यान देता है, वैसे ही सहस्तार सक्रिय होना शुरू हो जाता है। 
और जब शबित ऊपर की तरफ जाती है तो नोचे की तरफ नहीं 
जाती हैं। जब शक्ति को मार्ग मिलने लगता है शिक्षर पर चहने 
का, तो घादियाँ छोड़ने लगती हैं। जब शक्ति का प्रकाश के जगत्‌ में प्रवेश 
होने लगता है तो वह अंघेरे के जगत्‌ से चुपचाप उठने लगती है। अंधेरे की 
निन्‍दा भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे का विरोध भी नहीं होता उसके 
मन में, अंधेरे का ज्याल भी नहीं होता । जस्धेरे का ध्यान ही नहीं होता + 
ध्यान का रूपान्तरण है तप | अब इसको अगर इस तरह समझेंगे तो तप का में 
इसरा भर्थ बता सकूंगा । तप का ऐसे अर्थ होता है अग्ति, भीतर की अग्नि । 
भनुष्य के भीतर जो जीवन की अग्नि है, उस अग्नि को ऊध्वंगमन की तरफ छे 
जाना तपस्वी का काम है। उसे नीचे की ओर छे जाना भोगी का-काम है। 
भोगी का अर्थ है--जो अग्नि को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है जीवन में, 
अघोगमन की भर । तपस्वी का अर्थ है--जो ऊपर की ओर प्रवाहित कर 
रहा हैं उस अग्वि को, परमात्मा की जोर, सिद्धावस्था की ओर । 


(१८) आपके शरीर में अग्नि का वहाव 


यह अग्नि दोनों तरफ जा सकतो है । और बड़े मजे की बात यह है कि 
ऊपर की तरफ जासानी से जाती है, नीचे की तरफ बड़ी कठिनाई से जाती 
है। क्योंकि अग्नि का स्वश्ाव ऊपर की तरफ जानता है। इसीलिए इसे तप 
नाम दिया है, इसे अग्नि नाम दिया है, इसे थज्ञ तास दिया हैं, ताकि यहद्द 


२७४ महावीर - वाणी 


ध्याल में रहे कि अग्नि का स्वभ्ाव तो ऊपर की तरफ जाना है। नीचे की 
घरफ़ तो बड़ी चेष्टा करके ले जानी पड़ती है। पानी नीचे की तरफ बहता 
है । अगर उसे ऊपर की तरफ ले जाना हो, तो बड़ी चेष्ठा करनी पड़ेगी । और 
शा चेष्ठा छोड़ दें, तो पाती फिर नीचे की तरफ बहने लगेगा | आपने पंपिंग 
का इस्तजाम छोड़ दिया तो पानी फिर सीचे को बहने लगेगा। अगर ऊपर 
बढ़ाना है तो पम्प करो, ताकत रूगाओ, मेहनत करो । नीचे बहने के लिए पानी 
किसी की मेहनत नहीं माँयता, खुद बहता है । वह उसका स्वभाव है। वैसे ही 
अग्ति को अगर नीचे की तरफ छे जाना हो तो इंतजाम करना पड़ेगा। अपने 
से अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, ऊध्वंगामी है। इसको तप कहने का यही 
कारण है। क्योंकि भीतर की जो अग्ति है, जो जीवन-मग्नि' है, वह स्वभाव 
से ऊध्वंगामी है। एक बार आपको उसके ऊष्वंगामी होने का अनुभव हो जाये, 
फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता उसको ऊपर ले जाने के लिए। वह 
जाती रहती है। एक बार सहस्क्तार की तरफ तपस्वी का ध्यान मुड़ 
जाये, तो फिर उसे चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। फिर वह अग्ति अपने 
आप बहती रहती है। धीरे-धौरे वह भूछ ही जाती हैं. कि क्‍या नीचे, क्‍या 
ऊपर। भूछ ही जाती है, क्योंकि फिर अग्नि तो सहज ही ऊपर बहती 
रहती हैं। ऊपर की तरफ जाना उसका स्वभाव हैं। नीचे की तरफ डे 
जाने के लिए बड़ा आयोजन करना पड़ता है। केकिन हम नीचे की तरफ ल्लि 
जाने के इतने लंब्रे अभ्यस्त हैं कि जस्मों-जन्मों से हमारा अभ्यास है नीचे की 
बरफं ले जाने का | इसलिए नीचे की तरफ ले जाना, जो कि बस्तुतः कठिन होता 
हैं, हमें सरल मालूम पड़ता है। औौर ऊपर की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः 
सरल है, हमें कठिन मालूम पड़ता है। कठिनाई हमारी आदत में है । कमी- 
कभी हमारी आदत इतनी सझत होकर बैठ जाती है कि स्वभाव को 
दबा देती है । हम सब के स्वभाव दवे हुए हैं आदतों से जिसको महावीर 
कम का क्रम कहते है, वह हमारी आदतों का क्रम है। हमने आदतें ववा 
रखी हैं। वे हमें दवाये हुए हैं। वे आदतें लम्बी हैं, पुरानी हैं, गहरी हैं। उनसे 
छठ्ने के लिए हम उनसे लड़ना छुरू करते हैं और उल्टी आदत बनाते हैं! 
छेकित आदत फिर भी बादत ही रहती है । 


महावीर - वाणी २७४ 
(१९) आदत से सावधान ! 


गलत तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तप की । ठीक तपत्वी स्वभाव को 
खोजता है, आदत नहीं बनाता । हैविट और नेचर का फर्क समझ के हम सद 
आदत बनाते या वनवाते हैं। हम चच्चे को कहते हैं क्रोध मत करो, ऋोघ 
की आदत बुरी है। शोध न करने की आदत बनांओ । वह फ्रोघ न करने की 
आदत तो बना लेता हैं, ठेकिन उससे क्रीध नष्ट नहीं होता, क्रोध भीतर चलने 
लगता है। कामवासना पकड़ती है तो हम कहते हैं कि ब्रह्मच की आदत 
चनाओ झौर वह आदत बन जाती है। लेकिन काम वासना भीतर सरकती 
रहती है । वह नीचे की तरफ बढ़ती रहती है। उस आदत से कोई फके 
नहीं पड़ता। तपस्वी खोजता है स्वभाव के सूच्र को, घेमे को । सब मादतों 
को हटाकर वह अपने स्वभाव का दर्शन करता है। लेकिन आदत के हटाने 
का एक ही उपाय है--ध्यान मत दो। आदत पर ध्यान ही मत्त दो । 


एक मित्र चार-छह दिन पहले मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि बाए 
कहते हैँ कि वम्बई में रहकर भी ध्यान हो सकता हैं, लेकित सड़क का क्‍या 
करेंगे, भोंपू का क्‍या करेंगे ? 

मैंने उनसे कहा--ध्यान मत दो । 


उन्होंने कहा--कीसे ध्यान न दें । खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है, नीचे कोई 
चजाये चले जा रहा है, तो ध्यान केसे न दें । 


मैंने उनसे कहा--एक भ्रयात्त करें। भोंपू कोई नीचे बजा रहा है, उसे 
वजाते दो । छुम ऐसे बैठो रहो । कोई प्रतिक्रिया मत करो कि भींपु अच्छा है 
कि बूरा है, कि बजाने वाला दुश्मत है कि मित्र हैं। कुछ प्रतिक्रिया मत करो 
कि सिर तोड़ दूँगा अगर भागे बजाया। बस बेठे रहो, सुनते रहो। सिर्फ 
सुनो । थोड़ी देर में तुम पाओीगे कि भोंपू बजता भी रहे, तो भी तुम्हारे लिए 
बजवा बन्द हो गया । देट इज एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया ग्रया। जिस 
भादत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत।. जिसे हम 





स्वीकार कर लेते है, उस पर ध्यान देना बन्द हो जाता है। कया यह आपको' 
पता हैं कि किसी स्त्री के प्रेम में भाप हों, तो उसमें ध्यान होता है? फिर 
विवाह करके उसको पत्नी बना लिया, वह स्वीकृत हो गयी, तो फिर घ्यान| 
बन्द हो जाता है। एक कार आपके पास नहीं है, तो वह सड़क पर निकलती 


२७६ सहावीर - वाणी 


है चमकती हुई, ओर घ्यान खींचती है। जब वह आपको मिरू गयी, आप 
उसमें बंठते हैं, और फिर थोड़े दिन सें आपको ख्याल ही नहीं आता है कि वह 
कार भी है। चारों तरफ जो ध्यान खींचता था, वहू स्वीकार हो गया । 
जो भी स्वीकृत हो जाती है उस पर घ्यान जावा बन्द हो जाता है। स्वीकार 
कर लो जो है, ध्यान जाना बन्द हो जायेगा। उसको ऊर्जा मिलनी बन्द 
हो जायेगी । बही धीरे-धीरे अपने आप क्षीण होकर सिकुड़ जायेगी, टूट 
जायेगी; और जो बचेगी ऊर्जा, उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ 
बहना शुरू हो जायेगा । 


गछत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है, जिन पर भोगी देता हैं। 
ठीक तप की प्रतिक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। सही तपस्वी उन चीजों पर 
ध्यान देता है, जिन पर न भोगी ध्यान देता हैं, न तथाकथित त्यागी ध्यान 
देता हैं । वह ध्यान को ही बदल देगा । ध्यान प्रतिपल बदल सकता है। अभी 
यहाँ बैठे हैं आप, मुझे सुन रहे हैं। अभी यहाँ आग लग जाये मकान में तो 
आप एकदम भूल जायेंगे कि आप सुन रहे हैं, कि कोई वोल रहा है। सब भूल 
जायेंगे । आपका ध्यान दौड़ जाएगा, आप बाहर निकल जायेंगे, भूल ही जायेंगे 
कि कुछ सुन रहे थे । सुने का कोई सवाल ही नहीं रह जायेगा। तो ध्यान 
प्रतिपल बदल सकता है । सिर्फ नये बिन्दु उसको मिलने चाहिए। आग लग 
गयी, वह ज्यादा जरूरी हो गयी । तत्काल ध्यान वही दौड़ जायेगा । आपके 
भीतर तप की प्रक्रिया में उन नये विन्दुओं और केन्द्रों की तलाश करनी है, जहाँ 
ध्यान दौड़ जाये, और जहाँ नये केन्द्र सशक्त होने लगें । इसलिए तपस्वी 
कमजोर नहीं होता, शक्तिशाली हो जाता है ! गलत तपस्वी कमजोर होकर 
सोचता है कि हम जीत लेंगे, और भ्रान्ति पैदा होती हैं जीतने की 


(२०) भोजन  भ्वांति और शक्ति 


अगर एक आदमी को तीघ्र दिन भोजन नहीं दिया जाये, तो काम 


वासना क्षीण हो जावी है । इसलिए नहीं, कि काम-वासना चली गयी, बल्कि 
इसलिए कि काम-वासना के योग्य रस नहीं बनता शरीर में । फिर भोजन 
दिया जाये तो त्तीस दिन में जो बात नहीं गयी थी, वह तीन दिन में वापस लौट 
आयेगी । भोजन मिला और शरीर को रस मिला, फिर कैस्द सक्रिय ही गया, 


महावीर - वाणी र७७ 


पफर ध्यान दौड़ने लगा। इसलिए जो भूखा रहा और काम-वासना पर 
घधथाकिथत विजय पायी, वह चेचारा फिर भूखा ही जीवन मर रहने की 
कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि वह डरता हैं कि इधर भोजन लिया, उघर 
वासना उठी । भगर यहू निपट पागलपन हैं। फ्योंकि इससे वासना के बाहर 
तो हुए नहीं। यह सिर्फे कमजोरी की वजह से चासना से शक्ति नहीं मिऊ 
रही है। 
असल में मादमी जितनी शक्ति पैदा करता है उसमें कुछ तो जरूरी 
होती है, जो उसके रोज के काम में समाप्त हो जाती है। एक खास मात्रा 
की कलोरो उसके रोज के काम में, उठने में, वेठने में, नहाने में, खाने में, 
पचाने में, दूकान में आने -जाने में व्यय हो जाती है, सोने में व्यय हो 
जाती है । उसके मतिरिक्‍्त जो बचती है, जो सुपरप्लअस है, वह उस केन्द्र 
को मिल जाती है, जिस पर आपका ध्यान है, मगर मान लें कि एक हजार 
कैलोरी आपके रोजाना के काम में खर्च होती है और बाप के भोजन और 
छापकी व्यवस्था से दो हजार कंलोरी शाक्िति आपके शरीर में पैदा होती 
हैं, तो आपका ध्यान जिस केन्द्र पर होगा वह एक हजार केलोरी जो शेष 
'चची है, उस केन्द्र पर दौड़ जायेगी। उसको ओर कोई रास्ता नहीं है. 
खर्च होने का । ध्यान ही रास्ता है, जिससे वह जायेगी । उसको कुछ पता 
'नहीं है कि कहाँ जाना है। आपका ध्यान उसको खबर देता है कि यहाँ जाना 
है, महू वहीं चली जाती है। अब अगर जापको भूठे तप में उत्तरता हो, 
सो भोजन आप इतना कर लें कि हजार कैलोरी से ज्यादा आपके भीतर 
“पैदा व हो । फिर आपको ब्रह्मचयं सघा हुआ मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके 
पास अतिरिवत शक्ति बचती ही नहीं है, जो कि सेक्स के केन्द्र को मिल 
जाये। हजार कैलोरी शक्ति पैदा होती हे, हजार आप खर्च कर छेते हैं। 
“इसलिए तपस्वी खाना कम कर देता है, पद चलने लगता है, श्रम 
ज्यादा करने लगता है और खाता कम करता चला जाता है। वह दोहरी 
"प्रतिक्रिया करता है, ताकि शरीर में शवित कम पैदा हो और व्यय ज्यादा 


हो। वह मितिमम पर जीने लगता है। न होगी अतिरिक्त शक्ति, ने 
चआासना बनेगी । 


र्ज्८ महावीर - बाणों 
(२१) आतिरिक्‍्त शाक्ति के लिए नये कन्द्र की तकाश 


मगर इससे बहू वासना समाप्त नहीं हो जाती । वासना अपती जगह 
खड़ी है। वासना का केन्द्र प्रतीक्षा करेगा । अनन्त जन्मों तक प्रतीक्षा करेगा, 
कहेगा कि जिस दिन शक्ति ज्यादा हो, मैं तैयार हें ॥ यह सिर्फ भय में जीना 
है। इस जीने से कहीं कुछ उपलब्ध नहीं होता। इससे प्रकृति तो चुक- 
जाती है, संस्क्ृति नहीं मिलती | सिफे विकृति मिलती है और एक भयभीत 
चेतना रह जाती है । नहीं यह मार्ग ठीक मार्ग नहीं है। ठीक विधायक तप का: 
मार्ग है शक्ति पैदा क रो, ध्यान रूपान्तरित करो, ध्यान नये केन्द्रों पर ले जाओ 
ताकि शक्ति वहीं जाये। हम धीरे-धीरे जब ओर गहरे उतरेंगे ध्यान के 
परिवर्तन के लिए, तो यह प्रक्रिया ख्याल में आा सकेगी | लेकिन सबसे पहलें 
तो यह ख्याल में ले लेना चाहिए कि मेरी अतिरिक्त शक्ति किस केन्द्र से 
व्यय हो रही है। उसके विपरीत जो केन्द्र हैं, उस केन्द्र पर,भ्यान को 
लगाना पड़ेगा । 


(२२) अपनी - अपनी फरमजोरियां 


एक छोटी सी घटना बताकर आज की यह वात मैं पूरी करूंगा घर्म गुरुओं 
का एक सम्मेलन हुआ है। सभी वड़े घ॒मंगुरु उस देदा के एक नगर में इकटूठे 
हुए हैं । चार बड़े घर्मे हैं उस देश में । चारों के चार बड़े घमे-गुरु एक 
निजी-वार्ता में लीन हैं। सम्मेलन निपटने के करीब हो गया हैं। वे चैठ- 
कर बातें कर रहे हैं। ऊँची-ऊँची वातें हो छुकीं, नकली बातें हो छुकीं 
क्षब वे बैठ कर असली गप-सप कर रहे हैं। एक ७५ साल का बूढ़ा घम्म-गुरु 
कहता हैं कि हो गयी बे बातें, सुत गये छोग। लेकिन मैं तुम्हारे सामने क्या 
छिपाऊ ? मैं तो माश्या करता हूँ तुम भी नहीं छिपाओगे। अच्दडा होगा कि 


हम बतायें कि असली जिन्दगी हमारी क्या है ? मैं तो एक ही चीज से परेशान 


रहता हूँ | वह है घन । और दिन-रात घन के विपरीत बोलता हैं। घन प 
भरी बड़ी पकड़ है। एक पैसा भी मेरा खो जाये, वो दात भर पूरक नींद नहीं 
भाती या एक पैसा मिलने की भी आशा बँघ जाये, तो भी रात भर एक्साइटमेंड 


मेँ रहता हैं और नींद नहीं जाती। सिर्फ घन ही मेरी कमजोरी है । बड़ी 


महावीर - वाणी २७६ 


मुदिकिल है। इसके पार मैं नहीं हो पा रहा हूँ । बाप में से फोई पार हो गया 
हो तो बतायें । 


उन्होंने कहा कि पार तो हम भी नहीं हुए । हमारी अपनी मुसीवतें हैं। 


दूसरे मे कहा--मेरी मुसीबत तो यह अहंकार है। इसके लिए जीता हैं, 
इसी के लिए उठता हूँ, इसी के लिए बैठता हूँ, इसी के लिए अहंकार के 
खिलाफ भी बोलता हूँ, पर हैं यही । इससे मैं बाहर नहीं हो पाता । 


तीसरे ने कहा--मेरी तो फमजोरी यह कामवासना है। ये सरियाँ मेरी 
क्रमजोरी हैं। दिन-रात मैं समभाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, ब्रह्मचये का व्याख्यान 
करता हूँ चर्च में । लेकिन, उस दिन बोलने में मजा ही नहीं आता, जिस दिन 
स्नियाँ नहीं आती । मुझे खुद ही मजा नहीं आता बोलने में । जिस दिन स्त्रियां 
भाती हैं उस दिन मेरा जोद्य देखने लायक होता है। उस दिन जब मैं बोलता 
हूँ तो बात हो और होती है । लेकिन अब मैं भलोर्भाति जानता हूँ कि वह भी 
फासवासना है। मैं उसके बाहर नहीं हो पाता हूँ । ह 


चोथा आदमी सुल्ला नसरद्दीव था। वह उठ कर खड़ा हो गया और 
उसने कहा कि क्षमा करें--मैं जाता हूँ । 


उन्होंने कहा--लेकिन तुमने अपनी कमजोरी नहीं बतायी । 


उसने कहा--मेरी सिर्फ एक कमजोरी है। वह है निन्‍्दा। अब मैं नहीं 
रुक सकता एक भी क्षण। पूरा गाँव मेरी राह देख रहा होगा | जो मैंने यहाँ 


सुना है यह मुझे कहना होगा। मेरी एक ही कमजोरी है अफवाह । गौर जब 
मेरा रुकना मुद्दिकल है । 


उन तीनों में उसे पकड़ने की कोछिक्ष की कि तू ठहर भई, तेरी यह कम- 
जोरी थी, इसे तु ने पहले क्‍यों नहीं बताया । इतनी देर छुप क्‍यों रहा। 


हर आदमी की कोई न कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को ठौक से 
पहचान लें । उसी में आपकी ऊर्जा व्यय होती है । 


' मुल्ला ने कहा--तब तक मैं वैठा रहा जब तक नहीं सुन पाया। लेकिन 
जब मैंने पूरा सुन लिया, तो जग गयी मेरी शक्ति | अब इस रात सोना भेरे. 
घर में नहीं है। अव जब तक एक-एक तक यह खबर नहीं पहुँचा दूं, चैन नहीं 
सिलेगा । शक्ति जग गयी सेरी। वह जो कमजोरी है हमारी, वही हमारी 


र्‌८छ० सद्दावीर - वाणी 


शक्ति का निष्कासन है। वहीं से हमारी शक्ति व्यय होती हैं। मुल्ला तब 
तक बिल्कुल सुस्त बैठा था जैसे कोई प्राण ही न हो | अचानक उसमें ज्योति 
था गयी, प्राण आ गया, चमक आ गयी । 

मुल्ला ने कहा कि गजब हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि इस 
कान्फ्रेंत में ऐसा आनन्द आने वाला है। 


हमारी कमजोरी हमारी शवित के व्यय का बिन्दु है। भौग हो या भोग 
के विपरीत त्याग हो, विन्दु वहों बना रहता है, घ्यात वहीं केन्द्रित रहता 
है, शक्ति वहीं से विसर्जित होती है, एचोपोरेट होती है, वाष्पीभूत होती 
है। तप ध्यान के केर्ध बदलने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पर कल 
मैं बात करूँगा । शायद इस पर लम्बी बात करनी पड़ेगी । क्योंकि महावीर ने 
फिर तप के बारह हिस्से किये हैं और एक-एक हिस्सा वैशानिक प्रक्रिया 
है। तो कल' वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम समझ लें, फिर महावीर के' एकचएक 


तप के हिस्से पर बात करेंगे । 


नवाँ प्रवचन 

पर्यूषण-व्याख्यानमाला, बम्वई, दिनांक, २६ अगस्त, १९७१ 

त्तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी ऊर्जा-शरीर से 
आपकी पहचान 


घम्मो मंगलमुक्किटठम्‌, अहिसा खंजसो ठवो । 
देवा थि त॑ नमंसन्ति, यरखेख थम्मो सया समणो ॥१॥ 


वअथ-- 

“यर्म सर्वश्रेष्ठ मंगत्ल है। (कोन सा घर्म ?) अहिंसा, संयम और तपरूप घर्म ४ 
जिस मनुष्य का मन उक्त घमम में सदा संल्लग्ग रहता है, उसे देवता मी 
अमस्कार करते हैं । 


तप के सम्बन्ध में, मनुष्य की प्राण ऊर्जा को रूपान्तरित करने की प्रक्रिया 
के सम्बन्ध में और थोड़े से घैज्ञानिक तथ्य समझ लेने आवश्यक हैं। धर्म 
भी विज्ञान है या कहें परम विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है। क्योंकि 
विज्ञान केवल पदार्थ का स्परश कर पाता है। धर्म उस चैतन्य का भी, 
जिसका स्परश करना असम्भव मालूम पड़ता है । विज्ञान केवल' पदार्थ को बदल 
पाता हैं, नये रूप दे पाता है । घर्में उस चेतना को भी रूपातरित करता हैं, 
जिसे देखा भी नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता। इसलिए वह 
परम विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है-- द्ु नो द हाऊ।' किसी चीज 
को कैसे किया जा सकता है। इसे जाचना विज्ञान का अथे होता है--उस 
प्रक्रि] को जानना, उस पद्धति को जानना, उस व्यवस्था को जानना, जिससे 
कुछ किया जा सकता हैं । बुद्ध कहते थे कि सत्य का अर्थ है वह, जिससे कुछ 
किया जा सके | अगर सत्य इम्पोटेन्ट हैं, नपुंसक है, जिससे कुछन हो 
सके, जो सिर्फ सिद्धान्त हो तो व्यर्थ है। सत्य वही हैं जो कुछ कर सके--... 
कोई बदलाहट, कोई क्रांति, कोई परिवरतंन। झौर धर्म ऐसा ही सत्य है । 
धर्म चिन्तन नहीं है, विचार नहीं है, धर्म भामूल रूपान्तरण है, म्यूटेशन है । 
तप घर्म का, घ॒म्मे के रूपान्तरण की प्रक्रिया का, प्राथमिक सूत्र है। कौर 


तप किन बआाधारों पर खड़ा है वह हम समझ लें, तप किन प्रक्रियाओं से मादमी 
को बदलता है वह हम जान लें ॥ 


(१) दीवाल भी एक चहाव है ! 


सबसे पहली बात कि इस जगत्‌ में जो भी हमें दिखायी पड़ता है, वह 
पैसा नहीं है जैसा दिखायी पड़ता है। क्योंकि जो भी दिखायी पड़ता है वह्‌ 


र्फक्ष महावीर - वाणी 


मालूम होता है, स्थिर पदार्थ हैं, ठहरा हुला, जमा हुआ पदार्थ हैं। छेकिक 
विज्ञान कद्दता है, इस जगत्‌ में ठहरी हुईं, जमी हुई कोई भी चीज नहीं है । 
जो भी है सभी गत्यात्मक हैं, डायनेमिक हैं। जिस कुर्सी पर आप बेठे हैं वह 
ठहरी हुईं चीज नहीं है, वह पूरे समय नदी के प्रवाह की तरह बही जाती' 
हैं। जो दीवाल आपके चारों तरफ दिखायी पड़ती है, वह दीवाल ठोस नहीं 
हैं। विज्ञान कहता है अब ठोस जैसी कोई चीज जगत्‌ में नहीं है। वह जो 
वीवाल चारों तरफ खड़ी है, वह भी तरल और लिक्विड है, बहाव है। लेकिन 
घहाव इतना तेज है कि आपकी आँखें उस बहाव के बीच के अन्तराल' को, 
खाइयों को, नहीं पकड़ पातीं । जेसे बिजली के पंखे को हम जोर से चला दें, 
इतने जोर से चला दें कि फिर आप उसकी पंखछुड़ियों को नहीं गिन पाते । 
क्षयर बहुत गति से चलता हो तो लगेगा, कि एक गोल व्तुल ही घुम रहा हैं, 
पंखुड़ियां नहीं । बीच की पंखुड़ियों की जो खाली जगह है बह दिखायी नहीं 
/ड़ती । वज्ञानिक कहते हैं, बिजली के पंखों को इतनी तेजी से चलाया जा 
सकता है कि आप अगर गोली मारें तो बीच के स्थान से नहीं तिकल सकेगी, 
खाली जगह से नहीं निकल सकेगी, पंखुड़ी को छेदकर निकलेगी | और इतने 
जोर से भी चलाया जा सकता सकता है कि आप अगर चलते पंखे के 
ऊपर गिर जायें तो आप बीच के स्थान से गिरेंगे नहीं। क्‍योंकि गिरने 
में जितना समय लगता है, उतनी देर में दूसरी पंखुड़ी आपके नीचे आ 
जायेगी । और तब ? तब पंखें का अंतराल भी ठोस मालूम पड़ेगा। फिर भी 


चलता हुआ मालूम पड़ेगा । 
(२) गति. . .ओर गाति. ..ओऔर गाति ओर फिर गति 


अगर गधि अधिक हो जाये तो चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं। 
झधिक गति के कारण, ठहराव के कारण नहीं । जिस कुर्सी पर आप बंठे हैं, 
उसकी गति बहुत है । उसका एक-एक परमाणु उतनी ही गति से दौड़ रहा 
है अपने केन्द्र पर, जिवनी गति से सूर्य की किरण चलती हैं--एक सेकन्‍्ड में 
एक लाख ८६ हजार मील ॥ इतनी तीकन्न गति से चलने की वजह से आप 
नहीं गिरते हैं कुर्ती से, नहीं तो आप कमी मी गिर जायेंगे। वह तीत्र गंति आपको 
संभाले हुए है। फिर यह गति भी बहुत आयामी है, मल्टी डायमेन्शनल है । 
जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसकी पहली गति तो यह है कि उसके परमाखु अपने 
मीतर घूम रहे हैं ॥ हर परमाण अपने न्यूक्लियस पर, अपने केन्द्र पर चक्कर 


सदहावीर - वाणी २८७ 


काट रहा है। फिर फुर्सी जिस पृथ्वी पर रखी है, वह पृथ्वी अपनी 
क्वील पर घूम रही है। उसके घूमने की बजह पे भी कुर्सी में पुसरी 
गति है। एक गति कुर्सी की आन्तरिक है कि उसके परमाणु घूम रहे 
हैं। दूसरी गति--पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है इसलिए कुर्मी भी पूरे 
समय पृथ्वी के साथ घूम रही है। तीसरी गति--पृथ्वी अपनी कील पर 
चूम रही है और साथ ही पूरे सूर्य के चारों ओर परिघ्रमण कर रही है। घूमते 
हुए अपनी कील पर सूर्य का चक्‍कर लगा रही है । वह तीसरी गति है। कुर्सी 
में वह गति भी काम कर रही है। चौथी गति--सूर्य अपनी कील पर घूम रहा 
हैं और उसके साथ उसका पूरा सौर परिवार घूम रहा है। और पांचवी गति--- 
पैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्थ किसी महासूर्य का घककर लगा रहा है। वड़ा 
चक्कर है वह। कोई बीस करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा होता है। तो वह 
पाँचवी गति कुर्सी भी कर रही है । और वैज्ञानिक कहते हैं कि छठवीं गति का 
भी हमें आभास मिलता है कि जिस महासूर्य का हमारा सूर्य परिभ्रमण कर 
रंहा है, वह महासूर्य भी ठहरा हुआ नहीं है । वह अपनी कील पर घूम रहा है । 
छोर सातदीं गति कु भी वैज्ञनिक अनुमान करते हैं कि वह महासूर्य, जो 
झपनी कील पर घूम रहा हैं, वह दूसरे सौर परिवारों से प्रति क्षण दूर हट 
'रहा है। कोई और महासूर्य या कोई महासूर्य सातवीं गति का इशारा करता 
हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, ये सात गतियाँ पदार्थ की हैं। आदमी में एक आठवीं 
शति भी है। प्राण में, जीवन में एक आठवीं गति भी है। कुर्सी चल नहीं 
सकती, जीवन चल सकता है, आठवीं गति शुरू हो जाती हैँ । एक नौवीं गति' 
धर्म कहता है, मनुष्य में है और वह यह है कि आदमी चल भी सकता है और , 
'उसके भीतर जो ऊर्जा है, वह नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा सकती । 
उस नौवीं गति से ही तप का सम्बन्ध है। आठ ग्रतियों तक विज्ञान काम कर 
कैता हैं। उस नौवीं गति पर, दि माइन्थ, वह जो परम गति हैं चेतना के ऊपर- 
लीचे जाने की, उस पर ही धर्म की घारी,भ्रक्रिया है। 


' (३) ऊर्जा का गमनागमन 


मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है, वह वीचे या ऊपर जा सकती है। जब आप 
काम वासना से भरे होते हैं तो ऊर्जा नीचे जाती है। जब आप आत्मा की 
ोज से भरे होते हैं तो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और जब आप जीवन से 
भरे होते हैं तो वह ऊर्जा भीतर की तरफ जाती है-। और भीतर और ऊपर: 


श्द८ महावीर - वाणी 


घर्में की दृष्टि में एक ही दिशा के नाम हैं। और जब आप मरण से भरते हैं, 
मृत्यु निकट आती है तो वह ऊर्जा बाहर जाती हैं। दस वर्ष पहले तो 
वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी ही नहीं थे कि मृत्यु में कोई ऊर्जा मनुष्य के 
बाहर जाती है | लेकिन रूस के डेविडोविच किरलियान की फोटोग्राफी ने पुरी 
घारणा की बदल दिया है । 


(४) मरे हुए आदमी के तीन दिन 


किरलियान की बात मैंने भाप से पीछे की है। उस संबँध में एक बात 
जो काम की है और वह आप से कहनी है । किरलियान ने जीवित व्यक्तियों के 
चित्र लिए हैं तो उन चित्रों में शरीर के आस-पास जो ऊर्जा का वर्तुल है, इनर्जी 
फील्ड है, वह चित्रों में माता है। हायर सेंसिटिविटी फोटोग्राफी में, बहुत संवेदव-, 
शील फोटोग्राफी में आप के आस-पास ऊर्जा का एक वर्तुल आता है । छेकिन अगर, 
मरे हुए जादमी का, अभी मरगये जादमी का, चित्र लेते हैं तो वर्तुल नहीं आता ।. 
ऊर्जा के गुच्छे आदमी से दूर हटते हुए, भागते हुए आते हैं । गौर तीन दिन तक 
मरे हुए जादमी के छरीर से ग्रुच्छे वाहर निकलते रहते हैं; पहले दिन ज्यादा, 
दूसरे दिन और कम और तीसरे दिन और कम। जब ऊर्जा के गुच्छे का बहिर्‌- 
गसन पूरी तरह समाप्त हो जाता हैं, तव आदमी पूरी तरह मश दोता है । 
_“चैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक ऊर्जा निकल रही है तव तक उसकी पुनरज्जी- 
वित करने की कोई विधि आज नहीं तो कल खोजी जा सकेगी । मृत्यु में ऊर्जा 
आप के बाहर जा रही है छेकिव शरीर का वजन कम नहीं होता । निश्चित ही 
कौई ऐसी ऊर्जा है, जिस पर ग्रेविटेशन का कोई असर नहीं होता । 


किसी भी वजन का एक ही अर्थे होता है कि जमीन में जो गुर्दत्वाकर्षत है, 
उसका खिंचाव है। आपका जितना वजन है आप मूल कर यह मत समझना कि 
वह आप का वजन है। वह जमीन के खिंचाव का वेजन है। जमीन जितनी 
ताकत से आपको खींच रही है, वजन उस ताकत की माप है। अजगर भाप 
चाँद पर जायेंगे तो आप का वजन चार गुना कम हो जायेगा। क्योंकि चाँद 


आर गुना कम ग्रेविटेशन रखता है। अगर १०० परौष्ड बाप का रा ्द हे 
>> फ्सा भी के भः 
चाँद पर २५ पौण्ड रह जायेगा। इसे आप ऐसा मो समझ सकते हैं 4 के 
र्ड 


जाप जमीन पर ६ फीठ ऊँचे कुद सकते हैं, ती चाँद पर जाकर भाप न 
ऊँचे कुद सकते हैं। जब अंतरिक्ष में यात्री अपने यान में, कंप्छूल मं होते हैं, वन 


महावीर - वाणी रप& 


उनका कोई वजन नहीं रह जाता, नो बेठ । क्योंकि वहाँ कोई ग्रेविटेशन नहीं: 
होता । इसलिए यात्री को कुर्सी पर पट्टों से वॉंघकर रखना पड़ता है । अगर पट्टा 
जरा छूट जाये, तो वह जैसे गैस से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर टकराने लगता है, 
वसे आदमी टकरामे लगेगा, क्योंकि उसमें कोई वजन नहीं है, जो उसे नीचे खींच 
सके । वजन जो है वह जमीन के गुरुत्वाकर्पण से है। छेकिन किरलियान के 
के प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि आदमी से ऊर्जा तो निकलती है, लेकिन वजन 
कम नहीं होता । निश्चित ही उस ऊर्जा पर जमीन के गरुस्त्वाकर्पण का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता होगा | योग के ग्रेविटेशन में जमीन से शरीर को ऊपर 
उठाने के प्रयोग में उसी ऊर्जा का उपयोग है । 


(४) निजिन्स्की का नाच 


एक बहुत श्द्मुत्‌ नृत्यकार था पश्चिम में निजिन्सकी। उसका नृत्य 
असाधारण था। शायद पृथ्वी पर वैसा नृत्यकार इसके पहले नहीं हुआ था । 
असाधारणता यह थी कि वह अपने नाच में जमीन से इतना ऊपर उठ जाता 
था जितना कि साधारणतया उठना बहुत मुश्किल हैं। और इससे भी ज्यादा 
आदचर्यजनक यह था कि वह जब ऊपर से जमीन की तरफ आता थातो 
इतने स्‍लोली, इतने घीमे आता था, जो बहुत हैरानी की बात है। क्योंकि 
उतने घीमे नहीं आया जा सकता, जमीन पर खिंचाव है; वह उतना घीमे 
आने की आज्ञा नहीं देता । लेकिन यही उसका चमत्कारपूर्ण कार्य था। उसने 
विवाह किया । उसकी पत्नी ने जब उसका नृत्य देखा तो वह आइचर्य चकित 
हो गयी । वह खुद भी नतेंकी थी । 


उसने एक दिन निजिन्स्की से यह बात कही | उसकी पत्नी ने अपनी आत्मकथा 
में लिखा है कि मैंने एक दिन अपने पति से कहा--ह॒वाट इज्च इन दैट, यू कैन नॉट 
सी योरसेल्फ डान्सिग, कैसा दुःख कि तुम अपने को नाचते हुए नहीं देख सकते।॥ 
तिजिन्स्की ने कहा कि हू सेंड, जाई कैन नॉट सी | आई दू आलवेज्ञ सी | झाई 
ऐम आलवेज आउट | आई मेक माइसेल्फ डान्स फ्राम दि आउट साइड ॥. 
निजिन्स्की ने कहा कि मैं देखता हूँ सदा, क्योंकि में सदा बाहर द्वोता हूँ और: 
बाहर से ही अपने को नाच करवाता हूँ । और अगर से बाहर नहीं रहता तो; 
इतना गहरा मैं जा ही व पाता । अगर मैं बाहर नहीं रहता तो इतने घीमे जमीन- 
पर वापस नहीं लोट पाता । जब मैं भीठरः होकर नाचता हूँ तो मुझमें वजन: 


श्प८ महावीर - वाणी 


घर्म की दृष्टि में एक ही दिशा के नाम हैं। और जब आप मरण से भरते हैं, 
मृत्यु निकट आती है तो वह ऊर्जा बाहर जाती है। दस वर्ष पहले तो 
वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी ही नहीं थे कि मृत्यु में कोई ऊर्जा मनुष्य के 
बाहर जाती है | लेकिन रूस के डेविडोविच किरलियान की फोटोग्राफी ने पूरी 
धारणा को बदल दिया है । 


(४) मरे हुप्एप आदमी के तीन दिन 


किरलियान की बात मैंने जाप से पीछे की है। उस संबंघ में एक वात 
जो काम की है और वह आप से कहनी है | किरलियान ने जीवित व्यक्तियों के 
चित्र लिए हैं तो उन चित्रों में शरीर के आस-पास जो ऊर्जा का वर्तुल है, इनर्जी 
फील्ड है, वह चित्रों में आता है। हायर सेंसिटिविटी फोटोग्राफी में, बहुत संवेदन-, 
शील फोटोग्राफी में आप के आस-पास ऊर्जा का एक वर्तुल आता है। लेकिन अगर, 
मरे हुए आदमी का, अभी मरगये आदमी का, चित्र लेते हैं तो वर्तुल नहीं आता । 
ऊर्जा के गुच्छे आदमी से दूर हटते हुए, भागते हुए जाते हैं । बौर तीत दिन वक 
भरे हुए आदमी के शरीर से गुच्छे बाहर निकलते रहते हैं; पहले दिन ज्यादा, 
दूसरे दिन और कम और तीसरे दिन और कम। जव ऊर्जा के गुच्छे का बहिरु- 
गमन पूरी तरह समाप्त हो जाता हैं, तव आदमी पूरी तरह मरा द्वोता है। . 
“बैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक ऊर्जा निकल रही है तव तक उसको पुनरुज्जी- 
वित करने की कोई विधि आज नहीं तो कल खोजी जा सकेगी । मृत्यु में ऊर्जा 
आप के बाहर जा रही है लेकिन शरीर का वजन कम नहीं होता । निश्चित द्दी 
कोई ऐसी ऊर्जा है, जिस पर ग्रेविटेहन का कोई असर नहीं होता । 


किसी भी वजन का एक ही अर्थ होता है कि जमीन में जो ग्रुरुत्वाकर्पय है, 
उसका खिंचाव है। आपका जितना वजन हैं आप भूल कर यह मत समभना कि 
बहू आप का वजन है। वह जमीन के खिंचाव का वजन है । जमीन जितनी 
ताकत से आपको खींच रही है, वजन उस ताकत की माप है। अगर बात 
चाँद पर जायेंगे तो आप का वजन चार थ्रुना कम हो जायेगा । वयोंकि चांद 
चार गुना कम ग्रेविटेशन रखता है। अगर १०० पौण्ड आप का बजन है वी 
चाँद पर २५ पौण्ड रह जाय्रेगा। इसे आप ऐसा मी समझ सकते हैं कि अगः 
आप जमीन पर ६ फीट ऊँचे कुद सकते हैं, तो चाँद पर जाकर आप १२५ फीट 
ठँचे कुद सकते हैं । जब अंतरिक्ष में यात्री अपने यान में, कप्यूल में होते हैं, व 


द्द८ महावीर - वाणी 


धर्म की दृष्टि में एक ही दिशा के नाम हैं। और जब जाप मरण से भरते हैं, 
मृत्यु निकट आती हैँ तो वह ऊर्जा बाहर जाती है। दस वर्ष पहले तो 
वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी ही नहीं ये कि भृत्यु में कोई ऊर्जा मनुष्य के 
बाहर जाती है | लेकिन रूस के डेविडोविच किरलियान की फोटोग्राफी ने पुरी 
घारणा को बदल विया हैं 


(४) मरे हुए आदमी के तीन दिन 


किरलियान की बात मैंने आप से पीछे की है। उस संबंध में एक बात 
जो काम की है और वह आप से कहनी है । किरलियानत ने जीवित व्यक्तियों के 
चित्र लिए हैं तो उत चित्रों में शरीर के आस-पास जो ऊर्जा का वर्तुल' हैं, इनर्जी 
फील्ड है, वह चित्रों में आता है। हायर सेंसिटिविंटी फोटोग्राफी में, बहुत संवेदन-- 
शील फोटोग्राफी में आप के आस-पास ऊर्जा का एक वर्तुल आता है। लेकित अगर, 
मरे हुए आदमी का, अभी मरगये आदमी का, चित्र लेते हैं तो वर्तुल नहीं आता ।. 
ऊर्जा के गुच्छे भादमी से दूर हटते हुए, भागते हुए आते हैं । मौर तीन दिन तक 
मरे हुए आदमी के शरीर से गुच्छे बाहर निकलते रहते हैं; पहले दिन ज्यादा, 
दूसरे दिन और कम और तीसरे दिन और कम । जब ऊर्जा के गुच्छे का वहिएः 
गमन पूरी तरह समाप्त हो जाता हैं, तव आदमी पूरी तरह मरा होता है।. 

वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक ऊर्जा निकल रही है तब तक उसको पुनरज्जी- 

वित करने की कोई विधि आज नहीं तो कल खोजी जा सकेगी । मृत्यु में ऊर्जा 
आप के बाहर जा रही है छेकिन शरीर का वजन कम नहीं हीता । निरिचत दी 
कोई ऐसी ऊर्जा है, जिस पर ग्रेविदेशन का कोई असर नहीं होता । 


किसी भी वजन का एक ही अर्थ होता है कि जमीन में जो गुरुत्वाकर्पण है, 
उसका खिंचाव है। आपका जितना वजन है आप भूल कर यह मत समझना कि 
वह जाप का वजन है। वह जमीन के खिंचाव का वेजन है । जमीन जितनी 
ताकत से आपको खींच रही है, वजन उस ताकत की माप है। गर आप 
चाँद पर जायेंगे तो आप का वजन चार गुना कम हो जायैगा | क्योंकि चाँद 
चार गुता कम ग्रेविटेशन रखता है। अगर १०० पौण्ड आप का वजन है वो 
चाँद पर २५ पौण्ड रह जायेगा। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हूँ कि अग्रद 
आप जमीन पर ६ फोट ऊँचे कूद सकते हैं, तो चाँद पर जाकर आप २४ फीड 
ऊँचे कुद सकते हैं । जब अंतरिक्ष में यात्री अपने यान में, कैप्सूल में होते हैं, तब 


र्प८ महावीर - वाणी 


धर्म की दृष्टि में एक ही दिशा के नाम हैं। और जब आप मरण से भरते हैं, 
मृत्यु निकट आती है तो बह ऊर्जा बाहर जाती हैं। दस घर्ष पहले तो 
वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी ही नहीं थे कि मृत्यु में कोई ऊर्जा मनुष्य के 
बाहर जाती हैँ । लेकिन रूस के डेविडोविच किरलियान की फोटोग्राफी ने पूरी 
घारणा को बदल दिया है । 


(४) मरे हुए आदमी के तीन दिन 


क्रिलियान की बात मैंने ब्ञाप से पीछे की है। उस संवंध में एक वात 
जो काम की है और वह आप से कहनी है । किरलियान ने जीवित व्यक्तियों के 
चित्र लिए हैं वो उन चिन्नों में शरीर के आस-पास जो ऊर्जा का वर्तुल' है, इनर्जी 
फील्ड है, वह चित्रों में आता है। हायर सेंसिटिविटी फोटोग्राफी में, बहुत संवेदव-. 
शील फोटोग्राफी में आप के आस-पास ऊर्जा का एक वर्तुल भाता है। लेकिन अगर 
भरे हुए आदमी का, अभी मरगये आदमी का, चित्र लेते हैं तो वर्तुल नहीं आता । 
कर्जा के गुच्छे आदमी से दूर हद्ते हुए, भागते हुए आते हैं । और तीन दिच तक 
भरे हुए आदमी के छ्ारीर से गुच्छे वाहर निकलते रहते हैं; पहले दिन ज्यादा,. 
इसरे दिन और कमर ओर तीसरे दिन गौर कम । जब ऊर्जा के गुच्छे का वहिर्‌- 
गमन पूरी तरह समाप्त हो जाता हैं, तव आदमी पूरी तरह मरा होता है। 
चैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक ऊर्जा निकल रही है तव तक उसको प्रुतरुज्जी- 
विंत करने की कोई विधि आज नहीं तो कल खोजी जा सकेगी । मृत्यु में ऊर्जा 
आप के बाहर जा रही है लेकिन शरीर का वजन कम नहीं होता । निदिचत ही: 
कोई ऐसी ऊर्जा है, जिस पर प्रेविदेशन का कोई असर नहीं होता। 


किसी भी वजन का एक दी अर्थ होता है कि जमीन में जो ग्रुरुत्वाकर्पण है, 
उसका खिंचाव है। आपका जितना वजन हैं आप भूल कर यह मत समभझना कि 
वह आप का वजन है । वह जमीन के खिंचाव का वजन है| जमीन जितनी 
ताकत्त से आपको खींच रही है, वजन उस ताकत की माप है अगर आप 
चाँद पर जायेंगे तो आप का वजन चार गुना कम हो जायेगा । क्योंकि चाँद 
चार ग्रुना कम ग्रेविटेशन रखता है । मगर १०० पौण्ड आप का वजन है तो 
चाँद पर २५ पौण्ड रह जायेगा। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगय 
भाप जमीन पर ६ फीट ऊँचे कूद सकते हैं, तो चाँद पर जाकर आप २४ फीट 
ऊँचे कुद सकते हैं। जब अंतरिक्ष में यात्री अपने यान में, फैप्सूल में होते हैं, तर 


६० सहावी र - वाणी 


होता है। और जब मैं वाहर होकर नाचता हूँ तो उससे वजन खो 
जाता है। 

योग कहता है अनाहुत चक्र जब भी किसी व्यक्ति का सक्रिय हो जाये, तो 
जमीन का गुरुत्वाकर्षण उस पर प्रभाव कम कर देता है। बौर विशेष नृत्यों का 
प्रभाव अनाहत चक्र पर पड़ता है। मालूम होता है कि निजिन्‍्सकी नाचते-नाचते 
छतायास अनाहत चक्र को सक्रिय कर लेता है। और अनाहत चक्र की दूसरी 
खुबी है कि जिस व्यक्ति का अताहुत चक्र सक्रिय हो जाये, वह भाउद बाफ़ 
दॉडी एक्सवीरिएंत में, शरीर के बाहर के अनुभवों में उतर जाता है। वह 
धपने शरीर से वाहर खड़ा होकर देख पाता है । लेकिन जब आप शरीर से 
घाहर होते हैं, तब जो शरीर के बाहर होता है वही आप की प्राण ऊर्जा हैं। 
बह्दी वस्तुत: आप हैं। वह जो ऊर्जा है उसे ही महावीर ने जीवन-अग्वि 
कहा है। और उस ऊर्जा को जगा लेने को ही वंदिक संस्कृति का यज्न 
कहा गया है। ह 

(६) क्या कहा, खूर्य भीतर ठंडा है ! 


उस ऊर्जा के जग जाने पर जीवन में एक नयी ऊष्मा भर जाती हैं, एक 
धया उत्ताप, जो वहुत छोतछ है। यही कठिनाई है समझने की। एक नया 
उत्ताप जो बहुत ही शीतल है । तो तपस्वी जितना झीतल होता है उतना 
कोई भी नहीं होता । यद्यपि हम उसे कहते हैं तपत्वी । तपस्वी का अर्थ हुआ 
क्कि वह ताप से भरा हुआ हैं। छेकिन तप में जितनी जय जाती है यह अग्नि 
उतना ही केन्द्र शीतल हो जाता है। चारों ओर शक्ति जग जाती है, भीतर 
कृंद्ध पर शीतलता आा जाती है। वैज्ञानिक पहले सोचते ये कि यह जो छू है 
मारा, यह जलती हुई अग्वि ही है, उबलती हुई अग्नि । लेकिन अब वैज्ञानिक 
कहते हैं कि सूर्य अपने केन्द्र पर बिल्कुल शीतल है। दि कोल्डेल्ड स्पाद इन 
दि युनिवर्स। यह वड़ी हैरानी की वात है। चारों ओर तो अग्नि का इतना व 
, हैं और सूर्य अपने केन्द्र पर सर्वाधिक शीतल बिन्दु है। उसका कं अब 
एयाल में आना शुरू हुआ। क्योकि जहाँ इतनी अग्नि हो, उसका संतुलित 
करते के लिए इतनी गहन शीतलता केन्द्र पर होनी चाहिए, नहीं तो सम्तुलन 
दुद जायेगा | ठीक ऐसी ही घटना तपस्वी के जीवन में घढती हैं । बांदा एक 
छर्जा उत्तप्त हो जाती है लेकिन उस उत्तप्त ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 
केन्द्र विल्कुल शीवल हो जाता है। इसलिए तप से भरे व्यक्ति थ ज्वादी 


श्ध्र सद्दावीर - वाणी 


लोगों का अध्ययन किया हैं फोटोग्राफी में, जो सिर्फ ध्यान से अपने हाथ 
से लूपटें निकाल सकते हैं । एक स्विस व्यवित है, जो अपने हाथ में पाँच कैंडिल' 

>> की वेल्व रखकर उसे जला सकता है, सिर्फ ध्यान से । सिर्फ वह ध्यान करता 
है, भीतर की उसकी जीवन-अग्नि बहनी शुरू हो जाती है हाथ से, और थोड़ी 
ही देर में बल्ब जलू जाता हे । 


(६) करेंट मारनेवाली ओरत 


पिछले कोई १५ वर्ष पहले हालैंड की एक अदालत ने एक तलाक स्वीकार 

किया । और वहू तलाक इस बात पर स्वीकार किया कि वह जो ज्री थी, 

_>उसके भीतर कुछ दुर्घटना घट गयी थी। वह एक कार के ऐक्सिडेंट में ग्रिर 

गयी। और उसके बाद जो भी उसे छुवे, उसे बिजली के शॉक लगने शुरू हो 
गये । उसके पति ने कहा, मैं मर जाऊँगा। इसे छूना ही असंभव है । 


यह पहला तलाक है, क्योंकि इस कारण से पहले कोई तलाक नहीं हुआ 
था और कानून में ऐसी कोई जगह न थी। क्योंकि कानून ने कभी सोचाल 
था । लेकिन यह्‌ तलाक स्वीकार करना पड़ा। उस स्त्री की अन्तर-ऊर्जा में 
कहीं लीकेज पैदा हो गया । 
आपके शरीर में भी ऋण भर घतर विद्युत्‌ ऊर्जा का वर्तुल हैं, 
उसमें कहीं से भी हूट पैदा छ्वो जाये तो आपके छारीर से भी दूसरे 
को शॉक लगना शुरू हो जायेगा। ओर कभी-कभी आप को किसी अंग में 
अचानक भटका लगता है, वह उसी आकस्मिक लीकेज का कारण है। कभी , 
आप रात में लेटे हैं और एकदम झटका खा जाते हैं। उसका और कोई कारण 
/ बहीं है, यह आकस्मिक लीकेज है। सोते वक्‍त आपकी ऊर्जा को छान्त होना 
चाहिए आप की निद्रा के सांथ, वह नहीं हो पाता। व्यवधान पैदा हो जाता 
है। और आप शॉक खा सकते हैं । 
यह जो अन्चर-ऊर्जा है, हिप्नोसिस के प्रयोगों ने इस पर बहुत बड़ा काम 
'किया है । सम्मोहन के द्वारा आप की अन्तर-ऊर्जा को कितना ही घटाया भौदय 
'बढ़ाया जा सकता है । जो लोग आग के अंगारों पर चलते रहे हैं, मुसलमान 
:फकीर, सूफी फकीर या और योगी भी, उनके चलने का कुल कारण, कुल 
रहस्य इतना हैं कि वे अपनी अंतर-ऊर्जा को इतना जगा छेते हैं कि आग के 
अंगारे की गर्मी उससे कम पड़ती है। और कोई कारण नहीं है। रिलेटिवली, 


महावीर - वाणी २६३ 


सापेक्ष रूप से अन्दर की गर्मी इतनी हो जाती है कि अंगारे ठंडे मालूम पड़ते 
हैं। उनके शरीर की गर्मी, अंतर-ऊर्जा का प्रवाह इतना तीन होता है कि उस 
प्रवाह के कारण बाहर की गर्मी कम मालूम पड़ती है | गर्मी का अनुभव सापेक्ष 
है। अगर आप अपने एक हाथ को बर्फ से ठंडा कर लें और एक हाथ को आग 
की सिगड़ी पर गर्म कर लें और फिर दोनों द्वाथ पानी से भरी हुई एक घाल्टी 
में डाल दें तो आप के वे दोनों हाथ अलग-अलग खबर देंगे। एक हाथ कहेगा 
पानी बहुत ठंडा है और एक हाथ कहेगा--पानी बहुत गर्म है। जो हाय ठंडा 
है, वह कहेगा पात्ती बहुत गर्म है; जो हाथ गर्म है, वह कहेगा पानी बहुत ठंडा 
है। आप बड़ी भुश्किल में पड़ेंगे कि वक्तव्य क्या दें, अगर अदालत में गवाही देनी 
हो कि पाती ठंडा है या गरम ! क्योंकि साधारणतः हमारे शरीर का तांप एक 
होता है, इसलिए हम कहते है कि पानी ठंडा हैं या गर्म । एक हाथ को गर्म 
'कर लें, एक को ठंडा और फिर एक ही बाल्टी में डाल दें तो मुश्किल में पड़ 
जायेंगे । तथ आपको महावीर का ववतध्य देना पड़ेगा--शायद पानी गर्म हैं, 
शायद पानी ठंडा है। परहैप्स' का इस्तेमाल करना पड़ेगा । 


(१०) आप बगैर आग के भी जरू सकते हूँ 


अगर आपकी अन्तर-ऊर्जा इतनी जग गयी, तो आप अंगारे पर चल सकते हैं 
और अंगारे ठंड़े मालूम पड़ेंगे, पैर पर फफोले नहीं आयेंगे । इससे उल्टी घटना 
भी हिप्नोसिस में घट जाती है। अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करके बेहोश 
कर दूं, और आपके हाथ पर एक साधारण सा कंकड़ रख दूं और कहें कि, 
अंगारा रखा है, तो आपका हाथ फौरन जल जायेगा। भाप कंकड़ को 
'फेंक कर चीख मार देंगे । यहाँ तक भी है कि आपके हाथ में फफोला भी 
था जाये। तो हुआ क्‍या ? हुआ यह कि जेसे ही मैने कट्दा कि अंगारा रखा 
है, जापके हाथ की ऊर्जा घबड़ाहट में पीछे हट गयी । रिलेटिव गैप बन गया. 
जगह हो गयी, हाथ जल गया । अंगारा नहीं जलाता है, आपकी ऊर्जा हट 
जाती है, इसलिए आप जलते हैं । अगर अंगारा भी रखा जाये हिप्नोटाइज्ड 
आदमी के हाथ में और कहा जाये कि ठंडा कंकड़ है, तो हाथ नहीं जलता है । 
क्योंकि हाथ की ऊर्जा अपनी जगह खड़ी रहती है। 

_ इसका जथ्थ यह भी हुमा कि ऊर्जा आपके संकल्प से बढ़ती या घटती या 
आगे या पीछे होती है। कभी छोटे-मोटे प्रयोग कर 


23 करके देखें, तो इसका आपके 
ज्याल में आना आसाव हो जायेगा । थर्मामीटर से अपना ताप नाप लें । फिर 


श्ध्छ महावीर - वाणी 


थर्मामीटर को नीचे रख दें | दस मिनट भाँख बन्द करके बैठ जायें और एक ही 
भाव करें कि तीब्र रूप से गर्मी आपके शरीर में पैदा द्वो रही है। सिर्फ भाव कर्रें 
” और दस मिनट बाद आप फिर थर्मामीटर से नापें। आप चक्रित हो जार्येंक 
कि आप थर्मामीटर के पारे को और ऊपर बढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। 
सिर्फ भाव से अगर एक डिग्री चढ़ सकता है थर्मामीटर, तो दस डिग्री क्‍यों 
नहीं चढ़ सकता है ? यह आपके प्रयास की बात है, आपके श्रम की बात है ! 
शौर अगर दस डिग्री चढ़ सकता है ता दस डिग्री उतर भी हो सकता है । 


(११) डिग्री लेनी है तो... 


तिब्बत में परंपरा से साघक बर्फ की शिलाओं पर नग्न बैठा रहता हैः 
ध्यान करने के लिए, घण्टों ॥ कुछ कारण इतना है कि वह अपने आसपास 
छपनी जीवन-ऊर्जा के वर्तुल को सजग कर देता है भाव से । तिब्बत युनिवर्सिटीं 
(ल्‍्हासा विश्वविद्यालय ) अपने चिकित्सकों को, तिव्वतन मेडिसिन में जो 
छोग शिक्षा पाते थे उनको, तब तक डिठ्नी नहीं देती थी जब तक कि 
चिकित्सक बर्फ गिरती रात में खड़े होकर अपने ध्वरीर से पसीना नहीं तिकाल 
देता था | यह चीन के आक्रमण के पहले की बात है। क्‍योंकि जिस विकित्सक' 
का अपनी जीवन-ऊर्जा पर इतना प्रभाव नहीं है, वह दूसरे की जीवन-ऊर्जी 
को कया प्रभावित करेगा! शिक्षा पूरी हो जाती थी, लेकिन डिग्री तभी मिलती 
&ी। मौर आप चकित होंगे कि करीव-करीब जो लोग चिकित्सक होते 
थे, वे सभी इसे करने में समर्थ हो जाते थे | कोई इस वर्ष, कोई अगले बर्ष-- 
किसी को ३ महीने लूगता, किसी को साल भर । और जो बहुत ही अग्रणी' 
हो जाते थे, जिन्हें पुरस्कार मिलते थे, गोल्ड मैडल मिलते थे, वे ऐसे लोग 
होते थे जो कि बर्फ गिरती रात में एक वार नहीं, बीस-बीस बार शरीर से 
पसीना निकाल देते थे । और हर बार जब पसीना निकलता, तो ठण्डे पानी 
से उनको नहला दिया जाता, वे फिर दोबारा पसीना निकाल देते किर 
तोसरी वार पसीना निकाल देते । यह सिर्फ ख्याल से, सिर्फ विचार से, सिफ 


संकल्प से, ऐसा होता था ॥ 
फोटो 
(१२) कोच में लिया गया ऊर्जा का फोटो 


किरलियान फोटोग्राफी में, जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है ऊर्जा का, 
हो फोटोग्राफी में वर्तुल बड़ा जाता हैं। जब भाप घृणा से भरे होते हैं, जब 


महावीर - वाणी २६५ 


आप क्रोध से भरे होते हैं, तव आपके शरीर उसी तरह की ऊर्जा के गुच्छे. 
मिकलने छगते हैं, जैसे मृत्यु में निकलते हैं। जब आप प्रेम से भरे होते हैं, 
जब आप करुणा से भरे होते हैं तो उल्टी घटना घटती है। उस विरादू 
ब्रह्म से आपकी तरफ ऊर्जा के गृच्छे प्रवेश करने लगते हैं। भव भाप हैरान 
होंगे यह बात जानकर, कि प्रेम में जाप कुछ पाते हैं, क्रोध में जाप कुछ देते 
हैं। आमतौर से प्रेम में हमें लगता है हम कुछ देते हैं। मौर फक्रोघ में लगता 
है हम कुछ छीनते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रेम में, करुणा में आप पाते हैं कि 
आप की जीवन-ऊर्जा बढ़ जाती है । इसीलिए क्रोघ के बाद जाप थक जाते हैं' 
और करुणा के बाद आप और भी सच्यक्त, स्वच्छ, ताजे हो जाते हैं । इसीलिए 
फरुणावान्‌ कभी भी थकता नहीं । फ्रोधी थका हुआ ही जीता है । 


किरलियान की फोटोग्राफी के हिसाव से मृत्यु में जो घटना घटती है,. 
वही छोटे भंश में क्रोध में घटती है, बड़े बंध में मृत्यु में घटती है। बड़े परिमाण- 
में ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। किरलियान ने एक फुल का चित्र लिया,. 
जो अभी डाली से लगा है । उसके चारों तरफ ऊर्जा का जीवन्त वर्तुल है 
भौर विराद से, चारों मोर से ऊर्जा की किरणों फूल में प्रवेश कर रही हैं। 
(ये फोटोग्राफ्स अब उपलब्ध हैं, देखे जा सकते हैं। और भव तो किरलियान 
का कमरा भी तैयार हो गया है। वह भी जल्दी उपलब्ध हो जायेगा) फिर 
उसने फूल को डाली से तोड़ लिया फिर फोटो लिया, सब स्थिति बदल गयी । 
वह जो किरणें प्रवेश कर गयी थीं, वे वापस लौट रही हैं। घंटे भर में ऊर्जा- 
बिखरती चली जा रही है। जब पंखुड़ियाँ सुस्त होकर ढल जाती हैं, 


पह वही क्षण है जब ऊर्जा निकलने के करीब पहुँच कर पूरी धन्य होने' 
लगती है । 


इस फूल के साथ किरलियान ने और भी अनूठे प्रयोग किये, जिससे 
बहुत कुछ दृष्टि मिलती है, तप के लिए। किरलियान ने आधे फूल को काट 
कर अलग कर दिया । ६ पंखुड़ियाँ हैं। तीन को तोड़ कर फेंक दिया । चित्र 
लिया तीन पंखुड़ियों का लेकिन, चकित हुआ । पंखुड़ियाँ त्तो तीन रहीं, लेकिन 
फ़ूल के आसपास जो वर्तुल था, बह अब भी पूरा रहा, जैसा कि ६ पंखुड़ियों >> 
के आसपास था। ६ पंखुड़ियों के आसपास जो आशामंडरू था, जरा था, 
तीन फंखुड़ियाँ तोड़ दी फिर भी वह आभामंडल अब भी पूरा रहा। दो पंखुड़ियाँ 
उसने जौर तोड़ दी । एक ही पंखुड़ो रह गयी, लेकिन भाभामंडल पूरा रहा 8 


२५६ सहावीर - वाणी 


यद्यपि वींब्रता से विसर्जित होने लगा, लेकिन पूरा रहा । इसलिए भाप जब 
बेहोश कर दिये जाते हैं अनस्थी सिया से या हिप्नोसिस से उस समय आपका 
हाथ काट डाला जाग्रे तो जापको पता नहीं चलता। उसका कुल कारण इतना 
है कि आपका वास्तविक अनुभव अपने शरीर की ऊर्जा से हैं। ऊंर्जा-वर्तृत 
हाथ कद जाने पर भी पुरा ही रहता है। वह तो जब आप जरगेंगे और हाथ 
“कटा हुआ देखेंगे, तब तकलीफ शुरू होगी । अगर आपको गरह्दरी निद्रा में 
सार भी डाला जाय तो, आपको तकलीफ नहीं होगी | क्योंकि गहरी निद्रा में, 
सम्मोहन में या अनस्थीसिया में आपका तादात्म्य इस शरीर से छूट जाता है 
और आपके ऊर्जा शरीर में ही रह जाता है। आपका अनुभव पूरा ही बना 
रहता हैं। और इसीलिए अगर आप छंगड़े भी हो गये हों पैर से, तव 
भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके भीतर वस्तुतः कोई चीज कम हो गयी 
है | बाहर तो तकलीफ हो जाती है, अड़चन हो जाती है, लेकिन भीतर नहीं 
लगता है कि कोई चीज कम हो गयी है । आप बूढ़े भी द्वो जाते हैं तो भीत 
जहीं लगता कि आपके भीतर कोई चीज बूढ़ी हो गयी है । क्योंकि वह जो 
ऊर्जा-शरीर है, वह वैसा का वैसा ही काम करता रहता है । 


(१३) मस्तिष्क काट दें तो भी मन काम करता है 


अमरीकस मनोवैज्ञाविक और वैज्ञानिक डा. श्रीत ते आदमी के मस्तिष्क 

'के बहुत से हिस्से काटकर देखे और चकित हुआ कि मस्तिष्क के हिस्से कट 
जाने से भी मन के काम में कोई बाघा नहीं पड़ती । मन अपना काम बंता 
हीं जारी रखता है । इससे ग्रीन ने कहा कि यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता 
है कि मस्तिष्क केवल उपकरण है। वास्तविक मालिक कहीं कोई पीछे है । 
व्यह पूरा का पूरा ही काम करता रहता है । आपके शरीर के आसपास जो 
-आभामंडल निर्मित होता है, वह इस शरीर का रैडिएशन नहीं हैं, इस शरीर 
का विकीरण नहीं है, वरन्‌ किरलियान ने वबतव्य दिया है किमी दि 
कान्द्रेरी दिस वॉडी ओनली मिरसे दि इनर बॉडी, वह जो भीतर का शरीय 
हैं उसके लिए यह शरीर सिर्फ दर्पण की तरह बाहर प्रकेंट करने का काम करता 
हैं। इस शरीर के द्वारा वे किरणें नहीं निकल रही हैं वे किरणें किसी भौर शरीर 
के द्वारा निकल रही हैं । इस शरीर से केवल श्रकट होती हैं। जैसे हमने एक 
(_देया जलाया हो ओर चारों तरफ से एक ट्रांसपेरेंट -काँच का घेरा लगा 


महावीर - वाणी र६७ 


'देया हो तो उस काँच के घेरे के बाहर हमें किरणों का वतुल दिखायी पड़ैगा। 
हम शायद सोचें कि वह काँच से आ रहा है, तो गलती है। काँच से तिकल 
रहा है, लेकिन काँच से आ नहीं रहा हैं। वह्‌ भा रहा है भीतर के दिये से । 
हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, वह इस भौतिक शरीर की ऊर्जा नहीं 
है । क्योंकि मरे हुए आदमी के शरीर में समस्त भौतिक तत्व यहीं का यहीं 
होता है, केवल ऊर्जा का वर्तुल खो जाता हैं। उस ऊर्जा के वर्तु ल को योग 
सुक्ष्म शरीर कहता रहा हैं और तप के लिए उस सूक्ष्म शरीर पर ही काम 
“करने पड़ते हैं। सारा काम उस सूक्ष्म शरीर पर है। 


लेकिन आमतौर से हम जिन्हें तपस्वी समभते हैं वे, वे लोग हैं जो इस 
. भौतिक शरीर को ही सताने में लगे हैँ। इससे कुछ लेना-देना नहीं है। असली 
काम इस दरीर के भीतर वह जो दूसरा छिपा हुआ शरीर है---र्जा शरीर, 
एनर्जी वॉडी---उस पर काम करना है। योग में जिम चक्रों की बात की गयी है, 
बे इस शरीर में कहीं भी नहीं हैं ५ वे उस ऊर्जा-शरीर में हैँ | इसलिए फीजियो 
-लॉजिस्ट वैज्ञानिक जब इस शरीर को काटते हैं, तो वे कहते हैं कि तुम्हारे चक्र 
“कहीं मिलते नहीं । कहाँ है अनाहत, कहाँ है स्वाधिष्ठान, कहाँ है मणिपुर, कहीं 
"कुछ नहीं मिलता पूरे शरीर को काटकर देख डालते हैं वे, चक्र कहीं मिलते ही 
अहीं हैं । वे मिलेंगे भी नहीं। वे उस ऊर्जा-शरीर के बिन्दु हैँ । यद्यपि उस ऊर्जा- 
आरीर के विन्दुओं को करस्पांड करने वाले, उनके ठीक समतुल' इस शरीर में 
स्थान हैं, लेकिन वे चक्र नहीं हैं। जैसे जब आप प्रेम से भरते हैं तो हृदय पर 
हाथ रख लेते हैँ । जहाँ आप हाथ रखे हुए हैँ, अगर वैज्ञानिक जाँच पड़ताल, 
काट-पीट करेंगे, तो सिवाय फेफड़े के कुछ नहीं मिलेगा। हवा वहाँ की पम्प करने 
का इन्तजाम भर है। वहाँ और कुछ भी नहीं । पम्पिग सिस्टम हैं। उसी से 
ख्वड़कन चल रही हैं। इसको बदलछा जा सकता हैं। 


(१४) प्छास्टिक के दिल और फिर दिल का दौरा 


अब तो इसे बदला जा सकता है और इसको जगह पूरा प्लास्टिक का 
'फेफड़ा रखा जा सकता हैं । वह भी इतना ही काम करता है, बल्कि वैज्ञानिक 
कहते हैं कि जल्द ह्वी इससे बेहतर काम .करेगा। क्योंकि न वह सड़ सकेगा, न 
चह गल सकेगा, कुछ भी नहीं होगा । लेकिन एक मजे की वात है कि प्लास्टिक 


श्ध्८ मद्दावीर - वाणी 


के फेफड़े में भी हार्ट अटेक होंगे। यह बहुत मजे की वात है । प्लास्टिक के फेफड़े 
में हां अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक और हार्ट अटेक का क्‍या संबंध 
है ? निश्चित ही यह हार्दे अटेक कहीं और गहरे से जाता होगा, नहीं तो 
प्लास्टिक के फेफड़े में हाट अटैक नहीं हो सकता । प्लास्टिक का फेफड़ा हुट जाय, 
फूट जाय, चोट खा जाये---यह सब हो सकता है, लेकिन एक प्रेमी मर जाय भौर 
हार्ट अटैक हो जाय यह नहीं हो सझृता है। क्योंकि प्लास्टिक के फेफड़े को कया! 
पता चलेगा कि प्रेमी मर गया है ? या वह मर भी जाये तो प्लास्टिक प८ 
उसका क्या परिणाम हो सकता है ? कुछ भी परिणाम नहीं हो सकता है!' 
अभी भी जो फेफड़ा आपका धड़क रहा है, उस पर कोई परिणाम नहीं होता 
उसके पीछे एक दूसरें शरीर में जो हृदय का चक्र हैं उस पर परिणाम होता हैं। 
लेकिन उसका परिणाम तत्काल इस शरीर पर मिरर होता है, दर्पण की तरह 
दिखाई पड़ता है। योग में हृदय की घड़कन बन्द करने में लोग समथे रहे, फिर भी' 
घे मर नहीं जाते, क्योंकि जीवन का स्त्रोत कहीं गहरे में है । इसी लिए हृदय कीः 
घड़कन बन्द भी हो जाती है, तो भी जीवन घड़कता रहता है | हालांकि, पकड़ा 
नहीं जा सकता, कोई यंत्र नहीं पकड़ पाते कि जीवन कहाँ घड़क रहा है । यह,ँ 
शरीर जो हमारा है, इस शरीर के भीतर छिपा हुआ औौर इस शरीर के बाहर: 
भी चारों तरफ इसे घेरे हुए, जो भाभामंडल है वह हमारा वास्तविक शरीर हूँ, 
चही हमारा तप शरीर हैं। उन पर जो केन्द्र हैं उन पर ही तपकी सारी की सारी 
पद्धति, (टेक्नालाजी) तकनीक छारीर के उन बिन्दुओं पर काम करने की हैं (: 
मैंने आपसे पीछे कहा कि चाइनीज आक्युपंक्चर की विधि मानती है कि शरीर 
में कोई ७०० बिन्दु हैं, जहाँ वे ऊर्जा -शरीर को स्पर्श कर रहे हैं ४ 
आपने कभी ड्याल न किया होगा। लेकिन ख्याछ करना मजेदार होगा। कभी 
“बैठ जायें उधघाड़े होकर और किसी से कहें कि आपकी पीठ में पीछे किसी जगह 
सुई चुभाये । आप बहुत चकित होंगे कि एक खास जगह यह सुई छुभाई आयेगी 
भऔर आपको पता नहीं चलेगा । आपकी पीठ पर ब्लाइंड स्पाट्स हैं जहाँ सुई 
चुभाई जायेगी गौर आपको पता नहीं चलेगा । और आपके शरीर पर 56 
सेंसिटिव स्पाट्स हैं, जहाँ सुई जरा-सी छुमाई जायेगी और आपको पता चलेगा। 
आवधपंक्‍्चर पाँच हजार साल पुरानी चिकित्सा विधि है। वह कहती है जिन 
बिन्‍्दुओं पर सुई चुभाने से पता नहीं चलता, वहाँ आपका ऊर्जा-शधरीर स्पश् 
घहीं करता है। वे डेड स्पाट्स हैं। उन्हें आपका जो भीतर का ऊर्जा-धरीर है, 
वह स्पर्श नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ पता कैसे चलेगा! पवा तो उसकरे 


महावीर - वाणी २६६ 


चलता है, जो भीतर है। जव संवेदनशील जगह पर छुआ जाता है, तो उसका 
भतलब हैं कि वहाँ से ऊर्जा शरीर कांटैक्ट में है। वहां से वहां तक चोट पहुँच 
जाती है । जब आपको अनेस्थीसिया दे दिया जाता है आपरेशन की टेवुल पर 
तो आपके ऊर्जा शरीर का और इस शरीर का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है। 
जब लोकल अनेष्यीसिया दिया जाता है ( जैसे कि वेवल मेरे हाथ भर में 
छनेस्थीविया दे दिया गया है कि मेरा हाथ सो जाये ) तो सिफ मेरे हाथ के जो 
बिन्दु हैं जिनसे मेरा ऊर्जा-शरीर जुड़ा हुआ है, उनका सम्बन्ध टूट जातर है। 
फिर इस हाथ को काटो-पीटो, मुझे पता नहीं चलता है। वर्योकि मुझे तभी 
पता चल सकता है, जत्र मेरे ऊर्जा-शरीर से कुछ सम्बन्ध हो अन्यया मु्े 
'पता नहीं चलता ।॥ 


(१५) मरघट सिफ सफाई का इंतजाम नहीं है 


इसीलिए बहुत हैरानी की घटना घटती है कि कभी-कभी कुछ लोग सोते 
लें मर जाते हैं । आप कभी भी सोते हुए मत मरना । सोते में जब कोई मर 
जाता हैं तो उसको कई दिन लग जाते हैं यह अनुभव करने में कि वह मर 
शया । क्‍योंकि गहरी नींद में ऊर्जाशरीर और इस शरीर के सम्बन्ध शिथिल 
हो जाते हैं। अगर कोई गहरी नींद में एकदम से मर जाता हैं, तो उसकी 
समभ में नहीं आता कि में मर गया । क्योंकि समझ में तो तभी आ सकता है, 
जब इस शरीर से सम्बन्ध टूटते हुए अनुभव हो । यह जो मरने पर तत्काल 
“हम शरीर की गड़ाते या जलाते हैं या कुछ करते हैं, उसका कुल कारण इतना 
है कि वह जो ऊर्जा शरी हैं उसे अनुभव में आ जाये कि वह मर गया। 
यह शरीर को जलाने के लिए मरघट ओर गाड़ने के लिए कन्निस्तान का जो 
इंन्तजाम है, यह सिर्फ सफाई का इन्तजाम नहीं हैं कि एक आदमी मर गया 
सो उसको समाप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो सड़ेगा, गछेगा | वह उस आदमी 
की चेतना को अनुभव कराने का इंतजाम है कि यह छरीर तेरा नहीं है, तेरा 
नहीं था। तू जब तक इसको अपना समझता रहा। अब हम इसे जलाये देते 
हैं, ताकि तुझे पक्का भरोसा हो जाये । अगर हम शरीर को सुरक्षित रख लें 
हो उस चेतना को, हो सकता है, ख्याल ही न जाये कि वह मर गयी हैँ । वह 
इस शरीर के आसपास भटकतो रह सकती है । इससे उसके नये जन्म में बाघा 
पड़ जायेगी, कठिनाई हो जायेगी । और मगर उसे भटकाना ही है इस झरीर के 
आासरास तो ? इजिप्ट में जा ममीज़ बनायी गयी हैं, वे इसीलिए बनायी गयी 


२०8 महावीर - वाणी 


हैं। शरीर को इस तरह से ट्रीट किया जाता था, इस तरह के रासायनिक 
द्रव्यों से निकाला जाता था कि वह सड़े नहीं--इस जाशा में कि किसी दिन 
उस सम्राट को फिर सै जीवन मिल सकेगा ! तो सात, साढ़े सात हजार वर्षे 
पुराना शरीर भी सुरक्षित पिरामिडों के नीचे मिलेगा। उस सम्राट के साथ, 
जिसके दरीर को इस तरह रखा जाता था, उसकी पत्नियों को भी, चाहे वें 
जीवित ही क्यों न हों, दफना दिया जाता था। एक दो नहीं, कभी-कभी 
सौ-सौ भी होतीं थीं। उस सम्राट को जिन-जिन चीजों से प्रेम था, वे सब की 
सब उसकी ममी के आसपास रख दी जाती थीं, ताकि जब उसका पुनरुज्जीवन 
हो तो वह मह॒छ तत्काल पुराने रिहेविलिटेट को ही पाये । उसकी पत्लियाँ, उसके 
कपड़े, उसकी गद्दियाँ, उसके प्याले, उसकी थालियाँ, सब वहाँ हों, ताकि तत्काल 
वह रिहेबिलिटेट, पुनर्स्थापित हो जाये अपने जीवन में । इस आशा में 'ममीज” 
खड़ी की गयी थीं। भर इसमें कुछ आइचरयय नहीं कि जिनकी ममीज रखी 
गयीं उनका पुनर्जन्म होना वहुत कठिन हो गया, या न हो पाया। उनमें से" 
अमेक की भात्माएं अपने पिरामिडों के आसपास क्षब भी भटकती हैँ । 


(१६) मरने पर शरीर को जलाया जाता है इसलिए कि. . - 


इस भूमि पर हिन्दुओं ने प्राण-ऊर्जा के सम्बन्ध में सर्वाधिक गहरे भनुभव 
किये थे । इसलिए हमने सर्वाधिक तीव्रता से शरीर को नष्ट करने के लिए 
आग का इन्तजाम किया, गाड़ने का भी नहीं । क्योंकि गाड़ने में भी ६ महीने 
लग जायेंगे शरीर को गले में, टूटने में, मिट्टी में मिलने में ॥ उन ६ महीनों 
तक आत्मा को भटकाव हो सकता हैं। तत्काल जछा देने का प्रयोग हमने 
किया, वह सिर्फ इसी लिए ताकि इसी बीच, इसी क्षण आत्मा की पता चल 
जाये कि शरीर नष्ठ हो गया, मैं मर गया हूँ । क्योंकि जब तक यह अनुभव 
में न आये कि मैं मर गया हूँ, तव तक मये जीवन की खोज शुरू चहीं होती। मद 
गया हूँ अनुभव कर छेने पर आत्मा नये जीवन को खोज में निकल जाती है | 


आक्युपंक्चर ने ७०० बिन्दु कहे हैं शरीर में। रूस के एक वैज्ञानिक 
एडामेन्को ने अभी एक मशीन बनायी है। मशीन के चारों तरफ वल्त लगे 


हुए होते हैं--हजारों बल्व | आपको मशीन के भीतर खड़ा कर देते हैं ।* 


जहाँ-जहाँ से आपका प्राण घरीर वह रहा है वहाँ-वहाँ का बल्व जल जायेगा । 
बह मशीन आपकी 


सात सौ बल्ब जल जाते हैं, उन हजारों बलवों में । व 
प्राण-ऊर्जा जहाँ-जहाँ संवेदनशील' है, वहाँ-वहाँ वल्‍व को जबा देती है ! वो 


महावीर - वाणी ३०५ 


अब एडामेन्को की मशीन से प्रत्येक व्यक्ति के संवेदनशील विन्दुओं का पता 
चल सकता है! 


लेकिन योग ने सात सौ की बात नहीं की । सात चक्रों की वात की है ।* 
योग की पकड़ आवपगुपंक्चर से ज्यादा गहरी है । क्योंकि योग में अनुभव किया: 
कि विन्दु परिधि पर हैं, केन्द्र पर नहीं हैं। १०० बिन्दुओं का एक केन्द्र है । 
१०० बिन्दु एक चक्र के आसपास निर्मित हैं। तो फिक्न छोड़ दें परिधि की । 
उस केन्द्र को ही स्पर्श कर लिया जाये, इस त्तरह वे १०० बिन्दु स्पशित हो” 
जाते हैं। इसलिए चफ्रों की वात की । उदाहरण के लिए जौर आसान तरीके 
से समझ लें। क्योंकि उदाहरण अगर हमारे अनुभव की बात होती है, तो 
बात आसान हो जाती है। सेक्‍स का एक सेन्टर है आपके पास--बौनत-चक्त । 
लेकिन उस यौन-चक्त के सौ बिन्दु हैं, जहाँ-जहाँ यौन-चक्र का विन्दु है वहाँ-वहाँ 
एरोटिक जोन हो जाते हैं। आपको कभी छाल में भी न होगा कि जब आप किसी 
के साथ योन-सम्बन्ध में रत होते हैं, तो आप शरीर के किन्‍हीं-क्रिन्हीं क्ष॑ंगों को 
विशेष रूप से छूने लगते हैं। वे ही एरीटिक जोन्स हैं । वे काम-केन्द्र के बिन्दु हैं 
शरीर पर फंले हुए ॥ भौर उसमें कई विन्दु ऐसे हैं कि जिनका आपको पता' नहीं: 
होगा । लेकिन अलग-अलग संस्क्ृतियों मे अछूग-अलग बिन्दुओों का पता लगा 
लिया | अब तो वैज्ञानिकों ने सारे एरोटिक प्वाइन्ट्स खोज लिये हैं कि वे- 
शरीर में कहां-कहाँ हैं। जेसे आपको ख्याल में नहीं होगा कि आपके कान के- 
नीचे की जो लम्बाई है, वह एरोटिक प्वाईंट है, वह बहुत सम्वेदनशील है।. 
स्तन जितने संवेदनशील हैं उतना ही संवेदनशील आपके कान का हिस्सा है । । 


(१७) कनफरे साधु और कामविंद 


आपने कनफटे साधुओं को देखा होगा या कनफटे साधुओं की बात सुनी: 
होगी, छेकिन कभी ख्याल में व जाया होगा कि कान फाड़ने से क्या हो सकता 
है ? कान फाड़कर वे यौन-विन्दु को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैँ 8 
वह जगह बहुत संवेदनशील है । आपने कभी रुूयाल न किया होगा कि.महावीर 
के कान का नीचे का लम्बा हिस्सा कन्धे को छूता है। बुद्ध का भी छुता है, 
जैनों के २४ तीर्थकरों का भी छूता है। तीर्थंकर का वह एक लक्षण समझा: 
जाता था कि उसके कान का हिंलसा इतना लम्बा है। उसका अर्थ हो केवल- 


ड्०२ महावीर - वाणी 


इतना होता है, कि इस व्यकित में क्राम-ऊर्जा बहुत होगी, सेक्स एनर्जी बहुत 
होगी । और यही ऊर्जा रूपांतरित होने बाली है जो कुंडलिनी बनेगी। यही' 
ऊर्जा रूपांतरित होगी, ऊपर जायेगी गौर तप बनेगी। वह कान की लम्बाई 
'सिफ प्रतीक हैं, वह एरोटिक जोन है। वहाँ से आपके काम की संवेदनशीलता 
'पता चलती है। आप के शरीर पर बहुत से बिन्दु हैं जो काम के लिए संवेदत- 
शील हैं | हर चक्र के आस-पास १०० बिन्दु हैं शरीर में | आप के शरीर में 
ऐसे बिन्दु हैं जिनके स्पर्श से, जिनकी मसाज से आपकी बुद्धि को प्रभावित 
“किया जा सकता है। क्योंकि वे आपकी बुद्धि के विन्दु हैं। आप के शरीर में 
ऐसे बिन्दु हैं, जिनसे आप के दूसरे चक्रों को प्रभावित किया जा सकता है। 
समस्त योगासन इन्हीं विन्दुओं पर दबाव डालने के प्रयोग हैं। भलग-अलग 
थोगासन, अलग-अलग चक्रों को सक्रिय कर देते हैं। जहाँ-जहाँ दबाव पड़ता 
है वहाँ-वहाँ सक्रियता दौड़ जाती है! 
आक्युपंक्चर ने बहुत ही सरल विधि निकाली हैं। वह वो एक सुई से 
आपके संवेदनशील बिन्दु को छेद देता है। छेदने से वहाँ की ऊर्जा सक्तिय 
होकर आगे बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि कोई भी बीमारी बाक्युपंक्‍्चण 
'चद्धति से वे ठीक कर सकते हैं। अभी एक बहुत कद्भ्रुत किताब हिरोशिमा के 
बाबत प्रकाद्षित हुई है। और जिस आदमी ने, जिप्त अमरीकी वैज्ञानिक ने वह 
चारा शोध किया है वह चकित हो गया हैं। उसने कहा, एटम बम से पदा हुए 
रेडिएशन से जो-जो नुकसान होते हैं, उतको ठीक करने के लिए कोई उपाय 
नहीं है, लेकिन रेडिएशन से पीड़ित व्यक्ति को भी आवक्युपंक्चर की सुई ठीक 
। कर देती है। एठम से जो नृकसान' होते हैं चारों तरफ के वायुमंडल में, उस 


नुकसान को भी आव्युपंक्चर की बिल्कुल साधारण सी सुई ठीक कर 


अकती है। 
(१८) अगर ऊर्जा का प्रेविटेशन दो जाये 


' होता यह है कि जब एटम गिरता है, तो इतनी ऊर्जा पैदा होता है कि 
बाहर की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा को बाहर खींच लेती है । इतना बड़ा 
अविटेशन होता है एटम की ऊर्जा का कि आपके तप-शरीर की ऊर्जा बाहर 
(द्च जाती है। उसी वजह से आप दीन-हीन हो जाते हैं । अगर पैर की ऊर्ना 
खाहर खिंच जाये तो आप छूगड़े हो जाते हैं । अगर हृदय की ऊर्जा बाहर खिंच 


महावीर - वाणी ३०३ 


जाये तो माप तत्काल गिर जाते हैं और मर जाते हैं ॥ अगर मस्तिष्क की ऊर्जा 
बाहर खिंच जाये तो जाप ईडिएट, जड़बुद्धि हो जाते हैं। आव्युपंक्चर को 
खोज में पता चला कि आपकी ऊर्जा की गति को, जापकी ऊर्जा के चक्र को 
साधारण सी सुई के स्पर्श से पुनः सक्तिय किया जा सकता है । 


योगासन भी आपके शरीर पर किन्‍्हीं-किन्हीं विशेष विन्दुओों पर दवाव 
डालने के प्रयोग हैं। निरन्तर दवावों से वहाँ की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है 
और विपरीत दबाव से दूसरे केन्द्रों की ऊर्जा खींच ली जाती है। जैसे अगर 
आप शीर्षासन करते हैं, तो शीर्पासन का अनिवार्य परिण्याम काम-बासना पर 
पड़ता है। क्योंकि शोर्पासन में आपकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है, 
सिर वी त्तरफ हो जाता है। ध्यान रहे, जापकी जादत आपकी दवित को नीले 
की तरफ बहाने की है । जब आप उल्टे खड़े हो जाते हैं, तब भी पुरानी 
आदत के हिसाब से आप शर्वित को नीचे की तरफ बहाते हैँ । लेकिन भब 
बह नं|चे की तरफ नहीं चह रही है। अब वह सिर की तरफ वह रही हैं । 
शीर्षासन का इतना मूल्य सिर्फ इसलिए बच सका तपस्वियों के लिए, कि वह 
काम-ऊर्जा को सिर की तरफ छे जाने के लिए सुगम है। आपकी पुरानी भादत 
का ही उपयोग हैं। आदत हैं चीचे की त्तरफ ऊर्जा को बहाने की, त्तो खुद उल्टे 
खड़े हो गये । अभी भी नीचे को तरफ वहायेगे पुरानी आदत के वद्य, छेकिन 
क्षब नीचे की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ हो गया है। बहेगी नीचे 
की तरफ, पहुँचेगी ऊपर की तरफ। इस तरह जापके भीतर जो जीवन-ऊर्जा 
हैं, उसको तप जगाता है, शक्तिशाली बनता है, नये मार्गों पर प्रवाहित करता है, 
नये केन्द्रों पर संग्रहीत करता है । 


(१९) नजर भर देखा और पक्षी गिरा 


आज से दो साल पहले चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राह्म के पास एक 
सड़क पर एक अनूठा प्रयोग हुआ, जिसे देखने यूरोप के वैज्ञानिक इकटडे थे । 
एक वेतिस्लाव कापका आदमी है । इस ब्ादमी ने सम्मोहन पर गहन प्रयोग 
किये हैं और सम्भवतः इस समय पृथ्वी पर सम्मोहन के संवन्ध में सबसे बड़ा 
जानकार हैँ । इसने अनेक लोग तैयार किये हैं, अनेक दिशाओं के लिए । इसके 
पास एक आदमी है जो उड़ते पक्षी को सिर्फ आँख उठाकर देखे और आप उसे 
कहें कि गिरा दो, तो वह पक्षी तत्काल नोचे गिर जाता है। हाँ आकाश में 


इ३०ष्ठ महावीर - वाणी 


उड़ता हुआ पक्षी ! वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी ! २५ पक्षी बैठे हुए हैं, आप कहें 
कि इस शाखा पर बैठा हुआ यह सामने नम्बर एक पक्षी है, इसे गिरा दौ। 
वह आदमी' उसे एक क्षण देखता है, और वह पक्षी नीचे ग्रिर जाता है। आप 
कहें कि इसे मारकर गिरा दो तो वह पक्षी मरता हैं और जमीन पर मूर्दा 
होकर गिर जाता है । दो साल पहले प्राह्मा की सड़क पर जब यह प्रयोग हुआ, तो 
कोई २०० चैज्ञानिक पूरे यूरोप महाद्वीप से इकट्ठे थे देखने को सैकड़ों पक्षी 
गिराकर बताये गये। न पक्षियों को समक्का कर राजी किया जा सकता है 
गिरने के लिए, न ही उस आदमी ने अपनी मर्जी के पक्षी गिराये सड़क पर चलते 
हुए, वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पक्षी को गिराओ, तो उस पक्षी को गिरा दिया। 
जिन्दा कहा तो जिन्दा गिरा दिया, मुर्दा कहा वो मुर्दा गिरा दिया। उस आदमी से 
पूछा जाता है और उसका जो प्रधान काफ्का, उससे पूछा जाता है कि कया हैं 
राज़ ? तो वह कहता' है कि हम कुछ नहीं करते । जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता 
हैं न आप के घ॒ में, घुल को सकअप कर लेता है ! क्लीनर को आप चढाते 
हैं फर्श पर, घूछ को वह भीतर खींच लेता है--जैसे कि आप जोर से हवा को 
भीतर खींच लें, सक कर लें । जैसे कि बच्चा दूध पीता है, माँ के स्तन से सका 
करता है, खींच लेता है। वैसे ही हमने एक आदमी को इसी के लिए तैयार 
किया है कि वह दूपरे की भाण-ऊर्जा को 'सक” कर ले, बस | पक्षी बैठा है, 
यह उस पर ध्यान करता है और प्राण-ऊर्जा को अपने भीतर खींचने का संकल्प 
करता है। अगर सिर्फ इतना ही संकल्प करता है कि इतनी प्राण-ऊर्जा मुक्त 
तक आये कि पक्षों बैठा न रह सके, गिर जाये, तो पक्षी गिरता है। अगर यह 
पुरी प्राण-ऊर्जा को खींच लेता है, तो पक्षी मर जाता है । इसके चित्र भी लिए 
गये । जब वह 'सकअप' करता, तो चित्र में पक्षी से.ऊर्जा के गुच्छे उस आदमी 
की तरफ भागते हुए आये । काफका का कहना है कि वह ऊर्जा हम इकट्ठी भी कझ 
सकते हैं गौर मरते हुए आदमी को जैसे श्राज आप ऑक्सीजन देते हैं, किसी 
भ किसी दिन प्राण-ऊर्जा भी दी जा सकेगी। जव तक ऑक्सीजन नहीं दे 
- सकते, तब तक आदमी जॉक्सीजन की कमी से मर जाता है । कापका कहता 
है---वहुत जल्द अस्पतालों में हम सिलिस्डर रख देंगे, जिनमें प्रास-कर्जा मरी 
होगी और मरने वाले आदमी को प्राण-ऊर्जा दे दी जायेगी। जिसकी ऊर्जी 
धाहर निकल रही है, उसे दूसरी ऊर्जा दे दी जाये, तो वह कुछ देर तक जीवित 
रह सकता है, ज्यादा देर भी जीवित रह सकता हैं । 


महावीर - चाणी द्ेण्र्‌ 


अमरोका का एक घैज्ञानिक था, जिसका मैं पहले आप से थोड़ा उल्लेख 
कर चुका हूँ। वह आदमी था. विलहेस रेक | आप ने कभी आकाश के पास 
या समुद्र के किनारे बैठ कर जाकाझ्ष में देखा होगा तो आप को कुछ आाकृतियाँ 
आँख में ऊंची-तीची उठती दिखायी पड़ती हैं। माँ का भ्रम मान कर जब 
तक चैज्ञानिक समभते थे कि आँख पर कुछ विक्ृत स्पाद्स होगे, उनकी वजह 
से वे आकृतियाँ ऐसी दिखायी पड़ती हैं। लेकिन विलहेम रेक की खोजों ने 
यह सिद्ध किया कि वे ख्ाकृतियाँ प्राण-ऊर्जा की हैं। उन माकृतियों को अगर 
कोई पीना सीख जाये, तो वह महा प्राणवानु हो जायेगा । ओर वे आकृतियाँ 


हमसे ही निकल कर हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं। उसको उसने आरगान 
एनर्जी कहा है---जीवन-ऊर्जा । 


प्राणु-योग या प्राणायाम वस्तुतः मात्र वायु को भीतर ले जाने और बाहर 
छे जाने पर निर्भर नहीं है। साघारणतः ख्याल में यही आता है कि एक आदमी 
प्राणायाम सीख रष्दा हे तो वह बस ज्ञीदिंग की एक्सरसाइज है, वह सिर्फ वायु 
का कोई अभ्यास कर रहा है । लेकिन जो जानते हैं, और जानने वाछे निश्चित 
ही बहुत कम हैं, वे जानते हैं कि असली सवाल वायु को भीतर और बाहर ले 
जाने का नहीं है। असछी सवाल वायु के मार्ग से, वे जो गारगान एनर्जी के 
गुच्छे चारों तरफ जीवन में फैले हुए हैं, उनको भीतर ले जाने का हैं। भगर. 
वे भीतर जाते हैं तो ही प्राण योग है, अन्यथा वायु योग है, प्राण योग नहीं 
है, प्राणायाम नहीं हैं। अगर वे गुच्छे भीतर जाते हैं तो आयी हुई शक्ति का 
उपयोग तप में किया जाता है। खुद की धावित का, चारों तरफ जीवन की शक्ति 
का, पौधों की शक्ति का, पदार्थों की शक्ति का उपयोग किया जाता है। 


(२०) सन्नाट ही सोना क्यों पहनते थे ? 


एक जनूठी बात आप को बत्ताऊं। चकित होंगे आप जानकर कि कापक्ना, 
किरलियान, विलहेम रेक और अनेक वैज्ञानिकों का अनुभव है कि सोना ही 
एकमान ऐसी धातु है, जो सर्वाधिक रूप से प्राण-ऊर्जा को अपनी तरफ आकषित 
कर छेती है | यही सोचे का मूल्य है; अन्यथा कोई भूल्य नहीं है । इसलिए 


पुराने दिनों में (कोई एक हजार साल पुराने रेकार्ड उपलब्ध हैं) जिनमें सम्रादों 


ने प्रजा को सोना पहनने की मनाद्दी कर रखी थी । कोई दूसरा आदमी सोना 
नहीं पहन सकता था, सिर्फे सम्राट पहच सकता था। उसका राज्य 


रे य था, बह 
खुद सोचा पहच करु जौर दुसरे लोगों का सीना पहनना रोक कर ज्यादा जी 


३०६ सद्दावीर - बाणी 


परकता था। इससे बह लोगों की श्राण-ऊर्जा को अनजाने अपनी तरफ आकषित 
कर रहा था। जब आप सोने को देखकर आकपित होते हैं तो सच में सोने 
को देखकर आकर्षित नहीं होते, बल्कि आप की प्राण-ऊर्जा सोने की तरफ 
“>धहनी शुरू हो जाती है, इसलिए आकर्षित होते हैं। इसलिए सम्राटों ने सोचे 
का बड़ा उपयोग किया और आम आदमी को सोना पहनने की भनाही कर 
दी गयी । 
सोना सर्वाधिक खींचता है प्राण-ऊर्जा को, यही उसके मूल्य का राज़ है। 
इस पर खोज चल' रही है। संभावना है कि बहुत शीघ्र जो कीमती पत्थर 
हैं, उनके भीतर भी कुछ राज़ छिपे मिलेंगे, जो बता सकेंगे कि या तो 
वे प्राण-ऊर्जा को खींचते हैंया अपनी प्राण - ऊर्जा न खींची जा सके 
इसके लिए वे कोई रेसिस्टेन्स खड़ा करते हैं। आदमी की जानकारी अभी भी 
बहुत कम हैं लेकिन जानकारी कम हो या ज्यादा, हजारों साल से जितनो 
जानकारी है उसके आधार पर बहुत काम किया गया है । और ऐसा भी प्रतीत 
होता हैं कि शायद बहुत सी जानकारियाँ खो गयी हैं। 


(२१) यह बबूछ की विशेषता है 


लुकमान के जीवन में उल्लेख है कि एक आदमी को उसने भारत भेजा 
भायुर्वेद की शिक्षा के छिए और उससे कहा कि तु बबूल के वृक्ष के नीचे सोता 
हुआ भारत पहुँच | और किसी वृक्ष के नीचे मत्त सोना | वह मादमी जब तक 
भारत आया, तो क्षय रोग से पीड़ित हो गया । 

कह्मीर पहुँच कर उसने पहले चिकित्सक को कहा कि मैं तो मरा जा रहा 
हैं। मैं तो सीखने आया था आयुर्वेद, अब सीखना नहीं है सिर्फ मेरी चिकित्सा 
करनी हैं। मैं ठीक हो जाऊँ, तो अपने घर वापस लोठूँ । 

उस वैद्य ने पूछा कि तू विशेष वृक्ष के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया ? 

उसने कहा--मेरे गुरु ने आज्ञा दी कि तू जाते हुए बबूल के वृक्ष 
के नीचे सोना । 

वह वैद्य हँसा, उसने कहा---तु कुछ मत कर । वस अब नीम के वृक्ष के 
नीचे सोता हुआ वापस लोट जा । 

बह नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट गया | वह जैसा स्वस्थ 
खला था वैसा ही वापस लुकमान के पास पहुँचा । 


महावीर - वाणो च्चे०७ 


लुकमान ने पूछा, तू जिन्दा लौट आया ? तब आयुर्वेद में जरूर कोई 
राज है। 


उसने कहा--लेकिन मैंने कोई चिकित्सा नहीं की ? 


लुकमान ने कहा, इसका कोई सवाल नहीं है । क्योंकि मैंने तुझे जिस वृक्ष 
के नीचे सोता हुआ भेजा था, उससे तू जिन्दा छोट नहीं सकता था। तू छौटा 
कसे ? क्या किसी और वृक्ष के नीचे सोता हुआ लौटा ? 


उसने कहा कि मुझे जाज्ञा दी गयी कि भव बदूल से बच जोर नीम के नीचे 
सोता हुआ लौट जाऊे। 


असल' में घवूल सकअप करता है एनर्जी को। आपकी जो एनर्जी है, जो 
प्राण-ऊर्जा है उसे बबूल पीता है । घबूछ के चीचे भूलकर मत सोना । झौर 
अगर वयूल की दातून की जाती रही है तो उसका कुल कारण इतना है कि 
बबूल' की दातून में सर्वाधिक जीवन एनर्जी संग्रहीत होती है। वह जापके दाँतों को 
फायदा पहुँचाती है । बबूल एनर्जी पी लेता है । नीम आपकी एनर्जी नहीं पीता 
है, बल्कि अपनी एनर्जी आपको दे देता है, अपनी ऊर्जा आप में उड़ेल देता है ॥ 
लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी मत सोना । क्योंकि पीपल का वृक्ष इतनी ज्यादा 
एनर्जी उड़ेल देता है कि उसकी वजह से आप बीमार पड़ जायेंगे॥। पीपल का: 
वृक्ष सर्वाधिक शक्ित देने वाला वृक्ष है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं हैं 
कि पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष बच गया, उसके नीचे छोगों को बुद्धत्व मिला ॥ 
उसका कारण है कि वह सर्वाचिक शवित दे पाता है। वह अपने चारों ओर 
शबव्िति लुटा देता है । लेकिन साधारण आदमी उतनी नहीं मेल पायेगा | सिर्फ 
पीपल अकेला वृधक्ष है सारी पृथ्वी की वनस्पतियों में, जो रात में भी ओर दिन 
में भी-- पूरे समय शक्ति दे रहा हैं। इसलिए उसको देवता कहा जाने लगा। 


क्योंकि सिर्फ देवता ही हो सकता है, जो लेता नहीं और देता ही चला 
जाता है । 


(२२) “यह शरीर में नहीं हूँ” 


तो तप का पहला सूच आपसे कहता हैं--इस छारीर से अपना तादात्म्य 
छोड़ें । यह मानना छोड़ें कि मैं यह शरीर हूँ जो दिखायी पड़ता है, जो छमा 


ना 


इ०्८ सद्दावीर - वाणी 


जावा है। मैं यह शरीर हूं जिप्तमें भोजन जाता है । मैं यह शरीर हूँ जो पानी 
पीता है, जिसे भूख लगती है, जो थक जाता है, जो रात.सोता है और जो 
सुबह उठता हैं। मैं यह शरीर हूँ- इस सूत्र को तोड़ डालें । इस संबंध को छोड़ 
दें तो ही तप के जयत्‌ में प्रवेश पा सर्केगे । अपने को शरीर मानने से ही सारा भोग 
फैलता है । यह तादात्म्य, यह आइडेन्टिटी, यह भौतिक शरीर से स्वयं को एक 
भांन लेने की भ्रान्ति आपके जीवत का भोग है। फिर इससे सब भोग पैदा 
होते हैं। जिप्त आदमी ने अपने को भौतिक शरीर समझा, वह दूसरे भौतिक 
शरीर को भोगने को आतुर हो जाता हैं। इससे सारी काम-वासना पैदा होती 
हैं। जिस व्यक्ति ने अपने को यह भौतिक शरीर सममका वह मोजन में बहुत 
रसातुर हो जाता है। क्योंकि यह शरीर भोजन से ही निर्मित होता है। जिस 
व्यक्ति ने इस शरीर को अपना शरीर समझा, वह आदमी सब तरह की इंन्द्रियों 
के हाथ में पड़ जाता है। क्योंकि वे सब इंन्द्रियाँ इस शरीर के परिपोषण के मार्ग 
हैं। इसलिए पहला सूत्र है तप का कि यह छारीर मैं नहीं हूँ, इस तादात्मय को 
तोड़ें। इस तादात्म्य को कैसे तोड़ेंगे, यह हम विस्तार से आगे बतायेंगे, लेकित इस 
तादात्म्य को तोड़ना है, तो यह संकल्प अनिवाये है। इस संकल्प के बिना 
गति नहीं है । और संकल्प से ही तादात्म्य टूढ जाता है क्योंकि वह संकल्प से ही 
निर्मित है! जन्मों-जन्मों के संकल्प का परिणाम है यह मानना कि मैं यह 


-शरीर हूँ। 
(२३) तोते में बसे हुए राजा के प्राण 


आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी हैं। बच्चों की कहानियों में सव जगह 
उल्लेख मिलता है, ( अब नयी कहानियों में बन्द हो गया है । क्योंकि कोई 
कारण नहीं मिलते हैं ) कि कोई सम्राट है । उसका श्राण किसी तोते में चन्द 
है । अगर उस तोते को मार डालो तो सम्राठ मर जायेगा। यह वच्चा के लिए 
ठीक है। हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है । लेकिन आप हैरान हरे 
जामकर कि यह संभव है, वैज्ञानिक रूप से संभव है। यह कहानी नहीं दै, 
इसके उपयोग किये जाते रहे हैँ। मगर एक सम्नाठ को बचाना है मृत्यु से, तो 
उसे गहरे सम्मोहन में ले जाकर यह भाव उत्तकों जतवलाना काफी है, उसके 


री. 


सहादीर - वाणी ३०६ 


अंतरतम में बार-बार दोहराना कि तेरा प्राण तेरे इस दरीर में नहीं है, इस 
सामने बैठे तोते के शरीर में है। यह भरोसा उसको पकक्‍क़ा हो जाये, यह 
संकल्प गहरा हो जाये तो वह युद्ध के मैदान में निर्भय चला जायेगा ॥ क्‍योंकि 
वह जानता हैं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता । उसके प्राण तो तोते में बंद 
हैं । लेकिन अगर उस सम्राठ के सामने आप उसके तोते की गर्देव मरोड़ दें तो 
यह उसी वक्‍त मर जायेगा । क्योंकि रूपाल ही सारा जीवन है, विचार जीवन 
है, संकल्प जीवन है । सम्मोहन ने इस पर बहुत प्रयोग किये हैं ओर यह सिद्ध 
हो गया है कि यह वात सच है । आपसे कहा जाय सम्मोहित करके, कि यह 
कागज आपके सामने रखा है, अगर हम इसे फाड़ देंगे, त्तो आप बीमार पड़ 
जाओगे, बिस्तर से न उठ सकोगे। इस तरह तीस दिन १५-१५ मिनठ 
आपको बेहोश करके कहना पड़ेगा कि आपकी प्राण-ऊर्जा इस कागज में है और 
जिस दिन हम इसको फाड़ेंगे ठुम विस्तर पर पड़ जाओगे, उठ नहीं सकोगे । तीसवें 
दिन, जब होशपूर्वेक आप बैठे हैं, वह कागज फाड़ दिया, आप वहीं गिर जायेंगे, 
जैसे रूकवा खा गया। क्‍या हुआ ? उठ नहीं सकेंगे । वस, संकल्प गहन हो 
गया । यह हमारा संकल्प है जन्मों-जन्मों का कि यह शरीर मैं हेँं। यह संकल्प 

वैसे ही है जैसे कागज मैं हूँ या तोता मैं हेँ। इसमें कोई फर्क नहीं है । यह एव 

ही वात है । इस संकल्प को तोड़े बिना तप की यात्रा नहीं होगी । इस संकल: 

के साथ भोग की यात्रा होगी | यह्‌ संकल्प हमने किया ही इसलिए है कि हम 


भोग की ही यात्रा कर सकें । अगर यह संकल्प हम न करें, तो भोग की यात्र 
नहीं हो सकेगी । 


(२७) जब हाथ सिर्फ एक डंडा भर रद्द जाता है 


अगर मुझे यह पता हो कि यह शरीर मैं नहीं हूँ तो हाथ के लिए 
चह्‌ भाव नहीं जगरेगा, रस न रह जायेगा कि हाथ से मैं किसी सुन्दर शरीर छुवूं ॥ 
पह हाथ मैं हूँ ही नहीं । यह तो. ऐसे ही है जैसे कि एक डंडा हाथ में ले लूँ 
और उस डंडे से किसी का शरीर छूवूं तो कोई सजा न आयेगा । लपस्वी का 
हाथ भी डंडेंकी भांति हो जाता है। जैसे हो वह संकल्प को मौतर खोज 
लेता है कि यह हाथ मैं नहीं हूँ, हाथ डंडा हो जाता है। अब उस हाथ से किसी , 
का सुन्दर चेहरा छूना डंडे से छूने जैसा हो गया । कोई मूल्य न रद्दा। कोई 


३१० महावीर - वाणी 


अर्थ न रहा । और भोग की सीमा गिरनी, हुटनी और सिकुड़नी शुरू हो 
जायेगी 
भोग का सूत्र है, यह शरीर मैं हैं। तप कासूत्र है, यह शरीर में नहीं हूँ । 
भोग का सूत्र पाजिटिव है । और अगर तप का इतना ही सूत्र है कि यह शरीर 
मैं नहीं हूँ, तो तप हार जायेगा, भोग जीत जायेगा क्योंकि तप का सूत्र निगेटिव 
है। अगर तप का सुत्र नकारात्मक हैं कि यह मैं नहीं हैँ, तो नकार में आप खड़े 
नहीं हो सकते । शून्य में खड़े ही नहीं हो सकते । खड़े होने के लिए जगह 
चाहिए, पाजिटिव चाहिए । जब आप कहते हैं कि शरीर में हूँ, वो कुछ पकड़ 
में आता है। जब आप कहते हैं यह शरीर मैं नहीं है, तो कुछ पकड़ में नहीं 
आता। इसलिए तप का दूसरा सूत्र है कि मैं ऊर्जा शरीर हूँ। पहला 
हुआ कि यह शरीर मैं नहीं हूँ । तत्काल दूसरा सूत्र इसके पीछे खड़ा दोवा 
चाहिए कि मैं ऊर्जा शरीर हूँ, एनर्जी वाडी हूँ, प्राण शरीर हैँ। अगर यह 
इसरा सूत्र खड़ा न हो, तो आप सोचते रहेंगे कि यह शरीर मैं नहीं हूँ मौर 
इसी शरीर में जीते रहेंगे। लोग रोज सुबह बैठ कर कहते हैं--यह शरीर मैं 
नहीं हैँ । इतना काफी नहीं है। किसी पाजिटिव घिरू को, किसी विधायक 
संकल्प को नकारात्मक संकल्प से नहीं तोड़ा जा सकता । उससे भी ज्यादा 
विधायक संकल्प चाहिए। यह शरीर में नहीं हँं--यह ठीक है, लेकिन आधघा 
ढीक है। मैं प्राण-शरीर हूँ---इससे पुरा सत्य बनेगा । तो दो काम करें । “इस 
शरीर से तादात्म्य छोड़ें और प्राण-ऊर्जा के दरीर से तादात्म्य स्थापित करें। 
बी आइडेन्टिफाइड विथ इट | मैं यह नहीं हूं और मैं यह हूँ, और जोर पाजिदिव 
पर रहे । इम्फैसिस इस बात पर रहे कि मैं ऊर्जा शरीर हूँ । अगर इसपर जोर 
रहेगा, तो मैं यह भौतिक शरीर नहीं हैँ यह उसका परिणाम मात्र होगा, छाया 
मात्र होगा । अगर आपका जोर इस वात पर रहा कि यह घरीर मैं नहीं हूँ, 
तो गलती हो जायेगी । क्योंकि वह मैं जो शरीर हूँ, बह छाया नहीं चन सकता 
है, वह मूल हैं, उसे मूल में रखना पड़ेया | इसलिए पहले यही सममना जरूरी है 
कि यह शरीर मैं नहीं हेँ। छेकिन जब आप संकल्प करें तो संकल्प पर जोर दूसरे 
सूत्र पर रहे' अर्थात्‌ दुसरा सूत्र संकल्प में पहला सुत्र रहे और पहला सूत्र संकल्प 
में दुसरा सुत्र । जोर रहे ऊर्जा-शरीर पर, इसलिए मैंने ऊर्जा-शरीर की इतनी 


महावीर - वाणी ३११ 


चर्चा की, ताकि आपको ख्याल में आजा जाये। और 'यह भौतिक शरीर मैं 


नहीं हँ--यह तप की भूमिका है। इसके बाद क्षव हम तप के अंगों पर 
चर्चा करेंगे । 


महावीर ने तप के दो रूप, जान्तरिक तप (अंत्तर-तप) और वाह्मय-त्तप 
कहे हैं ॥ अन्तर-तप के उन्होंने ६ हिस्से किये हैं और बाह्य-तप में मी ६ हिस्से 
किये हैं। पहले हम वाह्य-तप से वात शुरू करेंगे, फिर अन्तर-तप पर आयेंगे । 
और अगर तप की प्रक्रिया रुयाल में जा जाये, संकल्प में चली जाये तो जीवन 
उस यात्रा पर निकल जाता है जिस यात्रा पर निकले विना अमृत का कोई अनुभव 
नहीं है। हम जहाँ हैं, वहाँ बार-बार मृत्यु का ही अनुभव होगा | क्‍योंकि जो 
हम नहीं हैं, उससे हमनें अपने को जोड़ रखा है । हम वारूवार टू॒टेंगे, मिटेंगे, 
नष्ट होंगे भौर जितना हूटेंगे, जितना मिटेंगे, उतना ही उसी से अपने को वार- 
बार जोड़ते चले जायेंगे, जो हम नहीं हैं। जो में नहीं हे, उससे अपने को 
जोड़ना भृर्यु के द्वार खोलना है। जो मैं हेँ उससे अपने को जोड़ना अमृत के 


द्वार खोलना हैं । तप क्मृत के द्वार की सीढ़ी है। ये १२ सीढ़ियाँ हैं, कल से 
हम उनकी बात शुरू करेंगे । 


दसरवा प्रवचन 


पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २७ अगस्त, १९७१ 


ओजन आइख्यान अर्थात्‌ महावीर के अनशन प्रयोग 


धस्मो संगलभुक्किट्ठम्‌, अहिंसा संजमो तवो । 
देवा वि त॑ नम॑सन्ति, जस्स घम्मे सया मणो ॥शा 
स्र्थ *--- 
घर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है । (कौन-सा घम्न ? ) अ्िसा, संयम और तप- 
रूप घर । जिस मनुष्य का सच उक्त घमम में सदा स॑ल गन रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करत हैं। 


महावीर ने तप को दो रूपों में विभाजित किया है । इसलिए नहीं कि तप 
दो रूपों में विभाजित हो सकता है, चल्कि इसलिए कि हम उसे बिना विभा- 
जित किये नहीं समझ सकते । हम जहाँ खड़े हैं, हमारी समस्त यात्रा वहीं से 
प्रारंभ होती है। गौर हम अपने वाहर खड़े हैं । हम वहाँ खड़े हैं, जहाँ हमें 
नहीं होना चाहिए, हम वहाँ नहीं खड़े हैं जहाँ हमें होना चाहिए। हम अपने 
को ही छोड़कर, अपने से ही व्युत होकर, अपने से ही दूर खड़े हैं। हम दुसरों 
से अजनबी हैं---ऐसा नहीं, हम अपने से अजनबी हैं--स्ट्रैजर्स ठु अवरसेल्व्ज । 
दूसरों का तो शायद हमें थोड़ा बहुत पता भी हो, अपना तो उतना भी पता 
नहीं है । तप तो विभाजित नहीं हो सकता । केकिन हम विभाजित मनुष्य हैं। 
हम अपने से ही विभाजित हो गये हैं। इसलिए हमारो समझ के बाहर होगा 
अविभाज्य तप । महावीर उसे दो हिस्सों में चॉँटते हैं हमारे कारण । इस बात 
को ठोक से पहले समझ लें, वे हमारे कारण ही उसे दो हिस्सों में बांटते हैं, 
अन्यथा महावीर जैसी चेतना को बाहर और भीतर का कोई अंतर नहीं रह 
जाता। जहाँ भेद है, जहाँ फासले हैं, जहाँ खंड हैं, वहाँ तक तो महावीर की 
अखंड चेतना जन्मी ही नहीं। महावीर तो वहाँ हैं, जहाँ बाहर भी भीतर का 
ही एक छोर हो जाता है, गौर जहाँ भीतर भी बाहर का ही एक छोर हो जाता 
है, जहाँ भीतर और बाहर एक ही अस्तित्व के दो भंग हो जाते हैं, जहाँ भीतर 
जौर वाह्दर दो पस्तुएँ नहीं, किसी एक ही वस्तु के दो पहल हो जाते हैं ॥ 
इसलिए यह विभाजन हमादे छिए है।-महावीर ने बाह्य-वप और अंतर-तप--..- 
दो हिस्से किये हैं। उचित होता, ठीक होता कि अंतर-तंप को महावीर पहले 
रखते । क्योंकि छंतर ही पहला है | वह जो झांतरिक है वही प्राथमिक है । 


३१८ महाचीर - वाणी 


ऊ 


(१) बाहय-तप को पहले क्‍यों रखा गया ? 


लेकिन महावीर ने अंतर-तप को पहले नहीं रखा है, पहले रखा है वाह्य- 
तप को । क्योंकि महावीर दो ढंग से बोल' सकते हैं। और इंस पृथ्वी पर दो 
ढंग से बोलने वाले लोग हुए हैं । एक वे लोग, जो वहाँ से बोलते हैं जहाँ वे खड़े 
हैं, भौर एक वे लोग, जो वहाँ से बोलते हैं जहाँ सुनने वाला खड़ा है। 
महावीर की करुणा कहती है कि वे वहीं से धोलें, जहाँ सुनने वाला खड़ा है। 
महावीर के लिए आंतरिक प्रथम है। लेकिन सुनने वाले के लिए आंतरिक 
द्वितीय है, वाहय प्रथम है। तो महावीर जब बाह्य-तप को पहले रखते हैं तो 
केबल इस कारण कि हम बाहर हैं। इससे सुविधा तो होती है समभकमे में, 
लेकिन आचरण करने में असुविधा भी हो जाती है। सभी सुविधाओं के साथ 
जुड़ी हुई असुविधाएँ हैं। महावीर ने चूँकि वाह्य-तप को पहले रखा है इस- 
लिए महावीर के अनुयायियों ने बाहय-तप को प्राथमिक समझा है । वहीं भूल 
हुई है, और तभी वाह्य-तप को करने में ही लगे रहने की लस्बी धारा चली 
हैं। छौर आज करीब-करीब स्थिति ऐसी आ गयी है कि बाहय-तप ही पुरा 
नहीं हो पाता, तो आंतरिक तप तक जाने का सवारू ही नहीं उठता। बाहय- 
तप ही जीवन को ड्बा लेता है। लेकित बाह्य-तप कभी पूरा नहीं होगा, जब 
तक कि आंतरिक-तप पूरा न हो, इसे भी घ्यान में ले लें । 


अंतर और बाहय एक ही चीज है। इसलिए कोई सोचता हो कि बाह्य- 
तप पहले पूरा हो जाये, तब मैं अंतर-तप में प्रवेश करूँगा । तो बाहय-तप कभी 
पुरा नहीं होगा, क्योंकि बाह॒य-तप स्वयं आधा हिस्सा है, वह पूरा नहीं हो 
सकता । जैन साधना जहाँ भटक गयी वह यही जगह है कि वाहय-तप पहले 
पूरा हो जाये, तो फिर आंतरिक-तप में उतरेंगे । मैं कहता हूँ, बाहय-तप कभी 
पुरा नहों हो सकता । क्योंकि वाहय जो हैं वह अधूरा ही हैं । वह तो पुरा तभी 
होगा, जब आंतरिक-तप भी पूरा हो। इसका यह भर्थ हुआ कि अगर ये 
दोनों तप साथ-साथ चलें, तो ही पूरे हो पाते हैं, अन्यथा पूरे नहीं हो पाते हैं | 
लेकिन विभाजन ने हमें ऐसा समभ्यू दिया कि पहले हम बाहर को पूरा कर लें, 
पहुछे बाहर को साध लें फिर भीतर की यात्रा करेंगे। अभी जब बाहर का 
ही नहीं सध रहा है, तो भीतर की यात्रा कैसे हो सकती है । ध्यान रहे तप एक 
दही है, बाहर और भीतर सिर्फ काम चलाऊ विभाजत हैँ । 


सद्यवीर - वाणी श्श६ 


जप 
(२) अंग बीमार नहीं होता, दीमारी प्रकट करता हे 


क्षगर कोई अपने पैरों को स्वस्थ करना चाहे और सोचे कि पहले पैर 
आ्वस्थ हो जाये, फिर सिर स्वस्थ कर छेंगे, तो वह गलती में है। शरीर एक है, 
झौर दारीर का स्वास्थ्य पूरा होता है। अभी तक वैज्ञानिक सोचते थे कि 
शरीर के अंग बीमार पड़ते हैं, लोकल होती है वीमारो--हाथ बीमार होता 
है, पैर बीमार होता है, लेकिन अब घारणा वदलती चली जा रही है। अब 
चेज्ञानिक कहते हैं जब एक अंग बीमार होता है, तो चह इसलिए बीमार होता हैं 
कि पूरा शरीर बीमार हो गया है। हाँ, एक अंग से बीमारी प्रकट होती है, 
केकिन वह एक अंग की नहीं होती है। मनुप्य का पूरा व्यक्तित्व ही दीमार 
हो जाता है। यद्यपि वीमारी उस अंग से प्रकट होती है जो सर्वाधिक कमजोर 
होता है, लेकिन व्यक्तित्व पूरा बीमार हो जाता है । इसलिए हैपोकरिटीज ने, 
“जिसने कि पश्चिम में चिकित्सा को जन्म दिया, उसने कहा था--द्रीट दि 
डिजीज' (बीमारी का इलाज करो)। लेकिन अभी पश्चिम के अनेक मेडिकल 
'कालेजों में वह तख्ती हटा दी गयी भोर बहाँ लिखा हुआ है--ट्रोट दि 
पेशेन्ट' । वीमारी का इलाज मत करो, बीमार का इलाज करो।॥ क्योंकि 
बीमारो छोकलाइज्ड होती है । बीमार फैला हुआ होता है। असलो सवाल 
बीमारी नहों, असली सवाल हे बीमार, पूरा व्यक्तित्व ? अन्तर और बाह्य पूरे 
व्यक्तित्व के हिस्से हैँ। इन्हें साइमल्टेनियसली, युगपत प्रारम्भ करना 
पड़ेगा ॥ विधेचन जब हम करेंगे तो विवेचन हमेशा वन डायमेंशनल होता है । 
मैं पहले एक अंग की बात कछेंगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे ' 
फी । स्वभावतः चारों की बात एक साथ कैसे की जा सकती है ? भाषा वन 
डाममेन्शनल है । एक रेखा में भुक्के वात करती पड़ेगी | पहले में आपके सिर 
की बात करूँगा, फिर आपके हृदय की बात करेगा, फिर आपके पैर की बात 
करूँगा । तीनों की वात एक साथ नहीं कर सकता हैँं। लेकिन इसका मतलब 
यह नहीं है कि तीनों एक साथ नहीं हैँ । जापका सिर, आपका हृदय, आपके 
'पैरवे सब्र युगपत हैं, एंक साथ हैं 


” अलग-अलग नहीं हैं। चर्चा करने में अूग लेना 
पड़ता है, छेकिन अस्तित्व में थे इकट्छे हैं। तो यह जो चर्चा मैं करूँगा १२ 
हिस्सों की ६ बाह्य और ६ आंतरिक---उनंकी चर्चा के लिए क्रम होगा, एक, 
दो, तीन, चार | लेकित जिन्हें साधना है, उनके लिए क्रम नहीं होगा। एक 


साथ उन्हें साधना होगा, तभी पूृर्णता उपलब्ध होती है, अन्यथा पुर्णता 
उपलब्ध नहीं हूं।ती । | 


३२० महावीर - बाणी 


भाषा से बड़ी भूलें पदा होती हैं। क्योंकि भाषा के पास एक साथ बोलने 
का कोई उपाय नहीं है। अभी मैं यहाँ हुँ और अगर मैं बाहर जाकर ब्योरा ढूं 
कि भेरे सामने की पंक्ति में कितने लोग बैठे थे, तो मैं पहले पहले का नाम 
लूँगा, फिर दुसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। यह मेरे बोलते में क्रम 
होगा ! लेकिन वहाँ जो लोग बँठे हैं, उनके बैठने में क्रम नहीं हैं। वे एक साथ 
पहाँ मौजूद हैं । उनका अस्तित्व इकट्ठा है, एक साथ है। भाषा उनमें क्रम 
बना देती है। उसमें कोई भागे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। लेकित 
अस्तित्व में कोई आगे-पीछे नहीं होता । इतनी बात ख्याल में के लें, फिर हमः 
महावीर के बाह्मय-तप से चर्चा छुरू करें । 


(३) मनुष्य शरीर का इमरजेंसी अरेजमेंट 


वाह्य-तप में महावीर ने पहला तप कहा हैं अनशत। अनशन के संबंध में जो 
भी समझा जाता है वह गलत है । अवशन के सम्बन्ध में जो छिपा हुआ सत्र हैं, 
उसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ । उसके बिना अनशत का कोई अर्थ नहीं है । 
उसे समझकर आपको नयी दिशा का बोध होगा। मदृष्य के शरीर में दोहरे 
यंत्र हैं, डबल मैकेनिज्म हैं। और दोहरा यंत्र इसलिए है, ताकि इमरजैंसी में, 
संकट के किसी एक क्षरा में एक यंत्र काम न करे, तो दूसरा कर सके। एक 
यंत्र तो जिससे हम परिचित हैं वह हमारा झरीर है। आप भोजन करते हैं 
शरीर भोजन को पचाता है, खून बनाता है, हड्डियाँ बनाता है, मांस-मज्जा 
घनाता है | ये साधारण यंत्र हैं। लेकिन कभी कोई आदमी जंगल में भटक 
जाये या सागर में नाव डरव जाये और कई दिनों तक किनारा नहीं मिले, भोजन . 
न मिले, तव शरीर के पास एक इमरजेंसी बरेंजमेंट हैं, एक सकटक 
व्यवस्था है ! तब शरीर को भोजन तो नहीं मिलेगा, लेकित भोजन की जरूरत 
तो जारी रहेगी । क्‍योंकि दवांस भी छेना हो, हाथ भी हिलाना हो, जीता भी 
हो वो भोजन की जरूरत होती ही हैं। ईंघन की जरूरत होती है। 


मगर ईंधन न सिले, तो आपके शरीर के पास एक ऐसी व्यवस्था चाहिंएं, 
जो संकट की धड़ी में आपके शरीर के भीतर जी इकट्ठा ईध्वव है; उसको ही 
उपयोग में लाने लगे । द्ारीर के पास यही दूसरा मैकेनिज्म है। अगर बाप 
घात दिन भुखे रहें, तो भोजन आपको नहीं ले जाना पड़ता, आपके भीतर की 
चर्बी ही भोजन वननी शुरू हो जाती है। इसलिए उपवास में लापका डक 


लीन 


€ 


महावीर - वाणी ३२१ 


पौंड वजन रोज गिरता चला जायेगा। वह एक पौंड आपकी ही चर्बी आप 
पचा गये । कोई ९० दिन तक साधारण स्वस्थ आदमी मरेगा नहीं । पर्योकि 
इतना रिजर्वायर, इतना संग्रहीत तत्व शरीर के पास है कि कम से कम तीन 


महीने तक वह अपने को बिना भोजन के जिला सकता है। ये दो व्यवस्याएँ हैं 


दरीर की । एक दारीर की व्यवस्था सामान्य है और असमय के लिए, संकट 
“की घड़ी के लिए एक और व्यवस्था है ॥ 


(४) अनशन ५ सॉकमण के अंतराल की पकड़ 


जब शरीर बाहर से भोजन नद्दीं पा सके, तो अपने भीतर संग्रहीत भोजन 
को पचाना शुरू कर देता है। अनदान फो प्रक्रिया का राज यह है कि जब 
शरीर की एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पर संक्रमण होता है, जाप बदलते 
हैं, तव बीच में कुछ क्षण के लिए आप वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ शरीर नहीं 
होता है वही उसका सीक्रेट है। जब भी जाप एक चीज से दूसरे पर बदलाहद 
“करते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं, तो एक क्षण ऐसा होता है कि 
जब आप किसी भी सीढ़ी पर नहीं होते हैं॥ जब जाप एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति पर छलांग लगाते हैं तो बीच में गैप, अंतराल हो जाता है, यानी जब 
भाप किसी भी स्थिति में नहीं होते, फिर भी होते हैं । 


दरीर की एक व्यवस्था है सामाध्य भोजन की, अगर यह च्यवस्था बन्द 
कर दी जाये तो अचानक जआपको दूसरी व्यवस्था में रूपांतरित होना पड़ता 
है। गौर इस वीच कुछ क्षण हैं जब आप बात्म स्थिति में होते हैं। उन्हीं 
क्षणों को पकड़ता अनशन का उपयोग हैं। इसलिए जो आदमी अनछन का 
अभ्यास करेगा, वह अनशन का फायदा नहीं उठा पायेगा। अनशन सडेन 
अयोग है, आकस्मिक, अचानक प्रयोग) जितना अचानक होगा, जितना 
आकस्मिक होगा, उतना ही अंतराल का बोध होगा | अगर आप भष्यासी हैं 
तो आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में इतने कुशल हो जायेंगे कि 
बीच का अंतराल आपको पता ही नहीं घलेगा। इसलिए अम्यासियों को 
अनशन से कोई लाभ नहीं होता । भौर अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है चह 
यही हैं कि आपको बीच का अंतराल पता नहीं चछता । एक आदमी घीरे-धीये 
अभ्यास करता रहे, तो इतना कुशल हो जाता है कि कब उसने स्थिति बदल 
की, उसे पता नहीं चछता। हम रोज स्थिति बदलते हैं, लेकिन अस्य(स के 


श्र महावीर - वाणी 


कारण पता नहीं चलता । रात आप सोते हैं। जागने के लिए शरीर दूसरे 
मैकेनिज्म का उपयोग करता है, सोने के लिए दूपरे का। दोनों के मैकेविज्म' 
अलग हैं। आप उसी यंत्र से नहीं जागते, जिससे आप सोते हैं। इसीलिए तो 
अगर आपका जागने का यंत्र बहुत ज्यादा सक्रिय हो, तो आप सो नहीं पाते हैं । 
इसका और कोई कारण नहीं है, वस आप दूसरी व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर पाते 
हैं, पहली व्यवस्था में अटके रह जाते हैं॥ अगर आप दुकान धंघे ओर काम की 
बात सोचे चले जा रहे हैं, तो आपके जागमने का यंत्र काम करता चला जाता 
है। जब तक वह काम करता है, तब तक चेतना उससे नहीं हट सकती । 
चेतना तभी हटेगी, जब वहाँ आपका काम वन्द हो जाये । वहाँ काम बन्द होते 
पर चेतना तत्काल शिफ्ट हो जायेगी । चेतना दूसरे यंत्र पर चली जायेगी, जी निद्रा 
का है। लेकिन हमें उतना अभ्यास है कि हमें पता नहीं चलता बीच में गैप 
को । वह जो जागने और नींद के बीच में जो क्षण आता है, वह भी वही है जो 
भोजन छोड़ने और उपवाप्त के बीच जाता है। इसलिए आपकी नींद मे 
भोजन की जरूरत नहीं पड़ती । आप दस घण्टे सोये रहें, तो भोजन की 
जरूरत नहीं पड़ती है । दस घण्टे जागें, ती भोजन की जरूरत पड़ती हैं। 


(४) ध्ुब प्रदेशों का भाद्ू और अनशन 


आपको पता है, शरुव प्रदेश में पोछर बीयर होता है, भालू हीीता है। 
साइबेरिया में ३ महीने जब वर्फ भयंकर रूप से पड़ती है, तो कोई भोजन 
नहीं मिलता । तब भालू भी बर्फ के नीचे दवकर सो जाता है । वह उसकी द्विक 


है, तरकीब है। क्योंकि नींद में तो भ्रूख नहीं छगती है। वह ६ महीने तोता 
फिर मिलने की सुवित्रा 


है। ६ महीने के बाद वह तभी जागता हैं जब भोजन 

शुरू हो जाती है। आपके भीतर जो निद्रा का यन्त्र है, वहाँ भी भोजन की 
कोई जरूरत नहीं । क्योंकि वह यंत्र वही यंत्र है, जो उपवास में प्रकट होता 
है । वह भापका इमरजेन्सी भरेंजमेंट है, खतरे की स्थिति में उसका उपयोग 
करना होता है। इसलिए आप जानकर हैरान होंगे कि अगर वहुत “जद 
वैदा हो जाये, तो आदमी नींद में चला जाता है । अगर इतना खतरा पदा हो 
जाये कि आप अपने मस्तिष्क से उसका सुकावला न कर सके तो आप नींद में 
चले जायेंगे। आपका जागृत मस्तिष्क उसको सहने में असमर्थ होता है, वो 
चेतना तत्काल शिफ्‌दठ हो जाती है और आप गहरी वतन्द्रा में चले जाते हैं या 
घेहोश दो जाते हैं । बेहोशी डुःख से बचने का उपाय है । हम अक्सर कहते हैं 


महावीर - वाणी झ्र्प 


कि मुझे बड़ा असह्य दुःख है। लेकिन घ्यान रहे कि जसह्य दुःख कभी नहीं 
होता । असह्य होने के पहले आप वेहोश हो जाते हैं। जब तक सहनीय होता 
हैं तभी तक आप होश में होते हूँ । जैसे ही मसहनीय होता है, आप वेहोश हो 
जाते हैं। इसलिए असह्य दुःख को कोई आदमी कभी नहीं भोग पाता । भोग 
हो नहीं सकता, इंतजाम ऐसा है कि असह्य दुःख होने के पहले आप बेहोश 
हो जाते हैं। इसलिए मरने के पहले अधिक छोग वेहोश हो जाते हैं । पषोकि 
सरते के पहले जिस यन्त्र से आप जी रहे थे, उसकी मब कोई जरूरत नहीं रह 
जाती । चेतना शिपट हो जाती हैं उस यंत्र पर, जो इस्त यंत्र के पीछे छिपा 
है । मरने के पहले आप दूसरे यंत्र पर उतर जाते हैं । 


(६) सुफ्ी बोले सोना मत 


मनुष्य के शरीर में दोहरा शरीर है । एक शरीर है जो देनन्दिन काम का 
है, जागने का, उठने का, बैठने का, वात करने का, सोचने का, व्यवहार का ॥ 
एक और यंत्र है छिपा हुआ भीतर, जो संकट्काछीन हैं। अनशन का प्रयोग 
उस संकटकालीन यन्त्र में प्रवेश का है। इस तरह से बहुत प्रयोग हैं, जिनसे 
मध्य का गैप, मच्य का जो अंतराल है, वह उपलब्ध होता है । सूफियों ने अनशन 
क्रा उपयोग नहीं किया है। सूफियों ले जागने का उपयोग किया है । एक 
ही बात है उसमें, कोई फर्क नहीं है । प्रयोग अलग है, परिणाम एक है १ 
सूफियों ने रात को जागते का प्रयोग किया है यानी सोना मत, जागें रहो ॥ 
इतने जागे रहो कि जब नींद पकड़े तो नींद में मत्र जाओ ॥ जाये हो रहो। 
अगर जागने की चेष्टा जारी रही कोर जागने का यंत्र थक गया और बंद हो 
गया और एक क्षण को भी आप उस हालत में रह गये, जब जागना भी' 
न रहा और नींद भी न रही, तो आप बीच के अंतराल में उत्तर जायेंगे । 
इसलिए सूफियों ने साइट विजिलेन्स को, रात्रि जागरण को बड़ा महत्व दिया 
है। महादीर मे उसी प्रयोग को अनशन के द्वारा किया है। भ्योग वही है । 


तन्‍्त्र का एक गदूमुत ग्रंथ है विज्ञान मैरव । उसमें शंकर ने पार्वती से 
ऐसे सैकड़ों प्रयोग कहे हैँ। हर प्रयोग दो पंक्तियों. का है । हर प्रयोग का 
परिणाम वही है कि बीच का गैप जा जाये । शंकर कहते दवांप्त - भीतर जाती 
मोर बाहर जाती हैं। पावेती, तू दोनों के बीच में ठहर जाना, तो सू स्वयं 
को जान लेगी । जब इवांस बाहर भी नहीं जा रही हो और भीतर भी नहीं 


३२४७ सद्दावीर - वाणो 


था रही हो, तब तु ठहर जाना दोनों के बीच में । किसी से प्रेम होता है, 
किसी से घृणा होती हैं। वहाँ ठहर जाना जब प्रेम भी नहीं होता है भौर 
घृणा भी नहीं होती है । दोनों के बीच में ठहर जाना, तू स्वयं को उपलब्ध 
हो जायेगी । दुःख ओर सुख में वहाँ ठहर जाना जहाँ न दुःख है, न सुख है, 
दोनों के वीच में, मध्य में, गौर तू ज्ञान को उपलब्ध हो जायेगी। अनशन 
उसी का एक व्यवस्थित प्रयोग है । 


(७) मद्याचीर ने अनशन क्‍यों चुना ? 


झऔर महावीर ने अनशन क्‍यों छुना ? मैं मानता हूँ दो इववांसों के बीच 
ठहरना बहुत कठिन मामछा है । क्योंकि श्वांस जो है वह नॉन बालन्दरी है। 
वह आपकी इच्छा से नहीं चलती । वह आपकी इच्छा के बिना चलती है । 
आपकी कोई जरूरत नही होती उसके लिए। आप रात में सोये रहते हैं, तव॑ 
भी चलती रहती है। भोजन नहीं चल सकता सोने में क्योंकि भोजन वालन्टरी 
है। बापकी इच्छा से रुक भी सकता है, चल भी सकता है, आप ज्यादा भी 
कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप भूखे भी रह सकते हैं तीस दिन, 
लेकिन बिना श्वांस के नहीं रह सकते । इवांस के विना तो थोड़े से क्षण भी 
रह जाना मुश्किल हो जायेगा। बौर विना श्वांस के अग्रर थोड़े से क्षण भी 
रहे, तो इतने बेचैन हो जायेंगे कि उस बवेचेनी में वह बीच का जो गप है, वह 
दिखायी नहीं पड़ेगा, वेचैनी ही रह जायेगी । इसलिए महावीर ने इवॉस का 
प्रयोग नहीं कहा । महावीर ने एक वालन्ठरी हिस्सा चुना । भोजन वालन्टरी 
हिस्सा है । नींद भी सूफियों ने जो छुना हैं, वह भी थोड़ी कठिन है। क्योंकि 
नोंद भी नॉन वालन्टरी है। आप अपनी कोशिश से नहीं ले सकते । भाती है 
तब जा जाती है। नहीं आती है तो लाख उपाय करो नहीं बाती । नींद भी 
आपके वश्ष में नहीं है। महावीर ने बहुत सरल सा प्रयोग छुना है, जिसे बहुत 
लोग कर सके । वह हैं भोजन । 

इनमें एक तो सुविधा यह है कि ६० दिव तंक न भी करें, तो कोई खतरा 
नहीं है । अगर ६० दिन तक बिना सोये रह जायें तो पागल हो जायेंगे। $%० 
दिन तो बहुत दुर है, ६ दिन भी अगर बिना सोये रह जायें तो पायल हो 
जायेंगे । सब ब्लर्ड हो जायेगा। पता नहीं चछेगा कि जो दिख रहा है, वह 
सपना है या सच हैं। अगर & दिन आप न सोयें तो आप फर्क ने कर पायेंगे 


मद्दावीर - वाणी ३२४५ 


(के इस हाल में जो लोग बैठे हैं, वें सच में वेठे हैं कि आप कोई सपना देख रहे 
हुँ। व्लर्ड हो जायेंगे । चींद और जागरण ऐसा कनफ्यूज्ड हो जायेगा कि कुछ 
पक्का नहीं रहेगा कि क्या हो रह्दा है। न पता चलेगा कि जाप जो सुन रहे हैं, 
घह वस्तुत: चोला जा रहा है या सिर्फ आप सुन रहे हैं ॥ यह तय करना मुश्किल 
हो जायेगा । और यह खतरनाक भी है, क्योंकि विक्षिप्त होने का पूरा डर है। 
आज माओ के अनुयायी चीन में जो सबसे बड़ी पीड़ा दे रहे हैं अपने विरोधियों 
को, वह यह है कि उनको न सोने देंगे । भूखे मारकर ज्यादा परेशान नहीं 
कर सकते, क्योंकि ७-८ दिन के वाद भूख बन्द हो जाती है। छारीर दूसरे यंत्र 
पर चला जाता है। ७-८ दिन के वाद भूख नहीं लगती, भूख समाप्त हो जाती 
है | क्योंकि शरीर नये ढंग से भोजन पाना शुरू कर देता है, भीतर से भोजन 
पाने लगता है । लेकिन नींद बहुत मुश्किल मामछा है। सात दिन भी आदमी 
को बिना सोये रख दिया जाये, तो वह विक्षिस हो जाता है । उसकी बुद्धि इतनी 
ज्यादा डार्वांडोल हो जाती है कि उससे फिर आप कुछ भी कहें, वह मानना 
शुरू कर देता है, वल्तरेबल हो जाता है। इसलिए चीन में विरोधियों को सात 
या नौ दित बिना सोये रखेंगे और फिर कम्युनिज्म का प्रचार उसके सामते 
किया जायेगा, कम्युनिज्म की किताब पढ़ी जायेगी, माओ का संदेश सुनाया 
जायेगा । अब वह इस हालत में नहीं होता है कि रेसिस्ट कर सके कि तुम जो 
कह रहे हो, वह गलत है।॥ तक हूट जाता है। नींद के विकृत होने के साथ ही 
तर्क द्वद जाता हैं। अब उसको मानता ही पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं, ठीक 
कह रहे हैं । नींद का श्रयोग इसीलिए महावीर ने नहीं किया है, अनशन का 
अ्योग किया है। भनुष्य के हाथ में जो सर्वाधिक सुविधापूर्ण सरलतम प्रयोग 
है दो यंत्रो के बीच में ठहर जाने का, वह है अचशन | 


लेकिन आप अगर अस्यास कर छें, त्तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जायेगा | 
थह प्रयोग आकस्मिक हैं, अचानक आपने भोजन नद्दीं लिया । और जब आपने 
'भोजन नहीं छिया तब न तो ध्यान रखें भोजन का, तल उपवास का; बस, ध्यान 
रखें उस माध्यम के बिन्दु का कि वह कब आता है। भ्राँख बंद कर लें औौर 
आीत्तर ध्यान रखें कि दारीर का यंत्र कब स्थिति बदरूता है । तीन दिन में 
चार दिन में, पाँच दिन में, सात दिन में कन्नी तो स्थिति बदली ही जायेगी + 
और जब स्थिति बदलती है तब जाप बिल्कुल दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं 
आपको पहली दफा पता चलता है कि आप शरीर नहीं हैं, व तो वह शरीर, 


हक 


३२६ सहाचीर - चाणी 


जो अब ठदक काम कर रहा था और न यह शरीर, जो अब काम कर रहा है। 
दोनों के बीच में एक क्षण का बोघ भी, कि में शरोर नहीं हूँ, मनुप्य के जीवच 
में अमृत का द्वार खोल देता है । 


(८) ये अनशन--अभ्यासी ! 


लेकिन महावीर के पीछे जो परंपरा चल रही है, वह अनशन का अभ्यास 
कर रही है, अभ्यास हो रहा है। वर्ष-वर्ष अम्यास कर रही है, जीवन पर 
अभ्याप्त कर रही है। वे विल्कुल अभ्यांसी हो गये हैं। और जितने अम्यासी 
उतने अंधे समभिये | अब उनको कुछ दिखायी नहीं पड़ेगा । जैसे आप अपने घर 
जिस रास्ते से रोज-रोज बाते हैं, उस रास्ते पर आप अंधे होकर चलने लगते” 
हैं। फिर भापको उस रास्ते पर कुछ दिखायी नहीं पड़ता । लेकिन जब कोई 
आदमी पहली दफा उस रास्ते पर आता है तव उसे सव दिखायी पड़ता है । अगर 
भाप कद्मीर जायेंगे तो डल भील पर आपको जितना दिखायी पड़ता है, माझी 
को जो आपको घुमा रहा है उतना दिश्वलायी नहीं पड़ता | बह अंबा हो जाता 
है। अभ्यास अभंवा कर देता है। इसलिए जिनके साथ हम रहते हैं, उनके 
चेहरे दिखायी नहीं पड़ते । अगर ट्रेन में आपको कोई अजनवी मिल गया है 
तो उसका चेहरा आपको अभी भी याद हो सकता है। लेकिन अपने माता या 
पिता का चेहरा भाप आँख बंद करके याद करेंगे तो ब्लर्ड हो जायेगा, याद 
नहीं आयेगा । नहीं याद करें, तो आपको लगेगा कि मुझे मालूम है कि मेरे 
पिता का चेहरा कैसा है। आँख बंद करें और याद करें, तो आप पायेंगे, सो 
गया । नहीं मिलता कि कैसा है। पिता का चेद्दरा फिर भी दूर है। भाप अपना 
चेहरा तो रोज आईने में देखते हैं । आँख बंद करें और याद करें, खो जायेगा,. 
नहीं मिलेगा । आप अंधे की तरह आाईने के सामने देख छेते हैं। अम्वात पक्की 
हैं। अम्यास अंधा कर देता है । और जो सुक्ष्म चीजें हैं, वे दिखायी: 
नहीं पड़ती हैं। 


और यह बहुत सूक्ष्म बिन्दु है। भोजन और अनदान के बीच जो संक्रमण 


है, द्ाजिशन हैं; वह बहुत सूक्ष्म और बारीक हैं, बहुत डेलिकेट हैं, बहुत 
नाजक है, जरा से अम्यास से आप उसको चुक जायेंगे । इसलिए अनशन क्रां 
भूलकर अभ्यास न करें ।॥ कभी अचानक उसका उपयोग वहुत कीमती है, बहुत 
अद्भत है। जैसे अचानक आप यहाँ सोये थे इस कमरे में और आपकी नींद 


महावीर - वाणी रे२७ 


खुले और आप पायें कि आप डल' मील पर हैं, तो आपको मौजूदगी जितनी 


सघन होगी, इतनी आप यहाँ से यात्रा करके डल कोल पर जायें, तो 
नहीं होगी ॥ 


(९) सावधान ! गरजिपफ खाना लिये तैयार दे 


गुरजिएफ के पास जो लोग साधना के लिए जाते थे तो वह यही काम 
करता था लेकिन बहुत उल्टे ढंग से। कोई जैन नहीं सोच सकेगा कि गुर- 
जिएफ और महावीर के बीच कोई भी नाता हो सकता है । जाप गुरजिएफ के 
पास जाते, तो पहले वह आपको बहुत ज्यादा खिलाना-पिलाना शुरू करता | 
इतना कि आपको लगे कि मर जाऊँगा। वह जिंद करता था। कई लोग तो 
इसलिए भाग जाते थे क्रि उतना खाना खाने के लिए राजी नहीं हो सकते" 
थे। रात दो बजे तक वह खाना खिलाता था। वह इतना आग्रह करता 
( और गुरजिएफ जैसा आदमी अगर आपसे आग्रह करे या महावीर आपके 
सामने थाली रखते चले जायें, तव तो आपको इन्कार करना भी मुश्किल 
होगा ) कि खिलाता चला जाता। इतना कि ओवरपलो हो जाये भोजन | 
चह दस-पाँच दिव आायको इतना खिलाता है कि खाने की व्यवस्था बुरी 
तरह अरुचिकर हो जाती हैं। ध्यान रहे, अनशन भोजन में रुचि पैदा कर 
सकता है । अत्यधिक भोजन अरुचि पैदा कर देता है | वह इतना खिलाता है, 
इतना खिलाता है कि आप घबड़ा जाते हैं, भागने को हो जाते हैं, कहते हैं कि 
मर जाऊंगा । यानी पेट ही पेट का स्मरण रहता है २४ घंटे । तभी अचानक" 
वह आपकी अनशन करा देता है। और गैप बड़ा हो जाता है। एक अति से 
फिर एकदम दूसरी अति पर धक्का दे देता है। गुरजिएफ गर्म पाती में 
नहलाता इतना कि आपको जलने लगे और फ़िर ठण्डे फब्बारे के सीचे" 
खड़ा कर देता और कहता---बी अवेयर आफ दि ग्रैप ।! वह जो गरम पानी: 
में शरीर तप्त हो गया था, पसीना-पसीना हो गया था | फिर एकदम ठण्डे पानी 
में डाल दिया । अवसर वह ऐसा करता हैं कि नाग की अंग्रीठियाँ जलाकर बैठा 
देता हैं। बाहर बर्फ पड़ रही है, पसीना-पसीना हो जाते हैं। आप चिल्लातै- 
लगते हैं कि में मर जाऊँगा, जल' जाऊँगा, मुझे बाहर निकालो। मगर बह 
नहीं मानता । अचानक दरवाजा खोलता हैं और कहता हैं भागो सामने- 
की फ्रील में, वर्फीलि पानो में कूद जाओ । झोौर वह कहुता कि 'बी अवेयर 


अआाफ दि गैप।” गर्म से एकदम ठण्डे में जो अति हैं उसके बीच में जो संक्रमण 
का क्षण है, उसका ध्यान रखना | 


महावीर - वाणी 


लि आ॥ 
हर 
है) । 


(१०) सकल खेल उस बिन्दु का 


महावीर के अनशन में भी वह प्रयोग है। वस मध्य का बिन्दु ख्याल में भा 
जाये | जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर पर बदलते हैं, बदराहट करते हैं 
जैसे एक नाव से कोई दूसरी नाव पर बदलाहट करते हों, तो एक क्षण की दोनों 
चार्वे छूट जाती हैं । एक क्षण को हम बीच में होते हैं। जैसे छलाँग लगायी, 
लेकिन पहली नाव से हट गये और दूसरी नवाब में नहीं पहुँचे । अभी झील 
के ऊपर हैं। ठीक चैसी ही छलाँग भीतर अनशन में लगती है। और उत्त 
छलाँग के क्षण में अगर आप होश से भर जायें, जागृत होकर देख हें, तो 
आपको पहली बार एक क्षण भर के लिए एक जरान्सा अनुभव की दृष्टि का 
पार खुलता हुआ सालूम पड़ेगा। वही अनशन का उपयोग है। 


लेकिन जैन साधु अनशन का अभ्यास कर छेता है । उसे बह क्षण कतई नहीं 
मिलेगा । वह अभ्यास की वात नहीं है, वह आकस्मिक प्रयोग है। अभ्यास तो 
उसी थधात को मार डालेगा जिस बात के लिए प्रयोग है। इसलिए भूलकर 
अनशन का अभ्यास न करना आकस्मिक छलाँग लगा लेना एक क्षति से दूसरी 
अति पर, ताकि वीच का हिस्सा ख्याल में जा जाये । अगर आपको विश्राम में 
जाना हो, तो कितावें हैं, जो आपको समझाती हैं कि वस लेट जायें, ऐंड 
जस्ट रिलेक्स, और बस विश्राम करें। आप कहेंगे कैसे ? अगर 'जस्ट रिलवर्सा 
इतना आसान होता तो हम पहले ही कर गये होते । आप कहते हैं कि वस 
लेट जाओ भौर रिलैक्स कर जाओ, विश्वाम में चले जाओ । कैसे चले जायें ! 
छेकिन जेपान में जैन फकीर ऐसी सलाह नहीं देते । जो आदमी नहीं सो 
पाता है, विश्वाम नहीं कर पाता हैँ, वे उससे कहते हैं पहले वी टेन्स ऐज भच यू 
केन,' हाथ-पैरों को खींचो, जितना मस्तिष्क को खींच सकते हो खींचो, हाथ-पैरों 
को जितना तनाव दे सकते हो दो, विल्कुल पागल की तरह अपने ध्वरीर के 
साथ व्यवहार करो, जितना तुम तन सकते हो तनो, रिलैक्स भर मत होना, 
वे कहते हैं मस्तिष्क को जितना सिकोड़ सकते हो, माथे की रेखाएँ जितनी 
पैदा कर सकते हो करो | सारे अंगों को ऐसे सिकोड़ लो, जैसे कि वस आखिरी 
क्षण भा गया है। सारी शवित को सिकोड़कर खींच डालों। और जब एक 
शिस्तर जाता है तनाव का, तव जेन फकीर कहता है, नाउ, रिल्क्स। भर्वे 
छोड़ो । आप एक अति से ठीक दूसरी अति में ग्रिर जाते हैं ॥ और जब आप 


महावीर - चाणीं झ््र९ 


एक बभति से दूसरे जति में गिरते हैं तो बीच में जो क्षण जाता है भष्य का, 
चहाँ स्वयं का पहला स्वाद मिलता है। 


इसके बहुत प्रयोग हैं, छेकिन सब प्रयोग एक अति से हूसरी अति में जाने 
के हैं । कहीं से भी एक बति से दूसरे अति में प्रवेश कर जायें । अगर अभ्यास 
हो गया तो मध्य का बिन्दु छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि 
भता भी नहीं होता । उसका कोई बोध नहीं होता । मनशन की कुछ और 
दो-तीन वातें झयाल में ले लेनी चाहिए कि महावीर का जोर बनशन पर 
जहुत ज्यादा था, उसके कारण क्या होंगे ? एक तो मैंने यह बताया जो उसका 
आन्तारिक हिस्सा है, उसका मृूढ़तम हिस्सा, उसका राज, उसका सीक्रेट इसीमें 
हैं ॥ लेकिन मौर क्या वात हैं ? महावीर जानते हैं, और जिन्होंने भी प्रयोग 
किये हैं उस दिद्या में वे भी जानते हैं कि इस शरीर से जापका जो सबवंघ है, 
वह भोजन के द्वारा है । इस शरीर औौर आपके वीच जो सेतु है, वह भोजन 
हैं। अगर यह जानना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ तो उस क्षण में जानना 
आसान होगा जब आपके शरीर में भोजन विल्कुल नहीं है। जब जोड़ने वाला 
ललिक बल्कूलछ नहीं हैं तभी जाववा आसान होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। 
जोड़ नेवाली चीज जितनी ज्यादा शरीर पर मौजूद होगी, जानना उतना ही 
'मुशिकिल होगा । भोजन ही जोड़ता है, इसलिए भोजन के अभाव में ६० दिन 
घाद संबंध हुट जायेगा, आत्मा अलग हो जायेगी, शरीर अलग हो जायेगा, 
भर्योक्त बीच का जो जोड़नेवाला हिस्सा था, चह जलग हो गया है, वह वीच 
ते गिर गया है । तो महावीर कहते हैं जब तक शरीर में भोजन पड़ा है, तव 
तक जोड़ हैं| उस स्थिति में अपने को ले जाओ, जब शरीर में बिल्कुल 
भोजन नहीं हो, तो तुम आसानी से जान सकोगे कि तुम शारोर से अलग हो, 
पृथक हो । आइडेन्टिफिकेशन हूट सकेगा, तादात्म्य हट सकेगर ॥ 


(११) यद्द भयोग है होश का 
जितना ज्यादा शरीर में भोजन होता हैं, उत्तना शरीर के साथ तादांत्म्य 
होता हैं! इसलिए भोजन के बाद नींद तत्काल' शानी शुरू हो जाती हैं । 
शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ जाता हूँ तो मूर्छा बढ़ जाती है । गरीर के साथ 


लादात्म्य हट जाता है तो होश बढ़ता हैं। इसलिए उपचास में जादमी को नींद 
खाना मुश्किल होता है। बिना खाये रात नींद मुश्किल हो जाती है। इससे 


३3३० महावीर - वाणी 


तीसरी वात ख्याल में ले लें। महावीर का सारा का सारा प्रयोग जागरण का 
है, अमूर्डा का है, होश का, अवेयरनेस का है । 


महावीर कहते हैं, भोजन चूंकि मूर्छा को बढ़ाता है, तन्द्रा पैदा करता है; 
भोजन के वाद नींद अनिवाये हो जाती है इसलिए भोजन न लिया गया हो, 
तो इससे उल्टा होगा, होश बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़गी, जागरण बढ़ेगा । यह 
तो हम सव का अनुभव है। एक अनुभव तो यह है कि भोजन के वाद नींद 
बढ़ती है । दूमरा यह कि रात अगर खाली पेट सो कर देखें तो पता चल 
जायेगा कि नींद मुश्किल हो जाती है, वार-बार ह्ृट जाती हैं और पेट भरा 
हो तो नींद बढ़ती है। क्‍यों ? उसका वैज्ञानिक कारण हैं। शरीर के अस्तित्व 
के लिए भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज हैं । आपकी बुद्धि से भी ज्यादा । 


(१२५) चोरों ने कद्दा * गोंली मार दूँगा 


सुना हैं मैंने कि मुल्छा नसरुद्दीन को चोरों ने एक दफा घेर लिया बौर 
उन्होंने कहा कि जेब खाली करते हो या नहीं, वरना खोपड़ी में पिस्तौल मार 
दूंगा। मुल्ला ने कहा--विना खोपड़ी के चल जायेगा, लेकिन विना खाली जेव 
के कैसे चलेगा ! बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बिना खोपड़ी के चल रहे है । 
लेकिन खाली जेब नहीं चलेगा । तुम खीपड़ी में गोली मार दो । 

चोर बहुत हैरान हुए होंगे । लेकिन मुल्ला ने ठीक कहा। हम भी यही 
जानते हैं। ऐसी कथा है कि मुल्ला के मस्तिष्क का आपरेशन किया गया । 
एक डाक्टर ने नयी चिकित्सा विधि विकसित की थी, जिसमें वह पूरे मस्तिष्क 
को निकाल लेता हैं, उसे ठीक करता है ओर फिर वापस डालता है। जब 
मस्तिष्क को निकाल कर दूसरे कमरे में ठीक करने गया और जब ठीक करके 
लौटा तो देखा कि मुंल्‍ला जा चुका है। ६ साल बाद मुल्ला लौदा । वह 
डाक्टर परेशान हो गया । उसने कहा दुम इतते दिन रहे कहाँ भौर तुर्म भाग 
कैसे गये ? और इतने दिन तक तुम बचे कंसे ? वह खोपड़ी वो वुम्हारी हे 
पास रखी है। मुल्ला ने कहा--नमस्कार । उप्तके बिना बड़े मजे से दिन कर्ट 
और मुझे एलेक्शन में चुन लिया ग्या। आजकल मैं दिल्ली में हैं। राजधानी 


+ ट्री क 
से लौट रहा हैँ। जौर अब जरूरत नहीं हैं। भव क्षमा कर | सिर्फ यद्दी कहने 
आगरा हूँ कि भव आप परेशान न हों । 


सद्दावीर - वाणी ३३१ 
(१३) और यह तंद्रा क्‍यों? 


प्रकृति भी आपकी बुद्धि की फिकर में नहीं हैं, आपके पेंट की फिन्र में हैं। 
अऋसलिए जैसे ही पेंट में भोजन पड़ता हैं आपके घारीर की सारी ऊर्जा पेटके 
झोजन को पचाने के लिए दोड़ जाती है। आपके मस्तिष्क की ऊर्जा, जो 
मआपको जागृत रखती हैं, वह पेड को तरफ उतर जाती है और पचाने में लग 
जाती है। इसलिए आपको तंद्रा मालूम होती है। ये वैज्ञानिक कारण है। 
इसलिए आपको तंद्रा मालूम होती है, क्योंकि आपके मस्तिष्क की ऊर्जा जो 
'सस्तिष्क में काम आती है वह अब् पेट में भोजन पचाने में काम आती है। 
इसलिए जो लोग भी इस पृथ्वी पर मस्तिष्क से अधिक काम छेते हैं, उनका 
भोजन रोज-रोज कम होता चला जाता है। जो लोग मस्तिष्क से काम नहीं 
लेते, उनका भोजन बढ़ता चला जाता हैं। क्योकि वही जीवन रह जाता है 
आऔर कोई जीवन नहीं रह जाता ।'महावीर ने यह अनुभव किया कि जब भोजन 
बिल्कुल नहीं होता शरीर में, तो प्रज्ञा अपनी पूरी शुद्ध अवस्था में होती है। 
क्‍योंकि तत्र सारे शरीर की ऊर्जा मस्तिष्क को मिल जाती है, क्योंकि पेट को 
कोई जरूरत नहीं रह जाती पचाने की । महावीर को और आगे समझेंगे तो 
हमें रखू्य'ल में आ जायेगा कि महावीर कहते थे: भोजन बिल्कुल बन्द हो, शरीर 
की सारी क्रियाएं बन्द हों, शरीर किसी मूर्ति की तरह ठहरा रह जाये, हाथ 
भी नहीं हिले, अंगुली भी व्यर्थ न हिले, सद क्रिया सिनिमम पर जा जाये, 
बिल्कुल न्यूनतम पर, तो शरीर को पूरी ऊर्जा जो अलग-अलग बेंटी है, वह 
पस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती है और मस्तिष्क पहली दफे जामने में समर्थ 
होता है, नहीं तो जागने में समर्थ नहीं होता ॥ अगर महावीर ने भोजन में 
भी पस्तंदगियाँ कीं कि शाकाहार हो, मांसाहार न हो, तो वह सिर्फ अहिसा के 
ही कारण नहीं था । उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण दूसरा था और वह यह 
था कि मांप्ताहार पचने में ज्यादा शक्ति माँगता है और बुद्धि की भूच्छा 
चढ़ती है । 


अहिंसा अकेला कारण होतए तो महावीर कह सकते ये कि मरे हुए जानवर 
लेने में कोई हर्जा नहीं है। बुद्ध ने कहा था, अगर अहिंसा ही एकमात्र कारण 
है तो मार के मत खाओ | क्‍योंकि मारने में हिसा है, मांस खाते में तो कोई 
हिसा नहीं है। एक जानवर मर गया है, हम तो मार नहीं रहे हैं, मर गया 
है + अगर उसका मांस खा रहे हैं, तो मांस खाने में कौनच-सो हिसा हैं ? भरे 


पं 


श्र सहावींर - वाणी 


ए जानवर का मांस खाने में कोई भी हिंसा नहीं है | इसलिए बुद्ध ने बातज्ञा 
दी थी कि मरे हुए जानवर का मांस खाया जा सकता है। 


हीए छा 


क्न् 


लेकिन महावीर ने मरे हुए जानवरों का मांस खाने की भी भाज्ञा चहीं दी 


क्योंकि महावीर का प्रयोजन मात्र अहिया नहीं है । महावीर का उततसे भी 
को 


गहरा प्रयोजन यह कि भांस पचाने में ज्यादा शक्ति माँगता है, शरीर 
ज्यादा भारी कर जाता है, पेट को ज्यादा महत्वपूर्ण कर जाता हैं। इससझें- 
मस्तिष्क की ऊर्जा क्षीण होती है और चन्द्रा गहरी होती हैँ । इंसविए 
महावीर ने ऐसे हल्के भोजन की चलाह दी हैं जो कम से कम झवित माँग 
भौर मस्तिष्क की ऊर्जा संचरित हो | यदि म्तिप्क में ऊर्जा का प्रवाह बचा 
रहे, तो ही जाप जागृत रह सकते हैं यानी अमी जिस स्थिति में बाप हैं! 
इसलिए इसको दाह्म-त्प कहा है, आन्वरिक-तप नहीं कहा हैं। जो वादमीः 
लान्तरिक को तप उपलब्ध हो जायेगा वह- वो नींद में भी जाया रहता है । 
उसका तो कोई सवाल ही नहीं है । उसे तो आप झराव भी पिला दें तो भी 
वह होश में होता है, मारफिया दे दें तो भी चरीर सुल्द हो जाता है, शरीर 
ही ढीला पड़ जाता है, भीतर उसकी ज्योति जागती रहती है, उसकी प्रन्ना 
पर कोई भेद नहीं पड़ता, ले.केन हमारी हालत ऐसी नहीं है। हमें वो जरा-ठा- 
झोजन का एक द्वुकड़ा मी हमारी कांसेसवेस को वदलता है; हमारी चेतना को 
बदलता हैं | घरा सा एक द्ुकड़ा हमारी चेतना को डार्वाडोल कर देता है 
हम भीतर और हो जाते हैं | तो महावीर ते कहा है कि चेतना को बढ़ाना है, वो 
जब भोजन छारीर में नहीं हैं तव आसानी से बढ़ाव हो उकेया। छीटी डोटी 
बातों के परिणाम होते हैं। क्योंकि हम जहाँ जीते हैं वहाँ छोटी-छोटी चीज: 
से ही भरे हुए जौर वँचे हुए हैं। जिस दिन भी हम पी क्की 
आदमी परियर्ण रूप से चेतना में भर 


जरूरत से मृकत कर सकेंगे, उती दिन क 5 
बन्वन पदार्थ से 


जायेगा । हम पृथ्वी से नहीं दबे हैं, पेठ से बंधे हैं। हमारा गहरा व 
हों है, ठीक कहें तो भोजन से है । 


2! | 


हु 
$ज. भितन चात्ड नमन, 
(१४) भोजन छोड दिया : भेजन का चिंतन चालू पा 
जिस मात्रा में आप भोजन के लिए भादुर हैं, उसी माता में आप 38 
होंगे, और आपके भीतर जागरण की लाने में जड़चन पड़ेगी, कठिनाई पड़ेगा ! 
यह सवाल इतना ही नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, यह तो लिफ कक 
झीतदर चेतना के बढ़े ? उसको हम बान्वरिक ठप में समम पावन कि चैंठद 


श्श्र महावीर - वाणी 


हुए जानवर का मांस खाने में कोई भी हिंसा नहीं है । इसलिए बुद्ध ने आज्ञा 
दे दी थी कि मरे हुए जानवर का मांस खाया जा सकता है। 


लेकिन सहावीर ने मरे हुए जाववरों का मांस खाने की भी आाज्ञा नहीं दी । 
घयोंकि महावीर का प्रयोजन मात्र अहिंसा नहीं है। महावीर का उससे भी- 
गहरा प्रयोजन यह कि मांस पचाने में ज्यादा शक्ति माँगता है, शरीर को- 
ज्यादा भारी कर जाता है, पेट को ज्यादा महत्वपूर्ण कर जाता है। इससे- 
मस्तिष्क की ऊर्जा क्षीण होती है और तत्दा गहरी होती है । इसलिए 
भहावीर ने ऐसे हल्के भोजन की सलाह दी है जो कम्र से कम शक्ति माँगे. 
ओर मस्तिष्क की ऊर्जा संचरित हो । यदि मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बना 
रहे, तो ही भाप जागृत रह सकते हैं यानी अभी जिस स्थिति में धाप हैं। 
इसलिए इसको ब्राह्य-तप कहा है, आध्तरिक-तप नहीं कहा हैं। जो झादमीः 
मान्तरिक को तप उपलब्ध हो जायेगा वह- तो नींद में भी जागा रहता हैं । 
उसका तो कोई सवाल ही नहीं है । उसे तो आप शराब भी पिला दें तो भी- 
वह होश में होता है, मारफिया दे दें तो भी शरीर सुस्त हो जाता है, शरीर 
ही ढ़ीला पड़ जाता है, भीवर उसकी ज्योति जागती रहती है, उसकी भज्ञा 
पर कोई भेद नहीं पड़ता, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है। हमें तो जरा-साः 
भोजन का एक टुकड़ा भी हमारी कांस्रेसेस को बदलता है, हमारी चेतना को 
बदलता है । जरा सा एक टुकड़ा हमारी चेतना को डावॉडोल कर देता है + 
हम भीतर और हो जाते हैं । तो महावीर ने कहा है कि चेतना को बढ़ाना हैं, वो- 
जब भोजन शरीर में नहीं है तब आसानी से बढ़ाव हो सकेगा। छोटी-छोटी 
बातों के परिणाम होते हैं। क्‍योंकि हम जहाँ जीते हैं वहाँ छोटी-छोटी हि 
से ही भरे हुए और बँधे हुए हैं। जिस दिन भी हम आदी को भोजन 
जरूरत से मक्व कर सकेंगे, उसी दिन आदमी परिपूर्ण झप से चेतवा से भर. 
जायेगा । हम पृथ्वी से नहीं बेचे हैं, पेट से बेचे हैं। हमारा गहरा वच्चच पदास 
नहीं है, ठीक कहें तो भोजन से है । 


(१४) भोजन छोड दिया + भेजन का 'चिंतल चालू रखा 


जिस मात्रा में आप भोजन के लिए आतुर हैं, उसी मात्रा में ब्लाव 2 
होंगे, और आपके भीतर जागरण को लाने में अड़चन पड़ेगी, कठिनाई ड़ है ; 
यह सवाल इतना ही नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, यह तो सिफ 04 हे 
भीतर चेतना कैसे बढ़े ? उसको हम आन्तरिक तप में समझ पाये कि चेंद 


सहावीर - वाणी इशेशे 


कैसे बढ़ेगी। भोजन छोड़ कर कभी - कभी चेतना बढ़ाने का प्रयोग 
कीमती है। हम जब भोजन छोड़ते हैं तो चेतना नहीं बढ़ती, केवल भोजन का 
चिन्तन बढ़ जाता है । उसका कारण है कि हम भोजन भी छोड़ते हैं तो हमें 
यह पता नहीं कि हम किसलिए छोड़ते हैँ। हमें यह बताया जा रहा हैं कि 
सिर्फ भोजन छोड़ देना ही पुण्य है कछेकिन बिल्कुल पागलपन हूँ । अकेला भोजन 
छोड़ देना पृण्य नहीं हे । भोजन छोड़ देने के पीछे जो रहस्य है, उसमें पुण्य 
छिपा है। अगर आपने सोचा है कि सिर्फ भोजन छोड़ देना द्वी पुण्य है तो 
भोजन छोड़कर आप भोजन का चिन्तन करते रहेंगे। क्योंकि भीतर का जो 
भसली तत्व हैं उसका तो आपको कोई पता ही नहीं। आप बैठकर भोजन का 

चिन्तन करेंगे । और ध्यान रहे, भोजन के चिन्तन से भोजन ही बेहतर है ॥ 
क्योंकि भोजन का चिन्तन बह॒त खतरनाक हैं । उसका मतलब ग्रह हुआ कि पेट 
का काम आप मस्तिष्क से ले रहे हैं, जो कि बहुत कन्फ्युजन पैदा करेगा | मापके 
पूरे व्यक्तित्व को रुगण कर जायेगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्‍्योंविः 
दूसरे सूच में महावीर इस पर बहुत जोर देंगे ॥ 


भोजन का चितन भोजन से बदतर है, क्योंकि भोजन तो पेट करता है 
और चिंतन मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का काम नहीं है भमोजन। अच्छा है पेट 
को ही अपना काम करने दें । हाँ, अगर मस्तिष्क में भोजन का वितन न चले, 


तो ही अनशन का कोई उपथोग है । यानी तब, जब भोजन भी नहीं और 
भोजन का चितन भी नहीं । 


आपको पता है कि आपके चितन के दो ही हिस्से हैं॥ या तो काम या 
भोजन | या तो काम-वासना मन को घेरे रहती है या स्वाद की वासना मन 
को घेरे रहती है। गहरे में तो काम-वासना ही है, क्योंकि भोजन के बिना काम- 
बएसमनर सम्भव नहीं है । अगर भोजन आपका कम कर दिया जाये त्तो काम 
वासना मुशिकल हो जाती है। तो गहरे में काम-वासना ही घेरे रहती है, 
केकित चूंकि भोजन काम-वासना को झावित देता है, इसलिए भोजन घेरे रहता' 
हैं। ऊपर से हममें भोजन का चितन चलता रहता है। महावीर से पूछेंगे तो 
ये कहेंगे कि जो आदमी भोजन में वहुत आतुर है, वह भादमी काम-बवासता से 
भरा होता है। भोजन उसका लक्षण है क्योंकि भोजन शक्त्ति देता है, काम' 
की शवित को बढ़ाता है और कामवासना में दौड़ाता है। इसलिए महावीर कहेंगे 
कि जो भोजन के चितन से भरा है भोजन की जाकांक्षा से भरा है, वह आदर्मी 


3३४ महावीर - वाणी 
काम-बासना से भरा है। भोजन की वासना छूटे, तो काम-बासना शिधिल 
होनी शुरू हो जाती है 

(१४) सब्स्टीदूयूट का सिलसिला 


यह जो हम भोजन का चिंतन करते हैं वह इसलिए हैँ कि नहीं मिल रहा 
है भोजन, तो हम सब्ह्टीट्यूट पैदा करते हैं । ध्यान रहे हमारे मन की गहरी 
से गहरी तरकीब सब्स्टीट्यूट क्रिएडन है, परिपुरक पैदा करना हैं। अगर 
आपको भोजन नहीं मिलेगा तो मत से भोजन का चिंतन करेंगे और उसमें 
उतना ही रस लेने लगेंगे जितना भोजन में | बल्कि कभी-कभी ज्यादा रस 
लेंगे, जितना कि भोजन में भी त हीं मिलता । ज्यादा लेना ही पड़ेगा । क्‍योंकि 
जितना भोजन में मिलता है उतना तो मिल नहीं सकता चिंतन से। इसलिए 
खितन में इतना रस छेना पड़ेगा कि जो भोजन की कमी रह गयी है, वह भी 
'जितन के ही रस से पूरी होती हुई मालूम पड़े । इसलिए अगर काम-बासना 
से वचिएगा तो मन काम-वासना का चितन करने लगेंगा। रात कभी आप 
सोये हैं और आपने सपना देखा है कि जाकर पानी पी रहे हैं तो बह सपया 
सिफे सब्स्टीट्यूट है। आप प्यासे सो गये होंगे, भीतर प्यात्त चल रही होगी 
और नींद हटना नहीं चाहती, क्योंकि आपको पानी पीना है, तो जागना 
"पड़ेगा | तो नींद एक सपना पैदा करती है कि आप पहुँच गये हैं पानी के पास, 
'पाती पी रहे हैं । पाची पी कर मजे से सो गये हैं । 


(१६) सपन। क्‍या है ? लिफ एक तरकीव 


यह सपना तरकीव है जिससे प्यास की जो पीड़ा है वह भूल जाये और 
'नींद जारी रहे। आपके सब सपने बताते हैं कि आपने दिन में क्या-ब्या नहीं 
किया। और कुछ नहीं बताते। आपके' सपनों को समझे बिता आपकी 
जिन्दगी को समझाना सुदिकिल है। इसलिए आज का मनोवैज्ञानिक आपसे 
चहीं पूछता क्वि दिन में आपने क्‍या हिया । बह प्ुछना है रात में आपने क्या 
सपना देखा । वह आपसे नहीं पूछता है कि आपने दिन में दुकान चलायी कि 
झंदिर गये ! उसक्ला कोई मुल्य नहीं | वह पूछता है कि आप सपने में कहाँ 
गये ? वह कहता है क्लि सपने में आप आधेन्टिक होते हैं, प्रामारिणक होते हैं, वहाँ 
से पता चलेगा कि आदमी कैसे हो । आपके जायने से कुछ पता नहीं चलेगा 
क्योंकि वहाँ तो बहुत धोखा-घड़ी है, जाना था वेश्यालय पहुँच गये मंदिर में । 


महावीर - वाणी रेघे४ 


यह सपते में नहीं चल सकता । सपते में यह घोखा जाप नहीं कर सकते । 
सपने में आव बहुत सरल होते हैं, सोचे साफ होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक 
बेचारे को जापके सपनों का पता लगाना पड़ता है, तभी जापके बावत 
जानकारी मिलती है । आपका जागना इतना #ऋुछा है क्योंकि उससे कुछ पता 
नहीं चलता, आपकी नींद में उतरना पड़ता हैँ कि आप नींद में कया कर 
रहे हैं, उससे पता चलेगा आप आदमी कैसे हो, असली खोज क्‍या है आपकी १ 
इसलिए अगर आपने दिन उपवास किया तो उसे पता नहीं चलेगा, रात 
सपने में भोजन किया यथा नहीं, उससे पता चलेगा। अगर रात सपने 
में भोजन किया तो दिन का अनशन वेकार गया, उपव!स व्यथें हुआ । 


(१७) यद्द अन्तर अदारूत में चल सकता है, यहां नहीं 


आपने भोजन नहीं किया, तो ठउप्तका चिन्तन कर रहे हैं । ओऔर घ्यान रहे, 
भोजन करते तो १५ मिनट में पूरा हो जाता । चिन्तन से १५ मिनट में नहीं 
चलेगा ॥ १५ मिनट का काम १५ घण्टे चलाना पड़ेंगा। शाक्ति तो मिलेगी 
नहीं भोजन की, तो फिर मन की चिन्तन में ही उब्चकाये रखना पड़ेगा। इसलिए 
भहावीर ने कहा है कि आप शरीर से करते हैं कोई काम या मन से, इसमें में 
भेद नहीं करता । आपने चोरी की या चोरी की बाबत सोचा, मेरे लिए बराबर 


है । पाप हो गया । यह सवाल नहीं है कि आपने हत्या की या हत्या के संबंध 
में सोचा । 


अदालत फर्क करती है। अगर भाप हत्या के सम्बन्ध में सोचें, तो कोई 
अदालत आप हो सजा नहीं दे सकती । आर खूब सोचें, मज़े से सोचें कोई 
अदालत यह नहीं कह सकती कि बात जुर्मी हैं, अपराधों हैं। आप अदालत में 
कह भी सकते हैं कि हम हत्या में बहुत रस लेते हैं, सपने भी देखते हैं, दिव- 
रात सोचते हैं कि इसकी गर्दन काठ दें; उसकी यर्देव काट दें । अदालत आवका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती । आप कानून की पकड़ के बाहर हैं । कानून सिर्फ 
ऋत्य को पकड़ सकता है, कमें को पकड़ सकता है। लेकिन महावीर कहते हैं 
धर्म भाव को भी पकड़ता है । माप घर्मे को अदारुत के बाहर नहीं हो सकते ।: 
भाव पर्याप्त हो गया । महावीर कहते हैं कृत्य तो सिर्फ भाव की वाहय छाया 
है । घूल तो भाव है। अगर मैंने दृत्या करनी चाही, तो मैंने तो हत्या कर ही 
दी। बाहर की परिश्यिति में नहीं करने को वात दूसरी है । पुलिस वाला खड़ा 


हू 


४१३६ महावीर - वाणी 


है, अदालत खड़ी हैं, सजा का डर है, फाँसी का तढ्ता है, इसलिए नहीं की--- 
यह दूसरी बात है। चाहर की परिस्थिति ने नहीं करने दिया, यह दूसरी बात 
है। अपनी तरफ से मैंने कर दी । अगर परिध्थिति सुगम होती, सुविधापूर्ण 
होती, पुलिस वाला नहीं होता, या पुलिस वाला रिश्तेदार होता, अदालत अपयी 
होती, मजिस्ट्रेट झपना होता, कानून भपता चलता होता, तो मैने कर दी 
होती । फिर कोई मुझे रोकने वाला नहीं था | न करने का कारण बाहर. से 
था रहा है, करने का कारण भीतर से जा रहा है। अंततः आप भीतर तौले 
जायेंगे, आपकी परिस्थिति नहीं तौली जायेगी। भाव पर्यात है। हत्या ही 
(गयी । अगर आपने भोजन का चिन्तन किया, उपवास नष्ट हो गवा। तब त्तो 
बड़ी कठियाई है। इसका मतलब यह हुआ कि आप तव तक उपवास ने कर 
पायेंगे, जब तक आपका चिन्तन पर नियंत्रण न हो। नहीं कर पायेंगे, जब तक 
चिन्तन पर नियंत्रण न हो, जब तक चिन्तन बापके पीछे न चलता हो, जत्र 
तक जो आप चलाना चाहते हों विन्तन में, वही न चलता हो । अभी तो हालत 
यह है कि चिन्तन जो चलाना चाहता है, वही आपको चलाता पड़ता है। मह 
जहाँ ले जाता है, वहीं आपको जाना पड़ता है। नौकर मालिक हो गये हैं । 


(१४) भिक्षा-विद्‌ रिद्रास्पक्टिव इफेक्ट 


सुना है मैंने कि अमरीका का बहुत बड़ा करोड़पति रथ चाइल्ड, सुबह-सु्रह 
जो भी भिखमंगे उसके पास आते ये उन्हें कुछ न कुछ देता था। एक भिखमंगा 
लनियमित रूप से बीस वर्षों से आता था। वह रोज उसे एक डालर देता था 
भौर उसके बूढ़े बाप के लिए भी एक डालर देता था) वाप कभी आवा था, 
कभी नहीं आता था। वह बहुत बूढ़ा था, इसलिए बेटा ही ले जाताआ 
घीरे-घीरे वह भिखारी इतना आश्वस्त हो गया कि अगर दो-चार दिन नहीं 
क्षा पाता तो चार दिन के बाद अपना पूरा बिल पेश कर देता कि पाँच दिन 
हो गये हैं, में आा नहीं पाया चार दिन । वह चार डालर वश्नत करता, णो 
उसको विलने चाहिए। फिर उसका बाप मर गया। रथ चाइल्ड को पत्ता चला 
कि उसका बाप मर गया है। लेकिन उसने फिर भी अपने बाप का डालर 
छना जारी रखा । महीने मर तक रथ चाइल्ड ने कुछ मी नहीं कहा । सोचा 
उप्ती इसका बाप मरा है, और सदमा देना ठीक नहीं है। डालर देता रह ; 
पहीने भर बाद उसने कद्दा कि अब तो हद हो गयी । अब तो बुम्दारा दाए मी 
गया है, उसका डालर क्‍यों छेते हो ? उसने कहा कि क्‍या समभते हो 


सहायवीर - वाणी ब्रे७ 


वाप की दौलत का मैं हकदार हैं कि ठुम। हु इज दि हेयर । मेरा बाप भरा 
कि तुम्हारा बाप सरा । बाप मेरा मरा है तो उसको सम्पत्ति का मालिक मं 
हूँ ॥ (रथ चाइल्ड मे अपनी जीवन कथा में लिखवाया है कि भिखारी मी 
सालिक हो जाते हैं अभ्यास से | ) चकित हो गया । रथ चाइल्ड ने उससे कहा 
कि ले जा भाई, तू दो डालर ले। और अपने वेठे को पसोयव लिख जाना। 


जब तक हम हैं, देते रहेंगे। तेरे बेटे को भी देवा. पड़ेगा, बयोंकि यद्द 
वसीयत है॥ 


चिन्तन सिर्फे आपका नौकर है लेकिन मालिक हो गया है। सभी इन्द्रियाँ 
आपकी नौकर हैं, लेकिन मालिक हो गयी हैं अभ्यास लम्बा है। जापने कभी- 
कभी अपनी इन्द्रियीं को कोई आज्ञा नहीं दी । भापक्ी इंद्रियों ने ही आपको जाज्ञा 
दी है। तप का एक अर्थ आपको बताता हूँ, तप का अर्थ है अपनी इन्द्रियों की 
सालक्यित, उनको आज्ञा देने को सामर्थ्य। पेट कहता है भुख लगी है, आप 
कहते हैं ठीक लगी है, लेकित में आज भोजन लेने को राजी नहीं हूँ | आप पेट 
से अलूम हुए हैँ। मन कहता है, आज भोजन का चिन्तन कंखरूँगा भौर आप 
कहते हैं, नहीं, जब भोजन ही नहीं क्रिया, तो चिन्तन क्‍यों करेंगे ॥ चिन्तन 
नहीं करेंगे । तो ही आप अनशन कर पायेंगे, उपवास कर पायेंगे, अन्यथा कोई 
फरक्र नहीं लगेगा। पेट कहता रहेगा भूख लगी है, मन चिन्तन करता रहेगा । 
भाप और उलम जायेंगे और परेशान हो जायेंगें। और जैसे वह भिखारी 
चार दिन के बाद जपना बिल लेकर हाजिर हो जाता था, उसी तरह चार 
दिन के उपचास के बाद पेट अपना बिल लेकर हाजिर हो जायेगा कि चार 
दिन भोजन नहीं किया, जब ज्यादा कर डालो ।॥ तो पर्युषण के बाद दस दिन 
में सब पूरा कर डालेंगे | दुपुने तरह से बदला छे लेंगे। जो-जो चुक ग्रवा 
उसको ठीक से भरपूर कर लेंगे ॥ मपन्नी जगह वापस खड़े हो जायेंगे। 


उपवास हो सकता है तभी, जब चिंतन पर आपका बदा हो । छेकिन 
चितन पर आपका कीई वश नहीं हे । आपने कभी कोई प्रयोग ही नहीं किया । 
हमें चितन की तो ट्रेनिंग दी गधी है। हमें विचार का तो प्रशिक्षण दिया गया 
है, लेकिन विचार की मालकियत का कोई प्रश्षिक्षण नहों दिया गया है || 
आपको स्कूल में, क्ाकेज में विचार करना सिखाया जा रहा हैं । दो और दो 
जोड़ना सिखाया जा रहा है, सब सिखाया जा रहा है, एक बात नहीं सिखायी 
जा रही दै कि दो और दो जब जोड़ना द्वो तभी जोड़ना, जब न जोड़ना हो तो 


श्श्८ महावीर - वाणी 


सत जोड़ना । छेकित अगर मन दो और दो जोड़ना चाहे, तो आप रोक नहीं 
सकते । आप कोशिश करके देख लें आज घर में । आप आज कोशिश करना 
कि दो और दो हमें नहीं जोड़ना है, फौरन मन कहेगा कि चार। आप कहना- 
हमें जोड़ना नहीं है, वह कहेगा चार । वह आपको 'डिनाई! करता है. क्योंकि 
उसकी मालकियत आप छीन रहे हैं। अब तक आपने उसको मालिक बनाकर 
रखा हैं। एक दिन में यह नहीं हो जायेगा । लेकिन अगर इसके प्रति सजगता 
की जाये और यह रुपाल आ जाये कि मैं अपनी इंद्वियों का गुलाम हो गया हूँ, 
तो शायद थोड़ी यात्रा करती पड़ेंगी, इंद्रियों के विपरीत । अनशन बैती ही 


यात्रा को शुरुआत है ॥ 
(१९) आपकी “नहीं? की ताकत 


महावीर ठीक कहते हैं । आज नहीं, कहा तो बात समास हो गयी । लेकिन 
आपकी नहीं और हाँ में बहुत फर्क नहीं है। आपका बेटा आपसे कहता है 
यह खिलौना लेना है। आप कहते हैं नहीं, और यह “नहीं! आप बड़ी ताकत से 
कहते हैं। लेकिन बेटा वहीं पैर पटकता खड़ा रहता है और कहता है कि 
लेंगे । दोबारा कहते हैं मात जा, नहीं लेंगे । आपकी ताकत क्षीण हो गयी है । 
आपकी नहीं, हाँ की तरफ चल पड़ी । बह बेटा पैर पटकता ही के है । 
कहता है केंगे । आखिर बाप लेते हैं। बेटा जानता है कि आपकी नहीं का 
कुल इतवा मतलब है कि तीन-चार दफा पैर पटकना पड़ेगा और हाँ हो 
जायेगी, और कुछ ज्यादा मतलब नहीं है | छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 
आपके ना की ताकत कितनी है--ऐन्ड हाऊ मच यू मीन बाई सेइंग नो । बच्चे 
जानते हैं, कि आपकी ना को कैसे काटना है, और काट देते हैं, आपकी ना 
को हाँ में वदल देते हैं। जितने जोर से आप कहते हैं नहीं, वच्चा जानता हैं 
कि उतने जोर से यह कमजोरी की घोषणा है या आप डराने की कोशिश 
कर रहे हैं। डरेंगे अपने से ही कि कही हाँ च तिकलछ जाये। (५4908: 
समभ जाता है कि जोर से बोले, ठीक है। अभी थोड़ी देर में यह नहीं ठीक 
हो जायेगी । छेकिन जो आदमी सचमुच छज़ितशाली है वह जोर से नहीं 
कभी नहीं कहता । वह झ्ान्ति से कह देता है--वहीं, ओर वात समास द्दो 


जाती हैं । 
आपकी इन्द्रियाँ भी ठोक इसी तरह का कार्यक्रम सीख लेती हैं, जैते हक 
सीख लेता है। अगर आप रोज ११ बजे भोजन करते हैं, वो आपको रोज 


महावीर - चाणी डे३६ 


११ बजे भूख लगती है ! लेकिन आपने कछ रात तय किया कि कल उपवास 
करेंगे तो ६ वजे से भूख लगती है। यह बड़े आश्चय की वात है । ११ वजे 
रोज भूख लगती थी, ६ बजे कभी नहीं लगती थी । हुआ क्‍या है अमी 
तो कुछ किया नहीं ? अभी तो अनशन भी शुरू नहीं हुआ ? वह्द ११ बजे 
शुरू होगा । सिर्फ झ्याल किया है, 'सत में तय किया कि कल अनशन करना 
है, उपवास करना है, और बस सुत्रह से भूख लगने रूगी ) सुबह से वया, रात 
से ही शुरू हो जाती है। आपके पेट में, जापकी ना को हाँ में बदलने की 


कोशिश उसी वक्‍त से शुरू हो जाती है। इन्द्रियाँ जपनी मालकियत कायम 
करने की कोशिश करतो हैं । 


निद्चित ही कोई भी अपनी मालकियत आसानी से नहीं छोड़ देता । 
एक घार माऊकियत दे देना जासान है, वापस लेंना थोड़ा कठिन पड़ता है | 
वही कठिनाई तपदचर्या है। लेकिन अगर आाप सुनिश्चित हैं जौर आपकी ना 
का मतलब नहीं और हां का मतलब हां होता है जौर सच में होता है, तो 
इन्द्रियाँ चहुत जल्द समभ जाती हैं । जल्द समझ जाती हैं कि जापकी ना का 
सत्तलब ना है. और आपकी हां का मतलब हां है। इसलिए मैं आपसे फहता 
हैं, संकल्प अगर करना तो फिर तोड़ना मत । अन्यथा करना ही भत्त क्योंकि 
संकल्प करके तोड़ना आपको इतना दुबेछ कर जाता है जिसक्रा कोई हिसाब 
नहीं है। इससे तो संकल्प करना ही मत, वह बेहतर है। क्योंकि संकल्प 
हूटेगा नहीं तो उतनी दुर्बलता नहीं जायेगी । एक भरोसा तो रहेगा कि कभी 
करेंगे तो पूरा कर छेंगे । लेकिन संकल्प करके अगर आपने त्तोड़ा तो भाप 
अपनी ही आँखों में अपने ही सामने दीम-हीन हो जायेंगे । और सदा के लिए 
बह दीन-ही नता आपके पीछे लग जायेगी । और जब भी आप दोबारा संकल्प 
करेंगे, तब आप पहले से ही जानेंगे कि यह टूटेगा, यह चल नहीं सकता । 
इसलिए छोटे संकल्प से शुरू करें, वहुत छोटे संकल्प से । 


(२०) चाह ) आपका दाथ भी दलील करता है 


गुरजिएफ बहुत छोटे संकल्प से शुरू करवाता था । वह कहता, इस हाथ 
को ऊँचा कर छे। अब इसको नीचे मत करना । जौर जैसे ही तय किया कि 
नीचे नहीं करना, पूरा हाथ कहता है नीचे करो। हाथ दलील करेगा । 
आप सोचचेंगे हाथ कंसे दलीलें करेगा? हाथ दलीऊरू करता है, वह: 


३8० सहावीर - वाणी 


भारगू करेगा, वह कहेगा--बहुत थक गया हैं। गुरजिएफ कहाँ देख रहा 
है, एक दफे नीचे करके ऊपर कर छले। उसकी तो पीठ है। (युरजिएफ 
जब भी ऐसी आाज्ञा देता था, पीठ करके बैडता था । इस तरह हाथ २५ तरह की 
दलीलें खोजेगा । वह कहेगा, ऐसे में कहीं लकवा न लग जाये। और फिर हाथ 
यह भी कहेगा, इससे फायदा भी कया है ? हाथ ऊँचे करने से कहीं भगवात्‌ 
मिलने वाला है ? बरे यह हाथ तो शरीर का हिस्सा है । इसप्ते आत्मा का क्‍या 
सम्बन्ध है ? 
मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, कपड़े बदलने से कया होगा । आत्मा 
बदलनी है। कपड़ें बदलने की हिम्मत नहीं है, आत्मा बदलनी है ! वे सोचते 
हैं कि यह दलील उनकी अपनी है, पर यह दलील उनके कपड़े दे रहे हैं। यह 
दलील उनकी अपनी नहीं है, यह उनके कपड़ों की है । वह जो घर में 
साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, वे साड़ियाँ कह रही हैं कि कपड़े से क्या होगा । 
लेकिन वे सोच रहे हैं कि बहुत आत्मिक खोज कर लाये। छेकिन सच यह 
है कि बाहर तक का परिवतंन करने की सामर्थ्य नहीं जुटवी, भीतर के परिवर्तेत 
कि सपने देख रहे हैं। वाहर इतना वाहर नहीं है, जितना भाप सोचते हैं। 
घह भापके भीतर तक फैला हुआ है | भीतर इतना भीतर नहीं है जितना भाप 
पघोचते हैं । वह आपके कपड़ों तक आ गया है ॥ 
अपने को धोखा देना बहुत आसान है । जो भूखा नहीं रह सकता, वह 
कहेगा अनशन से क्‍या होगा ? भूखे मरने से क्‍या होगा ? कुछ नहीं होगा । 
जो नग्त खड़ा नहीं हो सकता, वह कहेगा कि नग्न खड़े रहने से क्या होगा ? 
इससे क्‍या होनेवाला है? लेकिन मैं पूछता हूँ, उपवास से कुछ भी नहीं 
होगा, तो क्‍या भोजन करने से हो जायेगा ? नग्न खड़े होने से तहीं होगा, 
तो क्‍या कपड़े पहनने से हो जायेगा ? गेरुए वस्त्र पहनने से भहीं होगा तो 
दूसरे रंग के वल्र॒ पहनने से हो जायेगा ? वर्योंकि दूसरे रंग के वस्त्र पहनते 
बक्‍त उससे यह दलील कभी नहीं दी, कि कपड़े से कया होगा ! लेकित 
गेरुआ वत्य पहनते वक्‍त वही आदमी दलील लेकर जाता है कि कपड़े से 
वया होगा। हमारा मन, हमारी इंद्रियाँ, हमारे कपड़े, हमारी चीजें सव 
दलील देती हैँ और हम 'रेशनलाइज़ करते हैं । 
ध्यान रहे, रीजन और रेशनलाइजेशन में बहुत फर्क है। बुद्धिमत्ता में 
भौर बुद्धिमत्ता का धोखा खड़ा करने में बहुत फर्क है। हाथ कहता है कि थक 
जायेंगे, मर जायेंगे । और गुरजिएफ कहता है कि तुम नीचे मत करता । अगर 


महावोर - वाणी २४९ 


हाथ थक जायेगा तो- गिर जायगा, तुम नीचे मत करना । अगर हाथ सच में ही 
थक जायेगा, तो रुकेगा कैसे ? लेकिन वह कहता है कि जब तक रुका है, त्तव 
तक तुम मत गिराना | अपनी त्तरफ से मत गिराना । अगर हाथ गिरे तो तुम 
देख लेना कि गिरता है। पर तुम कोआपरेट मत करना तुम सहयोग मत 
देना । जरा बारीक बात है यह ॥ हम बड़े घोखें से सहयोग दे सकते हैं । हम 
कह सकते हैं यह हाथ गिर गया है. हम थोड़े ही गिरा रहे हैं। लेकिन आप 
भली भांति जानते हैं कि यह गिर नहीं रहा है, आप गिरा रहे हैं। इसलिए 
भीतर अपने को साफ-साफ देखना पड़ेगा--अपनी वेईमानियों को, मपनी 
वंचनाओं को, अपने डिसेप्सन्स को | और जो आदमी अपनी वंचनाओं को नहीं 
देखता उसकी हाँ और ना में फर्क नहीं रह जाता । वह ना करता है और हीं 
कर लेता है, अथवा हाँ करता है और ना कर लेता है । 


(२१) नसदरुदीन : नोट, कुरान कोर शराब 


मुल्ला नसरुद्दीन के लड़का पैदा हुआ । बड़ा हुआ तो नसरुद्दीन ने सोचा 
कि यह आगे क्‍या बनेगा, इसकी कुछ जाँच कर लेनी चाहिए। तो उसने कुरान 
रख दी और पास ही एक शराब की बोतल रख दी, एक दस रुपए का नोट 
रुख दिया भौर छोड़ दिया ,उप्तको कमरे में; जौर छिप कर खड़ा हो गया ) 
लड़का गया । उसने दस रुपए का नोट जेब में रखा, कुरान बगल में दवायी 
कोर शराब पीने 'लगा। नसरुद्दीन भागा और अपनी बीबी से बोला कि यह 
राजनोतिज्ञ हो जायेगा। कुरान पढ़ता तो सोचत्ते घामिक हो जायेगा । शराव 
पीता तो सोचते अधामिक हो जायेगा । रुपया जेब में रखकर भाग गया होता 
तो सोचते व्यापारी हो जायेगा। लेकिन उसने कहा, यह पोलिटीशियन हो 
जायेगा । यह कहेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ । यह सब एक 
साथ करेगा 

हमारा लित्त ऐसा ही कर रहा है। घर्मं भी कर रहा है, अधमें भी सोच 
रहा है। जो कर रहा है, और सोच रहा है उन दोनों में कोई संबंध नहीं है और 
खुद कुछ और ही है। और यह सब जाछ एक ही साथ है । तपइ्चर्या इस जाल 
को काटने का नाम है, और व्यक्तित्व को एक प्रतिमा देने की प्रक्षिया 
हद । इस बात की कोशिश है कि व्यक्तित्व में एक स्पष्ट रूप भनिध्वर 
भाये ( एक आकार बन जाये। आप में बिकृते कुछ आकार न रह जाये ॥ 
आप में अतेक आकारः न रह जायें।: आपमें एक जाकार उभरे, बाहिसता- 


रेध्र महाबीर - वाणी 


बाहिस्ता आप स्पष्ट हो जायें । एक क्लैरिटी हो। अगर आपको भोजन नहीं 
लेना है, तो नहीं लेना है--यह आपके पूरे व्यक्तित्व की आबाज हो जाये, 
बात खत्म हो गयी। यह्‌ भी हो सकता है कि आपने तथ कर लिया हो कि 
२४ घण्टे नहीं छेंगे भोजन और न सोचेंगे | तो मन कहता है, २४ ही धण्टे की 
बात है न, २४ घण्टे बाद तो सोचेंगे ? करेंगे ? ठीक है, किसी तरह २४ 
घण्टे निकाल देंगे। मन इसके राजी हो सकता है। क्योंकि इंडेफिनिट नहीं 
हैं मामला, डेफिनिट है, निश्चत है। २४ घण्टे के बाद तो कर ही लेना है। 
तो एक मजबूरी जैसे आप ढो लेंगे, लेकिव तब आपको उपवास से प्रफुल्ववा न 
मिलेगी, बोक होगा । तव उपवास का आनन्द आपके भीतर न खिछेगा। वह 
एक्सटेसी, वह लहर आपके भीतर नहीं आयेगी, जो इंद्रियों के ऊपर मालकियत 
के होने से आती है | तब सिफे एक बोफ होगा जिसे २४ घंटे ढो लेता है । मंदिर: 
में, आश्रम में, कहीं बैठ कर समय गुजार लेंगे। किसी तरह निपटा ही लेंगे। 


(२२) अनशन की थे अनहोनी शर्तें 


लेकिन तब अनशन हुआ। महावीर निद्षित्त नहीं करते थे कि कब 
भोजन लेंगे, वे नियति पर छोड़ते थे । बहुत हैरानी का प्रयोग था वह। 
महावीर ने अकेले ही इस पृथ्वी पर किया। वे कहते थे कि भोजन मैं तव 
लूँगा, जब ऐसी घटना घटे--रास्ते पर निकलूंगा, अगर किसी बैलगाड़ी के 
सामने कोई आदमी खड़ा होकर रो रहा होगा । बैल काछे रंग के होंगे, उस 
आदमी की एक आँख फूटी होगी और एक आँख से आँसू टपक रहा होगा 
तभी मैं भोजन लूँगा । और वह भी तब, अगर वहीं कोई भोजन देने के लिए 
-निमंत्रण दे देगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊँगा । महावीर गाँवों में जाते | वे जो 
तथ करके जाते थे, ऐसपा-ऐसा होगा तो भोजन ले लूंगा, वह पूरा नहीं होता, वे 
वापस लौट जाते । लेकिन वे बड़े आनन्दित होकर वापस लौटते । क्योंकि चे 
कहते कि जब नियति की ही इच्छा नहीं है, तो हम क्यों इच्छा करें ॥ जब 
जागतिक शक्ति कहती है कि आज भोजन नहीं, तो बात खत्म हो गयी । गाँव 
भर रोता, गाँव भर परेशान होता। क्‍योंकि गाँव में अनेक लोग लड़े होते 
भोजन ले छेकर जौर अनेक इंतजाम करके । अभी भी खड़े होते हैं। जे 
दिगम्बर सुनि चैसा प्रयोग करते हैं अमी भी, लेकिन वह सब जाहिंर है कि 
घे क्या-क्या नियम देते हैं। पाँच-लात नियम जाहिर है। वह वहीं छेता है 
पाँच-सात घरों में जो वे नियम पूरे कर देते हैं । जैसे यह नियम कि अगर 


महावीर - वाणी ३४३ 


किसी घर के सामने केले लटके होंगे...अब यह सबको मालूम हैँ | तो सव लोग 
केले लटका लेते हैं अपने घर के सामने । अगर कोई स्त्री सफेद साड़ी पहनकर 
भोजन के लिए निर्मंत्रण करेगी | इस तरह पाॉँच-सात नियम फिक्स्ड हो गये । 
और पाँच-सात घरों में लोग खड़े हो जाते हैं । इसलिए अब जैन मुनि कभी बिना 
झोजन लिये नहीं लौटता | निश्चित ही वह महावीर से ज्यादा दोशियार है । 
कभी नहीं लौटता खाली हाथ | जादमी अपने को कितने घोखे दे सकता है । 


भहावीर की प्रक्रिया बिल्कुल और है । वे किसी से कहेंगे नहीं, बतायेंगे 
नहीं । वह उनके भीतर हैं बात । पता नहीं वह वात क्या हैं। कभी-कभी 
तीन-तीन महीने महावी र को खाली, बिना भोजन लिये गाँव से छोट जाता 
पड़ता । बात खत्म हो गयी, क्योंकि मामला इन्डेफिनिट है। जब मन के 
लिए कोई सीमा नहीं होती, तो मन को लोड्ना बहुत आसान हो जाता है ६ 
जब मन के लिए सीमा होती है तो खींचना बहुत आसान होता है । सीमा है 
तो लगता है, एक ही घण्टे की तो वात है निकाल' देंगे, २४ घण्टे को बात 
है, गुजार देंगे। लेकिन महावीर का जो अनशन था, उसकी कोई सीमा न 
थी । वह कब पूरा होगा, कि नहीं होगा, कि यह जीवन का अन्तिम अनशन 
होगा, भोजन इसके बाद नहीं होगा--इसका कुछ पक्का पता नहीं) महावीर 
नें उपवास और अनशन पर जैसे गहरे प्रयोग किये, इस पृथ्वी पर किसी ने 
कभी नहीं किये । मगर आश्चर्य की वात है, कि इतने कठिन प्रयोग करके भी 
सहावीर को फिर भी कभी-कभी भोजन मिल ही जाता था। १२ वर 
३६४ बार भोजन मिला। कभी १५ दित बाद, कभी दो महीने बाद, कभी तीन 
महीने बाद, कभी चार महीने वाद । तो महावीर कहते थे कि जो पमिलनेवारा 
है, वह मिल ही जाता है । उसका तो त्याग भी कैसे हो सकता है जो मिलने' 
वाला है । त्याग तो उसी का किया जा सकता है, जो नहीं मिलने वाला है । 
कौर तव महावीर कहते थे कि जो नियति से मिला है, उसका कोई भी सम्बन्ध 
मुझसे नहीं है । क्योंकि मैंने किसी से माँगा नहीं। मैंने किसी से कहा नहीं । 
छोड़ दिया अनन्त के ऊपर कि होगी जगत्‌ को कोई जरूरत सुझे चलाने की, 


तो औौर चला देगा, और नहीं होगी जरूरत, तो बात खत्म हो गयी + मेरी 
क्षपन्ी कोई जरूरत नहीं है। 


(२३) जीवेपणा इटाने से मौत नहीं भा जाती 


ध्यान रहे, महावीर की सारी प्रक्रिया जी हि न 
सद्वावीर कहते हैं, वेपणा छोड़ने की प्रक्रिया है । 


मैं जीवित रहने के लिए कोई ऐपणा नहीं करता हूं । मपर, 


श्छ्छ सहावीर - वाणी 


इस अस्तित्व को ही, अगर इस होने को ही मेरी कोई जरूरत हो, तो इन्तजाम 
करे । मुझे कुछ जरूरत नहीं । लेकिन आश्चर्य तो यही है कि फिर भी 
महावीर ४० वर्ष जिये। स्वस्थ जिये और आनन्द से जिये । इस भूख ने उन्हें 
भार न डाला । नियति पर छोड़ देने से वे दीन-हीन न हो गये । जीवेषणा को 
हटा देने से मौत नहीं आ गयी । इससे बहुत से राज पता चलते हैं । हमारी 
यह चेष्टा कि मैं ही अपने की जिला रहा हूँ, विक्षिप्तता है । और हमारा यह 
आयःरू कि जब तक मैं नहीं मरूँगा, तब तक मैं मर कैसे सकता हूँ, नासमझी 
है । बहुत कुछ हमारे हाथ के वाहर है। लेकिन उसे भी हम समझते हैं कि 
हमारे हाथ के भीतर है । जो हमारे हाथ के बाहर है उसे हाथ के भीवर 
समभने से ही अहंकार का जन्म होता है । जो हमारे हाथ के बाहर है उप्ते हाथ 
के. बाहर ही समभने से अहंकार विसर्जित हो जाता है। 


(२४) स्वीकार की भो एक खुगंध होती है 


महावीर अपना भोजन भी पैदा नहीं करते थे, महावीर स्वान भी नहीं 
करते थे अपनी तरफ से | वर्षा का पानी जितना घुला छेता, घुला लेता; 
छेकिन बड़ी मजेदार बात है कि महावीर के शरीर से पसीने की दुर्गन्व नहीं 
आती थी। आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि महावीर 
हतान नहीं करते थे । और आपने कभी ख्याल किया, सैकड़ों पशु-पक्षी हैं, स्नान 
नहीं करते ? वर्षा का पानी बस काफी है। उसके छरीर से दुर्गेस्घ भाती 
हैं? एक आदमी ही अकेछा ऐसा जानवर है जो बहुत दुर्गेन्ध देता है, जि 
डिओडरेन्ट की जरूरत पड़ती है। रोज सुगन्ध छिड़को, डिओइडरेन्ट साबुन से 
सहाओ, सब्र त्तरह का इस्तजाम करो । फिर भी पांच-सात मिनट किसी के 
पास बैठ जाओ, तो असली खबर मिल जाती हैं। आदमी अकेला जानवर है 
जो दुर्गन्‍्ध देता है । महावीर के जीवन में जिन लोगों को जानकारी थी, जो 
उनके मिकट ये, वे बहुत चकित ये । उनके इंदीर से दुर्गन्ध नहीं भाती थी । 
असल में महावीर ऐसे जीते थे जैसे पश्ु-पक्षो जीते हैं। उतने ही प्राकृतिक 
नियम पर अपने को छोड़ कर, जो मर्जी इस विराढ की, इस मनंत सत्ता की 
जो मर्जी, वह उसी के लिए राजी हैं। ऐसा भी नहीं कि पस्तीना भायेगा तोवे 
परेशान होगे, उन्हें पसीने के लिए भी राजी पायेंगे । दुर्गन्‍्ध आयेगी, दुर्गन्ध क्र 
(लिए राजी होंगे। असल में राजी होने से एक नयी तरह की सुगन्ध जीवन मे 
भानी शुरू हो जाती है । जब हम सब स्वीकार कर छेते हैं, यो एक भी 


मद्दावीर - वाणी श्छ्श 


छुगन्ध से जीवन मरना शुरू हो जाता है। सब दुर्गेन्‍्ध अस्वोकार की दुर्गेन्च हे, 
झौर सब कुरूपता अस्वीकार की कुरूपता हैं। स्वीकार के साथ ही एक अनूठा 
घौन्दय है, एक अनूठो सुगन्ध से जीवन भर जाता है। एक सुवास से जीवन 
भर जाता हैं। महावीर पर पानी गिरे, तो समभेगे कि स्नान कराना था 
बादलों को। महावीर ने समस्त पर स्वयं को छोड़ दिया। जब बादल वरसे, 
ध्नान हो गया, स्नान कराना तो सिफे प्रतीक है। वात कुल इतनी है कि 
अहावीर ने छोड़ दिया है नियति पर, प्रकृति पर, यानी अब जो करना हो कर, 
मैं राजी हैँ। यह राजी होना महिसा है। और इस राजी होने के लिए उन्होंने 
झनशन को. प्राथमिक सुत्र कहा है। क्‍यों ? क्योंकि जब तक आपकी इंडरियाँ 
भ्ापसे राजी नहीं हैं, तव तक आप प्रकृति से राजी कंसे होंगे । 


इसे थोड़ा और देख लें। यह डबल हिस्सा है॥ जापकी इंद्रियाँ ही 
झापसे राजी नहीं हैं ॥ पेट कहता है भोजन दो, शरीर कहता है कपड़े दो, 
पीठ कहता है विश्राम चाहिए | आपकी एक-एक इंद्रियाँ आपसे वगावत किये 
हुए हैं। वे कहतो हैं यह दो नहीं तो तुम्हारी जिन्दगी वेकार है, अकारथ हैं, 
छतुप्र वेकार जी रहे हो । उससे तो बेहतर है मर जाओ |। अगर एक अच्छा 
बिस्तर नहीं जुटा पा रहे हो तो मर जाओ ॥ आपकी इन्द्रियाँ आपसे नाराज हैं, 
आपसे राजी नहीं हैं और आपको खींच रही हैं, त्तो आप इस विराट से कैसे 
शाजी हो पायेंगे ? इतने छोटे से शरीर में जब इतनी छोटी सी इन्द्रियाँ आपसे 
राजी नहीं हो पातीं तो इस विराट शरीर में, इस ब्रह्माण्ड में आप कैसे राजी 
हो पायेंगे ” और फिर जब तक. आपका ध्यान इन्द्रियों से उलका रहता है, 
तव तक आपका ध्यान उस विरद पर जायेगा भी कैसे ? यहीं छुद्रे में मटका 
रह जाता है। कभी पैर में कांटा गड़ जाता है, कभी सिर में दर्द होता. है, कभी 
यह पसली दुखती है, कभी वह इन्द्रिय माँग करतो है । इन्हीं के पीछे दौड़ते- 
दौड़ते सव समय खर्चे हो जाता है। महावीर कहते हैं, पहले इन्द्रियों को अपने 
पै राजी करो | अनशन का यही अर्थ है कि पेट को अपने से राजी करो, तुम पेट 
से राजी मत हो जाओ । भलो-भाँति जानो कि पेट तुम्हारे लिये है, 
लिए: नहीं ह्ी। हक ज बहुत कम छोग हैं जो हिम्मत से यह कह सकेंगे कि हम 
पेट के लिए नहीं हैं । हम भलि-भाँति जानते हैं कि हम पेट के लिए हैं, पेट हमारे 
लिए नहीं है । हम साधन हो गये हैं और पेट साध्य हो गया है। पेट यानी 


तुम पेंट के 


३४६ महावीर - वाणी 


सभी इंद्रियाँ साध्य हो गयी हैं, खींचती रहती हैं, बुलाती हैं, भौर हम दोड़ते 
रहते हैं । 
(२५) कोई छुन थ ले ! 

मुलला नसरुद्दीन एक दिन अपने मकान के खप्पर ठीक कर रहा था। 
बरसा जाने के करीव थी। भिखारी ने नीचे से आवाज दी कि नसरुद्दीन जरा 
नीचे आओ । नसरुद्दीव ने कहा कि तुझे क्या कहना है, वहीं से कह दे | वो 
उसने कहा, माफ करो, नीचे आओ । नसरुद्दीन बेचारा सीढ़ियों से नीचे उतरा । 
भिखारी के पास गया । भिखारी ने कहा कुछ खाने को मिल जाये | नसरददीत 
ने कहा, नासमझ यह तो तु नीचे से भी कह सकता था । इसके लिए मुझे वोचे 
बुलाने की जरूरत क्या थी ? उसने कटद्दा कि बड़ा संकोच लगता था, जोर से 
घोलूंगा, कोई सुन छेगा। नसरुद्दीव ने कहा, बिल्कुल ठीक है । चल, ऊपर चल । 
भिखारी बड़ा मोटा तगड़ा था। वामुदिकल चढ़ पाया। ससरुद्दीव ऊपर 
जाकर अपने खप्पर जमाने में लग गया। थोड़ी देर भिखारी खड़ा रहा। ने 
रहा गया तो कहा कि भूछ गये क्‍या ! नसहुद्रोन ने कहा, मुझे भीख नहीं, 
देनी है, यही कहने के लिए ऊपर बुलाया। उसने कहा, तू आदमी कैसा है, 
नीचे ही क्‍यों न कह दिया ! नसरुद्दीन ने कह्दा, बड़ा संकोच लगा, कोई सुन 
लेगा । जब तू भिखारी होकर मुझे नीचे बुला सकता है, तो मैं मालिक 
होकर चुके ऊपर नहीं बुला सकता! इसी तरह ऊपर से सब इंद्रियाँ हर्मे 
तीचे ब्रुलाये चछी जाती हैं। हम इंद्रियों को ऊपर नहीं बुला पाते । अनशन 
का अर्थ है इंद्रियों को हम ऊपर बुलायेंगे । हम इंद्रियों के साथ नीचे 


नहीं जायेंगे । 


हमर यर 


ग्यारहवाँ प्रवचन 
पर्यूषण-व्याख्यानमाला, बम्बई, दिनांक, २८ अगस्त, १९७१ 


बाह्य-तप : उणोदरी के दायरे और जृत्ति 
संक्षेप की अंतर्यात्रा 


धम्मो मंगलमुक्किट्ठटमू, अहिसा संजमो तबो॥। 
देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥ 


अर्थ 
घर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है | ( कौन-सा घर्म ? ) अहिसा, संयम और तप- 


रूप घर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त घर्म में सदा प्लग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं | 


अनशन के बाद महावीर ने दुसरा वाह्म -तप उणोदरोी कहा है। उणोदरी 
का जर्य है जपूर्ण भोजन, अपूर्ण आहार । आइचर्य होगा सुनकर कि अनशन के 
बाद उणोदरी को वयों लाये महावीर | भनशन का तो अथे है मिराहार | अगर 
उणोदरी की कहना भो था, तो अनशन के पहले कहना था । क्योंकि गामतौर 
से जो लोग अनशन का अभ्यास करते हैं, वे पहले उणोदरो का अभ्यास करते 
हैं। वे पहछे आहार को कम करने की कोशिश करते हैं। जब कम बाहार 
में सुविधा हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है, तभी वे अनशन का प्रयोग 
करते हैं। वह बिलकुल ही गलत है) भहावीर ने जानकर ही पहले 
अनशन कहा और फिर उणोदरी कहा। उणोदरी का अभ्यास आसान 
है। लेकिन एक वार उणोदरी का अप्यास हो जाये, तो उस अभ्यास के 
बादे अनद्न का कोई अथें, कोई प्रयोग नहीं रह जाता । मैं आपसे पहले कह 
चुका हूँ कि अनशन जितना आकस्मिक हो, जितना ध्म्यास शून्य हो, जितना 
प्रयत्त रहित हो, जिवना अव्यवस्थित और भराजक हो, उतनी ही बड़ी छर्लतंग 
भीतर दिखायी पड़ती है। उणोदरी को द्वितीय नंबर महावीर ने दिया है, 
उसका कारण समभ् लेना जरूरी है । 


(१) आपकी भूख और आदत की घड़ी 


उणोदरी छाब्द का अर्थ कुल इतना ही होता है कि जितना पेट माँगे उतना 
नद्दों देना । लेकिन आपको यह पता नहीं है कि पेट कितना माँगता है । वह 
अवसर जितना माँगता है, वह पेढ नहीं मांगता, वह आपकी आदत माँगती है । 
भौर आदत में और स्वभाव में फके न हो, तो अत्यंत कठिन 


दी जायेगी व॑ 
जब रोज आपको भूख लगती कक 


हैं, तो आप इस श्रम में मत रहता कि भूख 


शेर महावीर - वाणी 


लगती है | स्वाभाविक भूख तो बहुत मुश्किल से लगती है । नियम से बेघी हुई 
भूख रोज लगाती है । जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आदमी के भीतर 
एक वायोलॉजिकल क्लॉक है, आदमी के भीतर एक जैविक घड़ी है । लेकिन आदमी 
के भीतर एक हैबिट क्लॉक भी है, आदत की घड़ी है । जीव विज्ञानी जिस घड़ी 
नी बात करते हैं, वह हमारे गहरे में हैं; लेकिन उसके ऊपर हमारी आदत की 
बड़ी है, जो हमने अभ्यास से निरमित कर ली है। इस धरती पर ऐसे कवीछे 
हैं, जो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, हजारों वर्ष से । और जब उन्हें 
पहली बार पता चला कि वे लोग भी हैं जो दिन में दो वार भोजन करते हैं, 
तो वे बहुत हैरान हुए । उनकी समझ में ही वहीं आया कि दिन में दो बार 
भोजन करने का क्या प्रयोजन होता है। इस पृथ्वी पर ऐसे कबीले हैं जो 
दो बार भोजन कर रहे हैं हजारों बरसों से । ऐसे भी कबीले हैं जो दिन में पांच 
बार भी भोजन करते हैं। इसका जैविक जगत्‌ से कोई संबंध नहीं है। यह 
हमारी आदतों की बात है । बादतें हम तिमित कर लेते हैं, फिर आदतें हमारा 
दूसरा स्वभाव बन जाती हैं। और हमारां पहला प्राथमिक स्वभाव भादतों के 


जाल के नीचे ढेँक जाता है । 


ज्ेन फकीर बोकोजू से किसी ने पूछा कि तुम्हारी साधना वेया है । उसते 
कहा, जब भूख लगती हैँ तब मैं भोजव करता हैँ । और जब मुझे नींद बाती 
है तब मैं सो जाता हैँ। और जब मेरी नींद द्वढती है तब मैं जग जाता हू । 
उस आदमी ने कहा, यह भी कोई साबना है । यह तो सभी करते हैं । बोकोएू 
ने कहा, काश ! तुम सभी यह कर लो तो इस पृथ्वी पर बुद्दों की गिनती 
तुम नहीं करते हो । जव तुम्हें भूख नहीं लगती 
है, तव भी तुम खाते हो । और जब तुम्हें भूख लगती है, हो सकता हैं तब भी 
तुम न खातें हो । और जब तुम्हें नींद नहीं आती, तव तुम सो जाते हो । और 
यह भी हो सकता हैँ कि जब तुम्हें नींद भाती हो तो ठुम न सोते हो । और जब 
तुम्हारी नींद नहीं दृटती, तब छुम इसे तोड़ लेते हो । और जब टूटनी चाहिए, 
तब तुम सोये रह जाते हो । यह विक्ृति हमारे भीतर दोहरी प्रक्रियाओं से हो 
जाती है। एक तो हमारा स्वभाव है, जैसा प्रकृति ने हमें निर्मित किया । और 
घकृति सदा संतुलित है । प्रकृति उतना ही मांगती है जितनी पहरत ६। 
दूसरी ओर आदतों का कोई अंत नहीं । आदतें अभ्यास हैं। औद तम्याध से 


कितना ही मांगा जा सकता हूँ । 


करनी मुदिकल हो जाये । यह 


सहावीर - वाणी इ्५३ 
(२) भोजन भद्ध म्रुकावरा 


सुना है मैंने कि मुलला नसरुद्वीम के गाँव में एक प्रतियोगिता हुई कि 
कौन आदमी सबसे ज्यादा भोजन कर सकता है। मुल्ला में सभी प्रतियोगियों 
को बहुत पीछे छोड़ दिया ! कोई बीस रोटी पर रुक गया, कोई पच्चीस रोटी 
प्र रुक गया, कोई तीस रोटी पर रुक गया। फिर लोग घवराने लगे कि 
मुल्ला तो पचास रोटी पर चल रहा था । लोगों ने कहा, मुल्ना जब तुम जीत 
ही गये, अब अक्रारण अपने को परेशान मत करो । रुक जाओ मुल्ला ने कहा, 
में एक ही शर्ते पर रुक सकता हूँ कि मेरे घर कोई खबर न॒पहुंचाये, नहीं तो 
भैरा सांक का भोजन पत्नी नहीं देगी। यह खबर घर तक न जाये कि मैं 
प्रचास रोटी खा गया, नहीं तो सांक का भोजन गड़बड़ हो जायेगा । 


आप इस पेट को अप्राकृतिक रूप से भी भर सकते हैं, विक्षिप्त रूप से भी 
भर सकते हैं। पेट को ही नहीं, यहाँ उदर केवल सांकेतिक है, हमारी प्रत्येक 
इंद्रिय का उदर है । हमारी प्रत्येक इंद्रिय का पेट है। और आप प्रत्येक इंद्विय 
के उदर को जरूरत से ज्यादा भर सकते हैं । जितना देखने की जरूरत नहीं है, 
उतना हम देखते हैं। जितना सुनने की जरूरत नहीं है, उतना हम सुनते हैं । 
और इसका परिणाम बड़ा अद्भुत होता है। बह परिणाम यह होता है कि 
जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतवो ही क्षमता और संवेदनशीलता कम हो 
जाती है, इसलिए तृप्ति भी नहीं मिलती। और जब तृष्ति नहीं मिलती तो, 
विधियस सर्केल' पैदा होता है : हम सोचते हैं कि और ज्यादा देखें, तो तृष्ति 
मिलेगी । और ज्यादा खायें, तो तृप्ति मिलेगी। जितना ज्यादा खाते 
हैं उतना ही जो स्वभाव की भूल है, वह दबती और नष्ट होती है 
(वह्दी तृष्त भी हो सकती है ); और जब वह दब जाती है, नष्ट हो 
जाती है, विस्मृत हो जाती है, तो आपकी जो बादत की भूख बढ़ती 
जाती है वह कभी तुप्त नहीं हो सकती । उसकी तृप्ति का कोई अन्त नहीं है । 
निरंतर हम सुनते हैं कि वासनाओं का कोई अन्त नहीं है। लेकिन सचाई यह 
है कि स्वभाव में जो भी वासनाएँ हूँ, वे सब काम को हैं! हो, आदत से जो 
घासनाएं हम निर्मित करते हैं, उनका कोई अन्त नहीं है। इसलिए किसी 
जानवर को आप वीमारी में खाने के लिए राजी नहीं कर सकते | जो होशियार 
जानवर हैं, वे जरा भी वोमार होंगे तो, उल्दी कर देंगे, जी पेट में है, उ्े 
(दिए पक देंगे। थे प्रकृति से जीते हैं । आदमी आदत से जीता है। और आवेन! 
से जीने के कारण हम अपने को रोज-रोज बल्वाभाविक होते चले जाते हैं। यह्‌ 


2५४ महावीर - वाणी - 


अस्वाभाविक होना इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि 
हमारी प्राकृतिक भाकांक्षाएँ क्‍या हैं ? 


(३) अन्द्र से आती हुई भूख की आवाज 


वायोलॉजिस्ट जिस जैविक घड़ी की बात करते हैं, वह हमारे भीतर है। पर 
हम उसकी सुनें तवतो ! वह हमें बताती है कि कव भूख लगी। वह बताती 
है कि कब सो जाना है, कब उठाना है। लेकिन हम उसकी सुतते नहीं । उसके 
ऊपर अपनी व्यवस्था देते हैं। इसलिए उणोदरी बहुत कठिन है । कठिन इस 
लिहाज से है कि आपको पहले से यही' पता नहीं कि स्वाभाविक भूख कितनी 
है । इसलिए पहले तो स्वाभाविक भूख खोजवी पड़ेगी । इसलिए अनक्षन को 
पहले रखा है। अनशन आपकी स्वाभाविक भूख को खोजने में सहयोगी 
होगा । जब आप विल्कुल भूखे रहेंगे और भूखे रहने के संकल्प पर आप चलिंगे, 
तो आप थोड़े ही दिन में पायेंगे कि आदत की भूख तो भूल गयी | वह असछी 
झूख न थी । दो-चार दिन तो वह पुकार कर आवाज देगी ठीक समय पर 
फिर दो-चार दिन जब आप उसकी नहीं सुनेंगे, तो बह शांत हो जायेगी । 
और तब आपके भीतर से स्वाभाविक भूख आवाज देगी । जब आप उत्तकी 
नहीं सुनेंगे, तभी आपके भीतर का यंत्र रूपांतरित होगा और आप स्वर को 
पहुचानने के काम में लगेंगे | तो पहले आदत की भूख हूटेगी । वह किसी की तीन 
दिन में हट जाती हैं, किसी की चार दिन में द्वृट जाती है । एक दो दिन किसी 
की आगे पीछे लग सकता है। फिर स्वामाविक भूख की व्यवस्था हटेगी और 
तब आप दूसरी व्यवस्था पर जायेंगे। लेकिन अनशन में आपको पता चले 
जायेगा कि झठी आवाज क्या थी और सच्ची आवाज क्‍या थी । भूडी आया 
सानसिक होगी । यानी जब आपको झूठी भूख लगेगी तो मन कहैगा, भूख लगी 
है। भौर जब असली भूख लगेगी तो पूरे छारीर का रोआँ-रोमा फहेगा कि 
अख लगी है। अगर मूठी भूख लगी है--अगर आप बारह बजे रोज दोपहर 
भोजन करते हैं, तो ठीक बारद्द वजे छग जायेगी | लेकिन अगर किसी ने घड़ी 
एक घंटा आगें-पीछे कर दी, तो घड़ी में जब बारह बजेंगे तब लगेंगी। 2482: 
पता नहीं होना चाहिए कि अब एक बज गया है कौर घड़ी में बारह ही बजे 
हैं । तो आप एक वजे तक विना भूख लगे रह जायेगे, बयोंकि आपकी चढ् दया 
मानसिक है, शारीरिक नहीं । वह भूस वाहर की घड़ी देसती रहती ६ 
बारह बज गये, और लग गयी । असल में स्यारह ही बजे हैं । लेकिन पढ़ी मे 


सद्दावीर - वाणी - श्श्र 


जारह बजा दिये गये, तो बापमें भूख का भ्रम तत्काल पैदा हो जायेगा ॥ 
क्योंकि मानसिक भूख, मानसिक है, झूठी है। वह मन से लगती है, शरीर से 
नहीं । तीन-चार दिन के अनशन में मानसिक भूख की व्यवस्था हूट जाती हैं। 
असली भूख शुरू हो जाती है । आपको पहली दफफे लगता है कि शरीर से भूख 
की पुकार आा रही है । इसको हम ओर तरह से भी देख सकते हैं । 


(७) भूख और मोसम 


मनुष्य को छोड़कर सारे पशु और पक्षियों की यौच व्यवस्था सावधिक है । 
'एक विजेष मौसम में वे यौन पीड़ित होते हैं, कामातुर होते हैं। बाकी वर्ष भर 
नहीं होते । सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो वर्ष भर काम-पीड़ित होता है। 
यह काम-पीड़ा मानसिक है, मेंटल है । अगर आदमी भी स्वाभाविक हो, तो 
वह भी एक सीमा में, एक समय पर कामातुर होगा । शेप समय कामातुरता 
नहीं होगी । छिकिन आदमी ने सभी स्वाभाविक व्यवस्थाओं के ऊपर भानपस्िक 
व्यवस्थाएँ जड़ दी हैं । सभी चीजों पर उसने अपना इंतजाम अलग से कर लिया 
है । वह अलग इंतजाम हमारे जीवन की विकृृति और हमारी विश्विप्तता है । 
आपको पता नहीं चलता है कि आपमें जो काम-वासना जग्री है, यह स्वाभानिक 
है, बायोलॉजिकल है यथा सायकोलॉजिकल है। पता इसलिए नहीं चलता, 
क्योंकि बायोलॉजिकल काम-वासना की आपने जाना ही नहीं है। इसके पहले 
कि वह जगती, मानसिक काम-वासना जग जाती है। छोटे-छोटे बच्चे जो कि 
चौदह वर्ष में जाकर वायोलॉजिकलो मैच्योर होंगे, जैविक अर्थों में काम-वासना 
के योग्य होंगे, वे चोदह वर्ष के बहुत पहले ही मानसिक-वासना के योग्य मौर . 
समर्थ हो गये होंगे । सुना है मैंने कि एक बूढ़ी औरत अपने नाती-पोतों को 
लेकर अजायवघर में गयी। वहां स्टॉर्क नाम के पक्षी के वावत बच्चों को समझाने 
के लिए यूरोप में कथा है ॥ जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बड़े-बूढ़ों से बच्चे 
पूछते हैं कि घच्चे कहाँ से आये, तो बड़े-बूढ़े कहते हैं कि यह स्टॉक पक्षी ले 
आया । जब वहाँ अजायबघर में स्टॉर्क पक्षी के पास बह चूढ़ी गयी, तो उन 
चच्चों ने पूछा, यह कौन-सा पक्षों है। बूढ़ी ने कहा वही पक्षी है जो बच्चों 
को लाता है। छोटे-छोटे बच्चे, वे एक दुसरे की तरफ देखकर हँसे और एक 
चच्चे ने अपने पड़ोसी बच्चे से कहा कि क्‍या इस नासमझ बूढ़ी को असलो 
राज वता दें (मे वो टेल हर दि रियल सीक्रेट, दु दिस पुमर जील्ड छेडी 


श्ध६ महावीर - वाणी 


अभी तक पता नहीं इस गरीब को। यह अभी स्टॉक पक्षी से समझ रही है 
कि बच्चे आते हैं । 
(४) कल्टीवेटेड डिजायर्स की तृप्ति 


चारों तरफ का वातावरण बहुत छोठे-छोटे बच्चों के मन में भी मानसिक 
कामातुरता को जगा देता है। फिर यह मानसिक कामातुरता उनके ऊपर हाथी 
हो जाती हैं। भर जीवन भर पीछा करती हैं। और उन्हें पता ही नहीं चछ 
पाता कि जो बायोलॉजिकल अर्ज थी वह जो जैविक वासना थी, वह छठ ही 
नहीं पायी । या जब उठी, तब उन्हें पत्ता नहीं चला । और तब एक बदुग्ृत 
घटना घटती है । वह अद्भुत घटना यह है कि वे कभी तृप्त नहीं हो पाते 
क्योंकि मानसिक काम-वासना कभी तृप्त नहीं हो सकती । शारीरिक काम 
वासना तृप्त हो जाती हैं। जो वास्तविक है, वह तृप्त ही सकता है। जो 
वास्तविक नहीं है, वह तृप्त नहीं हो सकता । असली भूख तृप्त होती है। हमे 
भूख तृप्त नहीं हो सकती । इसलिए वासनाएँ तो तृप्त हो सकती हैं लेकिन 
हमारे द्वारा जो कल्टीवेटेड डिजायस हैं, हमने ही जो वासचाएँ भायोजित-कर 
ली हैं, वे कभी तुप्त नहीं हो सकतीं। पशु-पक्षी भी वासनाओं में जीते हैं 
छेकिन हमारे जैसे तनावग्रस्त नहीं हैं। कोई तनाव नहीं दिखायी पड़ता 
उनमें | गाय की जसाँख में फॉकर देखें, वह निर्वासना को उपलब्ध नहीं ह्दो 
गयी है, कोई ऋषि मुनि नहीं हो गयी है, कोई तीर्थंकर नहीं हो गयी है; पर 
उसकी शाँखों में वही सरलता है, जो तीर्थंकर की आँखों में होती है। वात 


क्या हैं? बात यह है कि वह वासना सें तो जी रही है, लेकित फिर सी 
उसकी वासना धाकृतिक है । प्राकृतिक वासना तनाव नहीं लगती । ऊपर नहीं 
ऊपर जाना हो 


ले जा सकती प्राकृतिक वासना, लेकित नीचे भी नहीं गिराती ! 
तो प्राकृतिक वासना से ऊपर उठना होता है, लेकिन अगर नीचे ग्रिरता हो तो 
प्राकृतिक वासना के ऊपर अप्राकृतिक वासना को स्थापित करना होता हैं । तो 
अनशन को महावीर ने पहले लिया ताकि झूठी भूख हट जाये, असली भूख का पढ़ा 
चल जाये और रोजा-रोगाँ परुकारने लगे | आपको प्यास लगती है । “अद 
नहीं है कि वह प्यास असली हो, वास्तविक हो | हो सकता है अखबार £ कोका 
कोला का एडवरटाइजमेंट देख कर लगी हो । हो सकता है अखबार मे 'लिब्बा 
लिटिल हाट! देखकर लग गयी हो। वैज्ञानिक, विशेषकर विज्ञापन-विशेषज्ञ, 


श्र ने पकड़ 5: सकती के 5 7६4 चच 
मलि भाँति जानते हैं कि आपको भूठो प्यास पकड़ाई जा सकती हैं तीर 


महावीर - वाणी इ्श७ 


क्षापको झूठी प्यास पकड़ा रहे हैं। आज जमीन पर जितनी चीजें विक रही 
हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है । आज करीब-करीब दुनिया की पचास प्रतिशत 
इंडस्ट्री उत जरूरतों को पूरा करने में छगी हैं, जो जरूरतें हैँ ही नहीं | पर 
वे पैदा की जा सकती हैं ॥ आदमी को राजी किया जा सकता है कि वह उन्हें 


जरूरतें माने । और एक दफा उसके मन में झ्याल जा जाये, तो वह जरूरत 
बन जाती हैं । 


(६) बह प्यास लिव्या लिटिल हॉट! की नहीं होगी 


प्यास तो आपको पता ही नहीं है । कल्पना करें कि आप किसी रेगिस्तान 
में भटक गये । पानी का कोई पता नहीं । तब आपको जो प्यास लगेगी वह 
कापके 'रोयें-रोयें की प्यास होगी । उसे आपके छारोर का कण-कण माँग्रेगा । 
वह प्यास सानसिक नहीं होगी, वह किसी अखवार के विज्ञापन को पढ़कर 
नहीं लगी होगी । तो अनशन आपके भीतर वास्तविक को उघाड़ने में सहयोगी 
होगा । और जब वास्तविक उधड़ जाये, तब महावीर कहते हैं उणोदरी में 
आइए । जब वास्तविक उचड़ जाये, तो वास्तविक से कम लेना। जितनी 
वास्तविक हो उसमें कम लेना, अवास्तविक भूख को तो पूरा करना ही मत्त । 
वह खतरनाक है। वास्तविक भूख को पूरा करने में थोड़ी जगह खाली 


रखमा । इस खाली रखने में क्या राज़ हो सकता है ? यहाँ गादमी के मन 
के नियम समझना जरूरी हैं । 


हमारे भन के नियम ऐसे हैं कि हम जब भी किसी काम में लरूगते हैं या 
किसी वासना की तृप्ति में या किसी भूख की तृप्ति में लगते हैं, तब एक सीमा 
हम पार करते हैं। वहाँ त्तक भूख या वासना ऐच्छिक होती है, वालंटरी होती 
है । उस सीमा के बाद नान-वालंटरी हो जाती है। जैसे हम पानी को गरम करते 
हैं। पानी सो डिग्री पर जाकर भाष बनता है। लेकिन अगर आप ६६ डिग्री पर 
रुक जायें तो पानी वापस पानी हो ठंडा हो जायेगा । और अगर आप सौ डिग्री 
के वाद रुकचा चाहें, तो फिर पानी वापस नहीं लौटेगा । वह भाप बन चुका 
होगा । यह एक डिग्री का फासछा फिर लौटने नहीं देगा । वहाँ नो रिट॒नें प्वाइंट 
था जाता है। सौ डिग्री के बाद अगर बाप रुकते हैं तो पानी -भाष बन चका 


होगा, आपको मिलेगा नहीं । वहाँ जापके हाथ के बाहर की बात हो गयी | जब 
जाप क्रोध के विचार से भरते हैं तब भी एक डिग्री आती है । उसके पहले आप 


दिश्ल महावीर - वाणी 


रुक सकते थे | उस डिग्री के बाद आप नहीं रुक सकेंगे । क्योंकि आपके भीवर 
का वालंटरी मैकेनिज्म जब अपनी वृत्ति को नान-वालंटरी को सौंप देता हैं, फिर 
बात आपके रुकने के वाहर हो जाती है। उसके हाथ में जाने के बाद भाप 
नहीं रोक सकते । अगर आपने क्रोध एक सीमा के पहले रोक लिया तो रोक 
लिया, एक सीमा के वाद क्रोध नहीं रोका जा सकता । वह प्रकट होकर रहेगा। 
अगर आपने काम-वासना को एक सीमा पर रोक लिया तो ठीक, अन्यथा 
वह एक सीमा के बाहर आपके ऐच्छिक यंत्र के बाहुर हो जायेगी । फिर आप 
उसको नहीं रोक सकते। फिर जाप विक्षिप्त की तरह उसे पूरा कर के ही 
रहेंगे फिर उसे रोकना मुश्किल हैं । 


(७) रिठर्न फ्राम द्‌ प्वाइंट आफ नो रिटर्न 


उपोदरी का थर्थे है ऐच्छिक यंत्र से अनैच्छिक यंत्र के हाथ में जब कोई वात 
जाती है, उसी सीमा पर रुक जाना । इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि 
आप रोज लीन रोटी खाते हैं, तो आज ढाई रोटी ही खा छेने से उणोदरी हो 
जायेगी । नहीं । उणोदरी का अर्थ है इच्छा के भीतर रुक जाना। अपनी 
सामर्थ्य के भीवर रुक जाना। अपनी सामर्थ्य के वाहर किसी वात की न॑ 
जाने देवा | क्‍योंकि आपकी सामर्थ्य के बाहर जाते ही आप गुलाम हो 
जाते हैं। फिर आप मालिक नहीं रह जाते । लेकिन मन पूरी कोशिश करेगा 
कि क्लाइमेक्स तक छे चलो । किसी भी चीज को उसके चरम तक ले चलो | 
क्योंकि सन को तब तक तृप्ति नहीं मालुम पड़ती, जब तक कीई चीज चरम 
पर न पहुंच जाये । और सजा यह है कि चरम पर पहुंच जाने के बाद सिवाय 
विषाद और फ्रस्ट्रेशन के कुछ हाथ नहीं लगता । तृप्ति हाथ नहीं लगती । भगर 
मन ने भोजन के संवंध में सोचना शुरू किया, तो' वह उस सीमा तक खायेगा, 
जहां तक खा सकता है | और फिर दुखी और परेशान गौर पीड़िंत होगा । 


(८) म्॒ल्ला ने झुकदमा छेने से इंकार कर दिया 


5 5 मे ऑजिल्टेट बलों: 
मुल्ला ससरुद्दीन अपने बुढ़ापे में अपने गांव में मैजिस्ट्रेट ही गया | पर 


जो मुकदमा उसके हाथ में आया, वह एक आदमी का था जो करटीब-करीब 
नंगे, अंडरवियर पहने अदालत में आकर खड़ा हुला । उसने कहा कि मैं झट 
लिया गया हूँ और तुम्हारे गाँव के पास ही छूठा गया हें । 


महावीर - वाणी ३५६ 


मुलला ने कहा, सेरे गांव के पास ही लूटे गये हो ? क्या-क्या लूट लिया 
शपया तुम्हारा ? 


उसने सब फेंहरिश्त वतायी । मुल्ला ने कहा कि जहां तक मैं देख सकता 
हूं, तृम अंडरवियर पहने हुए ही । 


उसने कहा, हां, मैं अंडरवियर पहने हुए हूँ । 


मुल्ला से कहा कि मेरी अदालत तुम्हारा मुकादमा लेने से इन्कार करती 
है। वी नेवर डू एनी थिंग हाफहार्टडली ऐंड पाशियकी । हमाये गाँव में कोई 
आदमी आधा काम नहीं करता । अगर आप हमारे गांव में लूटे गये होते तो 
फिर अंडरवियर भी मनिकारू लिया गया होता । तुम किसी और आदमियों के 
ड्वारा लूढे गये हो। तुम्हारा मुकदमा मैं लेने से इन्कार करता हूँ ॥ ऐसा कभी 


हमारे गांव में हुआ ही नहीं । जब भी हम कोई काम करते हैं, हम पूरा ही 
करते हैं । 


जिस गाँव में रहते हैं, इच्छाओं के जिस गांव में, वहां भी हम पूरा ही 
काम करते हैं। वहां भी हम इंच भर पहले नहीं लोटते। और चरम के 
वाद सिवाय विष के ओर कुछ हाथ नहीं लगता । लेकिन जेसे ही हम 
किसी वासना में बढ़ना शुरू करते हैं, वासना खींचती है। और जितना हम 


आगे बढ़ते हैँ, उतना उसके खींचने की दाक्ति बढ़ती जाती है और हम फमजोर 
होते चले जाते हैं । 


महावीर कहते हैं कि चरम पर पहुँचने के पहले रुक जाना। उसका 
मततलरूब यह है कि जब किसी को इतना क्रोध आजा गया हो कि वह हाथ उठाकर 
आपको चोट ह्वी मारने लगे, तो महावीर कहते हैं जब हाथ करीब पहुँच जाये, 


तब रुक जाना । केकिन उस वक्‍त रोकना सर्वाधिक कठिन होगा । उस वक्‍त 
मन करेगा, अब क्या रुकना ? 


(९) अली के भाले की वापसी 
मुसलमात खलीफा अली के संबंध में एक बहुत नदुद्युत घटना है।, प्रुद्ध 
के मंदान में लड़ रहा था वह | वर्षो से यह युद्ध चक रहा था। वह घड़ी जा 
गयी, जब उसने अपने दुश्मन को नीचे गिरा लिया और उत्तकी छाती पर बैठ 
गया। उसने क्षपना भाला उठाया। उसकी छाती में भोंकने को था। बस, 


2६० सहावीर - वाणी 


एक क्षण की और देर थी कि भाला उसकी छाती में आर-पार हो जाता, उस 
दुश्मन की छाती में, जो बरसों से परेशान किये था मौर इसी क्षण की प्रतीक्षा 
थी अली को । लेकिन जैसे ही भाला अली ने भोंकने को उठाया उस नीचे 
पड़ें दुश्मन ने अली के मुंह पर थृक्र दिया। जलो ने अपने मुह पर पड़ा थुक 
पोंछ लिया और भाला वापस अपने स्थान पर रख दिया | भौर उस आदमी 
से कहा, अब कल तुमसे लड़ेंगे। उस आदमी से कहा, यह मौका अली तुम 
बुक रहे ही । मैं अगर तुम्हारी जगह होता, तो मैं नहीं चुक सकता था । इसकी 
तुम बरसों से प्रतीक्षा करते रहे थे। मैं यही प्रतीक्षा करता रहा था कि तुम 
ऊपर हो, मैं नीचे हूँ ॥ अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यह भाला वापस नहीं 
लोड सकता था | तुम क्‍यों छोड़कर जा रहे हो ? अली ने कहा, मुझे मुहम्मद 
की आज्ञा है कि अगर हिंसा भी करो तो कोघ में मत करना । बैसे ती हिंसा 
करना ही मत; और जगर हिंसा भी करो तो क्रोध में मत करना | अभी 
तक मैं शांति से लड़ रहा था| लेकित तेरा मेरे ऊपर थूक देना, मेरे मन में 
क्रीध जगा छाया | अब हम कल लड़ेंगे। अभी तक मैं शांति से लड़ रहा था । 
कोई क्रोध की आग न थी | सब ठीक था। निपटारा करना था, कर रहा था। 
हल' निकालना था, निकाल' रहा था । लेकिन क्रोध की लपट व थी। अब तूने 
धुककर क्रोध की लपट पैदा कर दी । झौर मगर अब इस वक्‍त मैं तुझे मारता 
हुँ तो यह मारना व्यक्तिगत और निजी होगा । अब यह लड़ाई किसी सिद्धांत 
की लड़ाई नहीं है। इसलिए, अब कल फिर लड़ेंगे। ; 


कल फिर वह लड़ाई नहीं हुईं क्योंकि उस आदमी वे अली के पैर पकड़ 
लिये | उसने कहा, मैं सोच भी न सकता था कि बरसों के बाद दुश्मन की 
छाती के पास आया हुआ भाला किसी कारण से लौट सकता है। और ऐसे 
समय में तो लौट ही नहीं सकता था, जब मैंने शुका था। तव तो और जोर 
से चला गया होता । छेकिन ऐसे क्षण में रोक पाना सावता है। 


मन के नियम हैं । उणोदरी का जर्थ है, जहाँ मन सर्वाधिक जोर माई, 
उसी सीमा से वापस लौट जायें। इसे रोज-रोज प्रयोग करके प्रत्येक ता 
अपने भीतर खोज लेगा कि कव मन बहुत जोद मारता है जौर कब इच्छा 7 
चाहर बात हो जाती है । फिर ऐसा नहीं होता कि आपने चांदा मारा । फिर 
ऐसा होता है कि अब आप चांटा मारने से रुक ही न सकते थे । बस, बद्दी 


5 प् हक रच अपूर्ण पर च्च्ट 
जगह लौद क्षाने की हँ। फिर से बहीं लौट आने का नाम है अप्र्ण पर हू 


मदावीर - वाणी ३६९ 


जाना । उणोदरी का जर्थ है अपूर्ण रह जाय उदर, पूरा न भर पाये । इसलिए 
भाप चार रोटी खाते हैं, और तीन खा लें तो उससे कुछ उणोदरी नहों हो 
जायेगी । पहले वास्तविक भूख खोज छें, फिर वास्तविक भूख को खोजकर 
भोजन करने बैठें । वह किसी भी इंद्रिय का भोजन हो । फिल्‍म देखने जाप 
गये हैं । ९० प्रतिशत फिल्‍म आपने देख लो है। तभी असछी वक्‍त जाता हैं, 
जब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप उत्सुक हैं कि अंत क्या 
होगा । लोग उपन्यास पढ़ते हैं, वो मधिक लोग पहले अंत पढ़ लेते हैं कि 
अंत क्या होगा। इतनी जिज्ञासा होतो है मव की । उपन्यास पढ़ रहे हूँ और दो 
पन्‍्ने रह गये हैं, डिटेक्टिव कथा है और अब इन जाखिरी दो पन्‍तों में ही सारा 
राज़ खुलने को है और तभी आप रुक जायें, ठहर जायें तो उणोदरी है। 
मन बहुत घक्‍्के मारेगा कि अभी तो मौका जाया था जानने का। इतनी देर 
तो हम केवल भटक रहे थे, अब राज़ खुलने के करीव था। और तभी आप 
रुक जायें और भूल जायें । फिल्म देख रहे हैं, आखिरी क्षण जा गया है । अभी 
सब चीजें क्लाइमेक्स को छुऐएँगी और बछ्च, आप उठ जायें । और लौटकर याद 
भी न आये कि अन्त क्‍या हुआ होगा। किसी से पूछने भी न जायें कि 
अन्त क्या हुआ । ऐसे चुपचाप उठकर चले आयें कि जैसे अन्त हो गया। वो 
आपके अपने मत पर नये ढंग का कायू आना शुरू हो जायेगा । एक नयी दक्ति 
आपको अनुभव होगी । आपकी सारी शक्ति की क्षीणता, आपकी शक्ति का 
खोना, जापकी शावित का' रोज-रोज व्य्थे नष्ट होना आपके मन' की इस आदत 
के कारण है, जो हर चीज को पूर्णा पर ले जाने की कोशिश में छगी है। 
महावीर कहते हैं पूर्ण पर जाना ही मत। उसके एक क्षर पहले, एक डिग्री 
पहले रुक जाना । इससे तुम्हारी शक्ति जो पूर्ण को, चरम को छूकर बिखरती 
कोर खोता है, वह नहीं विखरेगी, नहीं खोयेगी | तुम ६& डिग्री पर से वापस 
लौट आगोगे । भाष नहीं वन पामणोगे। तुम्हारी दाक्ति फिर संग्रहीत हो 


जायेगी। तुम्हारे हाथ में होगी । और तुम घीरे-घीरे अपनो शक्ति के मालिक 
हो जाबोगें | 


(१०) दर इंदिय फा अपना पेट 


इसे सब तरफ भयोग किया जा सकता है। भत्येक हंद्रिय का अपना उदर 
+: मु च्र्ट ४ क्का 
0 इंद्रिय का अपना पठ है। झौर प्रत्येक इंद्रिय मांग करती है कि मेरी 
भूछ को हरा करो । कान कहते हैं संगीत सुनवात्रो, आँख कहती है सौन्दर्य 


न्‍अम»«»क>ण ७ 


रे६२ सहावीर - बाणी 


देखो । हाथ कहते हैं कुछ स्पश करो । सब इंद्वियाँ माँग करती हैं कि हमें 
भरो | प्रत्येक इंद्रिय में अन्त पर ठहर जाना। बिल्कुल ठहर जाना आसान है, 
ध्यान रहे । किसी उपन्यास को बिलकुल न पढ़ना आसान है । नहीं पढ़ा, बात 
खतम हो गयी । लेकिन किसी उपन्यास को अन्त के पहले तक पढ़कर रुक 
जाना ज्यादा कठिन है, इसलिए उणोदरी को नंबर दो पर रखा है। किसी 
फिल्म को व देखने में इतनी अड़चन नहीं है, लेकिन किसी फिल्म को देखकर 
उसके अन्त के पहले ही उठ जाने में ज्यादा भड़चन है । किसी को प्रेम ही नहीं 
किया, इसमें ज्यादा अड़चन नहीं है; लेकिन प्रेम अपनी चरम सीमा पर 
पहुंचे, उसके पहले वापस लौट जाना अति कठिन है। उस वक्‍त आप विवश्ञ 
हो जायेंगे । आप फ्रस्ट्रेट हो जायेंगे । उस वक्‍त तो ऐसा ,लगेगा कि चीज को 
पूरा हो जाने दो । जो भी हो रहा है, उसे पूरा हो जाने दो । इस वृत्ति पर 
संयम मनुष्य की शक्तियों को बचाने की अत्यन्त वैज्ञानिक व्यवस्था हैं । 


उणोदरी अनशन का ही प्रयोग है। लेकिव थोड़ा कठिन है। भामवौर से 
आपने सुना और समझा होगा कि उणोदरी सरल प्रयोग है। जिससे अनशव 
त्तहीं बन सकता चह उणोदरी करे । मैं आप से कहता हूँ, अनशन से उणोदरी 
कठिन प्रयोग. है। जिससे अनशन वन सकता है, वही उणोदरी कर सकता है। 

महावीर का तीसरा सुत्र है वृत्ति-संक्षेप। वृत्ति-संक्षेप से परंपरागत जो 
अर्थे लिया जाता है वह यह है. कि अपनी वृत्तियों और वासनाओं को सिकौड़ 
लो । अगर दस कपड़ों से काम चल सकता है, तो ग्यारह पास में न रखना । 
अगर एक बार भोजन से काम चल सकता हो, तो दो बार भोजन न करता । 
ऐसा साधारण कषर्थे है । छेकिन वह अर्थ केन्द्र से संबंधित न हीकर कैवछ 
परिधि से संबंधित है। नहीं, महावीर का अर्थ गहरा है और भिन्‍न है। इसे 


थोड़ा गहरे में समभना पड़ेगा । 
(११) बच्ि-संक्षेप कोर सुर्जिएफ का धयोग 


वत्ति-संक्षेप एक प्रक्रिया है । आपके भीतर प्रत्येक वृत्ति का केन्र हैं, रेस 
सेक्स का एक केन्द्र है, मूख का एक केन्द्र है, प्रेम का एक केन्द्र है, बुद्धि का 
एक केन्द्र है। लेकिन साधारणतः हमारे सारे केन्द्र 'कन्फ्यूज्ड' हैं । क्योंकि एक 
क्षेद्र का काम हम दूसरे केन्द्र से लेते रहते हैं । दूसरे का तीचरे से लत रहते 
हैं। काम भी नहीं हो पाता और केन्द्र की शकित नष्ट होती है । ग्रुजिएफ थे 


मद्दावीर - वाणी इधर 


ऊ$ 


वृत्ति-संक्षेप के प्रयोग फो बहुत आधारभूत बनाया था अपनी साधना में । वह 
कहा करता था कि पहले तो तुम अपने प्रत्येक केन्द्र को स्पष्ठ कर लो | और 
उस केन्द्र के काम को उसी को सौंपो । दूसरे केन्द्र से काम मत लो । अब जैसे 
काम-वासना है, उसका झपना एक केन्द्र है प्रकृति में | लेकिन आप मन से उस 

न्द्र का काम लेते हैं, तो सेरेन्नल हो जाता है सेक्‍स । मन में सोचते रहते हैं। 
कभी-कभी तो इतना सेरेन्नल हो जाता है कि वास्तविक काम-वासना उतना 
रस नहीं देती, जितना काम-वासना का चिंतन रस देता है। यह बहुत अजीब 
वात है । यह ऐसा ही हुआ कि वास्तविक भोजन उत्तना रस नहीं देता, 
जितना भोजन का चिन्तन रस देता है। यह ऐसे हुआ जैसे पहाड़ पर जाने में 


उतना रस नहीं जाता है, जितना घर बैठे पहाड़ पर जाने के संबंध में सोचने 
में, सपने देखने में मजा जाता है 


असल' में हम प्रत्येक केन्द्र फो ट्रांसफर करते हैं, दूसरे केन्द्र पर सरका 
देते हैं॥ इससे दो खत्तरे होते हैं । एक खतरा यह होता है कि जिस केन्द्र का 
काम नहीं है, अगर उस पर हम कोई दूसरा काम डाल देते हैं, तो उसे 
वह पूरी तरह से कर नहीं सकता ॥ वह उसका काम हो नहीं है, बह कभी 
नहों कर सकता । इसलिए सदा अतृप्त बना रहेगा । तुप्त कभी हो ही नहीं 
सकता ॥ कहीं बुद्धि से सोच सोचकर भूख तृप्त हो सकती है ? कहीं काम- 
वासना का चिंतन काम-बासना को तुप्त कर सकता है ? कैसे करेगा ? वह 
उस केंद्र का काम ही नहीं है। यह तो ऐसा है, जैसे कोई आदमी सिर के 
वल चलने को कोशिश करे । जब काम पैर का है और वह सिर से चलने की 
कोशिश करेगा तो दोहरे दुष्परिणाम होंगे । जिस केंद्र से आप दूसरे केंद्र का' 
काम ले रहे हैं, उसे वद्द कर नहीं सकता है; दूसरे, जो वहु कर सकता था, 
वह भी वह नहीं कर पायेगा क्योंकि आप उसको ऐसे काम में लगा रहे हैं, 
जहाँ उपकी शक्ति उस काम में व्यय होगी, तो जो वह कर सकता था, नहीं 
कर पायेगा ॥ और जिस केंद्र से आपने काम छीच लिया है, उसकी छाक्ति 
इकट्ठी होती रहेगीं। चह घीरे-घीरे विक्षिप्त, होने लगेगा, क्योंकि उससे भाप 


काम नहीं ले रहे हैं। ्ाप पुरे के पूरे कन्फ्यूज्ड हो जायेंगे । आपका, व्यक्तित्व 
एक उलमाव हो जायेगा । | 


(१२) बुद्धि को कवाड़खाना मत चनाइए 


शुजिएफ कहता था, प्रत्येक केंद्र को उसके काम पर सीमित कर दो। 
महावीर के वृत्ति संक्षेप से यही बे हैं। प्रत्येक चृत्ति को उसके केंद्र पर 


झ्६४ सहावीर - वाणी 


संक्षिप्त कर दो । उसके केंद्र के आसपास मत फैलने दो, मत भटकने दो । 
इससे व्यक्ति में एक सुघड़ता आती है, स्पष्टता आती है और आप कुछ भी 
करने में समर्थ हो जाते हैं। हमारी सारी वृत्तियाँ करीब -करीब बुद्धि 
के आस-पास इकट्ठी हो जाती हैं। और बुद्धि जिस काम को कर सकती 
है, वह नहीं कर पाती; क्योंकि आप उससे दूसरे काम छे रहे हैं। और जो 
काम आप ले रहे हैं, वह बुद्धि कर नहीं सकती । क्योंकि उसकी प्रकृति के 
बाहर हैं, वह उसका काम नहीं है। इस दुनिया में इतनी बुद्धिहीनता हैं, 
उसका कारण यह नहीं है कि इतने वुद्धिहीन आदमी पैदा होते हैं । इस दुनिया 
में जो इतनी स्ट्रुपेडिटी दिखायी पड़ती है, इतनी जड़ता दिखायी पड़ती हैं 
उसका यह कारण नहीं है कि इतने बुद्धि रिक्त छोग पैदा होते हैं ॥ उसका 
कुल कारण इतना हैं कि बुद्धि जो काम कर सकती है, वह आप लेते नहीं, 
और जो नहों कर सकती है, वह काम आप उससे लेते हैं। इससे बुद्धि धीरे- 
धीरे मंद होती चली जाती है। 

थोड़ा सोचें, कितने आदमी दुनिया में लँगड़े हैं। या कितमे आदमी 
धुनिया में अन्धे हैं । या कितने आदमी दुनिया में वहरे हैं॥ अगर दुनिया मे 
बुद्धू भी होंगे, तो उससे ज्यादा अनुपात नहीं हो सकता । लेकिन बुद्धू बहुते 
दिखायी पड़ते हैं । घुद्धि नाममात्र को पता नहीं चलती। क्या कारण हो सकता 
है बुद्धि की इतनी कमी का ? कूल कारण इतना ही है कि बुद्धि से जो काम 
छेता था, वह आपने लिया नहीं । जो नहीं लेवा था, वह आपने लिया | 
इससे बुद्धि धीरे-घीरे जड़ता को उपलब्ध हो जाती है। मनस्विद्‌ कहते हैं 
कि प्रत्येक व्यक्तित प्रतिभा लेकर पैदा होता है और प्रत्येक व्यक्ति जड़ होकर 
भरता है। बच्चे प्रतिभाशाली पैदा होते हैं और बूढ़े प्रतिमाहीन मरते हैं । 
होना उल्टा चाहिए कि जितनी प्रतिभा लेकर बच्चा पैदा हुआ 4५ उस 
झऔर निखार आता! अनुभव उसमें और रंग जोड़ते । जीवन की यात्रा 
उसको और प्रगाढ़ करती । पर यह नहीं होता । पिछले महागुद्ध में कोई 
दस लाख सैनिकों की बुद्धि का माप किया गया। तो पाया गया कि उनकी 
पानसिक भ्रायु साढ़े तेरह वर्ष है, कुल साढ़े तरह वर्ष ! उनकी उद्न शरीर से 
होगी पचास साछ, किसी की चालीस होगी, किसी की तीस होगी, ठैकिन 
भानसिक आयु कुल साढ़े तेरह वर्ष ! और तब बहुत हैरान करनेवाला चिक 
अनुभव में आया कि दारीर तो बढ़ता जाता है और बुद्धि, मालूम होता थे 
कि सेरह-चौदह वर्ष के करीब ठहर जाती है । उसके वाद नहीं बढ़ती । 


महावीर - वाणी ३६४ 
(१३) औसत चुद्ध 


मगर यह ओसत हैं। इस जअसौत में बुद्धिमान सम्मिलित है । यहू ओसत 
वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान में जाम आदमी की औसत्त आमदनी का पता लगाया 
जाये तो उसमें विड़ला भी होंगे, डालमिया भी होंगे मोर साहू भी । सब 
सम्मिलित होंगे । इस तरह जो जौसत निकलेगा, वह आदमी का भौसत नहीं 
है क्योंकि उसमें घधनपति भी सम्मिलित होंगे । अगर हम घनपतियों को अरूग 
कर दें और आम आदमी के औसत का पता लगायें तो बहुत कम पाया 
जायेगा, बहुत कम हो जायेगा । नेहरू और छोहिया के बीच यही विवाद 
बरसों तक चलता रहा पालियामेंट में । क्योंकि नेहरू जितना बताते थे, 
लोहिया उनसे बहुत कम बताते थे। लोहिया कहते ये इन पाँच दस 
आदमियों को छोड़ दें । ये जरीसत मादमी ही नहीं हैं। इनका क्या हिसाव 
रखना है। बाकी को सोचें । तो फिर बाकी लोगों में तो नये पैसे में हो 
थ्रामदनी रह जातो है | इसी तरह यह जो तेरह, साढ़े तेरह वर्ष की उम्र है, 
इसमें आईंस्टीन भी संयुक्‍त्त हो जाता है और बर्द्गेन्ड रसेल' की संयुक्त हो 
जाता है । यह भौसत है । वे सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं, जो शिखर 
ते हैं बुद्धि का । इससे बुद्धिहीनों के पास भी ओसत का थोड़ा-सा हिस्सा था 
जाता है । इसमें शिखर के छोगों को छोड़ दें। अगर जमीन पर सौ आदमियों 
को छोड़ दिया जाये किसी भी युग में तो आम आदमी के पास बुद्धि की 
मात्रा इतनी कम रह जाती है कि उसकी गणना करने की कोई जरूरत नहीं 
रह जाती । उससे कुछ नहीं होता । उससे इतना ही होता हैं कि आप अपने 
घर से दफ्तर चले जाते हैं, दफ्तर से घर जा जाते हैं । उससे इतना ही होता 
है कि दफ्तर में आप दिक सीख छेते हैं कि क्या-क्या करना है । और उतचा 
करके लोठ आते हैं। घर में भी आप द्िक सीख छेते हैँ कि क्या-क्या बोलनां 
8। उत्तना बोलकर जाप अपना काम चला लेते हूँ) यह तो मशीन भी कर 
सकती है जोर आपसे बेहतर ढंग से कर सकतो है। इसलिए जहां भी मादमी 
झोर मशीन में कॉम्पिटीशन होता हैं, गादमी हार जाता है। जहां भी मशीन 
से प्रतियोगिता हुई कि जाप गये। मशीन से आप कहीं नहीं जीत सकते । 


जिस दिन आप की जिस सीमा में प्रतियोगिता होती है, उसी दिन आप 
बेकार हो जाते हैं १ 


३5६ महावीर - वाणी 
(१४) जब बिल्कुल बेकार हो जायेंगे 


कब अमरीकन वैज्ञानिक कहते हैं कि घीस साल के आदमी के लिए 
कोई काम नहीं रह जायगा वयोंकि मशीनें सभी काम ज्यादा बेहतर ढंग से 
कर सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो उनके सामने है वह यह, कि 
चीस साल वाद हम आदमी का या करेंगे और इससे क्या काम लेंगे? 
अगर यह वेकाम हो जायेगा तो उपद्रव करेगा) उससे कुछ नकुछ प्रो 
काम लेसा ही पड़ेगा । हो सकता है, काम ऐसा लेना पड़े जैसे घर में वच्चे 
उपद्र व करते हैं तो खिलौने पकड़ाकर काम लिया जाता है। बस, इसी तरह 
कुछ खिलौने आपको पकड़ाने पड़ेंगे, जिसमें आप घूंघरू व्गेरह वजाते रहें, 
वे खिलोने अपने बड़े ढंग के होंगे । विल्कुछ वच्चे जैसे नहीं होंगे, क्योंकि 
उससे आप नाराज होंगे । 


छेकित भनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के खिलौनों में और बड़ें आदमियों 
के खिलौनों में सिर्फ कीमत का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता । दोनों 
गुड़ियों से खेलते रहते हैं। भाप एक स्त्री से खेलते रहते हैं। जरा कीमत का 
फर्क होता है । यह जरा महंगा खिलौना है) वाफी खेल वही है वृत्ति-संक्षेप 
पर दो कारणों से महावीर का जोर है। एक तो प्रत्येक काम क्रो, प्रत्येक 
चुत्ति को उसके केंद्र पर कंसंट्रेट कर देना है। यह पहली जरूरत इसलिए है कि 
जो वृत्ति अपने केन्द्र पर संग्रहीत हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, एकाग्र हो 
जाती है, आपको उसके वास्तविक अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं ॥ धौर 
वास्तविक अनुभव से मुक्त हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि वास्तविक 
अनुभव बहुत दुखद है । स्री की कल्पवा से मृषत होता बहुत कठिन है, स्तर शा 
मुक्त हो जाना बहुत आसान है। धन की कर्पना से मुक्त हो जाना बहुत 
कठिन है, घन्र के ढेर से मुक्त हो जाना बहुत जासात है। कल्पना से मुक्त 
होता है। क्योंकि कल्पना कहीं फ्रस्‍्ट्रेंट ही नहीं होती। कलना तो बहती 
चली जाती है । कहीं अंत ही नहीं भाता | कहीं ऐसा नहीं होता, जहाँ कलता 
थक जाये, टूट जाये, हार जाये। वास्तविकता का तो हर जगह अंत भी 
जाता है। हर चीज हृढ जाती हैं। अगर प्रत्येक वृत्ति अपने केसर पर ना 
जाये, तो इतनी सघन हो जाती है कि आपको उसके वास्तविक, ऐेंक्चुअर्स 
अनुभव होने शुरू होते हैं। और जितना ही वास्तविक अनुभव हो, उतनी ही 


जल्‍दी छुटकारा हैं। 


अद्दावीर - वाणी देच्७ 
(१४) सभी एक दूसरे के पाते, सभो एक दूसरे फी पात्तियाँ 


एक अतूठो घटना अमरीका में इधर पिछले दस बरसों में घटनो दयुरू हुई है 
'हिप्पी, वीटल और बिटनिक्रों के कारणा । घटना यह है कि पहली दर्फ हिप्पियों 
ने काम-वासना को मुक्त भाव से भोगने प्रयोग क्रिया, बिल्कुल मुबत भाव 
से । जिन्होंने यह प्रयोग दस साल पहले किया था उन्होंने सोचा था, बड़ा 
क्लानंद उपलब्ध होगा। क्योंकि जितनी स्त्रियाँ चाहिए, जितने पुरुष चाहिए, 
जितने संबंध बनाने हैं, उतने संबंध बनाने की स्वतंत्रता है, कोई ऊपरी बाघ 
नहीं है। कोई कानून नहीं है, कोई भदालत नहीं है, कोई ऊपरी बाघा नहीं है ॥ 
थह दो व्यक्तियों की निजी स्वतंत्रता है । लेकिन दस साल में जो सबसे हैरानी का 
झनुभव हिप्पियों को हुआ है, वह यह कि सेक्स बिलकुल ही बेमानी भालूम 
पड़ने लगा--मी निगलेस, जिसका कोई मत्तलव हो नहीं रहा । दस हजार साल 
पति पत्नियों वाली दुनिया में सेक्स मीनिगफुल बना रद्दा। और दस साल 
में पति पत्नी का हिसाब छोड़ देने पर सेक्स मीनिगलेस हो जाता है। वात क्या 
हैं ? बहुत तरह के प्रयोग हिपष्पियों ने किये ॥ और सब प्रयोग बेमानी हो जाते 
हैं । आठ लड़के और जाठ लड़कियाँ शादी कर लेते हैं, ग्रुपमैरिंज। एक ग्रुप 
दूमरे ग्रुप से मैरिज कर रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं । अब इनमें 
से जो जिस से राजी होगा, जिस तरह राजी होगा, रहेगा। पति का ग्रुप दें 
दस का, या आठ का और पत्नी का आठ का। ये दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गये ॥ 
अब यह एक फेपिली है | इसमें सब पति हैं, सब पत्नियाँ हैँ । ग्रुप सेक्स ने बहुत 
चुरी तरह के अनुभव दिये। अभी-अभी मैं एक अनुभवी व्यक्ति का, जो इन 
सारे अनुभवों से ग्रुजरा, संस्मरण पढ़ रहा था। उसने लिखा कि अगर सेक्स 
में रस वापिस लौटाना है तो वह पति-पत्नो वालो दुनिया बहतर है । 


आप सोचते होंगे, यह सब अनीति चल रही है। लेकिन आप हैरान होंगे 
कि जब कोई अनुभव पूरे रूप में मिलता है तो आप उससे वाहर हो जाते हैं । 


मसल में सेक्स में रस बचाने के लिए परिवार और दास्पत्य और विवाह की 
स्यवस्था है। ध्यान रहे, जिन मुल्कों में स्त्रियाँ बुरके ओढ़ती हैं. उस मल्क में 
जितनी र्त्रियाँ सुंदर होतो हैं, उतनी उस मुल्क में नहीं होतीं, जहां बुरके नहीं' 
भोड़तीं। नसर्दीन को जब शादी हुईं और पत्नी का बुरका जब उसने पहली 
दे उघाड़ा, तो बढ घबड़ा गधा। क्योंकि बुरके में ही देखा था उसको । बड़े 


सौंदय की कल्पनाएँ को थीं। और जैसे सभी बुरके उपघाड़नेसे सौंदय विदा 


डेह८ महावीर - वाणी 


हो जाता है, ऐसे ही विदा हो गया । वह घबड़ा गया । मुसलमानों में रिवान है 
कि पत्नी पति के घर आकर पहली दफे पह पूछती है उससे, कि मुझे तुम 
किन-किन के सामने वुरका उघाड़ने की भाज्ञा देते हो । पत्नी ने यहाँ भी पुछा । 
भसरुद्वीन ने कहा, तू मेरे सामने न उघाड़, और किसी के सामने भले उधाड़ा। 
इतना ध्यान रखना कि अब दुवारा दर्शन मुझे मत देना । ह 


जो चीजें उघड़ जाती हैं, अर्थ हीन हो जाती हैं । जो चीजें बची रह 
जाती हैं, बर्थ पूर्ण हो जाती हैं । आपने शरीर के जिन-जिन अंगों को ढाँक 
दिया है उनको अर्थ दिया हैं। ढांक-ढांक के आप अर्थ दे रहे हैं । आप सोच 
रहे हैं कि आप ढाँक कर बचा रहे हैं छेकिन सत्य यह है कि ढाँक कर आप अर्थ 
दे रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग भीविंग। कोई भी चीज ढाँक लो, उसमें भर्थ॑ 
पैदा हो जावा है। क्योंकि कोई चीज ढाँक लो, तो आस-पास बुदुओं की जमात 
है, वह उघाड़ने को उत्सुक हो जाती है। उघाड़ने की कोशिश्ञ में अर्थ आा 
जाता है। जितना उधाड़ने की कोशिश चलती है, उतनी ढाँकने की कोशिश 
चलती है । भौर भर्य बढ़ता चला जाता है | चीजें अगर सीधी भौर साफ खुल 


जायें, तो अर्थहीन हो जाती हैं। 
(१६) यह मारिजुआला है या नये भर्थ फी तलाश ! 


अमरीका ने पहली दफा ऐसा समाज पदा किया है, जो एक अर्थ॑र्मे 
सैक्समुवत्त हो गया कि उसमें अर्थ नहीं दिल्लायी पड़ रहा | लेकिन इससे बड़ी 
परेशानी पैदा हुई है। मौर इसलिए अब नये अर्थ खोजे जा रहे हैं। एक 
एस डी में, मारिजुआना में गौर तरह के भकर्थ खोजे जा रहे हैं। क्योंकि 
अब सेक्स से तो कोई तृप्ति होती नहीं। सेक्स में कोई मतलब ही नहीं 
रहा । वह वेमानी बात हो गयी। अब हमें और कोई सेंसेसन और कोई 
अनुभृतियाँ चाहिए । अमरीका लाख उपाय करे, ड्रग्ज नहीं रोके जा सकते । 
कोई विज्ञापन नहीं होता है एल एस डी का, लेकिन घर-घर में पहुँचा जा 
रहा हैं। कोई विज्ञापन नहीं है, किसी अखबार में खबर नहीं है कि आप 
एल एस डी जरूर सेवव करो, लेकिन एक-एक यूनिवर्सिटी के कैम्पूस पर 
एक-एक विद्यार्थी के पास पहुँचा जा रहा है यह डूग। अमरीका सफल नहीं 
होगा, भले ही कानून बना डाले विरोध में अदालत मुकदमे चलाये, सजाए 
हैं. (एल एस डी के श्रचार के लिए जो सबसे बड़ा पुरोहित था वहाँ तिमोधीः 


महावीर - वाणी इ६६. 


लियरी, उसको सजा दे दिया म्राजीवन की ) छेकिन इनसे मामला रुकैगा 
नहीं । जब तक कि आप सेक्स के मीनिंग वापत्त नहीं लौटा लेंगे अमरीका 
में, तब तक डुग्स नहीं रुक सकते । क्योंकि आदमी बिना नियम के नहं हीं जी 
सकता । और या फिर उसमें आप कोई आत्मा का, परमात्मा का मीनिंग पेदा 


करें, कोई नया सर्थे दें, जिसकी खोज में आदमी निकल जाये । किसी नये 
शिखर की ओर ले जायें जिस पर वह चढ़ जाये । 


एक शिखर है आदमी के पास संभोग का, वह उसकी तलाझ में भटकता 
रहता है! जौर चह्‌ इतना सुरक्षित मौर व्यवस्थित है कि वह कभी भी 
अनुभव नहीं पाता कि वह व्यर्थ है। अगर उसकी पत्नो व्यर्थ हो जाती हैं, 
पति व्यर्थ हो जाता है तो और भी ख़र्त्रियाँ हैं, जो साथंक बनी रहती हैं । परदे 
पर फिल्‍म की स्त्रियाँ सार्थक बनी रहती हैं। कोई न कोई है जहाँ अर्थ बना 
रहता है और उस मगर्थ की तलाश में वह लगा रहता है । 


महावीर कहते हैं वृत्ति-संक्षेप, जो कि बड़ी वैज्ञानिक बात है । इसका एक 
अर्थ तो यह है कि भ्रत्येक वृत्ति टोटल इंटेसिटी में जी जा सकेगी और जिस वृत्ति 
को भी आप उसकी समग्रता में जीते हैं, वह व्यर्थ हो जाती है। भौर वृत्तियों 
का व्यर्थ हो जाना जरूरी है आत्मदर्शन के पूर्व | दुसरी बात | सारी वृत्तियाँ 
'मन की घेर लेती हैं क्योंकि आप मन से ही सारा काम करते हैं । भोजन भी' 
समन से करना पड़ता है, संभोग भी मन से करना पड़ता है, कपड़े भी मन से ध 
पहनने पड़ते हैँ। कार भी मन से चलानी पड़ती है, दफ्तर भी मन से जाना होता 


है। सारा काम बुद्धि को घेर लेता है इसलिए बुद्धि निर्बल और निर्वीर्य हो 
जाती है, क्योंकि इतना काम उस पर बाहरी हो जाता है 


(१७) झुल्छा चले तनख्वाद चढ़चाने 


समुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने उससे कहा कि अपने सालिक से कहो कि 
मब कुछ तनख्वाह बढ़ायें, बहुत दिन हो गये कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी ।' मल्‍्ला 
ने कहा, में तो कहता,हूँ, लेकिन वह टाल देता है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम 
जाकर बताओ उसको कि तुम्हारी माँ बीमार है, उसके इलाज की जरूरत हं 
तुम्हारे पिता को लकबा रूग गया है, उनकी सेवा की जरूरत है । तुम्हारी 
सास भी तुम्हारे पास रहती है, तुम्दारे इतने बच्चे हैं, इनकी शिक्षा का सवाछ् 


३७० महावीर - वाणी 


है । पुम्हारे पास अउना सकान नहीं है। तुम्हें मकान बनाना है । ऐसी उपते 
बड़ी-पी फेहरिस्त वतायी । 


मुल्ला दूसरे दिन बड़ा प्रसन्‍न लौटा दफ्तर से । पत्नी ने कहा क्‍या तनए्वाह 
बढ़ गयी | मुल्ला ने कहा, नहीं । मेरे मालिक ने कहा है, यू हैव हू मच आउट 
साइड एक्टिविटीज्ञ । तुप दफ्तर का काम कब्र करोगे ? जब्र इतना सब तुम्हारा 
पाम घर में है, तो दफ्तर का काम कब्र करोगे ! और नौकरी खतम करके 
छुट्टी दे दी। तो बुद्धि के ऊपर इतना ज्यादा काम है क्रि बुद्धि अपने काम कंव 
करेगी ? आप इसको सब तरह से बोमिल किये हुए हैं। वह अपना काम कंव 
करे ? इसीलिए आप बुद्धिमत्ता का कोई काम जीवन में नहीं कर पाते । बुद्धि 
से आप प्िफें साघन का ही काम लेते हैं। कभी धन कमाने का काम छेते हैं, 
, कभी छ्षवादी करमे का काम करते हैं, कभी रेडियो सुनते का काम करते हैं। 
लेकिन बुद्धि की वुद्धिमत्ता पनपने नहीं देते । वृद्धि का निजी काम है ध्यान । 
जब बुद्धि आने मन में ठहरती है, अपने में रुकती है, तव तिस्डम, बुद्धिमतता 
छाती है। और तब पहली दफफे जीवन को आप ओर ढंग से देख पाते हैं, एन 
बुद्धिमान की माँखों से। लेकिन वह मौका नहीं आ पाता। उसके पास 
बहुत ज्यादा काम है। वह उसी में दब्ी-दवी नष्द हो जातो है। जो आपके 
पास श्रेष्ठतम बिंदु है काम का, उप्तते आप बहुत निक्ृष्ट काम छे रहे हैं। जो 
झापके पाप श्रेष्ठतम शक्ति है, उससे आप गलत काम ले रहे हैं। जिनको कि 
सुई से किया जा सकता था, वे काम आप तलवार से कर रहे हैं । वलवार से 
लेने की वजह से सुई से जो हो सकता था, वह भी नहीं हो पाता । ओौय 
तलवार जो कर सकती थी, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह सुई 
के काम में उलकी हुईं होती है । 
(१८) यही सयानो काम 


चृत्ति-संक्षेप का अर्थ हैं-प्रत्येक वृत्ति को उसके अपने केन्द्र पर संक्षिप्त 
करो । उस्ते फैलनें मत दो । भूख लगे तो पेट से लगने दो, बुद्धि से मत लगते 
दो । बुद्धि को कह दो कि तू चुप रह, कितना बजा हैं, इसकी फिकर छोड़; 
पेट खबर देगा कि भूख छगी है, तब हम सुन छेंगे । सोने का काम करना है 
तो बुद्धि को काम न करने दें। नींद आयेगी तो खुद ही खबर होगी, शरीर 
खबर देगा तब सो जायेंगे । नींद तोड़नो होगी, तो भी बुद्धि को काम मत दो 


महावीर - वाणी ३७१ 


कि वह भअछामे भर के रख दे । जब नींद हूटेगी तो हवट जायेगी । उसको स्वयं 
टूटने दो । नींद के यंत्र को अपना काम करने दो । काम-वासना के यंत्र को 
कझषपना काम करने दो। शरीर के सारे काम स्पेशलाइयड हैं | उनको अपने- 
अपने में चले जाने दो । उन सबको इकट्ठा मत करो, अन्यथा सब बिकृत हो 
जायेंगे। और उनको संभालना कठिन हो जायेगा। वृद्धि का इतना काम है 
कि एक केन्द्र अपने काम को समग्रता से करे ताकि उसका काम किसी दूसरे 
केन्द्र पर फैलने न पाये, बुद्धि इतना देखे तो पर्थाप्त है । इतने से बुद्धि नियंता 
हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है । वह मध्य में बैठ जाती है जौर मालिक हो 
जाती हैँ। उसका नियंत्रण सब इंद्रियों पर हो जाता है। और प्रत्येक इंद्रिय 
अपना काम करे, यही उसकी दृष्टि हो जातो है। कोई इंद्रिय अपना काम 
करती है जौर जैसे ही चृद्धि देख पात्ती है कि उस काम में कोई रस मिलता 
है या नहीं मिलता है, तो जो व्यर्थ काम हैं, थे बंद द्ोने शुरू हो जाते हैं 
ओर जो सार्थक काम हैं, वे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत शीघत्र वह वक्‍त 
भा जाता है जब आपके जीवन से व्यर्थ गिर जाता है, गिराना नहीं पड़ता, 
और सार्थक बच रहता है, वचाना नहीं पड़ता। आपके जीवन से काँटे 
गिर जाते हैं, फूल वच जाते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता । बुद्धि 
का सिर्फ देखना ही पर्याप्त होता है। उसका साक्षी हीना पर्याप्त होता है 
साक्षी होना ही बुद्धि का स्वभाव है। वही उसका काम है। बुद्धि किसी का 
साधन नहीं है । वह स्वयं साध्य है। सभी इंन्द्रियाँ अपने अनुभव को चुद्धि 
को दे दे, छेकिन कोई इन्द्रिय अपने काम को बुद्धि से न ले पाये, बस यही 
चत्ति संक्षेप का अथ हैं ॥ 


मिद्दिचत ही इसका परिणाम होगा। इसका परिणाम होगा कि जब 
प्रत्येक केंद्र अपना काम करेगा तो आपके बहुत से काम जो बाहर से जीवन 
में फैछाव लाते थे, वे गिरने शुरू हो जायेंगे । वे सिकुड़ने शुरू हो जायेंगे, 
बिना आपके प्रयस्व के । आपको घन की दौड़ छोड़नी नहीं पड़ेगी। आप 
अचानक पायेंगे कि जो-जो व्यर्थ था, वह छूट गया। आपको बड़ा मकान 
बनाने का पागलपन छोड़ना नहीं पड़ेया । आपको दिख जायेगा कितना मकान 
आपके लिए जरूरी हैं । .उससे ज्यादा व्यर्थ रूमने लगेंगा। आप में कपड़ों का 
व 02 के पल पागलपन नहीं रह जायेगा । फिर आप गिनती करके मजा न 
लेंगे कि तीन सी साड़ी पूरी हो गयीं, अब चार सौ साड़ी पूरी हो गयीं, अब 


इज सहावीर - वाणी 


पाँच सी साड़ी पूरी हो गयीं। आपकी बुद्धि आपसे कहेगी कि ये पाँच सो 
साड़ी पहनिएगा कब ? 


(१९) जूतों का द्िसाव उर्फ चमारी प्रातियोगिता 


मैंने सुना है कि दो सेल्समैल आपस में एक दिन बात कर रहे थे । एक सेल्स- 

मैच वड़ी बातें कर रहा था कि आज मैंने इतनी बिक्री की । एक आदमी एक 

ठाईं खरीदने आया था, मैंने उसको तीन टाई बेच दीं । दुसरे ने कहा, 'दित इज 

' नॉयिंग । यह कुछ भी नहीं है। एक पत्नी बपने मरे हुए पति के लिए सूद 
खरीदने आयी थी । मैंने उसे दो सूट बेच दिये | 


वह पति मर गया है, यह सवाल छोड़िये । पत्ति को दूसरा जोड़ा पहनने 
का मौका कभी नहीं आयेगा यह भी सवाल नहीं है। लेकित हुसरा जोड़ा 
भी जेंच रहा है, इसमें मन को एक रस हैं। करीव-ऋरीब हम यही कर 
हैं । कौन पहनेगा, कव पहनेगा, इसका सवाल नहीं है । मात्रा ही अपने आप 
में मूल्यवान हो जाती है। उपयोग जैसे कुछ नहीं है, संख्या ही उपयोग है। 
कितनी संख्या हम बता सकते हैं इसका उपयोग है । मैं अक्सर घरों में जाता 
हूँ और देखता हूँ किसी-किसी के यहाँ सौ जोड़े जूतों के रखे हुए हैं। इससे 
तो बेहतर है आदमी चमार हो जाये । ग्रिनती का मजा लेता रहेगा । गिनती 
ही करनी है न, तो चमार हो जाये, तो जोड़ने में मजा आये । नये-नये जोड़े रोज 
आते जायेंगे, उसको वड़ी तुप्ति मिलेगी। छेकिन मैं पूछता हूँ कि सी जोड़े 
का क्‍या करियेगा? नहीं, लेकिन सौ जोड़े की प्रतिष्ठा है । जितके पास 
४ हू, उसके मन में तो है दी । जिसके पास नहीं है, वह पीड़ित हैं कि हमादे 
पास सौ जोड़े जूते नहीं हैं। यानी चमारी में भी प्रतियोगिता हैं। वह दूपरा 
चमार हमसे ज्यादा चमार हुआ जाता है । हम बिल्कुल पिछड़े जा रहे हैं । 
सौ जोड़े जूतें हमारे कव होंगे ? और अक्सर ऐसा होता है कि जोड़े जूते तो 
इकट्ढे होते जाते हैं। लेकिन जोड़े जुते इकट्ठा करने में वे पैर इस योग्य नहीं 
रह जाते कि चल भी पायें । और सौ पर भी वह संहया रुकती नहीं हं। 


(२०) निनन्‍्यानवे का चक्कर तिव्वत में भी ! 


तिब्बत में एक पुरानी कथा है कि दो माई हैं। पिता ला ता की 
वो उनके पास सौ घोड़े थे । घोड़ों का ही काम था । सवारि को ले आने, 


महावीर - वाणी श्ज्ड्‌ 


के जाते का काम था। पिता मरते वक्‍त बड़े भाई से कह गया कि तू वुद्धिमान 
है और छोटा तो अभी छोटा है। तू अपनी मर्जी से जैसा भी वेंटवारा करना 
चाहे, कर देना ले | तो बड़े भाई ने बेंटवारा कर दिया। ९९ घोड़े उसने 
रुख लिये। एक घोड़ा छोटे भाई को दे दिया। आस-पास के लोग चौंके 
भी । पड़ोसियों ने कहा भी कि, तुम यह क्या कर रहे हो | तो बड़े भाई ने 
कहा कि मामला ऐसा है कि वह अभी छोटा है, समक कम है। ९९ कंसे 
सेंभालेगा ? इसलिए में ९९ ले लेता हूँ, एक उसे दे देता हूँ । 


छोटा भाई थोड़े दिनों में वड़ा हो गया, लेकिन वह एक से ही काफी 
भ्रसन्न था। एक से काम चल जाता था। वह खुद ही काम कर लेता था, 
नौकर नहीं रखने पड़ते थे । अलग इंतजाम नहीं करना पड़ता था । वह खुद 
ही सईस की तरह चला जाता था । यात्रा करवा आता था लोगों को ॥ उसका 
भोजन का काम चल' जाता था । लेकिन बड़ा भाई बहुत परेशान था ॥ ९९ 
'बोड़े थे, ४६ चक्कर थे । नौकर रखने पड़ते थे । गस्तबल बनाना पड़ता था 4 
कभी कोई घोड़ा बीमार हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कोई “घोड़ा 


'माग जाता, कभी कोई नौकर नहीं छीटता । रात हो जाती, देर' हो जाती, 
वह जागता रहता । बहुत परेशान था । 


एक दिन आकर उसने अपने छोटे भाई से कहा कि सुभसे मेरी एक 
अ्रार्थना है कि तेरा जो एक घोड़ा है, वह, भी मुझ दे दे । उसने कहा, क्यों ? 
सो उस बड़े भाई में कहा कि तेरे पास' एक ही घोड़ा है। नहीं भी रहा तो 
कुछ ज्यादा नहीं खो जायेगा । मेरे पास &€ हैं। अगर एक मुझे और मिल 
जाय तो सौ हो जायेंगे । गौर तेरा तो कुछ खास विगड़ेगा नहीं, क्योंकि एक 
ही है, हुआ न हुआ बराबर है। पर भेरे लिए बड़ा सवाल है ।॥ क्योंकि मेरे 
पास ६६ हैं । एक मिलते ही पूरी सेंचुरी, पूरे सो हो जायेंगे । तो मेरी प्रतिष्ठा 
और इज्जत का सवाल है। अपने बाप के पास सौ धोड़े थे । कम से कम बाप 
की भी इज्जत का सवाल इसमें जुड़ा हुआ हैं। छोटे भाई मे कहा कि आप 
यह घोड़ा भी ले जायें। क्‍योंकि मेरा अनुभव यह है कि ६६,में में आपको 
' बड़ी तकछीफ में देखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ९९ में एक बढ़े ही सद्दी 
छेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी । यह भी आप छे जायें।.. ह 


दा वह छोटा उस दिन से इतने आनन्द में हो गया क्योंकि अब चह खुद हो 
डें का काम करने छूगा । अब तक ऐसा था कि कन्ी घोड़ा बीमार पड़ता 


रेज्छ महावीर - वाणी 


था, कभी दवा लानी पड़तो थी, कभी घोड़ा राजी नहीं होता था जाने को; 
कभी थक कर बैठ जाता था। हजार दिवऊतें होती थीं। बह भी खतम हो 
गयीं । भव तक घोड़े की नौकरी करनी पड़ती थी, उसकी लगाम पकड़नी 
पड़ती थी, वह भी वात खतम हो गयी । अपना मालिक हो गया । अब वह 
घुद ही बोक ढो लेता । लोगों को कंघे पर बिठा लेता और यात्रा कराता। 
लेकिन बड़ा बहुत परेशान हो गया । वह बीमार ही रहने छगा । क्योंकि अकः 
चिंता थी कि सौ में से वहीं एकाघ कम न हो जाये, कोई घोड़ा मर न जाये, 
फोई खो न जाये, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी ॥ 


एक तिव्वबती फकीर यह कहानी अक्तर कहा करता था । वह कहता 
था, मैंने दो ही तरह के आदमी देखे। एक तो वे, जो वस्तुओं पर इततदा 
भरोसा कर लेते हैं कि उनकी वजह से ही परेशान हो जाते हैं । और एक दे 
जो अपने पर इतने भरोसे से भरे होते हैं, कि वस्तुएँ उन्हें परेशान नहीं कर 
पातीं । दो ही तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर, छेकित दूसरी तरह के लोग बहुत 
फम हैं, इसलिए आनन्द बहुत कम है। पहली तरह के लोग बहुत हैं, इसलिए 
दुःख बहुत है । वृत्ति-संक्षेप का अर्थ सीधा यह नहीं है कि आप अपने परिय्रहे 
। को कम करें। जब भीतर आपकी वृत्ति संक्षिप्त होती है, तो बाहर परिग्रह 
फम हो जाता है । 


इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सब छोड़कर भाग जायें, तो भाप बदल 
जायेंगे । जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर चीजें छोड़ने से जाप वदल सके, तो 
दीजें बहुत कीमती हो जाती हैं। अगर, घीजें छोड़ने से मैं बंदल' जाता हूँ तो 
बीजें बहुत कोमती ही जाती हैं। और अगर चीजें छोड़ने से मुझे मोक्ष मिलता 
है, तो ठीक है, मोक्ष का भी सौदा हो जाता है। चीजों की ही कीमत डुकाकर 
मोक्ष मिल जाता है। अगर एक मकान छोड़ देने से, एक पत्नी, एक बेक्ये क 
छोड़ देने से मुझे मोक्ष मिल जाता है, तो मोक्ष की कीमत कितनी हुई ! इतनी 
ही कीमत हुई जितनी मकान की हो सकती है या एक पत्नी की, एक जम 
हो सकती है । अगर मैं चीजें छोड़ने से त्यागी ही जाता हैं, तो टी हैं । 
श्ीजें छोड़ने से लोग त्यागी हो जाते हैं, चीजें होने से भोगी हो जाते हैं लेकिन 
चीजों का मूल्य, उनकी वैल्यू तो कायम रहती हैं। फिर जिसके पास चीज रे 
हो, यह त्यागी कैसे होगा ? जिसके पास छोड़ते को महल न हो, वह महालाए 
फैसे होगा ? बड़ी मुश्किल है, पहले महल होगा चाहिए । 


महावीर - वाणी इे७५ 
(२१) पाप + मोक्ष की पहली जरूरत 


पसरुद्दीन से किसी ने पूछा, कि मोक्ष पाने का मार्ग क्‍या है ? 
तो नसरुद्दीन ने कहा कि यू मस्ट सित फटे | पहले पाप करो | 


तो उसने कहा, यह वया पागलपन की बात करते हो ? तुम मोक्ष पाते 
का रास्ता बता रहे ही कि नह जाने का ? 


नसरुद्दीन ने कहा कि जब पाप नहीं करोगे, तो पद्चचात्ताप कंसे करोगे ? 
जोर जव पश्चात्ताप नहीं करोगे तो मोक्ष जाओगे कैसे ? और जब पाप नहों' 
करोगे तो भगवान्‌ तुम पर दया कंसे करेगा? भौर जब दया नहीं करेगा, तो 
कुछ होगा ही नहीं बिना उसकी दया के । पहले पाप करो । तब पदचात्ताप 
करोगे, तब भगवान्‌ दया करेगा, तब स्वर्ग का द्वार खुलेगा और तुम भीतर 
प्रवेश कर पाओगे ॥ तो जो इसेंसियल चीज है, नसघछद्वीत ने कहा, वह पाप है ॥ 
उसके बिना कुछ हो नहीं सकता । 


यही हाल यहाँ हैं कि इसेंसियल चीजें पहले इकट्टी करो, फिर त्याग फरो 
सगर त्याग न करोगे तो मोक्ष में कैसे जाओगे ? छेकिन त्याग करोगे के 
अगर वस्तुएँ इकट्ठी न करोगे ? -तो पहले इकट्ठी करो ॥ फिर त्याग करो। फिर 
मोक्ष में जाओ । मगर जाओगे वस्तुओं से ही मोक्ष में । वस्तुओं पर ही चढ़कर 
मोक्ष जाना होगा । तो फिर मोक्ष कम फीमती हो गया भर वस्तु ज्यादा 
कीमती हो गयी, क्योंकि जो पहुँचा दे, उसी की कीमत हैं । कबीर ने कहा, गुर 
गोबिन्द दोऊ खड़े, काके छागूँ पाँव ? गुरु गोबिन्द दोनों एक दिन सामने खड़े 
हो गये, तो फिर किसके पैर रूगूं ? लेकिन किर कबीर ने सोचा कि ग्रुरु के ह्ी 
पैर लगना ठीक है, क्योंकि उसी से गोविन्द का पता चलेगा ॥ तो अगर वस्तुओं 
से ही मोक्ष जाना है तो वस्तुओं की ही शरणागति में जाना पड़ेगा, उनके ही पैर 
पड़ना होगा । क्योंकि उनसे ही मोक्ष मिलेगा। क्योंकि न करोगे त्याग, न 
मिलेगा मोक्ष । क्या त्याग करोग्रे, कुछ होना चाहिए तब न त्याग करोगे । 


तब फिर वस्तुओं का मूल्य स्थिर है अपनी जगह । भोगी के लिए भी. 
त्यागी के लिए भी। नहीं, लेकिन महावोर के लिए यह अर्थ नहीं है । 
महावीर वस्तुओं को मूल्य नहीं दे सकते । इसलिए मैं कहता हूँ कि महावीर 
का यह्‌ अर्थ नहीं है कि वस्तुओं के त्याग का नाम चृत्ति-संक्षेप है । महावीर 
वस्तुओं को मूल्य दे ही नहीं सकते। इतना मी मुल्य नहीं दे सकते कि उनके त्याण 


ः 


३७६ सदावीर - वाणी 


का कोई अर्थ है । नहीं, महावीर का प्रयोग आप्वरिक है। भीतर वृत्ति केंद्र 
पर ठहर जाये, तो बाहर फंलाव अपने आप बन्द हो जाता है। वबेंसे ही 
जैसे कि हमने एक दिया जलाया हो और अगर हम उसकी वाती को भीतर 
नीचे की तरफ कम कर दें, तो बाहर प्रकाश का घेरा कम हो जाता है । यहाँ 
दिये की वाती जितनी छोटी होती जाती है उतना ही वहाँ प्रकाश का बेस 
में द्ोता जाता है। छेकिन अगर आप सोचते हों कि प्रकाश का घेरा कस 
करके हम दिये की बाती छोटी कर छेंगे, तो आप बड़ी गछती में हैं। यह कभी 
पहीं होगा, आप अपने को घोखा दे सकते हैं। घोखा देवे की तरकीव यह है 
कि आप अपनी आँखें वन्‍द्‌ करते चले जायें। दिया उतना ही जलता रहेगा, 
भ्रकाश उतना ही निकलता रहेगा और आप अपनी जाँख घीमे-घीमे बन्द करते 
' चले जायें । छग्रेगा कि आप बिल्कुल बन्देरे में बैठे हैं। लेकिन बह धोखा है। 
आँख खोलेंगे और पायेगे कि दिये का प्रकाश वर्तुल उतने का उत्तना ही हैं। 
मधर्योकि दिये का वर्तुल मूल्य नहीं है, मूल्य उसकी बाती है । उसकी बाती नीचे 
छोटी होती जाये तो बाहर प्रकाश का चर्तुल छोटा हो जायेगा। बाती इुब 
जाये, शून्य हो जाये, तो ब्तुंड॒ खो जाता है ।हम सबके बाहर जो फैला प्रकाश 
दिखायी पड़ता है, उसकी वाती हमारे भीतर है, हमारे प्रत्येक के केंद्र पर है। 
घाहर तो सिर्फ प्रदर्शन है, असली बात तो भीतर है। भीतर सिकुड़ाव हो 
जाता है, तो बाहर सब सिकुड़ जाता है। घ्याव रहे जो बाहर सिकुड़ने में लगता 
हैं, वह गलत, विल्कुल' गलत मार्ग से चल रहा है। वह परेशान होगा, 
'पहुँचेगा कहीं भी नहीं । 
हालांकि कुछ लोग परेशानी को तप समझ छेते हैं। जो परेशानी को 
तप समझ लेते हैं उनकी नासमभ्ली का कोई हिसाब ही नहीं है। तप से 
ज्यादा आनंद नहीं है, छेकिन तप को लोग परेशानी समझ ठैते हैं जोकि 
परेशानी नहीं है । उन्हें दस कपड़े चाहिए । उन्होंने नी रख लिये थो बड़ी 
परेशानी है । परेशानी उतनी ही है जितना दस में मजा था। दस के मजे का 
अनुपात ही परेशानी बच जायेगा | एक कम हो गया कि परेशानी शुरू हो गयी । 
अब इस परेशानी को कुछ हैं जो तप समझ रहे हैं | परेशानी तप नहीं है । 


(२२) मुल्छा की शादी 


मैंते मुल्ला की पत्नी की आपसे बात की हैं। उसने जावकर उस स्त्री हे 
शादी की । गांवभर में खबर थी कि वह वहुत दुष्ट है, कलहवुर्ग है। चालीस साल 


सहावीर - वाणी ३७७ 
त्तक उससे कोई शादी करनेवाला नहीं मिला । और जब नसरुद्दीत ने खबर दी 
कि में शादी करने को तैयार हूँ तो मित्रों वे कहा तू पागल तो नहीं हो गया ? 
इस भौरत को कोई शादी करनेवाला नहीं मिला । यह खतरनाक है, तेरी गर्देन 
दवा देगी, तेरे प्राण ले लेगी, तुझे जीने न देगी। तू बहुत मुश्किल' में पढ़ 
जायेगा । नसरुद्दीन ने कहा कि मैं भी चालीस वर्ष तक अविवाहित रहा । इस 
अविवाहित रहने में मैंने बहुत पाप कर लिये । इससे शादी करके में प्रायश्चित 
करना चाहता हूँ । यह एक तप है। जानकर कर रहा हूँ । लेकिन पशचात्ताप 
तो करना पड़ेगा न ! स्त्रियों से इतना सुख पाया, अब इतना दुख पाऊँगा तब 
तो हल होगा न ! ओर यह स्त्री जितना दुख दे सकती है, शायद दूसरी न दे 
सकेगी । यह बड़ी अद्भुत स्त्री है। और नसरुद्दीन ने शादी कर ली। 


लेकिन नसरुद्दीन की पत्नी के पास यह खबर पहुँच गयी कि नसरुद्दीन 
ने इसलिए शादी की है ताकि यह्‌ स्त्री उसको सताये और उसका तप हो जाये । 
तो उसने कहा, भूल में न रहो। तुम मेरे ऊपर चढ़कर स्वर्ग में न जा सकोगे । 
मैं किसी का' साधन नहीं वच सकती । आज से मेरे कलह बंद । और कहते हैं 
चह्‌ स्त्री नसरुद्वीन से जिंदगी भर न लड़ीं। उसको नके जाना ही पड़ा । नहीं 
लड़ी वह । उसने कहा, तुम मुझे साधन बनाना चाहते हो स्वर्ग जाने का, यह 
'महीं होगा, यह कभी नहीं हो सकता, तुम नरक जाकर ही रहोगे । 


चह इसी जमीन पर जो नर्क पैदा करतो, वह उससे नहीं किया। उसने 
अगले का इंतजाम कर लिया। आप किसी चोज को साधन बनाकर जाना 
चाहते हैं स्वर्ग तक ? वस्तुओं को ? अपरियग्रह को ? बह नहीं होगा। आप 
'परेशान' मचा हो जायें, यह तप नहीं होगा । परेशानी तप नहीं है । तप तो बड़ा 
आनंद है। और तपस्वी के आनंद का कोई हिसाव नहीं हैं । वस्तुओं में दुख 
है, लेकिन यह दुल तभी पता चलेगा आपको, जब अपनी वृत्ति के केंद्र पर भाप 


अनुभव करेंगे, दुख पायेंगे और सुख की कोई रेखा न दिखायी पड़ेगी । अंधेरा 
ही मँवेरा पायेंगे, कोई प्रकाश की ज्योति न दिखायी पड़ेगी । कांटे ही कांटे 


पायेंगे, कोई फूछ खिलता नहीं दिखायी पड़ेगा । भीतर-भीतर केंद्र व्यर्थ द्दी 
जायेगा, बाहर से आभामं॑डल तिरोहित हो जायेगा। अचानक आप पायेंगे कि 


40 महावीर - वाणी 


घाहर कोई आदमी नहीं रह गया । लोगों को दिखायी पड़ेगा कि आपने वाहर 
छोड़ दिया, लेकिन जाप बाहर कुछ भी न छोड़ेंगे, भीतर ही कुछ टूट गया। 
भीतर कोई ज्योति ही बुझ गयी । तो एक-एक केंद्र पर उसकी वृत्ति को ठहरा 
देना । और वृद्धि को सजग रखकर देखता कि वृत्ति के अनुभव क्या हैं ? बहुत 
आदमियों के संदर्भ में जो बड़े से वड़ा आइचयं है, वह यह है कि जिस चीज 
को जाप जाज कहते हैं कि कल मुझे मिल जाय तो सुख मिलेगा, वही चीज 
कल जब मिलती है तव आप यह तोल नहीं करते कि कल मैंने कितना सुख 
सोचा था, वह मिला या नहीं मिला ! इससे भी घड़ा आश्चर्य है कि उससे 
दुःख मिलता है, लेकिन दूसरे दिन आप फिर उसी की चाह करने लगते हैं 
शौर कभी नहीं सोचते क्नि कल उससे दुख पाया था, अब फिर मैं दुख की 
तलाश में जा रहा हैं। हम कभी तौलते ही महीं । बुद्धि का जो काम है, वही 
। हम नहीं छेते उससे । जिस चीज में सोचा था, सुख मिलेगा, उसमें दुख मिला,- 
यह अनुभव में आता है, पर इस अनुभव को हम याद नहीं रखते भर जिसमें 
| हुख मिला, उसको फिर दुवारा चाहने लगते हैं। 


(२३) विसडम के चमत्कार 


ऐसी जिंदगी सिर्फ एक कोल्हू के बेल जैसी हो जाती है कि बस एक 

ही रास्ते पर घूमते रहते हैं। कोई गति नहीं, कहीं कोई पहुँचना नहीं । 
घूमते-घूमते मर जाते हैं ।॥ जहाँ जमीन पर खड़े होते हैं, उसी जमीन पर खड़े- 
खड़े मर जाते हैं। कहीं एक इंच बाये नहीं बढ़ पाते हैँ। 7 भी नहीं 
वार्येगे । क्योंकि बढ़ने की जो संमभाववा थीं, वह आपकी बुद्धिमत्ता से थी, 
आपकी विसडम से थी, लापकी प्रज्ञा से थी। वह श्रज्ञा तो कमी विक्रसित 
नहीं होती । इसलिए महावीर वृत्ति-संक्षेप पर जोर देते हैं ताकि प्रत्येक वृत्ति 
अपनी तीब्रता में, अपनी प्योरिदी में अनुभव में आ जाये कौर अधुमव हहे 
जाये कि दुःख है वहां, सुख नहीं है गौर वृद्धि इस अनुभव को संग्रहीत करे, इंछ 
गैर बुद्धि के रोबें-रोयें में वह समा जाये तो आपके 


अनुभव को जिये, पिये भू 
भीतर वृत्तियों से ऊपर आपकी अज्ञा, बापकी बुद्धिमता उठने लगेगी । औद 


महावीर - दाणी इ्डए्‌ 


जैसे-जैसे वृद्धिमत्ता ऊपर उठती है वैते-बैसे वृत्तियां सिकुड़ती जाती हैं । इधर 
धृत्तियां सिकुड़ती हैं, इधर बुद्धिमत्ता ऊपर उठती है। और बाहर परिग्रह कम 
होता चला जाता है । जैसे बृद्धिमत्ता ऊपर उठती है वैसे ही संसार बाहर कम 
होता चला जाता है । जिस दिन आपको समग्र शक्ष्ति चृत्तियों से मुक्त होकर 
बुद्धि को मिल जाती है, उसी दिन आप मृक्‍त हो जाते हैं। जिस दिन आपकी 
सारी शक्तित वृत्तियों से मुक्त होकर प्रज्ञा के साथ खड़ी हो जाती है उसी दिन 
जाप मुक्त हो जाते हैं। जिस दिन काम-वासना की शक्ति भी बुद्धि को मिल 
जाती है, जिस दिन छोभ की शवित भी बुद्धि को मिल जाती है, जिस दिन 
क्रोध की शक्ति भी बुद्धि को मिल जाती है, जि दिन मोह की शक्ति भी वृद्धि 
को मिल जाती है. जिम दिन समस्त शक्तियां बुद्धि की तरफ प्रवाहित होने 
लगती हैं जैसे नदियाँ सागर की तरफ जा रही हों, उस दिन बुद्धि का महासागर 
छझापके भीतर फलित हो जाता है । उस महासागर का आनंद, उस महासागर 
की प्रतीति और अनुभूति दुःख की नहीं, परेशानी की नहीं, परम भआानंद की है । 
वह परम प्रफुल्लता की अनुभूति है । वह किसी फूल के खिल जाने जैसी है । वह 
किसी दीये के जल जाने जैसी है । वह कहीं मृतक में जीवन भा जाने जैसी है । 
आज इत्तवा ही । कल बागे फिर चौथे बाह्य तप पर बात करेंगे ॥ 


बारहवां प्रवचन 
पर्युषण व्याख्यान-माला, वम्वई, दिनांक २९ अगस्त, १९७१ 


रसना तू न गयी मोरे मन ते अर्थात्‌ 
'रस-परित्योग” ओर काय-क्लेश 


बाह्य तप का चौथा चरण है 'रस-परित्याग' | किन्‍्हों रसों का, किन्‍्हीं 
स्वादों का निषेध इतनी स्थूल वात रस-परित्याग नहीं है । वस्तुत: साधना के 
जगत में थूल से स्थूल दिखायी पड़ने बाली बात भी स्थूल नहीं होती । कितने 
ही स्थूल शब्दों का प्रयोग किया जाये, वात तो सूक्ष्म रूप हीती है। मजतूरी 
है कि स्थुल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । क्योंकि सुक्ष्म के लिए कोई शब्द 
नहीं है । वह जो अंतर जगत्‌ है, वहाँ तक इशारे करनेवाले' कोई दाव्व हमारे 
पास नहीं हैं । अंत्तर जगत्‌ की कोई भाषा नहीं है। इसलिए बाह्य जगत के 
शब्दों का भ्रयोग करना भजयूरी है। उस मजबूरी से खत्तरा भी पैदा होता है । 
क्योंकि तब उन छाब्दों का स्थूल बर्थ लिया जाना शुरू हो जाता है | रस-परि- 
त्याग से यही लगता है कि कभी खटटे का त्याग कर दो, कभी मीठे का त्याग 
कर दो, कन्नी घी का त्याग कर दो, कभी कुछ और का त्याग कर दो । लेकिन 
रस-परित्याग से ऐसा प्रयोजन महावीर का नहों है। महावीर का क्‍या प्रयोजन 
है, वह दो तोन हिस्सों में समझ लेना जरूरी है | 


(१) स्वाद कहां होता है? 


पहली बात तो यह कि रस की पूरी प्रक्रिया क्या हैं ? जब आप कोई स्वाद 
लेते हैं तो स्वाद वस्तु में होता है या स्वाद आपकी जिह्ठा में होता है या पीछे 
बह जो आपका मनुमव करनेवाला मन है, उसमें होता हैं ? या स्वाद उस मन 
के साथ आपकी चेतना का जो तादात्म्य है, उसमें होता है ? स्वाद कहाँ है ? 
रस कहाँ है ? यह जान हूँ, तभी परित्याग का रुयाल में भा सकेगा। जो स्थूल में 
देखते हैं, तो हमें लगता है कि स्वाद या रस वस्तु में होता है, इसलिए वस्तु 
7 - में स्वाद नहीं होता है । वस्तु केवल लिमितत बनती है । और 


घस्मो संगलसुक्किट्ठम्‌ , अदिसा संजमो ठवो | 
देवा वि त॑ नसंसन्ति, जस्सख घस्मे खया मणो ॥१॥ 
हय ३--- 
घमं सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ( कौन सा घ॒र्म ? ) अहिंसा, संयम और 
तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त घम में सदा संलग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं । 


वाद्यय तप का चौथा चरण है “रस-परित्याग' | किन्‍्हीं रसों का, किन्‍्हीं 
स्वादों का निषेध इतनी स्थूल बात रस-परित्याग नहीं है । वस्तुतः साधना के 
जगत्‌ में थूल से स्थुल दिखायी पड़ने वाली बात भी स्थूल नहीं होती । कितने 
ही स्थूल शब्दों का प्रयोग किया जाये, वात तो सूक्ष्म रूप होती है। मजबूरी 
है कि स्थूल छाब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । क्योंकि सूक्ष्म के लिए कोई शब्द 
नहीं है । वह जो अंतर जगत्‌ है, वहाँ तक इशारे करनेवाऊे कोई दाब्द हमारे 
पास नहीं हैं । अंतर जगत्‌ की कोई भाषा नहीं है। इसलिए बाह्य जगत्‌ के 
शब्दों का अ्रयोग करना भजवूरी हैं । उस मजबूरी से खतरा भी पेदा होता है । 
वयोंकि तब उन शब्दों का स्थुल गर्थ लिया जाता शुरू हो जाता है। रस-परि- 
त्याग से यही छगता है कि कभी खट्टे का त्याग कर दो, कभी मीठे का त्याग 
कर दो, कभी घी का त्याग कर दी, कभी कुछ और का त्याग कर दो । छेकिन 
रस-परित्याग से ऐसा प्रयोजन महावीर का नहीं है। महावीर का क्या प्रयोजन 
है, वह दो तीन हिस्सों में समझ लेना जरूरी है । 


(१) स्वाद कहां होता हे १ 


पहली बात तो यह कि रस की पूरी प्रक्रिया क्या है ? जब आप कोई स्वाद 
छेते हैं तो स्वाद वस्तु में होता है या स्वाद आपकी जिह्ठा में होता है या पीछे 
वह जो जापका अनुमव करनेवाला मन है, उसमें होता हैं ? या स्वाद उस मन 
के साथ आपकी चेतना का जो ताद्यत्म्य है, उसमें होता है ? स्वाद कहाँ है ? 
रस कहाँ है ? यह जाच छ, तभी परित्याग का ख्याल में आ सकेगा। जो स्थूल में 
देखते हैं, तो हमें लगता है कि स्वाद या रस वस्तु में होता है, इसलिए वस्तु 
को छोड़ दें । चस्तु में स्वाद नहीं द्वोता है । वस्तु केवल' निमित्त बनती है । गौर 


रैपई महावीर - वाणी 


अगर भीतर रप्त की पूरी प्रक्रिया काम न कर रही हो, तो वस्तु निमित्त बनने 
में असमर्थ है। जैसे आपको फांसी की सजा दी जा रही हो और आपको 
मिष्ठाल्त खाने को दे दिया जाये, दो वह मीठा नहीं लगेगा, यद्यपि मिष्ठास्त अब 
भी मीठा ही है । पर जो मीठे को भोग सकता है, वहु बिल्कुल अनुपस्थिति हो 
गया है। स्वाद-यंत्र अब भी खबर देगा क्योंकि उसको कोई भी पता नहीं है 
कि फांसी छूग रही है, और न पत्ता हो सकता है। तो स्वाद-यंत्र के संवेदन- 
'शील तत्व अब भी भीतर खबर पहुंचायेंगे कि मिठाई मुंह पर है, जीभ पर है, 
'लेकिन मध उस खबर को लेने की तैयारी नहीं दिखायेग़ा | मन उस ख़बर को ले 
भी ले, तो सनसे पीछे जो चेतना है, उसके और मन के बीच का सेतु हट गया है, 
संबंध हूठ गया है । मृत्यु के क्षण में वह संबंध नहीं रह जाता। इसलिए मन 
'भी खबर ले छेगा कि जीभ ते क्या खबर दी है, छेकिन चेतना का कोई पता नहीं , 
चलेगा । आपके व्यक्तित्व को बदछने के लिए जब भी कोई उलभन होती है, 
तो चिकित्सक शॉक-द्रीटमेंट का उपयोग करते रहे हैं। और कई बार उससे गहरी 
उत्लकन सुलभ भी जाती है। और शॉक-द्रीटमेंट का कुछ इतना ही अर्थ है कि 
आपकी चेतता और आपके मन का सेतु क्षण भर को द्वट जाये । उस सेतु के 
हृट्ते ही आपके भीतर की सारी व्यवस्था बव्यवस्थित और भराजक हो जाती 
है। और नयी व्यवस्था कोई भी अपनी रुए्ण महीं बचाना चाहता। इसलिए 
शाक-द्रीठमेंट का कुल विश्वास इतना है कि एक बार पुरानी व्यवस्था का ढांचा 
द्ढ जाये, तो जाप शायद फिर उस ढाँचे को न बना सकेंगे । 


(२) दिचाकियों चाली साधुनी का शॉफ ट्रीटमेंट 


सुना है मैंने कि एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक के पास एक कम कैथोलिक 
साध्वी बुलायी गयी । ६ महीने से निरंतर हिचकी था रही थीं । वे बंद नहीं होती 
थीं। नींद में भी चलती रहतीं। सारी चिकित्सा, सारे उपाय कर लिये गये, 
हिचकी उसकी बन्द नहीं हो रही थी । चिकित्सक थक गये तो उन्होंने कप 
कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है । शायद सनोचिकित्सक कुर्छ कर हे 
तो एक चिकित्सक के पास छाया ग्रया। जो बहुत सारे लोग साध्वी 2 
माननवाले थे, आदर करनेवाले थे, वे सब उसके साथ आये थे । वह पा 
प्रभु का भजन करती हुई भीतर प्रविष्ट हुई और निरच्तर भभु का 7 
करती रही | चिकित्सक ने पता नहीं उससे क्‍या कहा कि दो क्षण बाई हे 
रोती हुई बाहर लौटी । उसके भक्त देखकर बहुत हैरान हुए कि एक है 


महावीर - वाणी इ्प७ 


क्षण में रीती हुई वापस आ गयी। देखा कि रो तो जरूर रही है, लेकिन 
हिचकी बन्द हो गयी है। वह साध्वी दौड़कर बाहर निकल गयी । पीछे से 
चिकित्सक आया । उप्तके भक्तों ने पूछा कि आपने ऐसा क्या कहा कि उसको 
इतनी पीड़ा पहुंची ? चिकित्सक ने कहा, शॉक दिया, हिचकी तो कुछ भी 
नहीं है। मैंने कहा कि यू मार प्रेगनेंट, तुम गर्भवती हो । कैथोलिक साध्वी 
गर्भवती हो, इससे बड़ा शॉक नहीं हो सकता। उसके भवतों ने कहा, यह 
वया कह रहे हैं? उस चिकित्सक ने कहा कि तुम घबराओ मत । इसके 
अतिरिवत हिचकी बन्द नहीं हो सकती थी । बिजली के हाक भी वह साध्वी 
फ्रेल गयी । लेकिन अब हिचकी बन्द हो गयी तो हुआ क्या ? कंथोलिक मन 
आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर प्रवेश करता है। वह गभिणी है, यह सुनकर 
उसे भारी धकक्‍का लगा। मन और चेतना का जो संबंध था, चेतना और शरीर 
का जो सेतु था, वह एकदम टूट गया ॥ और हिचकी बन्द हो गयी । क्योंकि 
हिचकी की अपनी एक व्यवस्था थी। वह सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो 
गयी । हिचकी लेने के लिए भी सुविधा चाहिए। वह सुविधा न रही। 
कोई दवा नहीं दी गयी है। कोई इलाज नहीं किया गया है, लेकिन हिचकी | 
कैसे ठीक हो गयी ? मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर चेतवा और मन के | 
संबन्धों में कहीं भी जरा सा भेद पड़ जाये, एक क्षण के लिये भी, तो आदमी | 


का व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है। वह पुराना ढांचा हूट जाता है। रस-| 
परित्याग उस ढांचे को तोड़ने की प्रक्रिया है । 


(३) चरूतु रस : निमित्त 


वस्तु में रख नहीं होता, सिर्फे रस का निमित्त होता है। इसे हम ऐसा 
समभे तो आसानी हो जायेगी । आप इस कमरे में जाये हैं। दीवारें एक रंग 
की हैं, फर्श दूसरे रंग का है, कुप्तियाँ दूसरे रंग की हैं। अलग-अलग लोग 
मलूग-लंग रंग के कपड़े पहने हुए हैं । स्वभावत्ः आप सोचते होंगे कि इच 
सब चीजों में रंग है और जब वे उन कमरे से बाहर चले जायेंगे तब कु्तियाँ 
एक रंग को रहेंगी, दीवार दूसरे रंग की रहेगी, फर्श तीसरे रंग का रहेगा ॥ 
अगर आप ऐसा सोचने हैं ती आप आधुनिक विज्ञान की किसी भी कीमती 
खोज से परिचित नहीं हैँ । जब इस कमरे में कोई नहीं रह जाये, तो वस्तुओं में 
कोई रंग नहीं रह जाता ॥ हमारा मन होगा कि हम किसी छेद से माँककर 
देख ले कि रंग रह गया कि नहीं ? लेकिन आपने फॉँककर देखा नहीं कि. 


शेप महावीर - वाणी 


वस्तुओं में रंग शुरू हो जाता है । वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी वस्तु में कोई रंग 
नहीं होता, पस्तु केवल निमित्त होती है, किसी रंग को आपके भीतर पैदा... 
करने के लिए । जब आप नहीं होते हैं, जब आऑन्जर्चर नहीं होता, जब 
देखनेवाला नहीं होता तब वस्तु रंगहीन हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। 


(४) रंग तो आपकी ऑख भरती है 


असल में प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु 
प्रकाश की किरण को पीती है। अगर वह सारी किरणों को पी जाती है वो 
काली दिखायी पड़ती है। अगर वह सारी किरणों को छोड़ देती है' भौर नहीं 
पीती है तो सफेद दिखायी पड़ती । अगर वह लाल रंग की किरण को छोड़ 
देती है और बाकी की किरणों को पी लेती है तो छाल दिखायी पड़ती है। 
अब आपको थह बहुत हैरानी लगेगी कि जो वस्तु लाल दिखायी पड़ती है, 
वह लाल को छोड़कर सब रंग की किरणों को पीती है, सिफफे छाल रंग को 
छोड़ देती है । वह जो छूटी हुई छाल' किरण है, वह आपकी आंख पर पड़ती है 
>> और उप्त किरण की वजह से वस्तु लाल दिखायी पड़ती हैं । लेकिन अगर कोई 
आंख ही न हो, तो छाल किसको दिखाई पड़ेगी ! उस किरण को पकड़ने के 
लिए कोई आंख चाहिए तव वह लाल दिखायी पड़ेगी । आपका बाहर जाना 


भी जरूरी नहीं है । 


जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो वस्तुएँ रंगहीन हो जाती हैं, कलरलेस 

हो जाती हैं।. कोई रंग नहीं रह जाता। इसका यह भी मतलब नहीं है कि वे 
सब एक ही जैसी हो जाती हैं, क्योंकि अगर वे सब एक जैसी हो जायें तो जब 
भाप माँख खोलेंगे तब उन सबमें एक-सा रंग दिखायी पड़ेगा । रंगहीव हो जाती है, 
लेकिन उनमें रंगों की संभावना, पीर्देशियलिटी मौजूदा बनी रहती है । तर आप 
आँख खोलेंगे तव लाल चीज लाल होगी, हरी हरी होगी। जब बाँल बंद कर 

>_ लेंगे, लाल-लाल न रह जायेगी, हरी हरी न रह जायेगी । इसे ऐसा समझ कि 
लाल रंग की वस्तु सिर्फ वस्तु का रंग नहीं है, वस्तु और आपकी आँख के बीच 

का संबंध है, रिलेशनशिप है । चूंकि आँख बंद हो गयी इसलिए रिलेशनशिप हैः 
गयी, संवंध हूट गया । कुर्सी लाल रंग की नहीं है ! आपकी आँख भीर कुर्सी 
के बीच छाल रंग का संबंध है । अगर भांख नहीं है, संबंध हट गया । जब आप 
किसी चीज को मीठी कहते हैं, तब भी वह मीठापन वस्तु और आपके स्वाद 


सदहावीर - वाणी धश्प६ 


यंत्र के बीच का संबंध है, वस्तु मीठी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि 
कड़वी और मीठी वस्तु में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, इनीशियल फरकक है, वीज 
फर्क है। लेकिन अगर जोभ पर न रखा जाये, तो कोई फर्क नहीं है। आप कह 
नहीं सकते कि नीम कड़वी है, जब तक आप जीघ पर नहीं रखते । आप कहेंगे 
कि मैं रखूं या न रख, मेरे न रखने पर भी नीम तो कड़वी होगी ही; लेकिन 
यहीं आप भूल करते हैं। क्योंकि कड़वा होना जापकी जीभ और नीम के वीच 
का संबंध है । नींम का अ पना स्त्रमाव नहीं हैं, सिर्फ संबंध है । इसे ऐसा समझें 

कि जैप्ते एक सन्नी को एक बच्च्रा पैदा हुआ । जब्र वच्च्रा पैदा होता है तव बच्चा 

ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। क्योंकि मां एक संवंध है । वह स्त्री 
बच्चा पैदा होने के पहले माँ नहीं थी । और अगर बच्चा मर जाये तो फिर माँ 
नहीं रह जायेगी । माँ होना एक संबंध है। वह बच्चे और उस स्त्री के बीच जो 
संबंध है, उसका नाम है । बच्चे के बिना वह माँ नहीं हो सकती । वच्चा भी 
मां बिना नहीं हो सकता । इस वात को छयाल में लें कि हमारे सब रत वस्तुमों 
ओऔर हमारी जीभ के बीच संबंध हैं । 


लेकिन अगर बात इतनी ही होती तो संदर्भ दो तरह से हूुड सकता था, या 
सो हम जीभ को संवेदनहीन कर छें, उसकी ऐक्टिविटो को मार डालें, जोभ को 
चला लें तो जीभ नष्ठ हो जायेगी। या हम फिर वस्तु का त्याग कर दें, तो 
रस नष्ट हो जायेगा; जैसे कि साधारण॒त: महावीर की परंपरा में चलते वाला 
साधु करता है । वस्तु को छोड़ देता है। तव वह सोचता है, रस से मुक्ति हो 
जायेगी । लेकिन रस से सुक्ति नहीं हुई। वस्तु में जभी भी उतना ही रस है 
और जीभ में अभी भी उतनी ही सेंसिटीविटी है। अभी भी जीम जनुभव करने 
सें समर्थे है और अभी भी वरतु अनुभव देने में समर्थ है, सिर्फ जीम का संबंध 
हृड गया है इसलिए बात अप्रकट हो गयी है । कभी भी प्रकट हो सकती है । 
'किर दोनों को जोड़ दिया जाये, फि अकट हो जायेगी। आपने विजली का 
वटन बंद कर दिया है इसलिए बिजली नष्ट नहीं हो गयी है। सिर्फ बिजली 
की घारा ओर बल्ब के बीच का संबंध हट गया है ॥ बल्ब भी समर्थ है अभी 
बिजली प्रकट करने में । बिजली की घारा भी अभी समर्थ है वल्ब से प्रकट 
होने में है सिर्फ संबंध द्ूठ गया हैं + बिजली नष्ट नहीं हो गयो । फिर घटने 
आप णॉन कर दें फिर बिजली जल जायेगी | जो आदमी वस्तुओं को छोड़कर 
सोच रहा हैँ कि रस का परित्याग हो गया, वह सिर्फ रप को अप्रकट कर रद्दा, 


शेप८ महावीर - वाणी 


वस्तुओं में रंग शुरू हो जाता है | वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी वस्तु में कोई रंग 
नहीं होता, पस्तु केवल निमित्त होतो है, किसी रंगः को आपके भीतर पैदा 
करने के लिए । जब आप नहीं होते हैं, जब भॉव्जवर नहीं होता, जब 
देखनेवाला नहीं होता तब वस्तु रंगहीन हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। 


(४) रंग तो आपकी आँख भरती है 


असल में प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्पु 
प्रकाश की किरण को पीती है। अगर वह सारी किरणों को पी जाती है वो 
काली दिखायी पड़ती है। अगर वह सारी किरणों को छोड़ देवी है! भौर न्र्दी 
पीती है तो सफ़ेद दिखायी पड़ती। अग्रर वह लाल रंग की किरण को छोड़ 
देती है और बाकी की किरणों को पी छेती है तो छाल दिखायी पड़ती है। 
अब आपको यह बहुत हैरानी लगेगी कि जो वस्तु लाल दिखायी पड़ती है, 
वह छाल को छोड़कर सब रंग की किरणों को पीती है, सिफफे छाल रंग को 
छोड़ देती है । वह जो छूटी हुई छाल किरण है, बह आपकी आंख पर पड़ती है 
कर उप्त किरण की वजह से वस्तु लाल दिखायी पड़ती हैं । लेकिन अगर कोई 
मांख ही न हो, तो छाल किसको दिखाई पड़ेगी ! उस किरण को पकड़ने के 
लिए कोई आंख चाहिए तब वह छाल दिखायी पड़ेगी । आपका बाहर जाना 


भी जरूरी नहीं है । 


जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो वस्तुएँ रंगहीन हो जाती हैं, कलरडेत 
हो जाती हैं।. कोई रंग वहीं रह जाता । इसका यह भी मतलब नहीं है कि वे 
सब एक ही जैसी हो जाती हैं, क्योंकि अगर वे सब एक जैसी हो जायें तो जव॑ 
आप आँख खोलेंगे तब उन सबमें एक-सा रंग दिखायी पड़ेगा । रंगहीव हो णाती है, 
लेकिन उनमें रंगों की संभाववा, पोर्टेशियलिटी मौजूदा बनी रहती है। जब वी 
आँख खोलेंगे तब लाल चीज लाज होगी, हरी हरी होगी । जब आँख बंद कर 
लेंगे, छाल-छाल' न रह जायेगी, हरी हरी न रह जायेगी । इसे ऐसा समझें कि 
लाल रंग की वस्तु सिफे वस्तु का रंग नहीं है, वस्तु और आपकी आँख के बीच 
का संबंध है, रिलेशनशिप है। चूंकि आँख बंद हो गयी इसलिए रिलेशनशिप हट 
गयी, संबंध टूट गया । कुर्सी लाल रंग की नहीं है । आपकी आँख और कुर्सी 
के बीच लाल रंग का संबंध है । अगर आंख नहीं है, संबंध द्वृद गया । जब आप 
किसी चीज को मीठी कहते हैं, तव भी वंह मीठापन वस्तु और आपके स्वाद" 


रलेस 


महावीर - वाणी श्प६, 


यंत्न के बीच का संबंध है, वस्तु मीठी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि 
कड़वदी और मीठी वस्तु में कोई फर्क नहीं हे । फर्क है, इनीशियल फर्क है, वीज 
फरई है। लेकित अगर जीम पर न रखा जाये, तो कोई फर्क नहीं है । जाप कह 
नहीं सकते कि नीम कड़वी है, जब तक जाप जीम पर नहीं रखते । आप कहेंगे 

कि मैं रखूं यान रखूं, मेरे न रखने पर भी नीम तो कड़वी होगी ही; लेकिन 
यहीं जाप भूछ करते हैं।॥ क्योंकि कड़वा होना आपकी जीभ और नीम के बीच 

का संबंध है । नीम का अ पना स्वभाव नहीं हैं, सिर्फ संबंध है । इसे ऐसा समझें 
कि जैसे एक स्त्री को एक बच्चा पैदा हुआ । जब वच्चा पैदा होता है तव वच्चा | 
ही दैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। क्‍योंकि मां एक संबंध है । वह स्त्री 

बच्चा पंदा होने के पहले माँ नहीं थी । और अगर बच्चा मर जाये तो फिर माँ 

नहीं रह जायेगी | मई होना एक संदंध हे १ वह बच्चे और उस स्त्री के दीच जो 

संबंध है, उसका नाम है। बच्चे के बिना वह माँ नहीं हो सकती । घच्चा भी 
भां विना नहीं हो सकता । इस बात को छपाल में लें कि हमारे सब रस वस्तुओं 

बऔर हमारी जीभ कें बीच संवंघ हैं | 


लेकिन अगर बात इतनी ही होती तो संदर्भ दो तरह से टूट सकता था, या 

तो हम जीभ को संवेदनहीन कर लें, उसकी ऐ क्टिविटी को मार डालें, जीभ को 
जला लें तो जीभ नष्ट हो जायेगी। या हम फिर वस्तु का त्याग कर दें, तो 
रस नष्ट हो जायेगा; जैसे कि साघारणतः महावीर की परंपरा में चलमे वाला 
साधु करता है । वस्तु को छोड़ देता है ।॥ त्तव चह सोचता है, रस से मुक्ति हो 
जायेगी । लेकिन रस से मुवित नहीं हुई। वस्तु में अभी भी उतना ही रप्त है 
और जीभ में अभी भी उतनी ही सेंसिटीविटी है। अभी भी जीभ अनुभव करने 
में समर्थ है और अभी भी वस्तु अनुभव देने में समर्थ है, सिर्फ जीभ का संबंध 
'हूट गया है इसलिए बात अप्र कट हो गयी है । कभी भी प्रकट हो सकती है । 
'फिर दोनों को जोड़ दिया जाये, फि प्रकट हो जायेगी। आपने विजली का 
बटन बंद कर दिया है इसलिए बिजली नष्ट नहीं दो गयी है । सि्फे विजलो 

की घारा झौर बल्ब के बीच का संबंध टूट गया है । वल्व भी समर्थ है अभी 

बिजली प्रकट करते में । बिजली को घारा भी जी समर्थ है वल्ब से प्रकट 

होने में । सिर्फ संबंध हूठ गया है । बिजली नष्ट नहीं हो गयी । फिर घटत 

आप जॉन कर दें फिर विजलो जल जायेगी । जो आदमी वस्तुओं को छोड़कर 

सोच रहा है कि रस का परित्याग हो गया, वह सिर्फ रघ को अप्रकट क्र रहा, 


इ्प८ महावीर - वाणी 


वस्तुओं में रंग शुरू हो जाता है । वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी वस्तु में कोई रंग 
नहीं होता, वस्तु केवल निमित्त होती है, किसी रंग को आपके भीतर पैदा 
करने के लिए। जब आप नहीं होते हैं, जब आऑब्जवेर नहीं होता, जब 
देशनेवाला नहीं होता तब वस्तु रंगहीन हो जाती है, कलरलेस हो जाती है! 


(४) रंग तो आपकी ऑख भरती है 


असल में प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है वो वस्तु 
प्रकाश की किरण को पीती है। अगर वह सारी किरणों को पी जाती है तो 
काली दिखायी पड़ती है । अगर वह सारी किरणों को छोड़ देती है. भौर नहीं 
पीती है तो सफेद दिखायी पड़ती। अगर वह लाल रंग की किरण को छोड़ 
देती है और बाकी की किरणों को पी लेती है तो रारू दिखायी पड़ती है। 
अब आपको यह बहुत हैरानी लगेगी कि जो वस्तु लाल' दिखायी पड़ती है, 
वह लाल को छोड़कर सब रंग की किरणों को पीती है, सिर्फ छाल रंग को 
छोड़ देती है | वह जो छूटी हुई छाल किरण है, वह आपकी आंख पर पड़ती है 
» भौर उप्त किरण की वजह से वस्तु लाल दिखायी पड़ती हैं । लेकिन अगर कोई 
भांख ही न हो, तो छाल किसको दिखाई पड़ेगी ! उस किरण को पकड़ने के 
लिए कोई भांख चाहिए तव वह लाल दिखायी पड़ेगी । आपका बाहर जाना 
भी जरूरी नहीं है । 


जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो वस्तुएँ रंगहीन हो जाती हैं, कलरलेस 
हो जाती हैं।. कोई रंग नहीं रह जाता । इसका यह भी मतलब नहीं है कि वे 
सब एक ही जैसी हो जाती हैं, क्योंकि अगर वे सब एक जैसी हो जायें तो जब 
भाप भाँख खोलेंगे तब उन सव में एक-सा रंग दिखायी पड़ेगा | रंगहीव हो जाती है, 
लेकिन उनमें रंगों की संभावना, पोर्टेशियलिटी मौजूदा वनी रहती है । जब आप 
आँख खोलेंगे तब लाल चीज लाल होगी, हरी हरी होगी ॥ जव आँख बंद कर 
लेंगे, छाल-छाल न रह जायेगी, हरी हरी न रह जायेगी । इसे ऐसा समझें कि 
लाल रंग की वस्तु सिफ वस्तु का रंग नहीं है, वस्तु और आपकी आँख के बीच 
का संबंध है, रिलेशनशिप है। चूंकि जाँख बंद हो गयो इसलिए रिलेशनशिप टूट 
गयी, संबंध टूट गया । कुर्सी लाल रंग की नहीं है । आपकी आँख और कुर्सी 
के बीच लाल रंग का संबंध है । अगर आंख नहीं है, संबंध दृट गया । जेव आप 
किसी चीज को मीठी कहते हैं, तव भी वह मीठापन बस्तु और आपके स्वाद- 


सद्दावीर - वाणी श्प६ 


यंत्र के वीच का संबंध है, चस्तु मीठी नहीं है। इसका मतलब यह्‌ नहीं है कि 
कड़वी और मीठी वस्तु में कोई फर्क नहीं है । फर्क है, इनीशियल फर्क है, बीज 
फर्क है । छेकिन मगर जीभ पर न रखा जाये, तो कोई फर्क नहीं है । आप कह 
सहीं सकते कि तोम कड़वी है, जब तक आप जीम पर नहीं रखते । आप कहेंगे 

कि मैं रखूं या न रख, मेरे न रखने पर भी नीम तो कड़वी होगी ही; लेकिन 
यहीं आप शूल करते हैं॥ क्योंकि कड़वा होना आपकी जी्ष और नीम के बीच 

का संबंध है । नीम का अ पना स्त्रमाव नहीं हैं, सिर्फ संबंध है । इसे ऐसा समझें ' 
कि जैसे एक उत्नी को एक बच्चा पैदा हुआ । जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चा | 
ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। क्योंकि मां एक संबंध है । वह स्त्री ' 

बच्चा पैदा होने के पहले माँ नहीं थी । और अगर बच्चा मर जाये तो फिर माँ 

नहीं रह जायेगी । माँ होना एक संबंध है। वह बच्चे और उस स्त्री के बीच जो 
संबंध है, उसका नाम है। बच्चे के बिना वह माँ नहीं हो सकती । वच्चा भी 
पां बिला नहीं हो सकता । इस बात को रुपाल में लें कि हमारे सव रस वस्तुओं 
और हमारी जीभ के बीच संबंध हैं । 


लेकिन अगर वात इतनी ही होती तो संदर्भ दो तरह से हूट सकता था, या 
सो हम जीभ को संचेदनहीन कर लें, उसकी ऐक्टिविटी को मार डालें, जीभ को 
लला लें तो जीभ नष्ट हो जायेगी। या हम फिर वस्तु का त्याग कर दें, तो 
रस नष्ट हो जायेगा; जैसे कि साघारणतः महावीर की परंपरा में चलने वाला 
साधु करता है | व॒ध्तु को छोड़ देता है। तब वह सोचता है, रस से मुक्ति हो 
जायेगी । लेकिन रस से मुक्ति नहीं हुईं। वस्तु में अभी भी उतना ही रस हे 
और जीभ में अभी भी उतनी ही सेंसिटीविटी है । अभी भी जीभ अनुभव करने 
सें समर्थे है और अभी भी वस्तु अनुभव देने में समर्थ है, सिर्फ जीभ का संबंध 
हल गया हैँ इसलिए बात अप्रकट हो गयी हैं । कभी भी प्रकढ हो सकती है । * 
फिर दोनों को जोड़ दिया जाये, फि प्रकट हो जायेगी। आपने बिजली का 
बटन बंद कर दिया है इसलिए बिजली नष्ट नहीं दो गयी है । सिर्फ बिजली 
की घारा बोर बल्ब के बीच का संबंध टूट गया है| बल्ब भी समर्थ है बभी 
बिजली प्रकट करने में । बिजली की घारा भी अन्नी समर्थ है वल्व से प्रकट 
होने में । सिफे संबंध टूट गया हैं। विजली नष्ट नहीं हो गयी। फिर घटने 
आप ऑन कर दें फिर बिजली जल जायेगी | जो जादमी वस्तुओं को छोड़कर 
सोच रहा है कि रस का परित्याग हो गया, वह सिर्फ रस को अप्रकट कर रहा, 


३६० मदह्दावीर - वाणी 


पा त्याग नहीं | महावीर ने ८स अप्रकट करने को नहीं कहा है। रस-परि- 
त्याय करने को कहा है । सिर्फ अब प्रकट नहीं हो रहा है, इसका यह मतलब 
नहीं कि नष्ट हो गया । बहुत सी चीजें बहुत से मौकों पर प्रकट नहीं होतीं । 
| जब कोई आदमी भापकी छाती पर छुरा रख देता हैं तो काम-वासना प्रकट 
| नहीं होती, लेकिन मुक्त नहीं हो जाते जाप उससे, सिर्फ छिप जाते हैं। कितनी 
: ही भूख लगी हो और एक जादमी बंदूक लेकर आपके पीछे लग जाये, बस भूख 
- मिट जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि भूख मिठ गयी, बल्कि सिर्फ छिप 
; गयी अभी अवसर नहीं हैं प्रकट होने का, सिर्फे छिप गयी । छिंप जाने को 


त्याग मत समझ लेना । 
(४) फलडेड' प्रकटीकरण रस का 


और अक्सर तो बात ऐसी होती है कि जो छिप जाता है, वह छिपकर और 
भी प्रबल और सशक्त हो जाता है। इसलिए जो आदमी रोज मिठाई खा रहा 
हैं, उसको मीठे का जितना अनुभव होता है, उससे ज्यादा तीन अनुभव उसका 
होता हैं जिसने बहुत दिन तक मिठाई नहीं खायी और फिर मिठाई खाता है । 
क्योंकि इतने दिन तक रुका हुआ रस का जो अप्रकढ रूप है, वह एक ढंग से 
'फ्लडेड' प्रकट होता है, उसमें बाढ़ था जाती है! था ही जायेगी । इसलिए 
जो आदमी वस्तुएँ छोड़ना शुरू करेगा, वह वस्तुओं से भयभीत होने लगेगा ! 
वह डरेगा कि कहीं वस्तु पास न आ जाय, अन्यथा रस पैदा ही सकता हैं । 


एक दुसरा उपाय है कि आप इंद्रिय को नप्ठ कर लें, जीभ की जला डाले 
-+जजैसा कि बुखार में हो जाता है, लंबी बीमारी में हो जाता है। इंद्रिय के 
संवेदनशील जो तंतु हैं, वे रूए्ए हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सो जाते हैं । 
छेकिन तथ भी रस का कोई अन्त नहीं होता । अगर मेरी आँख फूट जाये, तो 
भी रूप देखने की आकांक्षा नहीं चछी जाती । अगर आँध से दे हें; देखने 
की आकांक्षा जाती होती, तो बहुत मासानव हो जाता है। लेकित भाँख हट 
जाने से, द्वट जाने से, फूट जाने से रूप की आकांक्षा नहीं हृ्ती। कान छूट 
जाये, तो भी ध्वनि का रस नहीं छूट जाता मेरे पैर टूड जायें तो भी चलने का 
मत नष्ठ नहीं हो जाता। जो जानते हैं वे कहते हैं कि पूरा द्वारीर भी छूट 
जाये, तो भी जीवेपणा नष्ट नहीं होती, नहीं तो फिर दुबारा जन्म होना 
असंभव हैं। जब पूरा दरीर छूठ जाने पर भी हम नया जीवन फिर से पकड़े 


सदहावीर - बाणी श्६१ 


लेते हैं, तो एक-एक इंद्रिय को मारकर क्या होगा ? मृत्यु तो सभी इंद्वियों की भार 
डालती है | सन्नी इंद्रियाँ मर जाती हैं, लेकिन फिर हम सारी इंद्वियों को पैदा 
कर छेते हैं। क्योंकि सारी इंद्रियाँ मूल नहीं हैं, मूल कहीं इंद्वियों से भी पीछे 
है। इसलिए जो आाँख-कान तोड़ने में लगा हो, समझ छो वह बचकानी 
बातों में लगा है, वह नासमभी को वातों में लगा हैँं। उससे रस नष्ट नहीं 
होगा | इंद्रिय के नष्ट होने से रस नष्ट नहीं होता। 


(६) मनको समझाना हो तो उच्ठा समझाइए 


तो क्‍या हम मन को मार डालें ? मन को मारने में भी दो बातें आती 
हैं । सोचते हैँ मन को दवा-दबा कर मार डालें। लेकिन मन बहुत उल्टा है ! 
मच का नियम ही यही है कि जिस बात को मन से हम घष्ट करता चाहते हैं, 
मन उसी बात में ज्यादा रसवूर्ण हो जाता है। एक सुबह मुल्ला के गांव में 
उसके मकान के सामने बड़ी भीड़ थी | चह अपत्ती पांचवीं मंजिल पर खड़ा है 
कूदने को तत्पर | पुलिस भी आ गयी, लेकिन उसने सब सीढ़ियों पर ताले 
डाल रखे थे । कोई ऊपर चढ़ नहीं पा रहा । गांव का मेयर भी भा गया । 
सादा गांव घीरे-घीरे इकट्ठा हो गया। और मुल्ला ऊपर खड़ा है और 
कहता हैं, मैं कूदकर भरूगा। जआाखिर मेयर ने उसे समझाया कि कुछ तो 
सोच । अपने साँं-बाप के संबंध सें सोच, मुल्ला ने कहा, मेरे भां-बाप मर 
चुके हैं। उनके संबंध में सोचता हूँ तो कुछ और होता है कि जल्दी मर जाऊें। 
मेयर ने चिल्लाकर कहा, अपनी पत्नी के संबंध में सोच । उसमे कहा, वह याद 
ही मत दिलाना नहीं तो और जल्दी कूद जाऊँगा। मेयर ने कहा, कानून के 
संबंध में सोच । अगर आत्महत्या को कोशिश को, तो फेसेगा | मुल्ला ने कहा, 
जब मर ही जाऊंगा तो कौन फेंसेगा ? बड़ी मरिकिल' थी। मेयर न समझा 
, पाया । आखिर गुस्से में उसने कहा, तेरी मर्जी है तो कूद, इसी वक्‍त कदक 
भर जा। मुल्ला ते कहा, तू कौन है मुझे सलाह देने वाऊा । नहीं मरूँगा। 


आदसी का सन ऐसा ही सोचता हैं। अगर जापको कोई समभाये कि 
सर जाओ, तो जीने का मन पैदा होता है। कोई आपको समझाये कि जियो, तो 
मरने का सन पैदा होता है । मन विपसीत में रस छेता है। इसलिए जो लोग 
मन को मारने में लगते हैँ, उनका मन और भी रसपूर्ण होता चला जाता है। 


ड्ध्र महावीर - वाणी 


नवस्तु को छोड़ने से रस का परित्णग होता है, न इंद्रिय को मारने से रस का 
परित्याग होता है, न मन से लड़ने से रस का परित्याग होता है । हम सभी तो 
मन से लड़ते हैं, लेकिन कौन से रस का परित्याग होता है ? मात्राओं के भेद 
अले हों, लेकिन हैं हम सभी मन से लड़नेवाले । हम मन को कितना दवाते हैं, 
कितना समझभाते हैं । लेकिन कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा । जिस चीज के 
लिए आप मन को समझाते हैं, मन्त उसी की मांग बढ़ाता चला जाता हे । 
असल में जब आप समभाते हैं, तभी आप स्वीकार कर छेते हैं कि आप कमजोर 
हैं मौर मन ताकतवर हैं । और जब आप एक बार अपने मन के सामते अपनी 
कमजोरी स्वीकार कर छेते हैं, वो मन आपकी गर्दव को दवाता चला जाता 
हैं। जाप मन से कहते हैं, यह मत माँग, यह संत माँग, यह मत माँग । और 
जितना आप कहते हैं मत माँग, उतवा ही ज्यादा रस जा जाता हैं। मन के 
जितने द्वार हम बंद करते हैं, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है; उतना ही 
लगता है कोई द्वार खोलकर भांक लूं मोर देख लूं। 


(७) भ्रुल्लाने की कोशिश याद करने की निशानी ह्वे 


इसलिए जो भी मन के साथ लड़ने में लगेगा, वह रस को जगाने में 
लगेगा। यह ध्यान रखें कि मन से हम जिस चीज को झुलाने की कोशिश 
करते हैं, वहाँ हम एक बहुत ही अमनोवैज्ञातिक काम कर रहे हैं। क्योंकि 
भुलाने की हर कोशिश याद करने की व्यवस्था हैं। इसलिए कोई भी आदमी 
किसी को चुला सहीं सकता । भूल सकता है, भुला नहीं सकता ! अगर आप 
किसी को भूलाना चाहते हैं तो आप कभी न भुला पायेंगे क्योंकि जब भी 
आप भुलाते हैं तभी आप फिर से याद करते हैं। आखिर भुलाने के लिए याद 
तो करना ही पड़ेगा ! मौर तब याद करने का कर्म सधन होता जाता है और 
याद की रेखा मजबूत बौर गहरी होती चली जाती है। इसलिए आपकी जिसे 
याद रखना हो, उसे भुलाते की कोशिश करना । और जिसे आपकी भुला देता 
हो, उसे कभी भी भुछाने की कोशिश मत करना। प्रेमियों को यही कष्ट 


हैं सारी दुनिया में । वे किसी पेमी को भुला देना चाहते हैं। वह जितना 


भुलाता चाहते हैं, उतने ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। भुलाने की ज्यादा बेहतर 
फेर बिलकुल याद 


तवरकीब है कि शादी कर लें और प्रेमी की घर में ले जायें । पि 
याद नहीं आती । मन का यह नियम ठीक से स्थाल में ले के, अत्यथा बड़ी 
कठिनाई होती है । तथाकथित साथु, तपसवी मच के इसी गहरे नियम को न 


महावीर - वाणी श६३ 


समभने के कारण बहुत उलमकाव में पड़ जाते हैं। भुलाने में लगे हैं कि 

दिखायी न पड़े, इसलिए आंख बंद फरने में लगे हैं। भोजन न दिखायी पड़े 
इसलिए इंद्रियों को सिंकोड़ने में लगें हैं। कहीं कोई रस न भा जाये, इसलिए 
मन को वहाँ से किसी विपरीत दिशा में उलभाने में छंगे हैं। छेकिन 
“सन को दबाने, समझाने, भुलाने की कोई व्यवस्था रफ्त-परित्याग नहीं लाती । 
फिर रस-परित्याग केसे फलित होता है? रस-परित्याग का जो वास्तविक 
'रूपांतरण है, वह मन और चेतना के वीच संबंध टूटने से फलित होता है । 
सन और चेतना के बीच ही मसली घटना घटती है। मन उसी वात में रस ले 
: पाता है जिसमें चेतना का सही आर्थों में कोआपरेशन हो। जिस वात में 

चैतना का सहयोग न हो, उसमें मन रस नहीं ले पाता । 


(८) मन को जरा भयेकर खबर देकर देसखिए्ट 


एक आदमी रास्ते से भागा जा रहा है। गाज भी रास्ते की दूकानों के 
(विण्डो केसेज़ में वही चीजें सजी हैं, जो कल सजी थीं, लेकिन आज उसे दिखायी 
नहीं पड़ता । रास्ते पर आाज भी सुन्दर शरीर निकल रहे हैं, लेकिन वे जाज 
उसे दिखायी नहीं पड़ते । रास्ते पर अब भी सुन्दर कारें भागी जा रही हैं, 
'लिकिन आाज उसे दिखायी नहीं पड़ती, क्योंकि उसके घर में आग लगी है, 
जिसके कारण वह भागा जा रहा है। घर में आग लगी है, तो ही क्‍या गया 
है ? चीजें तो अब भी गुजर रही हैँ। मन वही है, इंद्रियां चही हैंँ। उन पर 
.संघात वही पड़ रहे हैं, संवेदनाएँ वही हैं; लेकिन आज उसकी चेतना कहीं 
और है । बाज उप्तकी चेतना अपनी इंद्रियों के साथ नहीं है। गाज उसकी 
चेतना भाग गयी है--वहाँ है, जहाँ मकान में आगलगी है । लेकित घर जाकर 
पहुंचा और पता चला कि किसी और के मकान में आग लगी है, यह गलत 
खबर उसे मिली है, तो सब वापिस छौट जाया । 


« दोस्तोवस्की को फाँसी को सजा दी गयी थी। लेकिन ऐन वक्‍त पर माफ 

कर दिया गया। ठीक ६ बजे जीवन नष्ट होने को था, और ६ बजने के पांच 
मिनट पहले खबर आयी कि जा तुझे क्षमा कर दिया गया। दोस्तोवस्की बाद 

' में मिलने पर कहता था कि उस क्षण जब ६ बजने के करीब वा रहे थे, तव न 
मेरे मन में कोई वासना थी, न कोई इच्छा थी, न कोई रस था । कुछ भी न 
था। मैं इतना शांत और छून्य हो गया था कि मैंने उस क्षण में जाना कि साध- 

५ ;ढ संत जिस समाधि की बात-करते हैं, वह क्या है | लेकिन जैसे ही जार का बादेश 


डर सद्दावोर - वाणी 


नवस्तु को छोड़ने से रस का परित्णग होता है, न इंद्विय को मारने से रस का 
प्रित्याग होता है, न मन से लड़ने से रस का परित्याग होता है । हम सभी तो 
मन से लड़ते हैं, लेकित कौन से रस का परित्याग होता है ? मात्राओं के भेद 
अले हों, लेकित हैं हम सभी सन से लड़नेवाले । हम मत को कितना दवाते हैं, 
कितना समकाते हैं। लेकित कभी इससे कोई फरके नहीं पड़ा । जिस चीज के 
लिए आप मन को समझाते हैं, मन उसी की मांग वढ़ाता चला जाता है। 
असल में जब आप समझते हैं, तभी आप स्वीकार कर छेते हैं कि आप कमजोर 
हैं औौर मन ताकतवर हैं। और जब आप एक बार अपने मन के सामने अपनी 
कमजोरी स्वीकार कर छेते हैं, तो मन आपकी गर्दन को दवाता चला जाता 
है । आप मन से कहते हैं, यह मत माँग, यह मत माँग, यह मत माँग । बौर 
जितना आप कहते हैं मत माँग, उतना ही ज्यादा रस भा जाता हैं। मन के 
जितने द्वार हम बंद करते हैं, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है; उतना ही 
लगता है कोई द्वार खोलकर भांक लूँ और देख लूं । 


(७) भ्ुलाने की कोशिश याद करने की निशानी दे 


इसलिए जो भी सत्र के साथ लड़ने में लगेगा, वह रस को जगाने में 
लगेगा । यह ध्यान रखें कि मत से हम जिस चीज को झुलामे की कोशिश 
करते हैं, वहां हम एक बहुत ही अमनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्योंकि 
भुलाने की हर कोशिश याद करने की व्यवस्था है। इसलिए कोई भी आदमी 
किसी को भुला तहीं सकता । भूल सकता है, भुला नहीं सकता। अगर आावउ 
किसी को भुलाना चाहते हैं तो आप कभी न भुला पायेंगे क्योंकि जब भी 
आप भुलाते हैं तभी आप फिर से याद करते हैं । आखिर भुलाने के लिए याद 
तो करना ही पड़ेगा ! और तब याद करने का कर्म सघन होता जाता है औौर 
याद की रेखा मजबूत और गहरी होती चली जाती है ! इसलिए आपको जिसे 
याद रखना हो, उसे भुलाने की कोशिश करना । और जिसे आपको भुला देना 
हो, उसे कभी भी भुलाने की कोशिश मत करना । प्रेमियों को यही कंप्ट 
है सारी दुनिया में । वे किसी प्रेमी की भुला देना चाहतें हैं। वह जितना * 
भुलाना चाहते हैं, उतने हो मुश्किल में पड़ जाते हैं । भुलाने की ज्यादा बेहतर 
तसरकीब दे कि शादी कर लें और प्रेमी को घर में ले आयें । फिर बिलकुल याद 
याद नहीं भाती । मत का यह नियम ठीक से ख्याल में ले लें, अन्यया बड़ी 
कठिताई होती है । तथाकथित साथु, तपस्दी मन के इसी गहरे तियम को ने 


सहावीर - वाणी श्ध्रे 


समभने के कारण वहुत उत्तकाव में पड़ जाते हैं। भूुनाने में लगे हूं कि ्डो 
दिखायी न पड़े, इसलिए मांझ बंद फरने में सगे हैं। भोजन न दिखायी पढ़े 
इसलिए इंद्वियों को प्तिकोड़ने में लगे हैं॥ फाहीं कोई रस न जा जाये, इसलिए 
मन को वहाँ से किसी विपरीत दिशा में उलमाने में लगे है । छेकिन 
मन को दबाने, समझाने, मुलाने को कोई व्यवस्या रस-परित्याग नहीं जाती ॥ 
फिर रस-परित्याग कैसे फलित होता है? रस-परित्याग का जो वास्तविक 
रूपांतरण है, वह मन कौर चेत्तना के बीच संबंध हटने से फलित होता है । 
मन ओर चेतना के बीच हो मसली घटना घटतो हैं । मन उसी यात में रस छे 
पाता है जिसमें चेतना का सही बयां में कोआपरेशन हो । जिस बात में 
चेतना का सहयोग न हो, उसमें मन रस नहीं ले पाता । 


(८) मन को जरा भयेकर खबर देकर देख्िप्ए | 


एक आदमी रास्ते से भागा जा रहा है। आज भी रास्ते की दूकानों फे 
'विण्डो केप्तेज़ में वही चीजें सजी हैं, जो कल सजी थीं, लेकिन जाज उसे दिखायी 
नहीं पड़ता १ रास्ते पए आाज भी सुन्दर शरीर निकल रहे हैं, लेशिन वे आज 
उसे दिखायी नहीं पड़ते | रास्ते पर अब भी सुन्दर कारें भागी जा रही हैं, 
लेकिन आाज उसे दिखायी नहीं पढ़तीं, क्योंकि उसके घर में आग लगी है, 
जिसके कारण वह भागा जा रहा है। घर में जाम लगी है, तो हो दया गया 
है ? चीजें तो अब भी गूजर रही हैं। मन वही है, इंद्वियां वही हैं॥ उन पर 
संघात वही पड़ रहे हैं, संचेदनाएँ वही हैं; लेकिन गाज उसकी चेतना कहीं 
और है। जाज उछ्की चेतना अपनी इंद्रियों के साथ नहीं है। आज उसकी 
चेतना भाग गयी है--वहाँ है, जहाँ मकान में आगलगी है । लेकिन घर जाकर 
पहुंचा और पता चला कि किसी औौर के मकान में आग्र छृगी है, यह गलत 
खबर उसे मिली है, तो सब चापिस लोट जाया । 


दोस्तोवस्की को फाँसी की सजा दी गयी थी । लेकिन ऐन वम्त पर माफ 
कर दिया गया । ठीक ६ बजे जीवन नप्ट होने को था, और ६ वजने के पांच 
'मिनट पहले खबर आयी कि जा चुफे क्षमा कर दिया गया। दोस्तोचस्की वाद 
में मिलने पर कहता था कि उस क्षण जब ६ वजने के करोब जा रहे थे, तव न 
भेरे मन में कोई चासना थी, न कोई इच्छा थी, न कोई रस था | कुछ भी न 
था| मैं इतना दांत और शून्य हो गया था कि मैंने उस क्षण में जाना कि साधु- 
संत जिस समाधि की वात करते हैं, वह क्‍या है । लेकिन जैसे ही ज्ञार का आदेश 


इ६४ सह्दाावीर - वाणी 


पहुंचा और मुझे सुनाया गया कि मैं छोड़ दिया जा रहा हूँ, मेरी फांसी की सजा 
माफ कर दी गयी है, तो अचानक मैं जैसे किसी शिखर से सीचे गिर गया । 
सब वापस लौट आया । सब इच्छाएँ, सब क्षुद्रतम इच्छाएँ जिनका क्षण भर 
पहले कोई मूल्य न था, वे सब वापस लौट आयीं। पैर में जूता काट रहा था, 
वह फिर पता चलने लगा । सया जूता लेना है, उसकी योजना चेलने लगी । सब 
बापस छोट आया । दोस्तोवस्की कहता था, उस शिखर को दुबारा मैं न छूः 
पाया, जो उस दिन आसनन्‍्न मृत्यु के निकट अचानक घटित हुआ था । 


(६) रस का हमसफर साथ छोड़ गया 


आखिर हुआ कया था ? हुआ यह था कि जब मृत्यु इतनी सुनिश्चित हो 
तो चेतना सब संबंध छोड़ देती है। इसलिए समस्त साधकों ने मृत्यु के 
सुनिश्चिय के अनुभव पर बहुत जोर दिया है । बुद्ध तो भिक्षुओ्ों को मरघट में 
भेज देते थे जिससे कि वे तीन महीने लोगों को मरते, जलते, मिटते, राख होते देख 
सके, ताकि उन्हें अपनी मृत्यु सुनिश्चित हो जाय । और जब तीव महीने वाद 
कोई साधक मृत्यु पर ध्यान करके लौटता था, तो जो पहली घटना उसके मित्रों 
को दिखायी पड़ती थी, वह थी रस-परित्याग गथवा रस विसर्जन | रस के जानें 
का सूत्र हैं चेतता और मन का संबंध हट जाय । वह स्वंध कैसे हूटेगा ? इसके 
लिए यह देखें कि वह संबंध केसे निर्मित हुआ £ 


जब तक यह स्रोचता हूँ कि मैं मन हूँ, तव तक यह सम्बन्ध रहेगा । यह 
बआइडेंटिटी, यह तादात्म्य--जव तक वह है, कि मैं मन हूँ, तव तक संबंध है । 
यह सम्बन्ध टूट जाने का अर्थ है यह जानना कि मैं मन नहीं हैँ। इससे रस 
छिन्त-भिन्‍न हो जाता है, खो जाता है। रस-परित्याग की प्रक्रिया है--मन 
के प्रति साक्षीमाव (विट्नेसिग) । जब जाप भोजन कर रहे हैं तो में नहीं 
कहूँगा कि आप यह भोजन मत करें, यह रसपूर्ण ह। मैं आपसे यह भी नहीं 
कहेंगे कि आप जीम को जला लें क्योंकि जीभ रस देती है । में आपसे यह 
भी नहीं कहूँगा कि आप मन्त में यह अनूमव न करें कि यह खंट्टा है या मीठा । 
मै आपसे यह कहूँगा, भोजन करें, जीभ को स्वाद लेने दें, मन को पूरी खबर 
होने दें, पूरी सांत्वना द्ोने दें कि चहुत स्वादिष्ट है। सिर्फ भीतर इस सारी 
प्रक्रिया के साक्षी बतकर खड़े रहें। देखते रहें यह मानकर किम सिफ 
देखनेवाला हूँ। मैं द्रप्टा हूँ, में साक्षी हँ--रस के अनुभव में सिर्फ इतता 


सद्दावीर - दाणी ३६४ 


भाव गहन हो जाये, तो आप अचानक पायेंगे कि टएंद्वियाँ चह्दी है, उन्हें नप्ट 
करना नहीं पड़ा । पदार्थ वही हैं उन्हें छोड़कर मागना नहीं पड़ा | मन बही है, 
वह उतना ही संवेदनशील है, उतना ही सजग और जीवंत हैं, छेषिन रस का 
जो आकर्षण था, वह खो गया । रस जो बुलाता था, पुर्तरता था, रस की जो 
पुनरावृत्ति की इच्छा थी (रस का जाकर्षण है कि उसे फिर से दोहराबो) 
उसके चबकर में घूमने का आकर्षण खो गया, बिलकुल थो गया। उसकी 
पुनणद्ित वी कोई आपांक्षा नहीं ॥ असल में हम ऐसे रसों को पुनण्श्धित फरने 
लगते हैं, जो चाहे जीवन को नष्ठ करने बाल्ले ही बयों न हों । एक आदमी 
घशराव पीता हैं । वह जानता है, सुनता है, पढ़ता कि दाराब जहर है, पर 
उसकी भी पुनस्वित की माँग है। उसका मन कहता हे--दोहरामो। एक 
आदमी घुम्रपान कर रहा है। वह जानता है कि वह निमंत्रण दे रहा हे न 
जाने कितनी बोमारियों को, भलि-माति जानता है। अगर किसो ओर को 
समभाना हो तो वह्‌ समभ्राता भी है। अगर अपने बेटे को रोकना हो तो 
वह कहता है कि भूल करके भी घुम्नपान सत करना ॥ छेकिन घह छुद कर 
रहा है। पुनरकित की आकांक्षा है। इस तरह विकृत रस शगर संयुक्त हो जायें, | 
ओऔर दूसरे; विकृत रस भी संगुवत हो जाते हैं, एसोसिएशन से 


(१०) शिलरूर की कावेता छोर सड़ी हुई सेच-गंघथ 


शिल्‍रूर एक जर्मन लेखक हुआ है । जब उसते अपनी पहुली कविता लिखी 

तो व॒क्षों पर सेव पक गये थे | चीचे गिर रहे थे । वह उस वगीचे में चैठा था। 
कुछ सेव नोचे गिर कर सड़ गये थे । और सड़े हुए सेवों की गन्ध पूरी हवाओं 
में फेल रही थी ॥ तभी उसने पहली कविता लिखी ॥ उस पहली कविता का 
जन्म शोर सड़े हुए सेवों की गंध एसोसिएटेड हो गये, . संयुक्त हो गये ॥ इसके 
बाद शिलर जिन्दगी भर कुछ भी न लिख सका जब तक उसकी टेविज फे 
आस-पास सड़े हुए सेव न रखे हों। विल्कुछ पागलपन था। चह खुद कहता 
था कि बिल्कुल पागरूपन है; लहेकिन जब तक सड़ें हुए सेवों की गन्ध नहीं 
आती, भेरे भीतर काव्य सक्रिय नहीं होता । उसमें गति नहीं भाती । उस गंध 
के बिचा में साधारण मादमी बना रहता हूँ, शिहूर नहीं हो पाता । जीछे ही 
सड़े हुए सेवों की गंध चारों तरफ से मेरे नासापुटों को घेर छेतो हैं, में बदल 
जाता हूँ । मैं दूसरा आदमी हो जाता हैँ। वह कहता था माना कि यह बड़ा 
ऋण्ण मामला है कि सड़े हुए सेव रखूं, और भी गंधें हो सकती हैं, फूछ रखे जा 


ड्६द्‌ सहावीर - वाणी 


सकते हैं छेकिन नहीं ! वह उस गंध से संग्र॒क्‍्त हो गया । अगर एक आदी 
सिगरेट पी रहा है वो सिगरेट का पहला अनुभव सुखद नहीं है, दुखद है; लेकिन 
यह दुल्लद अनुभव भी निरंतर दोहराने से किसी सुख की, किसी क्षण की अनुभूति 
से अगर संयुक्त हो गया तो फिर जिन्दगी भर पुनरुक्ति माँगता रहेगा। और 
संयुक्त हो सकता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तब आप एक अर्थ में सारी 
दुनिया से हट जाते हैं ! 


कप । ५. 5. 
(११) दो चार कदा सिगरेट, एक घुआं--झुआ साधना 


मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सिगरेट पीना एक बर्थ में मास्टरवेदरी है । वह 
हस्तमैथुन जैसी चीज है । आप अपने लिए ही बन्द हो जाते हैं, दुनिया से कोई 
छैना-देता नहीं । अपना घुआँ उड़ा रहे हैं, बैठे हैं, दुनिया छूट गयी। आपके 
और दुनिया के बीच एक “इस्मोक करटेन' क्षा गया। पत्नी होगी घर में मतलब 
नहीं, दूकान चलती है या नहीं मतलूब नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, मतलब नहीं । 
आपको इतना मतरूव हैं कि आप धुआँ भीतर खींच रहे हैं और बाहर छोड़ 
रहे हैं। आप सारे जगत्‌ से हुट गये, आइसोलेट हो गये, अकेले हो गये । 
आपको अकेले में एक तरह का रस भआाता है, आइसोलैशन में रस है। वही 
तो एकांत का साधक करता है । अब भाप जानकर हैरान होंगे कि एकांत क्के 
साधक को जो रस आता है, वही किसी क्षण सिगरेट पीने में आपको मिल 
सकता है | और मिल सकता है, क्योंकि सिगरेठ भी तोड़ती है। इस लिए अकेला 
आदमी अगर बैठा रहे तो सिगरेट पीना शुरू कर देता है | ख्याल मिट जाता है 
सब चारों तरफ का। अपने में बन्द हो जाता हैं । 


यह वैसे ही है जैसे छोटा बच्चा अकेले पड़ा अपना अंगूठा पीता रहे । जब 
छोटा बच्चा अपना अंगूठा परीवा है, तो 'ही इज डिसिकनेक्टेड । उसका दुनिया 
से कोई संबंध तहीं रहा। दुनिया से उचसे कोई मतलब नहीं । अपनी माँ से 
भी अव मतलब नहीं ) इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को वहुत ज्यादा 
अंगूठे मत पीने देना अन्यथा उसकी जिन्दगी में सामाजिकता कम हो जाग्रेगी । 
झ्गर कोई वच्चा वहुत दिन तक अंगूठा पीता रहे वो एक्रांत और भकेला हो 
जायेगा । दूसरों से मित्रता नहीं चना सकेगा। मित्रता की जरूरव ही नहीं, 
झपना थंगूठा एक भिन्र का काम देता है । किसी से झुछ मतलब नहीं। जो 
बच्चा संगूठा पीने लगेगा उसका माँ से श्रेम निमित नहीं दो पायेगा 


महावीर - वाणी डे 


क्योंकि माँ से जो प्रेम निरमित होता है, वह उसके स्तन फे माध्यम सह 
होता है, और फोई माध्यम नहीं | अगर वह अपने अंगूठे से घ्तना 
रस लेने लगे, जितना मां फे स्तन से मिलता है, तो वह मां से इंटिपें- 
डेंट हो गया | जब उसकी डिपेंडेंस नहीं मालूम पढ़ती उसको । अब पह निर्भर 
नहीं है । ओर जो बच्चा अपनी मां से प्रेम नहीं फर पायेगा, वह फिर दुनिया 
में किसी से प्रेम नहीं कर पायेगा । वयोंकि प्रेम का पहला पाठ ही नहीं पूरा 
हो पाया । वह बच्चा छपने में वंद हो गया। एक श्र॒र्थ में बब समाज क्षा 
हिस्सा नहीं रह गया | और जानकर आप हैरान होंगे कि जो बच्चा वचपन में 
ज्यादा भंगूठे पीते हैं, वे ही बच्चे बड़े होकर सिगरेट ज्यादा पीछे हैं। जिन 
बच्चों ने बचपन में ऊंगूठा कम्त पिया हैया नहीं पिया है, उनके जीवन में 
सिगरेट पीने की संभावना न के चरावर हो जाती है। पर्योकि सिगरेट जो है, 
चह मंगूठे का सब्स्टीट्यूट है, वह्‌ उसका परिपूरक है। पर्योकति बड़ा आदमी 
अगर अंगूूठा पिये, तो जरा चेहुदा मालूम पड़ेगा, एइसलिए उसने सिगरेट ईजाद 
की है, चुरूट ईजाद किया है । उसने हुक्‍का ईजाद किया है, लेकिन जसल में वह 
पी रहा है, वही अंगूठा | लेकिन बड़ा हो गया है, तो एकदम सीधा-सीधा अंग्रुदा 
पियेगा, तो जरा घेहूदा छूगेगा, लोग कया कहेगें; इसलिए उसने एक परिपूरक 
इंतजाम कर लिया है । अब लोग कुछ भी न फहेंगे। सिगरेट पीसे से इतना ह्दी 
कहेंगे न, कि नुकसान होता है। वह कहेगा : यया करें, मजदूरी है। नुकसानदायक 
है यह तो में भी जानता हूं, लेकिन आदत पड़ गयी । जंगूठे में वह चुद्धू मालूम 
पड़ेगा, सिगरेट में वह समझदार मालूम पड़ेगा । इस तरह सच्स्टीट्यूट सिर्फ 


घोका देते हैं। लेकिन अगर एक वार रस था जाये, तो गलत से गलत चीन 
जापसे संयुक्त हो जाती है । 


(१२) एक दौर शराब का भी यानी जामेमय और भजहूव 
ल्‍ की परछाई 


मुल्ला की पत्नी एक दिन उसके काफी हाउस में पहुंच गयी, जहां वह धारान 
पीता रहता था । मुल्ला अपनी टेबुल पर गिलास और बोतल लिये बैठा था ! 
पत्नी भा गयी तो घबड़ाया तो चहुत; लेकिन जब आा हो गयी, तो एक प्याली 
में डाऊकर धाराब उसको भी दी। पत्नो भी आयी थी भाज जाँचने कि वह 
क्या करता रहता है । दाराब उससे एक घूँट पिया । नितांत तिवत और बेस्वाद 
शो। उसने नीचे रख दिया । औौर मूंह विगाड़ा । और कहा मुल्ला, तुम यह्‌ 


३६६ महावीर - वाणी 


सकते हैं लेकिन नहीं ! वह उस गंध से संशुक्त हो गया। अगर एक आदमी 
सिगरेठ पी रहा है तो सिग्रेठ का पहला अनुभव सुखद नहीं है, दुखद है; लेकिन 
यह दुखद अनुभव भी निरंतर दोहराने से किसी सुख की, किसी क्षण की अनुभूति 
से अगर संयुक्त हो गया तो फिर जिन्दगी भर पुनरुवित माँगता रहेगा। और 
संयुक्त हो सकता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तब आप एक अर्थ में सारी 


दुनिया से टूट जाते हैं । 
(११) दो चार कश सिगरेट, एक घुआं--छुआ साधना 


मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सिगरेट पीना एक अर्थ में मास्टरवेटरी है। वह 
हस्तमैथुन जैसी चीज है ! आप अपने लिए ही बन्द हो जाते हैं, दुनिया से कोई 
लेना-दैना नहीं। अपना घुआाँ उड़ा रहे हैं, बैठे हैं, दुनिया छूट गयी। आपके 
भर दुनिया के बीच एक “इस्मोक करटेन” भा गया। पत्नी होगी घर में मतलब 
नहीं, दुकान चलती है या नहीं मतरूव नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, मतलब नहीं । 
आपको इतना मतलूव हैं कि आप धुआँ भीतर खींच रहे हैं भौर वाहर छोड़ 
रहे हैं। जाप सारे जगत्‌ से हूट गये, आइसोलेट हो गये, भकेले हो गये । 
आपको अकेले में एक तरह का रस आता है, आाइसोलेशन में रस है । वही 
तो एकांत का साधक करता है। अब आप जानकर हैरान होंगे कि एकांत के 
साधक को जो रस जाता है, वही किसी क्षण सिगरेट पीने में आपको मिल 
सकता है| जौर मिल सकता है, क्योंकि सिगरेट भी तोड़ती है। इसलिए भकेला 
भादमी अगर बैठा रहे तो सिगरेट पीना छुरू कर देता है । ख्याल मिट जाता है 
सब चारों तरफ का। अपने में वन्द हो जाता है । 


यह वैसे ही है जैसे छोटा वच्चा अकेले पड़ा अपना अंग्ूठा पीता रहे । के 
छोटा बच्चा अपना अंगुठा पीता है, तो 'ही इज डिसकनेक्टेड । उसका दुनिया 
से कोई संबंध नहीं रहा। दुनिया से उससे कोई मतलव नहीं । अपनी माँ से 
भी अब मतलव नहीं | इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व5चे को चहुत जा 
अंगूठे मत पीने देना अन्यथा उसकी जिन्दगी में सामाजिकता कम हो जायेगी । 
घगर कोई बच्चा वहुत दिन तक आंगरूठा पीता रहे तो एकांत भौर मकेला हो 
जायेगा । धुसरों से मित्रता नहीं बना सकेगा। मित्रता की जरूरत द्दी नहीं, 
अपना अंगूठा एक मित्र का काम देता है। किसी से छुछ मतलब नद्दां। जा 


बच्चा अंगठा पीने छगेगा उसका माँ से प्रेम निर्मित नहीं दो परायेगः 


सदह्यवीर - वाणी रे६७ 


क्योंकि माँ से जो प्रेम निमित होता है, चह उसके स्तन के माध्यम से ही 
होता हैं, कौर फोई माध्यम नहीं ॥ मगर वहू अपने अंगूठे से इतना 
रस लेने लगे, जितना मां फे स्तन से मिलता है, तो वह मां से इंडिपें- 
डेंट हो गया | अब उसकी इिपेंडेंस नहीं मालूम पड़ती उसको । लब घधहू निर्मर 
नहीं है । ओर जो बच्चा अपनी मां से प्रेम नहीं कर पायेगा, वह फिर दुनिया 
में किसी से प्रेम नहीं कर पायेगा । क्योंकि प्रेम का पहला पाठ ही नहीं पुरा 
हो पाया । बह बच्चा छपने में वंद हो गया। एक जर्थ में मब समाज का 
हिस्सा नहीं रह गया । और जानकर आप हैरान होंगे कि जो वच्चा वचपन में 
ज्यादा अंगूठे पीते हैं, वे ही बच्चे वड़े होकर सिगरेट ज्यादा पीते हैं। जिन 
बच्चों ने बचपन में अंगूठा कम पिया हैया नहीं पिया है, उनके जीवन में 
सिगरेट पीने की संभावना न के घरावर हो जाती है। प्रयोकि सिगरेट जो है, 
चह्‌ अंगूठे का सब्स्टीट्यूट है, वह उसका परिपुरक है। वर्योकि बड़ा आदमी 
अगर अंगूठा पिये, तो जरा बेहूदा मालूम पड़ेगा, इसलिए उसने सिमरेट ईजाद 
की है, चुरुट ईजाद किया है । उसने हुक्का ईजाद किया है, लेकिन असल में वह 
पी रहा हैं, वही अंगूठा । लेकिन बड़ा हो गया है, तो एकदम सीधा-सीधा अंगूठा 
पियेगा, तो जरा बेहूदा लगेगा, लोग क्या कहेगें; इसलिए उसने एक परिपुरक 
इंतजाम कर लिया है । अब लोग कुछ भी न कहेंगे । सिगरेट पीने से इतना ही 
फहेंगे न, कि नुकसान होता है। वह कहेगा : क्या करें, मजबूरी है। नुकसानदायक 

है यह तो मैं भी जानता हूं, लेकिन आदत पड़ गयी । अंगूठे में चह बुद्धू मालूम 

पड़ेभा, सिगरेट में वह समझदार मालूम पड़ेगा | इस तरह सब्स्टीट्यूट सिर्फ 


घोका देते हैं। छेकिव अगर एक बार रस आ जाये, तो गलत से गलत चीज 
आपसे संयुक्त हो जाती है। 


(१२) एक दौर शराब का भी यानी जामेमय और सजहब 
की परछाई 


मुल्ला की परनी एक दिन उसके काफी हाउस में पहुंच गयी, जहां वह शराब 
पीता रहता था । भुल्ला अपनी टेचुल पर ग्रिलास और वोतल लिये बैठा था। 
प्र्नीं जा गयी तो घबड़ाया तो बहुत; छेकिन जब आ ही गयी, तो एक प्याली 
से डालकर शराब उसको भी दी। पत्नी भी बायो थी जाज जाँचने कि वह 
क्या करता रहता है ॥ धाराव उसने एक घूँट पिया । नित्तांत तिबत और बेस्वाद 
भी । उससे नीचे रख दिया । और मुंह विगाड़ा । और कहा मुल्ला, तुम यह 


नैध्८ महावीर - वाणी 


पोते हो ? तो सुल्ला ने कहा, तुम सोचती थी कि मैं बहुत आनन्द मानता 
रहता हूँ । यही दुंख भोगने के लिए हम यहाँ बाते हैं। समझ गयी । भव 
दुबारा भूल कर भी मत कहना कि वहाँ तुम वड़ा आनन्द करने जाते हो। 
तो शराब का पहला बमनुमव तो दुखद ही है । लेकिन शराब के गहरे अनुभव 
धीरे-घीरे सुखद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि शराब आपको जगत्‌ से तोड़ 
देती है। जगत्‌ की चिंताओं से तोड़ देती है। जगत्‌ मिट जाता है । आप ही 
रह जाते हैं। यह वहुत मजे की वात हैं कि ध्यान और शराब में थोड़ा संबंध 
है । इसलिए विलियम जेम्स ने, जिसने कि इस सदी में धर्म और नशे के बीच में 
संबंध खोजने में सर्वाधिक शोघ कार्य किया, कहा है कि शराव का इतना 
क्ञाकर्षण गहरे में कहीं न कहीं घ॒र्मं से संबंधित है अन्यथा इतना आकर्षण 
हो नहीं सकता । कहीं न कहीं शराब कुछ ऐसा करती होगी, जो मनुष्य की 
गहरी घामिक आकांक्षा को तृप्त करता है। है संभव । और इसीलिए वेद के 
सोम रस से लेकर आल्डअस हकक्‍्सले के एल एस डी तक धार्मिक भादमी का 
बड़ा हिस्सा नश का उपयोग करता रहा । वड़ा हिस्सा। नशे के उपयोग में 
कहीं न कहीं जरूर कोई ताल-मेल है । वह तालमेल इतना ही है कि शराब 
आपको जगत्‌ से तोड़ देती है, इस बुरी तरह कि आप विल्कुछ अकेले ही जाते 
हैं। अकेले होने में एक रस है। संसार की सारी चिंताएँ भूल जाती हैँ । भाप 
एक गहरे अर्थ में निश्चित मालुम पड़ते हैं । हो तो नहीं जाते क्योंकि नशा छुछ 
देर बाद बिदा हो जायेगा और वब चिंता वापस लौठ आयेगी | ले किन शराव 
के साथ इस निर्श्चितता का रस जुड़ जायेगा। एक दर्फ यह रस जुड़ गया 
फिर भाप शराब के नाम से जहर पीते रहेंगे । रस तो संयुक्त हो गया। 
तो पुनरुबित की मांग शुरू हो जाती है । 
(१३) मुल्छा उदास क्‍यों ? कोई मरा न था ! 


दरवाजे पर उदास बैठा था। 


मुल्छा नसरुद्दीन एक दिन अपने मकान के 
सन्‍न मालूम पड़ता 


पड़ोसी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि दो सप्ताह से वह बहुते श्र 
था, इतना जितना कमी न मालूम पड़ा था । उदास देखकर पड़ोसी ने पूछा 
कि आज नपरुद्दीन बहुत उदास मालूम पड़ते हो। बात क्याह : नसरदीन 
मे कहा, वात ? बात बहुत कुछ है | ईंस महीने के पहले सच्ताह 
सर गये और मेरे माम पचात हजार रुपया छोड़ गया दुश्तद 


जाचा मर गये, वे मेरे नाम तीस हजार एपया छांड़ गये । और अब घीपरा 


में मेरे दादा 
सप्ताह मेरे 


सद्दावीर - वाणी ३६६ 


सप्ताह पूरा होने को है । अभी तक कुछ नहीं हुआ । तो मन पुनश्वित मंगिता 
है । इसका कोई सवाल नहीं है कि कोई मरेगा तब कुछ होगा । मरने का दुःख 
एक तरफ रह गया। वह पचास हजार झछपया मिलने का सुख जुठ गया। 
इसलिए मनसूविद्‌ कद्दते हैं कि सिर्फ गरीब वाप के मरने से बेटे दुःखी होते हैं । 
कमीर बाप के मरने में वेंटे केवल दु:ख प्रकट करते हैं। इसमें सचाई है। 
चयोंकि साथ में मृत्यु से भी ज्यादा कुछ और अमीर वाप फे साथ घटता है | 
उसका घन भी बेटे के हाथ में आता है। दुःख वह प्रकट करता है, लेकिन 
वह दुःख ऊपरी होता है। भीतर एक रस भी आ जाता है। और जगर उसे 
पता चले कि बाप पुनः जिन्दा हो गया तो आप समझते हैं कि मुसीबत कैसी 
मालूम पड़ेगी ! वह कभी जिन्दा नहों होता, यह दुसरी बात है । ह 


मुल्ला की जिन्दगी में यह तकऊछीफ हो गयी थी ॥ उसकी पत्नी मर गयी 
'यी, अर्थी को उठाकर के जा रहे थे कि अर्थी सामने लगे हुए नीम के वक्ष से' 
टकरा गयी ॥ अन्दर से आवाज आयी हलन-चलन की। लोगों ने करर्थी उतारी ॥ 
पत्नी मरी नहीं थी सिर्फ बेहोश थी | मुल्ला पत्ती को जिन्दा देखकर बड़ा दुखी 
हो गया । छाती पीटकर रोने लगा ॥ पत्नी सिफ तीन साल शोर ' जिन्दा रही, 
फिर मरी । गौर जब अर्थी उठाकर फिर लोग चलने लगे, तो मुल्ला फिर 
छाती पीटकर रोने लगा । जब नीम के पास पहुंचा तो उसने कहा :-- भाशयों 
जरा सेभाल के, फिर से मत टकरा देना। इसलिए रयाल में ले लें कि आदमी 
जो प्रकट करता है, वही उसके भीतर है, ऐसा जरूरी नहीं | ज्यादा संभावना 
सो यह है कि वह जो प्रकट करता है, उसके विपरीत उसके भीतर होता है । 
शायद वह प्रकट ही इसलिए करता है कि जो भीतर है, वह छिपा रहे, प्रकट 
न हो । अगर ज्यादा छाती पीटकर रोते हैं, तो जरूरी नहीं कि इतना दुःख 
हो। भीतर अन्यथा भी हो सकता है। कितनी ही गलत चीजों की, अगर 
उनमें रस आ जाये तो, पुनरुक्ति शुरू हो जाती है। और जब गलत से गलत 
चीज शुरू हो जाती है, तो सद्दी चीज में तो कोई कठिनाई ही नहीं है । 


(१४) क्रोच-भक्रोच दोड त्यागिए्‌ 


लेकिन यह जोड़ कथ पैदा होता है ? यह 'लिंक' कब बनती है ? यह्‌ 
, लिक, यह जोड़, यह संबंध तब बनता - हैं, जब व्यक्ति अपने मन को अपने से 
दर नहीं पाता | वही उसके जुड़ने का ढंग है । जब आपको ऋ्रोष बाता है और 


हु 


चैध्८ मदह्यवीर - वाणी 


पोचे हो ? तो सुल्ला ने कहा, तुम सोचती थी कि मैं बहुत आनन्द मावता 
रहता हैँ । यही दुख भोगने के लिए हम यहाँ आते हैं। समझ गयी । भव 
दुबारा भूल कर भी सत कहना कि वहाँ तुम बड़ा आनन्द करने जाते हो। 
तो शराब का पहला अचुभव तो छुखद ही है। लेकिन शराब के गहरे अनुभव 
धीरे-घीरे सुखद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि शराव आपको जगत से तोड़ 
देती है। जगत्‌ की चिंताओं से तोड़ देती है। जगत्‌ मिट जाता है । आप ही 
रह जाते हैं। यह बहुत मजे की वात हूँ कि ध्यान और शराब में थोड़ा संबंध 
है | इसलिए विलियम जेम्स ने, जिसने कि इस सदी में धर्म और नशे के बीच में 
संबंध खोजने में सर्वाधिक शोध कार्य किया, कहा है कि शराब का इतना 
आकर्षण गहरे में कहीं न कहीं धर्म से संबंधित है अन्यथा इतना आकर्षण 
हो नहीं सकता । कहीं न कहीं छाराब कुछ ऐसा करती होगी, जी मनुष्य क्की 
गहरी धार्मिक आकांक्षा को तृप्त करता है। है संभव | और इसीलिए बेद के 
सोम रस से लेकर आल्डुअस हकसके के एल एस डी तक धार्मिक भादमी का 
बड़ा हिस्सा नश का उपयोग करता रहा । बड़ा हिस्सा । नशे के उपयोग में 
कहीं न कहीं जरूर कोई ताल-मेल है। वह तालमेल इतना ही है कि शराब 
आपको जगत से वोड़ देती है, इस बुरी त्तरह कि जाप बिल्कुल अकेले हो जाते 
हैं। अकेले होने में एक रस है। संसार की सारी चिंताएँ भूल जाती हैं। आप 
एक' गहरे अर्थ में सिदिचित मालूम पड़ते हैं ॥ हो तो नहीं जाते क्योंकि वशा कुछ 
देर बाद बिंदा हो जायेगा और तब चिंता वापस लौट आयेगी । लेकिन शराव 
के साथ इस निरश्चितता का रस जुड़ जायेगा। एक दफे यह रस जुड़ गया 
फिर आप शराब के नाम से जहर पीते रहेंगे । रस तो संयुक्त हो गया। 
तो पुनरुवित की मांग शुरू हो जाती है । 


(१३) झुल्ला उदास क्यों ? कोई मरान था ! 


मुल्ला वनसरुद्दीव एक दिन अपने मकान के दरवाजे पर उदास बैठा था। 
पड़ोषी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि दो सप्ताह से वह बहुत भसत्न माह पड़ता 
था, इतना जितना कमी न मालूम पड़ा था। उदास देखकर पड़ोसी ने पूछा 
कि आज नत्तरुद्दीन बहुत उदास _ मालूम पड़ते हो। बात क्या है ? नसरुद्दील 
ने कहा, बात ? बात बहुत कुछ है । ईंस महीने के पहले सप्ताह में मेरे दादा 
सर गये और मेरे नाम पचास हजार रुपया छोड़ गये । दूसरे सप्ताह मेरे 
खवाचा मर गये, वे मेरे चाम तीस हजार रुपया छोड़ गये । और बच तोसरा 


सद्दावीर - वाणी ३६६ 


सप्ताह पूरा होने को है । अभी तक कुछ नहीं हुआ । तो मत पुनण्वित मगिता 
8॥। इसका कोई सवाल नहीं है कि कोई मरेगा तव कुछ होगा | मरने का दुःख 
एक तरफ रह गया। वह पचास हजार झपया मिलने का सुख जुट गया। 

* इसलिए मनसूबिद्‌ कहते हैं कि सिर्फ गरीब वाप के मरने से बेटे दुःखी होते हैं 
कमीर बाप के मरते में बेटे केवल दुःख प्रकट करते हैं। इसमें सचाई है । 
अयोंकि साथ में मृत्यु से भी ज्यादा फुछ और अमीर बाप फे साथ घटता हैं + 
उसका घन भी बेटे के हाथ में आता है। दुःख वह प्रकट करता है, लेकिन" 
बह दुःख ऊपरी होता है। भीतर एक रस भी आ जाता है । और अगर उसे 
'पता चले कि बाप पुन: जिन्दा हो गया तो भाप समभते हैं कि मुसीबत कीछी 
मालूम पड़ेगी ! वह कभी जिन्दा नहीं होता, यह दूसरी बात है । 


मुल्ला की जिन्दगी में यह तकलीफ हो गयी थी | उसकी पत्नी मर गयी 
थी, अर्थी को उठाकर ले जा रहे थे कि अर्थी सामने लगे हुए नीम के वृक्ष से! 
टकरा गयी | अन्दर से आवाज आयी हलन-चलून की। लोगों ने क्र्थी उतारी ॥ 
पतनी मरी नहीं थी सिर्फे बेहोश थी । मुल्ला पत्नी को जिन्दा देखकर बड़ा दुखी 
हो गया | छाती पीटकर रोने लगा। पत्नी सिफे तीन साल और “जिन्दा रहो, 
फिर मरी | जौर जब अर्थी उठाकर फिर लोग चलने लगे, तो मुल्ला फिर 
छाती पीटकर रोने लगा। जब त्तीम के पास पहुंचा तो उसने कहा :-- भाध्यों 
जरा सँभाल के, फिर से मत टकरा देना। इसलिए झयाल में ले लें कि आदमी 
जो प्रकट करता है, चही उसके भीतर है, ऐसा जरूरी नहीं । ज्यादा संभावना 
तो यह है कि वह जो प्रकट करता है, उसके विपरीत उसके भीतर होता है । 
शायद बह प्रकट ही इसलिए करता है कि जो भीतर है, वह छिपा रहे, प्रकट 
न हो | अगर ज्यादा छाती पीटकर रोते हैं, तो जरूरी नहीं कि इतना दुःख 
द्ो। भीतर अन्यथा भी हो सकता है। कितनी ही गलत चीजों की, अगर 
उनमें रस जा जाये तो, पुनरक्ति शुरू हो जाती है। और जब गलत से गलत 
'चीज शुरू हो जाती है, तो सद्दी चीज में तो कोई कठिनाई ही नहीं है । 


(१४) क्रोध-भक्रोध दोड त्यागिए 


लेकिन यह जोड़ कव पैदा होता है? यह 'लिक' कब बनती है ? यह 
, लिक, यह जोड़, यह संबंध तब बनता है, जव व्यक्ति अपने मन को अपने से 
: द्वर नहीं पाता । वही उसके जुड़ने का ढंग है । जब आपको क्रोब बाता है और 


हे 


528 महावीर - चाणी 


काप कहते हैं कि मैं क्रोधी हो गया तो आप मन के साथ जोड़ बना छेते हैं 
जब आपके जीवन में दुःख आता है और आप कहते हैं कि मैं दुखी हो गया, 
तो यह भौर कुछ नहीं, आप मन के साथ अपने को समभने की भ्रांति में पड़ 
गये हैं। जब सुख आता है तब आप कहते हैं मैं सुखी हो गया | यह आप मच 
के साथ तादात्म्य करते हैं। अगर रस-परित्याग का व्यवहार करना है तो जब 
क्रोध जाये तव कहना कि क्रोध आया, ऐसा मैं देखता हूँ । ऐसा नहीं कि ऋ्रोध 
मुझे आ ही नहीं रहा। क्योंकि तब आप फिर संबंधित ही गये । ध्यान रहें 
अगर आप कहते हैं कि क्रोध मुझे भा ही नहीं रहा या क्रोध आ रहा है, दोनों 
में आप या तो क्रोध से संबंधित हैं था अक्रोध से, दोनों हालतों में रस-परि- 
त्याग नहीं होगा । जब क्रोध आये तब रस-परित्याग की साधना करनेवाला 
व्यक्ति कहेगा कि क्रोध आ रहा है। क्रोध जल रहा है लेकिन मैं देख रहा हैं । 

, और सत्य यही है कि आप देखते हैं, आप क्रोधी होते नहीं। यह भ्रांति है कि 
आप क्रोघी होते हैं। आप सदा देखनेवाले बचे रहते हैं। जब आपके पेट में 
भूख लगती है तब आप भुखे नहीं हो जाते । आप पिर्फ जाननेवाले होते हैं कि 
भूख लगी है। जब पैर में काँटा गड़ जाता है तो आप दर्द नहीं हो जाते, 
बल्कि तब आप यह जानते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है । लेकिन इस जानने 
का बोध प्रगाढ़ नहीं है। बहुत फीका है) वह इतना फीका है कि जब पैर 
का काँटा जोर से छुभता हैं तो वह वोध भूल जाता है । 


उस बोध को प्रगाढ़ कर लेने का साम रस-परित्याग है। वह बोध इतना 
प्रगाढ़ होता जाय कि जब जीभ मापकी कहें बहुत स्वादिष्ट है, तब भाप कह सकें 
कि ठीक है । जीभ कहती है स्वादिष्ट है, ऐसा मैं सुनता हूँ । ऐसा में देखता हैं । 
ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मैं अलग । रसानुभव के बीच में साक्षी । कोई 
सम्मात कर रहा हैं, कोई मालाएँ डाल रहा है तब, तब जाप जानते हैं कि 
फूल मालाएँ डाली जा रही हैं, कोई सम्माव कर रहा है। मैं देख रहा हूँ । 
कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है। तब आप जानते हैं कि 
गालियाँ दी जा रही हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं । मैं देखता हैं | भौर एक वार इसे 
> द्रष्ठा के साथ संबंध वन जाय और मन के साथ संबंध शिथिल हो जाये तो आप 
पायेंगे कि सब रस खो गये । न बस्वुएँ छोड़नी पड़ती हैं, व जीभ काठनी पड़ती 
है, न आंख फोड़नी पड़ती है, लेकिन रस खो जाते हैं, और जब रख खी जाते हैं, 
तब वस्तुएँ अपने भाप छूट जाती हैं | और जब रस छूट जाते हैं, वो इंद्वियाँ अपने 


महावीर - वाणी ४०१ 


जाप शांत हो जाती हैं। और जब रस खो जाते हैं तो मन पुनरवित की माँग चंद 
कर देता है वर्योंकि वह करता ही इसलिए था कि उसे रस मिलता हे अब 
जब मालिक को भी रस नहीं मिलता, तो बात समाप्त हो गयी, क्योंकि सन 
हमारा नौकर है, छाया की तरह हमारे पीछे चलता है। हम जो कहते हैं, कह 
तुरंत दोहरा देता है। मन जो दोहराता है, वह इंद्रियाँ माँगने लगती हट 
इंद्रियाँ जो माँगने लगती हैं, हम उन्हीं पदार्थों को इकढ॒ठा करने में जुट जाते 
हैं । यह ऐसा चक्कर है | इसे भाप पहले केन्द्र से हो तोड़ें । फिर भी महावीर 
कहते हैं वाटय-तप ॥ 


(१५) साक्षी होना भी छवेल दे 


यह बड़े मजे की वात है कि इसे तोड़ना पड़ेगा भीतर, केकिन फिर भी 
यह बाहय-तप है। वर्योंकि जिससे श्राप तोड़ रहे हैं, वह फिर भी बाहरकी चीज 
है। भगर मैं साक्षी हो रहा हूँ तो भी बाहर का हो रहा हूँ। वस्तुओं का 
ही रहा है, इंद्रियों का हो रहा हूँ, मन का हो रहा हूँ । वे सब पराये हैं । वे 
सब बाहर हैं । घ्यान रहे, महावीर कहते हैं साक्षी होता मी बाहर है । इसलिए 
जब केवली होता हैं कोई, तब वह साक्षी भी नहीं होता । किसका साक्षी होना 
हैं! वह सिर्फ होता है, “'जस्ट बीइंग”, सिर्फ होता है। साक्षी भी नहीं होता, क्योंकि 
साक्षी में भी द्वत है, कोई है जिसका मैं साक्षी हूँ। अभी वह कोई मौजूद है, 
इसलिए केवली साक्षी भी नहीं होता । जब तक मैं ज्ञाता होता है, तब तक 
फोई ज्ञेय मौजुद है। इसलिए केवली ज्ञाता भी नहीं होता, मान ज्ञान 'रह 
जाता है। महावीर इसे भी वाह्म कहते हैँ। यह भी बाहर है, लेकिन बाहर 
का यह मत्तलव नहीं है कि आप बाहर की वस्तुओं को छोड़ने से शुरू करें। 
घाहर को वस्तु छूटना इसका परिणाम होगा । अगर क्विसी व्यक्त ने घुरआत 
बाहर की वस्तु छोड़ने से की, तो वह मुहिकल में पड़ जायेगा, उलझ जायेगा ॥ 
वह जिस वस्तु को छोड़ेगा, उसमें आकर्षण बढ़ जायेगा। वह जिससे भागेगा, 
उससे नियंत्रण मिलेगा ) वह जिसका निषेघ करेगा, उसकी पुकार बढ़ जायेगी 
अगर सन को दवायेगा, हटायेगा, समकायेगा, बुकायेगा तो मन उल्टी माँग 


करेगा। सिफे एक ही जगह है, जहां से रस हट जाता है । बह है साक्षी- 
भाव । स्स-परित्याग की प्रक्रिया है साक्षी-भाव | 


४०२ सद्दावीर - वाणी 
(१६) तो दया शारीश को खताना क्ाया-फ्लेद नहीं है 


रस-परित्याग के बाद भहावीर ने कहा है--काया-क्लेश । महावीर के 
साधना सूत्रों में सबसे ज्यादा गलत समझ्या गया है यह साधवा सूत्र । कैाया- 
क्लेश' दाव्द साफ है । स्पष्ठ छगता है धरीर को कष्ट दो | काया को क्लेश दो । 
काया को घतामो । लेकिन सहाबीर किसी भी सतानेवाली बात में गवाही 
नहीं हो सकते । क्योंकि सब तरह का सताना हिंसा है। अपना भी शरीर 
सताना हिंसा है। क्योंकि शरीर में अपने-तुम्हारे में कोई फर्क वहीं है। मेरे 
घरीर में जो हड्डी हैं, वैसी ही है जेसी आपके शरीर की हड्डी है। अगर मेरे 
शरीर की एक हड्डी और आपके शरीर की एक हड्डी तिकाल केर रुज़ दीं 
जाये, तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि कौन सी मेरी हट्ी है। हंड्डी सिर्फ हड्डी 
है। वह मेरी-तेरी नहीं हैं। मेरी हड्डी जिस नियम से बनती है, उसी नियम से 
आपकी भी हड्डी बनती है। वह सब बाहर की टी व्यवस्था है। इसलिए 
सहावीर अपने भी शरीर को सताने की बात नहीं कह सकते क्‍योंकि महावीर 
अली-भाँति' जानते हैं कि अपना वहाँ क्‍या हैं, वह भी सव पराया है। पिर्फ 
हिस्टेंस का फर्क है। मेरा शरीर मुझसे थोड़ा कम दूरी पर है, आपका शरीर 
सुझसे थोड़ा ज्यादा दूरी पर है । बस इतना ही फर्क है। और तो कोई फर्क 
नहीं ! पर मद्दावीर की परम्परा ते ऐसा ही समझा कि काया को सताओी । 
भौर इसलिए बात्मपीड़कों का बड़ा वर्ग महावीर की घारा में सम्मिलित हुआ ॥ 
जिन-जिसको छगता था कि अपने को सताने में मजा था सकता है, वे था 


सम्मिलित हुए । 


(१७) बार कठते द दर्द नहीं छोता, मगर क्‍यों 


अब ध्यान देने की बात है कि मद्दावीर ने अपने बाल उखाड़कर फेंक दिये, 


बयोंकि कहते ये कि अब वालों को उखाड़ने के लिए ही कोई साधन पास में 
रखना पड़ेगा । कोई रेजर साथ रखो या किसी नाई पर निर्भर रहो या नाई 
गैर ने कद्ठा, फिजूल समय 


के यहाँ क्यू लगाकर खड़े रहो । इसलिए भहाव॑ 
इसमें खोल/ जरूरी नहीं है। इसलिए महावीर अपने बाल उलाड़ लेते थे, 
लेकिन इसलिए नहीं कि चाल उखाड़ने में जी पीड़ा होती थी, उद्त पीड़ा र्मे 
उन्हें कोई रस था। सच कहिए तो महावीर को वाल उखाड़ने में पीड़ा नहीं 
होती थी । यह थोड़ा समझने लायक है । आपके शरीर में वाल और नाखून 


महावीर - वाणी छ०३ 


डेड पार्टंस हैं, जिन्दा हिस्से नहीं हैं। नाखून जौर वाल मरे हुए हिस्से हैं। 
इसलिए कैंची से काटने से दर्द नहीं होता । बाल कैची से कटता है, ्षापको 
दर्द क्यों नहीं होता ? आाफ्टर आल इट इज ए पार्द । अगर आपका ही हिस्सा 
है तो दर्दे होना चाहिए, वह जिन्दा है तो ददे होना ही चाहिए । लेकिन आपके 
बाल कठते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता । सो वाल मरा हुआ हिंस्सा 
है। असल में शरीर में णो जीव-कोप मर जाते हैं, उन कोपों को वाहर 
निकालने की तरकीवें हैं वाल, नाखून, पसीना आदि । शरीर के मरे हुए कोप 
शरीर बाहर फेंक देता है। अगर मरे हुए कोपों फो भी खींचने से पीड़ा 
होती है, तो वह आऋंति हैं। उसे रुपाल है कि पीड़ा होगी, इसलिए होगी ६ 


(१८) छोरेजों के प्रसव-प्रयोग सौर पीड़ा फा रद्दस्य 


आप कहेंगे कि क्‍या सारे लोग प्ऋांति में हैं? तो जापको मैं एक छोटी-सी 
वैज्ञानिक घटना वताता हूं, जिससे वात एयाल में भा जाये। फ्रांस में एक 
आदमी है लोरेंजो । उसने पीड़ा-रहित प्रसव के हजारों प्रयोग किये । अब तक 
उसने कोई एक लाख ल्ल्ियों को बिना दर्द के प्रसव करवाया। धिना कोई 
दवा दिये, बिना कोई अनैस्थीसिया दिये, बिना बेहोश किये । जैसी स्त्री है, 
वैसे ही उसको लिटा करके बिना दर्द के बच्चे को पैदा करवा दिया | वह 
कहता है यह सिर्फ अरांति है कि बच्चे के पैदा होने में दर्द होता है । यह केवल 
ख्याल है । और चूंकि यह ख्याल है इसलिए जब माँ को बच्चा पैदा होने के 
करीब होता है, तब वह भयभीत होना शुरू हो जाती है कि दर्द होनेवाला है। 
और दर्दे जब भी ख्याल में जाता है, वह अपनी पूरी मांसपेशियों को भीतर 
सिकोड़ने लगती है क्योंकि दर्द प्रिकोड़ता है। ध्यान रहे सुख फैलाता है, दुःख 
सिकोड़ता है। जब आप दुःख में होते हैँ तो सिकुड़ते हैं। अगर एक आदमी 
आपकी छाती पर छूरा लेकर खड़ा हो जाये, तो भापकी सब मांसपेशियां 
भीतर सिकुड़ जाती हैं | कोई आपके गले में फूलमाला डाल दे, तो आपका सब 
फैछ जाता है। फ़ूलमाला डलवा करके भी वजन मत चुलवाना, ज्यादा निकर 
सकता है । आप हैरान होंगे कि यह विज्ञान निरीक्षित तथ्य है कि भगतसिह - 
का बजन फाँसी पर बढ़ गया था। जेल में तौला गया और जेल से ले जाकर 
फाँसी के तछ्ते पर तौला गया । जब फाँसी लगनेवाली थी तो भगतसिह का 


४०४ मद्दावीर - वाणी 


वजन डेढ़ पौंड बढ़ गया था । यह कैसे बढ़ गया ? भगत सिंह इतना आनंदित 
था कि फल गया । जब आप दुखी होते हैं तो आप रक्षार्थ अपने को 
सिकोइ़ते हैं। तो जब मा को डर लगता है कि अव पीड़ा होने वाली है, 
बच्चा होनेवाला है, तो वह अपनी मांसपेशियों को भीतर सिकोड़ने लगती है। 
जब वह मांसपेशियों को मीतर सिकोड़ती है ओर बच्चा भीतर से बाहर 
निकलने के लिए धक्के देता है, तो पीड़ा शुरू होती है, दर्द शुरू होता है। 
जब दर्द शुरू होता है, तो माँ का भरोसा पवका हो जाता है कि दर्द होने लगा, 
वह और जोर से सिकोड़ती है। वह जितने जोर से सिकोड़ती है उतने ही' 
जोर से वच्चा धक्का देता है, क्योंकि उसे वाहर निकलना है। दोनों के संघर्ष 
में पीड़ा पैदा होती है। लोरेंजो कहता है कि यह पीड़ा माँ करवाती है, 
सजेशन है उसका, ख्याल है। दर्दे होने की कोई जरूरत नहीं होती । किसी 
जानवर को नहीं होता। जंगली आदिवासियों को नहीं होता। आदि- 
वासी झ्री को जंगल में बच्चा पैदा हो जाता है, वो उसको टोकरी में रख 
कर अपने घर चल' पड़ती है। उसे विश्राम की भी कोई जरूरत नहीं 
रहती । वर्योंकि जब दर्द ही नहीं हुआ तो विश्वाम की क्या जरूरत । दर्द हुमा 
तो फिर विश्राम की जरूरत है । लोरेंजो कहता है, यह सारी की सारी प्रक्रिया 
मानसिक हैं, ओर अब तो लोरेंजो की यह व्यवस्था रूस, अमरीका सब तरफ 
फैलती जा रही है । वह सिर्फ माँ को इतना समझाता है कि खींच मत अपनी 
मांसपेशियों को, रिलैक्स रख। बच्चे को कोआपरेट कर बाहर आने में । तू 
सोच कि बच्चा बाहर जा रहा है । 'कोआपरेट विद द चाइल्ड /४ लोरेंजो यह भी 
कहता है कि जिस माँ ने बच्चे को पैदा होने में सहयोग ना दिया, वह बाहर 
भी नहीं दे पायेगी । जिस बच्चे के साथ पहला अनुभव दुःख का हो गया, 
उस बच्चे के साथ सुख का अनुभव छेना बहुत कठिन हो जायेगा। क्योंकि तब 
का अनुभव एक्सपोजर है, वह गहरे में उतर जाता है कि जिस बच्चे ने पहले 
ही दिन पीड़ा दे दी, अब वह पीड़ा ही देगा। यह प्रतीति गहन हो गयी, 
इस लिए माँ बुढ़ापे तक कहती रहती है कि मैंने तुझे नौ महीने तक पेट में रख 
कर दुःख मेला । वह भूलती नहीं | बच्चे के साथ सुख का अनुभव माँ कम 
दुःख के अनुभव ही कहती सुनी जाती है | शायद ही 
कर कितना सुख पाया | और जो 
मा न रहेगी । छेक्तित वह कहने 


ही कहती सुनी जाती है, 
कोई माँ कहती हो कि मैंने तुझे नो महीने रख 
माँ ऐसा कह सकेगी, उसके आनंद की कोई सी 


सहावीर - वाणी छ्न्प्‌ 


का/सवाल नहीं है। और जो माँ वच्चे को नौ महीने पेट में रखकर आनंद न 
पा सकी, दुःख पाया; और जिसके साथ इतना दुःख पाया उसके साथ दुःख 
फी संमावना-का ही सूत्र गहन हो गया । लोरेंजगो ने लाखों स्थ्रियों को दिना 
दर्द के प्रसव करवा कर यह ध्रमाणित कर दिया कि दर्द हमारा झयाल है। 
अगर प्रप्तव बिना दर्दे के हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या बाल 
बिना दर्द के नहीं निकल सकते ? बहुत आसान-सी बात है। भहावीर अपने 
बाल उखाड़ कर फेंक देते थे । 


(१९) महावीर के अनुयायी पागलों का काम करे ! 


लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैँ कि पागलों का एक खास व्गे है जो बार 
लनोचने में रस लेता है। और जिसको बाल नोचने में रस जाता है, अगर वह + 
चैसे ही बाजार में खड़ें होकर वाल नोचे, तो आप उसे पागल ही कहूँगे । अगर 
वह महावीर का अनुयायी होकर नोचे, तो आप उसके पैर छुएंगे | कुछ पागल 
हैं, जिनको नग्न होने में रत आता है। मनोवैज्ञामिक उन्हें एक्नीवीसनिस्ट 
कहते हैं। अगर वे ऐसे ही नग्न खड़े हों, तो पुलिस पकड़कर ले जायेगी। 
लेकिन महावीर को नग्न देखकर उनको वड़ा मजा आ जायेगा और वे नग्न खड़े 
डो जायेंगे । और तब जाप उनके पैर छूने पहुंच जायेंगे । यह्‌पता छगाना 
बहुत मुश्किल है कि वे नग्नता की वजह से महावीर के अनुयायी हो गए या 
महावीर के अनुयायी होने की वजह से नग्न हो गये; वाल नोचने में उनको 
भजा आता है इसलिए महावीर के साथ चले गये या महावीर के साथ चले गये 
छोर उस राज को पा गये, जहाँ बाल नोचने में कोई दर्दे ही नहीं होता । यह 


तय करना बहुत मुदिकल है। जादमी के भीतर क्‍या हो रहा है, इसकी बाहर 
से जाँच बड़ी कठिन है । 


(२०) पादरी का प्रचचन और मुल्झा का छाता 
मुल्ला एक दिन चर्चे में सुनने गया | बड़ा पादरी बोलने आया था | एक 
ईसाई मित्र ने कहा, सो चला गया और जाकर बैठ गया! आगे ही बैठा॥ 
प्रभावशाली जञादमी ठहरा, पादरी की कभी नजर उस पर बार-बार जाती ॥ 
जब पादरी ने टेन कमांडमेंट्स, दस आज्ञाओं पर बोलना शुरू किया, तव उससे 
एक आज्ञा पर काफी बातें समझायीं :--दाउ दैल्ट नरेंट स्टील 


ह है घोरी नहीं करना 
कभी मूल्ला बड़ा बेचैन हो गया । उसके माधे पर पसीना आजा गया । पादरी 


४०६ महावीर - वाणी 


को ख्याल भी आया कि यह आदमी बहुत बेचेन है, क्या बात है ? इतत्ा 
वेचैस है कि लगता है कि उठकर न चला जाये । हाथ पैर उसके सीधे नहीं हैं ।'" 
फिर, पादरी दूधरी थ्ाज्ञा पर आया :--दाऊ शैल्ट नॉँंठ कमिठ एडल्टरी, 
व्यभिचार मत करना । मूल्ला हँवने लगा, बढ़ा प्रसन्‍न हुआ, बड़ा शांत गौद 
आनंदित दिखायी पड़ने लगा | पादरी और भी हैरान हुआ कि इसको क्या हो 
रहा है । जब सवा सात हो गये तो उसने मुल्ला को पकड़ा और पूछा कि 
राज़ बया है तुम्हारा ? जव मैंने कहां, चोरी मत करना, तब तुम बहुत 
परेशान थे । तुम्हारे माथे पर पसीना आ गया । और जब मैंने कहा व्यभिचारः 
मत करना, तब तुम बड़े आनंदित हो गए । 


मुल्ला ने कहा कि आप नहीं मानते हैं तो बताये देता हूँ । जब आपने कहा 
कि चोरी मत करना तब मुझें ख्याल आया कि मेरा छाता कीई चूरा ले गया । 
छाता दिखायी नहीं पड़ा, तो मैं मुसीबत में पड़ गया, कि जरूर कोई चोर है।' 
मुझे गुस्सा आया कि कैसा चर्च है, जहाँ चोर इकदूठे हें । लेकित जब आपने 
कहा कि व्यभिचार मत करना, तव मुझे फोरन ख्याल भायों कि रात में में 
छाता कहाँ छोड़ आया हूँ । 


इसलिए कहता हूँ कि भीतर क्या हो रहा है, उसके बाहर देखकर इसका 
पता लगाना बहुत मुश्किल है। आदमी के भीतर सुक्ष्म है। वह जब घटित 
होता है तो बाहर के प्रतीकों से पता लगाना अत्यंत कठिन है । अवत्तर पर 
हुआ है कि महावीर के पास वे लोग भी इकट्ठे हो गये जिवके भीतर कुछ 253 
और वाद्वर कुछ । और जैसे-जैसे महावीर से फासला बढ़ता जायेगा, उन 
संस्था बढ़ती जायेगी। और एक बछूत बायेगा कि महावीर के पीछे. 
चलनेवाली भीड़ में अधिक लोग वे होंगे, जो उन बातों 08 उत्सुक 
हुए, जिन बातों से उत्सुक नहीं होना चाहिए था। और जिन ० 
से उत्सुक होना चाहिए था उनका ख्याल ही मिंद जायेगा । के क्यों 
जिम बातों से उत्सुक होना चाहिए, वे गहन हैं, आर जिन बा पे रा 
उत्सुक होते हैं, वे ऊपरी हैं, बाहरी हैं । महावीर को लोगों ने देखा है कवि 
अपते बाल उखाड़ रहे हैं, भूखे खड़े हैं, नग्न खड़े हैं, धूप, सर्दी, वर्षा में खड़े ह 
पिन छोगों को भी अपने को सताना है, मद्दाबीर की भाड़ में वे बड़ी हर 
से वह कर सकते हैं। लेकिन महातीर अपने की सता नहीं रहे हैं। महावीर के 


लए काया-बलिश का अर्थ सताना नहीं 


महावीर - वाणी छ४०७- 
(२९) तब फिर काया-फ्लेश क्‍यों ९ 


लेकिन फिर यह हाव्द क्‍यों प्रयोग किया ? इसे थोड़ा समझें । महावीर 
का जो अर्थ है, वह यह है कि काया क्लेश है । शरोर दुख है। शरीर ही दुख 
है । दरीर के साथ सुख मिलता ही नहीं कभी । दुख ही मिलता है । इसलिए 
साधक जैसे ही भागे बढ़ेगा, उसके शरीर से बहुत से दुव विखरने शुरू हो जायेंगे, 
जो अब तक दिखायी नहीं पड़ते थे । वह अपने मोह्‌ और अ्ञमों में जी रहा था । 
सेरे पास लोग जाते हैं। कहते हैं जब से ध्यान शुरू किया, त्व से मन में बड़ी 
अशांति मालूम पड़ती है। में कहता हूँ, ध्यान से अज्ञांति नहीं हो सकती ॥ 
अगर ध्यान से क्षश्ाांति होगी, तो शांति किससे होगी ? मैं जानता हूं, अशांति 
मालूम पड़ती है ज्यादा ध्यान करने प५ | क्‍योंकि जो अशांति आपने फभी नहीं 
देखी है अपने भीतर, बह ध्यान के साथ दिखायी पड़नी शुरू होती है । दिखाती 
नहीं थी इसलिए आप सोचते थे, है ही नहीं | जब दिखती हैं तब पता चलता 
हूँ कि है। इसलिए ध्यान का पहला अनुभव अशांति के बढ़ने का अनुभव है । 
जैसे-जसे ध्यान बढ़ता है जशति पूरी प्रकट होती है ॥ एक घड़ी जायेगी कि 
भय लगेगा कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। लेकिन अगर उस घड़ी को 
पारकर गये, तो अशांति समाप्त हो जायेगी। अगर आपने उस घड़ी को पार 
नहीं किया, तो जाप अपनी अद्यांति की दुनिया में फिर वापस लौट आयेंगे । 


(२२) डुख फो तू स्वीकार बन्दे ! 


एक आदमी सोया हुआ है । उसे पता नहीं चलता कि पैर में दर्द है ६ 
जागता है, तो पता चलता हैँं। ढेकिन जागने से दर्द नहीं होता, जागने से 
पता चलता है। महावीर जानते हैं कि काया-क्लेश बढ़ेगा। जैसे ही. कोई 
व्यक्ति साधना में उतरेगा, उसकी काया उसको और ज्यादा दुख देती हुई मालुम 
पड़ेगी । क्योंकि सुख तो देना बंद हो जायेगा । चैसे सुख उसने कभी दिया ही 
नहीं था । उसने सोचा था कि देगी । यह जो हमारा प्रम था, हमारा झपाल 
था। वह परदा तो उठ जायेगा और दुख ही दुख दिखायी पड़ेगा । उस दुख 
को देखकर लोट मत जाना । महावीर कहते हैं कि इस काया-क्लेश को सद्दना ॥ 
यह काया को क्लेश देना नहीं है, काया के दुख दिखायी पड़ने छुरू होंगे। 
उसकी बीमारियाँ दिल्लायी देंगी, तनाव दिखायी पड़ेगा, अधुविधाएँ दिखायी 
पड़ेगी, रुणता-बुढ़ापा जायेगा, मौत आयेगी, यह सब दिखायो पड़ेगा । जन्म' 


छ्ण्प महावीर - वाणी 


से मृत्यु तक दुख की एक लम्बी यात्रा दिखायी पड़ेगी। घबरा मत जाना | 
उस काया-क्लेश को सहना। उसे देखना । उसने राजी रहना | भागना मत | 
तो काया-क्छेश का यह अय॑ नहीं है कि दुख देना । काया-क्लछेश का अर्थ है 
दुख भागेगा, दुख प्रतीत होना, दुख अनुभव में उतरेगा। उससे तुम बचाव 
मत करना । स्वीकार करना । 


(२३) काया महापीड़क हम जानी 


महावीर यह्द नहीं कह रहे हैं कि तुम सताना । महावीर कह रहे हैं सताने 
की जरूरत नहीं है। काया खुद ही इतना सताती है कि गब ठुम औौर क्या 
सताओगे ? काया के अपने ही दुख इतने पर्याप्त हैं, अव और दुख ईज़ाद करने 
की जरूरत नहीं । लेकिन काया के दुख पता न चलें, इसलिए हम सुख ईज़ाद 
फरते हैं, सुख का आयोजन करते हैं। आज नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों 
मिलेगा । इस तरह कल पर टालते जाते हैं, स्थगित' करते जाते हैं। आज का 
दुख भुलाने के लिए करू का व निर्मित करते रहते हैं। आज पर परदा पढ़... 
जाये, इसलिए कल की तस्वीर बनाये रहते हैं। इसलिए कोई आदमी आज में 
नहीं जीना चाहता । आज बड़ा दुश्वद है । सब कल पर डालते रहते हैं । 


(२४) जब कछ हूठने रूगता है 


महावीर जानते हैं कि जैसे ही साधना में भीतर प्रवेश होगा, कल' टूटने 
लगेगा, आज में जीना होगा । और सारे दुख प्रगाढ़ होकर चुमेंगे ।! सब तरफ 
से दुख खड़े हो जायेंगे । सब तरफ बुढ़ापा और मौत दिखायी पड़ेगी। कहीं 
सुख का कोई सहारा नहीं रहेगा । जो कागज की नाव आप सोचते थे पार कर 
देगी, वह हूठ जायेगी । जो आप सोचते थे सहारा है, वह खो जायेगा । जिच 
अ्मों के आसरे आप जीते थे, वे मिट जायेंगे । जब्र बिल्कुल भ्रम-शूत्य, आप सागर 
में खड़े ड्डव्ते रहेंगे, न नाव होगो, न सहारा होगा और न किनारा दिखायी 
पड़ता होगा, तव बड़ा केश होगा । उस क्लेश को सहना । उस ब्लेश को 
स्वीकार करना । जानना कि वह जीवन की नियति है। जानना कि वह 
प्रकृति का स्वभाव है। काया-लेश का अर्थ है कि जो भी आये, उसे स्वीकार 
करना ! उससे बचने की कोशिश मत करना । उससे बचने की कोशिश भविष्य 
के स्वप्न में ले जाती हैं। उसके विपरीत सुख बनाने की बिता सें मत पड़ना । 


सदहावीर - वाणी 8०६ 


वर्योंकि सुख बनाने की चिंता उसे देखने नहीं देतों, जानने नहीं देती, पहचानने 
महीं देती । और ध्यान रहे इस जगत्‌ में जिसक्तो मुक्त होना है, दुख से ही मुक्त 
होना होता है, सुख से मुक्त कोई नहीं हो सकता । सुख है द्वी नहीं, उससे मुक्त 
क्या होइएगा ? वह प्रम है। दुख से मुक्त होना होता है और दुख से मुक्ति 
दुख की स्वीकृति में छपी है, एक्सेप्टिविलिटो में छिपी हे---टोटल एक्सेप्टिविलिटी 
में, समग्र स्वीकार में । तो काया-क्लेश का बर्थ है काया दुख है, उप्तका 


समग्र स्वीकार । वह स्वीकार इतना हो जाना चाहिए कि आपके मन में यह 
सवाल न उठे कि काया दुःख है। 


(२४) कृपया आप अपक्षा न करे 


दूसरा हिस्सा काया-क्छेश का आपको बताता हुँ। क्योंकि अगर जापको 
लगता है कि काया दुःख है, उसका मतलब है आपको काया से सुख की भाकांक्षा 
है। अगर में मानता हूँ कि मेरा मित्र सुझे दुःख दे रहा है, तो उसका कुल 
मसतलूव इतना है कि मैं अभी सोचता हूँ कि मुझे अपने मिन्र से कुछ सुख 
मिलना चाहिए। अगर मैं बहता हूँ कि मेरा शरोर दुःख देता है, तो उसका 
भतलब यह है. कि मेरे अन्दर शरीर से सुख की आकांक्षा कहीं है । काया- 
'बलेश का अर्थ है कि स्वीकार कर छो दुःख को। इतमा स्वीकार कर लो कि 
तुम्हें क्लैेश का बोध भी मिट जाये । क्लेश का बोध उसी दितर मिट जायेगा, 
जिम्त दिन पूर्ण स्वीकृति होगी । इसलिए मद्दावीर सव दुःखों के वीच आनन्द 
से भरे घुमते रहते हैं। वे जब वर्षा में खड़े हैँ, या घूप में पड़े हैं या नग्न हैं या 
'बाल उखाड़ रहे हैं या भोजन नहीं कर रहे हैं, तो किसी दुःख में नहीं हैं । 
उन्हें दुःख का पता ही नहीं है । काया-कलेश की स्वीकृति इतनी गहन हो गयी 
है कि दु:ख का कोई पता भी नहीं चलता । वे कैसे कहें कि यह दुःख है। 


अजगर मैं अपेक्षा करता हूँ कि रास्ते से मैं गुजरूँ, तो आप लोग नमस्कार 
करें | और अगर आप न करें तो दुःख होगा। अगर मैं मवेक्षा ही न कर रहा, 
तो न करें तो क॑से दु:ख होगा ? अगर आप मुझे गाली देते हैं और मझे दुःख 
होता है तो इसका मतलब है कि मैंने अपेक्षा की थी कि आप गाली नहीं देंगे । 
नहीं देते तो मुझे सुख होता देते हैं, तो भुझे दुःख होता हैं। लेकिन बगर 
भेरी कोई अपेक्षा ही नहीं, और आप गाली दें, तो में जानूंगा कि यही नियति 
हैं । इस क्षण. गाली भी पैदा हो सकती थी, वह हो गयी । आपसे गाली 


४१० हि महावीर - वाणी 


' मिल सकती थी, वह मिल गयी । इसमें विपरीत कहीं कोई दुसरी आकांक्षा 
नहीं हो, तो फिर कोई दु.ख नहीं रह जाता । 


(२६) वम्मों की भार भी स्वीकार : महायुद्ध और 
काया-ब्लेश का सिद्धान्त 


काया-क्लेश की साधना शुरू होती है दुःख के स्वीकार से । पृर्ण होती हैं 
इु:ख के विसर्जन से। विसर्जित नहीं हो जाता दुःख, ध्यान रहे। जब तक जीवन 
हैँ वव तक तो वह रहेगा; लेकिन जिस दिल्र स्वीकार पुरा हो जाता 
हैं, उत दिन आपके लिए दु:ख नहीं रह जाता। स्वीकार के साथ इतना 
चड़ा रूपांतरण होता है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हमें पता 
ही नहीं। युद्ध के मैदान पर सैनिक जाता है, तो जब तक नहीं जाता, 
तंवर तक भयभीत रहता है। वहुत घबड़ाता है। बचाव की कोशिष्न में 
छगा रहता है कि किसी तरह बच जाऊं। छ़ेकिन युद्ध के मैदान पर पहुंचता 
हैं, वम ग्रिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। वो एक-दो दिन उसकी नींद खुल- 
खुल जाती है। सो नहीं पाता। चौंक-चौंक उठता है। पर दो-घार दिन्र के 
बाद दंग हो जायेंगे कि वही सैनिक बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और 
वह सो रहा है। वही सैनिक, छाशें पड़ी हैं, भोजन कर रहा है । वही सैनिक, 
पास से गोलियो सनसनाती हुई निकल जाती हैं, ताश खेल रहा है। क्‍या हो 
गया इसमें ? एक वार युद्ध की स्थिति' स्वीकृति हो गयी । फैक्ट हो गया कि 
यह ठीक है, यह है और बात खतम हो गयी | दुसरे महायुद्ध में लंदन पर बसवारी 
चलती थी। चितित थे लोग कि कया होगा ? छेकिन दो-चार दिन के बाद बमबारी 
चलती रही, स्त्रियां बाजार में सामान खरीदने निकलने लगीं। बच्चे स्कूल पढ़ने 
जाने ऊुगे । स्वीकृत हो गयी बमबारी, एक तथ्य हो गयी । ऐसा वहीं कि थुद्ध सें 
पास में जो लाश पड़ी होती है, चह लाश नहीं होती | भ्ौर ऐसा भी' नहीं है 
कि वह आदमी कठोर हो गया है। वह जादमी वही है। छेकित तथ्य की 
[स्वीकृति सारी स्थिति को बदल देती है । जब तक अस्वीकार आप करेंगे, तब 
तक तथ्य आपकी सतायेगा। जिस दिन स्वीकार कर छेगे, वस बात समाप्त 
ही गयी । धगर ऐसा मैंने जान लिया कि झरीर के साथ मौत अनिवार्य है, तो 
मौत का दुख नष्ट हो गया । 
काया-क्‍्लेश की साधना, दुःख की स्वीकृति से दुःख से मुक्ति का उपाय 
है। लेकिन काया को कष्ठ देने की कोशिश काया-छेश की साधना 


मद्दावीर - वाणी ४३११ 


नहीं, क्योंकि जो आदमी काया को दुख देने में लगा है, घचह जादमी फिर किसी 
सुख की आकांक्षा में पड़ा । प्रयल्न हम सुख के लिए ही करते हैं॥ जब तक 
हम कोई सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तव तक हम सुख की ही आकांक्षा से 
करते हैं। एक आदमी अपने शटीर को भी सता सकता है सिर्फ इस भाशा में कि 
सोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, आत्मा मिलेगी, परमात्मा मिलेगा । तो सुख की 
आकांक्षा जारी है। महावीर की काया-फ्लेश की घारणा किसी सुख के लिए 
दारीर को दुख देने के लिए नहीं है। परंपरागत व्याख्या में लोग यह भर्य 
लगाते हैं कि जैसे मादमी घन कमाने के लिए दुख उठाता है, ऐसे ही मोक्ष 
पाने के लिए उठाया पड़ेगा । लेकिन यह गलत हूँ । जैसे कोई आादमी व्यायाम 
करता है तो शरीर को कष्ट देता है, ताकि स्वास्थ्य ठीक हो जाये | ऐसे ही 
काया-क्लेश करना पड़ेगा । काया तो क्लेश ही है॥ जब और क्लेश आप उसमें 
जोड़ नहीं सकते ॥ आपके हाथ के बाहर है क्लेश जोड़ना । मगर आपके हाथ 
के भीतर हो बलेश जोड़ना, तब तो क्लेश कम करना भी आपके हाथ के भीतर 
हो जायेगा । इसे जरा समझ लें ॥। अगर आपके छारीर में दुख जुड़ सकते हैं 
तो घट क्‍यों नहीं सकते ? अगर दुख जुड़ सकते हैं, तो दुख घट भी सकते हैं | 
जहां जोड़ हो सकता हूँ, वहां घटाना भी हो सकता हैं । इसलिए तथाकथित 
धामिक आदमी में, जो शरीर को दुख दे रहा हैं, जौर भोगी में जो शरीर से 
दुख कम करने में लगा है, कोई भेद नहीं है । इनके गणित में फर्क नहीं है। इनके 
गणित का हिसाब एक दही है। महावीर कहते हैं कि न तुम जोड़ सकते हो, न तुम 
घटा सकते हो । जो है, उसे चाहो तो स्वीकार कर लो, चाहो तो अस्वीकार 
कर लो | इतना तुम कर सकते हो। जो विकल्प है, वह स्वीकार और 
अस्वीकार में हे, घटाने और बढ़ाने में नहीं है । ध्यान रहे, स्वीकार कर लोगे 
तो दुख शून्य हो जायेगा। अस्वीकार कर दोगे, तो जितना दुख अस्वीकार 


करोगे, उतने ग्रुना ज्यादा हो जायेगा। इस तरह काया-क्लेश का अर्थ है--- 
पूर्ण स्वीकृति, जो है उसकी वैसी ही स्वीकृति । 


(२७) कीछों के टोंकने का महावीर-गणित 


महावीर के कानों में जिस दिन कीछे ठोंके गये तो कया कहती है कि इंद्र 
ने आकर महावीर से कहा कि आप मूझे जाज्ञा दें । हमें इससे बड़ी पीड़ा होती 


छ१२ महावीर - वाणी 


है। आप जैसे निष्ठावान्‌ व्यक्ति के कानों में लोग कीलें ठोंक दें, सतायें, 
परेशान करें, तो हमें बहुत पीड़ा होती है । 
महावीर ने कहा, मेरे दरीर में ठोंके जाने से तुम्हें इतनी पीड़ा होती है 
तो तुम्हारे शरीर में ठोंके जाने से तुम्हें कितनी न होगी ? 
इंद्र नें कुछ भी न समझा। उसने कहा, निश्चित ही होती है । वी में 
भापकी रक्षा करने आ:जाऊं ? | 
महावीर ने कहा, ठुम भरोसा देते हो कि तुम्हारी रक्षा से मेरे दुख कम 
हो जायेंगे ? 
इंद्र ने कहा, कोशिश कर सकता हूं। कप्त होंगे कि नहीं, मैं नहीं 
कह सकता । 
महावीर ने कहा, मैंने भी जन्मों-जन्मों तक कोशिश करके देखा, कम नहीं 
हुआ । अब मैंने कोशिश छोड़ दी | अ्व मैं इतनी भी कोशिश नहीं करूँगा कि 
तुमको अपनी रक्षा के लिए रखूं। नहीं, तुम जाओ ! तुम्हारी भी भूल वही 
है, जो कान में कील' ठोंकने वाले की भुछ थी। वह सोचता था कि कीछें 
' ठोंककर वह मेरे दुख बढ़ा देगा, तुम सोचते हो मेरे साथ रहकर मेरे दुख घटा 
दोगे । गणित तुम्हारा दोनों का एक है | मुझे छोड़ दो । जो है, मुझे स्वीकार 
है। उसमे कीछे जरूर ठोंके, पर मुझ तक नहीं पहुंचे उसके कीछे। मैं बहुत 
हुर खड़ा हूं । मैने स्वीकार कर लिया । जैसे ही किसी ने स्वीकार किया, वह 
उसके ऊपर हो जाता है । जिस स्थिति को आप स्वीकार करतें हैं, आप उसके 
ऊपर हो जाते हैं। तत्क्षण ऊपर हो जाते हैं। काया-कलेश का यही आर्थ है । 
महावीर का छठा बाह्य तप है; संलीनता। हम उस पर कल वाद 


करेंगे । 


50 22223 


तेरहवाँ प्रवचन 
पर्युषण व्याख्यान-माला, बंबई, दिनांक, ३० अगरत, १९७१ 


अन्तर्‌-तप का प्रवेश द्वार ; संलीनता 


धम्मो मंगलूमुविकट्ठटमू, अहिसा संजमो तवो। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥ 


डय-- 


घ॒मम सर्वश्रेष्ठ मंगल है । ( कौन-सा घर्म ? ) अहिता, संयम और तप - 
रूप धर्म / जिस मनुष्य का मन उबत घम्म से सदा संलग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं। 


बाह्य -तप का अंतिम सूत्र है संलीनता । संलीनता सेतु है वाह्यत्तप औौर 
मंतर-तप के बीच । संलीनता के बिना कोई बाह्य -तप से अंतर-तप की सीमा 
में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए संलोवता को बहुत घ्यानपूवेक सम 
लेना जरूरी है। संलीनता सीमांत है। वहां से वाह्य-तप समाप्त होते और 
अंत्तर-तप शुरू होते हैं। संडीनता का भर्थ और संलीनता का प्रयोग बहुत 
अद्भूत है। परम्परा ती इतना ही कहती है कि अपने शरीर के अंगों को 
व्यर्थ संचालित न करना संडीनता है । कारण शरीर न हिले-डुछे, संयत हो, तो 
संलीनता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, वल्कि यह तो कुछ भी नहीं हैं । यह 
तो संलीनता की वाहर की रूप-रेखा को भी स्पर्श करना नहीं है । संलीगता के 
जर्थ गहरे हैं । तीन हिस्सों में हम इसे समझें । पहला तो यह कि आपके छरीर में, 
आपके मन में, आपके प्राण में कोई भी हलन-चलन नहीं होती है, जब तक आपकी 
चेतना न कैपे । अंगूली भी हिलती है तो भीतर शभात्तमा में कंपन पैदा होता 
है ॥ दिखायी तो अंगुली प्रड़ती है कि हिली, लेकिन कंपन भीतर से आता हैं १ 
सूक्ष्म से आता है और स्थल तक फंल जाता है । इतना द्वी सवाल' नहीं है कि 
अंगुली न हिले, क्योंकि यह हो सकता है कि अंगुली न हिले । लिकिन भीतर 
कंपन हो । आखिर कोई अपने शरीर को संलीन करके बैठ भी तो जा सकता 
है, योगासच लगा कर बैठ जा सकता है, भ्रभ्यास कर ले सकता है कि दारीर 
पर कोई भी कंपन दिखायी त पड़े और भीतर तूफान चले, ज्वालामखी का 
लावा उबलता रहे और जाग घघकती रहे । हु 


(१) भावों के खाथ वदरूता हुआ चेहरा 


संलीवता वस्तुत; तो तब घटित होती है, जब भीतर सब इतना शांत द्दो 
जाता है कि भीतर से कोई तरंग नहीं आती, जो छारोर पर कंपन बने, लहर 


बाह्य -तप का अंत्तिम सूत्र है संलीनता । संलीनता सेतु है वाह्म-तप कौर 
अंतर-तप के वीच । संलीनता के धिना कोई वाह्म-तप से अंतर-तप की सीमा 
जेँ प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए संलीनता को चहुत ध्यानपूर्दवक समझ 
छेना जरूरो है। संलीनता सीमांत है। वहां से वाह्य-तप समाप्त होते और 
अंतर-तप शुरू होते हैँ। संलीनता का थर्थ और संलीनता का प्रयोग बहुत 
अद्भुत है। परम्परा तो इतना ही कहती है कि अपने दारीर के अंगों को 
व्यर्थें संचालित न करना संलीनता है । कारण द्ारीर न हिले-डुले, संयत हो, तो 
संलीनता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, वल्कि यह तो कुछ भी नहीं है । यह 
तो संलीनता की बाहर की रूप-रेखा को भी स्पथ्यें करना नहीं हैं । संलीनता के 
अर्थ गहरे हैं ॥ तीन हिस्सों में हम इसे समझें । पहला तो यह कि जापके शरीर में, 
आपके मन में, जापके प्राण में कोई भी हलन-चलन नहीं होती है, जब तक आपकी 
चितना न कंपे । अंगूली भी हिलती है तो भीतर शभ्ात्मा में कंपन पैदा होता 
है। दिखायी तो अंगुली प्रड़ती है कि हिंली, केकिन कंपन भीतर से आता हैं! 
सूक्ष्म से जाता है और स्थूल तक फल जाता है। इतना ही सवाल' नहीं है कि 
अंगुली न हिले, क्योंकि यहं हो सकता है कि छंगुली न हिले । लेकिन भीतर 
कंपन हो । आखिर कोई अपने शरीर को संलीन करके बैठ भी तो जा सकता 
है, थोगासन लगा कर चैठ जा सकता है, अभ्यास कर ले सकता है कि दरीर 
पर कोई भी कंपन दिखायी न पड़े और भीतर तूफान चले, ज्वालामली का 
लावा उबलता रहे और आग घघकती रहे $ हु 


(१) भावों के साथ बदछता हुआ चेहरा 


संलीनता वस्तुतः तो तव घदढित होती है, जब प्नीतर सब ५ 
जाता है कि भीतर से कोई तरंग नहीं मोती, इतना झांत हो 


जो शरीर पर कंपन बने, लहर 


४९८ महावीर - वाणी 


चने, पर हमें शरीर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम घरीर पर ही खड़े 
हैं। तो संलीनता के अभ्यास में जिसको उत्तरना हो, उसे पहले तो अपची 
शरीर की गतिविधियों का निरीक्षण करना होता है। यह पहला हिस्सा है! 
कया कभी आपने स्याल किया है जब आप कऋ्रोष में होते हैं तो और ढंग से 
चलते हैं। जब आप फोध में होते हैं तो आपके चेहरे की रेखाएँ बौर ही जाती 
हैं। आपकी आंख पर अलग रंग फैछ जाते हैं। जापकी दांतों में कोई गति हो 
जाती है। आपकी अंगुलियाँ किसी भार से, किसी शक्ति से भर जाती हैं। 
आपके समस्त स्तायुमंडल में परिवर्तेन हो जाता है। जब जाप उदास होते हैं, 
तब भाप और ढंग से अलते हैं ॥ आपके पैर भारी होते हैं । उठाने का मब भी 
नहीं होता है। कहीं जाने का भी मन नहीं होता। आपके प्राण पर जैसे 
पत्थर रख दिया गया हो । आपकी सारी इंद्वियाँ ऐसे पत्थर से दब जाती हैं + 
जब आप उदास होते हैं तव आपके-चेहरे का रंग बदल जाता हैं, रेखाएँ बदल 
जाती हैं। जब बाप प्रेम में होते हैं तब, जब आप शांत होते हैं तब, तब ये 
सब फर्क पड़ते हैं, लेकित आपने तिरीक्षण न किया होगा । संलीनता का भर्षे 
समभपा हो तो जब आप कोथधर में हों तो भागें और दर्पण के सामने पहुंच 
जायें और देख कि चेहरे सें कैसी स्थिति है। क्योंकि भापका क्रोध से भरा 
चेहरा दुसरों ने देखा है, आपने नहीं देखा । देखें कि आपका चेहरा कैसा हैं। 
जब आप उदास हों वो आईमे के सामने पहुँचे और देखें कि आँखें कसी 
हैं । एयाल करें कि पैर कैसे पड़ते हैं, शरीर झुका हुजा है या उठा हुआ है । 


(२) हमछे से पहले हिटलर 


हिटलर एक सनतस्विद्‌ को फ्रांस पर हमला करते के पहले फ्रांस के गया 
था मौर पूछा था, जरा फ्रॉस की. सड़कों पर देखो कि युवक कैसे चलते हैं १ 
उनकी रीढ़ सीधी है या झुकी हुई ? उस मनस्विद्‌ से खबर दी की फ्री मे 
लोग ऋुके-भुके चलते हैं । हिटलर से कहा, फिर उनकी जीतने में कोई कठिताई 
प पड़ेगी । हिटलर का सैंमिक देखा है आपने ? उस समय हवा जर्मनी टीढ़ 
सीधी करके चल रहा था। जब कोई आशा से भरा होता है तो रीढ़ सीबी 
हो जादी है । जब॑ कीई निराशा से भरा होता है, तो रीढ़ भूक जाती हैं। 
बढ़ाये में सिर्फ रीढ़ इसलिए नहीं झुक जाती कि शरीर कमजोर हो जाता हैं । 
द्ससे भी ज्यादा इसलिए फुछ जाती है कि जीवत-विराज्षा उत्ते कुक देती हैं । 
मौत सामने दिखायी देती हैं। भविष्य नहीं रह जाता । महावीर जैसे व्यक्ति 


महावीर - वाणी 3१६ 


की रीढ़ बुढ़ापे में नहीं मुकेगी क्योंकि घुढापे का असली सवार मौत वहाँ नहीं 
है, मोक्ष का द्वार है, परम आनन्द है | इसलिए रीढ़ नहीं मुकेगी ॥ 


आप भी जब स्वस्थ चित्त, प्रसन्न चित्त होते हैं तो और ढंग से खड़े होते 

हैं। मैं घोल रहा हूँ और आपको उसमें कोई रस नहीं भा रहा है तो आप कुर्सी 
से टिक जाते हैं। जब भापको कोई रस फिर जाने छगता है तो आपकी रीढ़ 
कुर्सी छोड़ देती है जौर सीघी हो जाती है । अगर कोई बहुत संवेदनशील 
हिस्सा भा गया है फिल्म में देखते समय, कोई बहुत ध्िलिंग, कंपा देनेवाला 
हिस्सा, तो आपकी रीढ़ सीघी ही नहीं होती, भागे झुक जाती है, सांस रुक 
जाती है । आपके चित में पड़े हुए छोटे-छोटे परिवततेनों की लहरें आपके शरीर 
की परिधि तक फैल जाती हैं । ज्योतिषि या हस्तरेखाविद्‌ या मुख-आक्ृति को 
पढ़नेवाले लोग नब्ब्रे प्रतिशत तो आप पर ही निर्भर होते हैं ॥ आप कीसे उठते, कसे 
चलते, कैसे बैंठते हैं और आपके चेहरे पर क्‍या भाव है, आपको भी पत्ता नहीं होता 
है। वे सब आपकी बाबत बहुत-सी खबरें दे जाते हैँ। आदमी एक किताब है । 
उसे पढ़ा जा सकता है । ओर जिसे साधना में उतरना हो, उसे खुद मपनी किताब 
पढ़नी पड़ती है । सबसे पहले आपको पहचान लेना होगा कि मैं किस तरह का 
थादमी हूँ ॥ तो जब क्रोध में हों, आईने के सामने खड़े हो जायें और देखें, कैसा 
है चेहरा ? कया है रंग ? आँख पर कैसी रेखाएँ फैल गयीं ? जब शान्‍्त द्वो 
मत, प्रसन्न हो, तव भी आईने के सामने खड़े हो जायें और तब आप अपनी 
बहुत-सी तस्वीरें देखने में समर्थ हो जायेंगे, एक मजेदार घटना घटेगी । वह 
संलीनता के प्रयोग का दुपरा हिस्सा है। जब आप आईने के सामने खड़े होकर 

अपने क्रोधित चित्त का अध्ययन कर रहे होंगे, तब आप अचानक पायेंगे कि 
क्रोध खिसकता चला गया, शान्त होता चला गया। क्‍योंकि जो क्रोघ का 

अध्ययन करने में गम गया उसका क्रोध से सम्बन्ध हृड जाता है, अध्ययन से 

जुड़ जाता हैँ । उसकी चेतना का तादात्म्य क्रोध से हूट गया, अध्ययन करने से 


जुड़ गया । और जिससे हमारा सम्बन्ध हुट गया वह वृत्ति तत्काव क्षीण हो 
जाती है ॥ ह 


(३) क्रोष और शांति आईने के सामने 


तो आईने के सामने खड़े होकर एक और रहस्य का आपको पता चलेगा 
कि अगर ,आप क्रोध का निरीक्षण करेंगे तो कोध जिंदा नहीं रह सकता, 


8२० सहावीर - वाणी 


तत्काल विलीन हो जाता है । मौर भी एक मजेदार अनुभव होगा कि जब आप 
बहुत शांत हों बोर जीवन एक बानंद के फूल की तरह मालुम द्वो रहा हो, 
कभी सूरज निकला हो सुत्रह का, और उसे देखकर मन प्रफुल्लित हुआ हो या 
रात चांद-तारे देखें हों और उनकी छाया और उनकी शांति मत में प्रवेश कर 
गयी हो या एक फूल को खिलते देखा हो और उसके भीतर की बंद शांति 
आपके प्राणों तक बिखर गयी हो तब आईने के सामने खड़े हो जायें। आपको 
तब एक और अनुभव होगा । और वह यह अनुभव होगा कि जब कोई शांति 
का निरीक्षण करता है तो (कोघ तो निरीक्षण करने से विलीन हो जाता है) 
शांति निरीक्षण करने से वढ़ जाती है, भौर गहरी हो जाती है। क्रोध इसलिए 
विलीन हो जाता है कि आपका क्रोध से संबंध ह्ूट जाता है। क्रोध,से संबंधित 
होने के लिए वेचैन होना जरूरी हैं, परेशान होना जरूरी है, उद्विग्न होना 
जरूरी है। अध्ययन के लिए शांत होना जरूरी है। निरीक्षण के लिए मौन 
होना जरूरी है, तटस्थ होना जरूरी हैं। शांति के आप जितने ही निरीक्षक 
बनते हैं, शांति उतनी ही और गहरी हो जाती है। सच तो यह है कि निरीक्षण 
करने से जो गहरा हो जाये, वही वास्तविक जीवन है | निरीक्षण करने से जो 
गिर जाये, वह धोखा था ) या ऐसा कहें कि निरीक्षण करने से जो बचा रहे, 
चही पृण्य है और निरीक्षण करने से जो तत्काल विलीन हो जाये, बही पाप 
है । सलीनता का पहला प्रयोग हैं राइट आव्जवेशन-सम्यक्‌ निरीक्षण। आप 
बहुत हैरान होंगे कि आप कितनी तस्वीरें हैं एक साथ ? 


(४) आपके भीतर एक मन नहीं है. 


सहाबीर ने पृथ्वी पर पहली दर्फ एक शब्द का प्रयोग किया है, जो परिचम 

में क्पूर्व ढंग से पुन्र्नीवित हो गया है । महावीर ने पहली दर्फ इस शब्द का 
प्रयोग किया है--बहुचित्तता । पहली बार । आज पश्चिम में इस शब्द का 
बड़ा मुल्य है'। उतको पता भी नहीं कि महावीर ने पच्चीस सौ साल पहले इस 
छब्द का प्रयोग किया था--पोली-साइकिक । पश्चिम में आज इस शब्द का 

, घड़ा सूल्य है क्योंकि जैसे ही पदिचम मन को समझने गया, उसने कहा, सव मन 
मोसोसाइकिक नहीं हैं । एक मन नहीं है आदमी के भीतर । अनंत मन हैं, 
पोली-साइकिक हैं, घहुत से मन हैं। महावीर ने ढाई हजार साल पहले कहा 
था कि आदमी बहु-चित्तवान्‌ है, एक चित्त नहीं हैं, जैसा कि हम सोचते हैं रा 
हम जैसे कहते हैं-मेरा मत, तो हमें कहना चाहिए मरे मन! । मार्ई साइंड' नहीं, 


सहावीर - दाणी छ्श१्‌ 


साइ माइंड्स । अगर शापके पास एक ही मन हो तो जीवन और हो जाये ॥ 
घहुत मन हैं और ये मन भी ऐसे हैं कि जो आपस में बहुत विरोधी भी हैं, ये 
एक-दूसरे के दुश्मन भी हैं। इसीलिए भाप सुत्रह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ हो 
जाते हैं। जापको खुद ही समम में नहीं जाता कि यह बया हो रहा है । जब 
आए प्रेम में होते हैं तो आप दूसरे ही भादमी होते हैं मोर जब आप घ्यान में 
होते हैं, तव आप दूसरे ही आदमी होते हैं ॥ इन दोनों के वीच कोई संगति ही 
नहीं होती, कोई संबंध ही नहीं होता। जिसने आपको घृणा में देखा है, वह 
झगर आपको प्रेम में देखें तो वह भरोसा न कर पायेगा कि भाप वही जादपमी 
हैं। आपके चेहरे की सब रूपरेखा, जापके चेहरे का रंग वदल जायेगा, आपके 
शरीर का ढंग, आपका जाभामंडल, आपका सब बदल जायेगा । 


(५) जो अध्यंति अनजाने सोलीज होती हे 


इसलिए पहले तो निरीक्षण करें, ठीक से पहचानें कि जापके पास कितने 
चित हैं और प्रत्येक चित्त की आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया है ? आपका 
धारीर प्रत्येक चित्त-दशा के साथ कैसा बदलता हैं ? जब आप दांत होते हैं, तो 
शरीर को हिलासे को भी मन नहीं होता । सांस भी जोर से नहीं चलती । खुन 
की रफ्तार भी कम हो जाती है, हृदय की घड़कनें भी शांत हो जाती हैं । 
जब जाप अशांत दह्ोते हैं तो गकारण शरीर में गति होती है । अशांत आदमी 
कुर्सी पर बैंठा होता हैं तो उसका पैर हिला करता है। कोई उससे पूछे कि 
क्या कर रहे हो ? क्या कुर्सी पर बैठकर चलने की कोशिश फर रहे हो ? 
आदमी थोड़ी देर बैठा रहे तो करवट बदलता रहता है वैठे-बेठे । क्‍या हो रहा 
है उसके भीतर ? उप्तका चित्त भीतर से इतना बेचेन हैं कि वह बेचेनी को 
शरोर से श्लीज कर रहा है। अगर रिलीज न करे तो पागल हो जायेगा । 
रिलीज करनी पड़ेगी । वह शाम को घंदे भर खेल के मैदान में दौड़ लेता है । 
खेल लेता है, घंदे भर घुम जाता हैं ओर किर जाता है तो ठोक हो जाता 
. है, नहीं तो वह बैठे-बैठे, लेटे-लेटे अपने शरीर को गति देगा। और वहाँ से शत्त 
को मुक्त करेगा । लेकिन यह शक्ति व्यर्थ हो रही है । संलीनता शक्ति-संग्र ह 
है, शविति-संचयन है । हम अगर संलीनता में नहीं जोते तो अपनी शक्ति को ऐसे 
ही लुटाये चले जाते हैं । ऐसे ही, व्यर्थ ही, जिसका कोई परिणाम नहीं होनेवाला 
है, जिससे कुछ उपलब्ध होनेवाला नहीं, जिससे कहीं पहुंचेंगे नहीं । कुर्सी पर चैठे 
पैर दिलाते रहेंगे । फरिसी मंजिल के लिए यात्रा नहीं होती । इतवी शक्ति से कहीं 


हेर्र्‌ महावीर - वाणी 


पहुंचा जा सकता था। कुछ प्राया जा सकता था। हमें पता नहीं कि 
चौबीस घण्टे हम अपनी शक्ति को अपने से बाहर फेंक रहे हैं। छेकिन इसका 
अध्ययन करता पड़ेगा, पहुले स्वयं को पहचानता पड़ेगा । आपकी जिन्दगी की 
किताब जब आपके सामने खुछनी शुरू होगी, तो जाप हैरान होंगे कि कोई 
रहस्यपूर्ण से रहस्यपूर्ण उपन्यास भी इतना रहस्यपूर्ण नहीं, और बनुठी से 
अनूठी कथा भी इतनी इतनी अनूठी और जजनबी नहीं, जितने आप हैं । 


और ऐसा ही नहीं कि क्रोध्व भौर अक्रोघ में आप अलग ध्थिति पायेंगे । 
आप पायेंगे कि क्रोध के भी स्टेप्स हैं, क्रोध में भी बहुत ढंग हैं। कभी जाप 
एक ढंग से ऋ्रोधित होते हैं, कभी दूपरे ढँग से ऋरेधित होते हैं, कभी तीसरे 
ढेंग से क्रोधित होते हैं। और तीनों ढंग के क्रोध में मापकी आकृति अलग- 
अलग होती है। और जब यह फर्क आप अपमे में देखेंगे, तो चकित हो जायेंगे 
कि कितना कुछ आपके भीतर छिपा है। निरीक्षण पहला प्रयोग है। जाप 
पहचान पायेंगे कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आप जो शक्ति के पुन्छ 
हैं, बहु शक्ति का आप क्या उपयोग कर रहे हैं 


(६) आपका चेहरा : आईने के रूबरू कोघ से कशमकश 


दूसरी बात । जैसे ही आप समर्थ हो जायें कि आप क्रोध को देख पायें, 
वैसे ही भाप भाईने के सामने पायेंगे कि अपने आप क्रोध शान्त होगा ) बहाँ 
झाप एक दूसरा प्रयोग जोड़ें। वह दुसरा प्रयोग संलीवता का है) जब चित्त 
क्रोध से भरा हो तब आप आाईते के सामने खड़े हो जायें । लम्बे निरीक्षण के 
बाद यह हो सकेया । आईने के सामने खड़े हो जायें और अपनी तरफ से 
शरीर के अंगों को बेसा करने की कोशिश करें, बसे वे शास्त होते हैं। आपको 
भली-भाँति याद है कि शान्ति में चेहरा कैसा होता है। बब क्रोध को स्थिति 
है। चेहरा कोष की धार में बह रहा है। घाप आईवे के सामने खड़े होकर 
उस चेहरे को याद करें, जो शान्ति में होता है और चेहरे फो शान्ति की तरफ 
ले जाने लगें | बहुत शीघ्न थोड़े ही विन्यों में आप हैरान होंगे कि आप चेहरे 
को शान्ति को तरफ ले जाते में समर्थ हो गये हैं । सारी अभिनय की कया, 
सारी ऐक्टिंग इसी अभ्यास पर निर्भर करती है। जत्मजात्र' किसीको यद्दे 
प्रतिभा होती है, पो वह अभिनय में कुशल मालुम पड़ता है 


महावीर - वार्णी ४२३ 


लेकिन यह प्रतिभा विकसित की जा सकती है ओर इतनी विकसित की 
जा सकती है कि जिसका कोई हिसाव लगाना वड़ा कठिन है । क्रोध भीतर रहे 
और जाप आईन के सामने खड़े होकर चेहरे पर शान्ति की घारा वहा रहे 
हैं। थोड़े ही दिनों में आप समर्थ हो जायेंगे भौर तव बाप एक और नया 
अनुभव कर पायेंगे और वह यह होगा कि कोधघ मन में दौड़ता हो, तब भी 
शांति शरीर में दौड़ सकती है । और जब अप इन दोनों में समर्थ हो जाते हैं तो 
आप तीसरे हो जाते हैं। न तो जाप क्रोध रह जाते हैं, न जाप मन रह जाते 
मौर न शरीर रह जाते हैं। क्योंकि मन क्रोध में होता है तो क्रोध से जल रहा 
होता, लेकिन शरीर पर आपने शान्ति की घारा वहा दी है, इसलिए वह 
शान्त आकृति से भर गया है। निश्चित ही आप दोनों से अलग भौर पृथक 
हो गये हैं। न तो मब आप अपने को आइडेंटिफाइ कर सकते हैं क्रोध से, न 
शान्ति से । दोनों तादात्म्य नहीं कर सकते । जाप दोनां को देखने वाले हो 
गये । और जिस दिन आप एक साथ दो पदा कर लेते हैं, उस दिन आपको * 
पहली दफा एक मुक्ति अनुभव होती है। आप दोनों के बाहर हो जाते हैं। 
एक के साथ तादात्म्य आसान है, दो के साथ तादात्म्य आसान नहीं है । एक 
के साथ जुड़ जाना आसान है, दो विपरीत से साथ ही जुड़ जाना बहुत कठिन 
है । वल्कि असम्भव है । हाँ, अलग-अलग समय में हो सकता है कि आप सुबह 
क्रोध के साथ जुड़ें तो दोपहर आप शान्ति के साथ जुड़ें। यह हो सकता है 
अलग-अलग कोने में । छेकिन जाप साइमल्टेनियसली, एक साथ ऋरौध भौर शान्ति 
से जुड़ नहीं सकते | जोड़ मुद्रिकिल हो जायेगा, कैसे जी सकेंगे ? 


(७) मौत से पहले झुल्ला की नसीहत 


मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है | भाखिरी क्षण उसके करीव है। वह अपने 
बेटे को बुलाकर सलाह देता है। कहता है, में जानता हैँ कि मैं कितना भी 
कहें कि तू घूम्रपान मत करना, लेकिन तू करेगा। पयोंकि मेरे पिता ने भी 
सुझसे कहा था लेकिन सैंते किया । इसलिए यह सलाह मैं ठुके नहीं दूंगा । 
मैं समफ्ाना चाहता हूँ तुझे, अनुभव पहले कह देना चाहता हैँ कि शराब न 
छूना । लेकिन भेरे पिता ने भी सुझे समझाया था और फिर भौ मैंने शराब 
पी। ओर मैं - जानता हूँ कि तू कितना भी कहे कि मैं शराब नहीं पियूंगा, 
लेकिन तू शराब पियेगा । मैं कितना जी कहूँ कि स्त्रियों के पीछे मत दौड़ना 

सत भागना, लेकिन यह हो नहीं सकता | मैं खुद ही भागता रहा हूँ । लेकिन 


छ्रछ महानीर - वाणी 


एक बात खरूपाल' में रखना। एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागना | दो 
स्त्रियों के पीछे एक साथ मत भागना । इतनी मेरी सलाह मानना । वन एट 
ए टाइम, एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागना। एक ही समय में दो 
स्त्रियों के पीछे मत भागना । उस लड़के ने पुछा कि क्‍या यह संभव हो सकता 
है कि एक समय में दो स्त्रियों के पीछे भाग सकूं। नसरुद्दीन ने कहा कि संभव 
हो सकता है। मैं अनुभव से कहता हूँ, लेकिन एक से ही नरक निर्मित हो 
जाता है, (इसको उल्टा करके पुरुष भी कहा जा सकता है कि स्त्री को सलाह 
दी जा रही है। उससे कोई फक्र नहीं पड़ता) लेकिन दो हो जायें फिर तो 
नरक सुनिश्चित है । लेकिन उसके बेटे ने कहा, आप कहते हैं तो मेरा मन होता 
है कि दो के पीछे दौड़कर देख लूं। नसरुद्दीन ने कहा, यह मैं जानता हूँ कि 
तू सुनेगा नहीं, क्‍योंकि मैंने भी नहीं सुना था । बच्छा है दौड़कर देख ले । 
उसका बेटा पूछने लगा, आप अभी ना कहते थे, बब कहते हैं दोड़। नप्तरद्वीन 
ने कहा, दो स्त्रियों के पीछे एक ही समय दोड़ने से जितनी आसानी से स्त्रियों 
से मुक्ति मिल जाती है, उतनी एक एक के पीछे अलग-अलग दौड़ने से नहीं 
मिलती । चित्त में भी अगर दो वृत्तियों के पीछे एक साथ आप दौड़ पैदा कर 
दें, तो आप चित्त की वृत्ति से जितनी आसानी से मुक्त हो जाते हैं, उत्तनी 
एक बृत्ति के साथ नहीं हो पाते । एक वृत्ति पूरा घेर लेती है, दो वृत्तियाँ 
कॉम्पिटीटिव हो जाती हैं आपस में | आप पर उनका जोर कम हो जाता है, 
क्योंकि उनका आपस का संघर्ष गहरा हो जाता है । क्रोध कहता है कि मैं पूरे 
पर हावी हो जाऊं, शांति कहती है कि मैं पूरे पर हावी हो जाऊं। और 
आपने दोनों एक साथ पैदा कर दिये । वे दोनों आप पर हावी होने की कोशिश 
छोड़कर एक-दूसरे से संघर्ष में रत हो जाती हैं और जब क्रोघ और शांति 
भापस में छड़ रहे हों, तब आपको दूर खड़े होकर देखना बहुत आसान हो 
जाता है। संजीनता का दूसरा अम्पास है--विपरीत वृत्ति को शरीर पर 


वैदा करना । 
(८) यह प्रेम नहीं, ऐक्टिंग हैं! 


इसमें कोई कठिनाई नहीं है । अभिनेता इसे रोज कर रहा है । जिस स्त्री 
से प्रेम नहीं है, उससे भी बह प्रेम प्रकट कर रहा है। नसरुद्दीव एक दिन 
नाटक देखने गया था | उसकी पत्नी उस्तके पास थी | नतरुह्दीन बहुत प्रमाविते 
हुआ, पत्वी भी वहुव श्रमावित हुई | देखा कि वह जो चायक है उध चादक मे 


सद्दावीर - वाणी ४२०८ 


यह इतना प्रेम व्यक्त कर रहा है अपनी प्रेयसी के लिए कि पत्नी ने नसघद्ीन 
से कहा--नसरुह्दीन ! इतना प्रेम तुम मेरे प्रति कभी प्रकट नहीं करते। 
नसरुदीन ने कहा कि मैं भी हैरात हूँ। और हेरान इसलिए हूँ कि बह जिसके 
प्रति इतना प्रेम प्रकट कर रहा है, वह वस्तुतः उसकी पत्नी है बीस साल से । 
इतना प्रेम किसी ओर के लिए प्रकट कर रहा होता, तो भी ठीक था। वह 
उप्तकी पत्ती है बीस साल से, इसलिए चकित तो में भी हूँ । 'हो इज द रियल 
ऐक्टर ४ वास्तविक, भ्रमाणित अभिनेता है। क्योंकि जो २० साल से उसकी 
पत्नी है, उसके लिए इतना प्रेम प्रकट कर रहा है, तव तो गज़व का 


ऐक्टर है ! 


छेकिन अम्यास से यह संभव है । शरीर कुछ जोर प्रकट करने लगता है, 
मन कुछ जोर । तब दो घारायें हृूट जाती हैं। मोर ध्यान रहे, राजनीति का 
ही नियम नहीं है : डिवाइड ऐँड झूल, साधना का भी नियम है। विभाजित 
करो ओर मालिक हो जाओ ।॥ अगर आप शरीर और मन को विभाजित कर 
सकते हैँ तो जाप मालिक हो सकते हैं आसानी से ॥ क्योकि तव संघर्ष शरीर 
ओर मन के बीच खड़ा होता है और आप जछूते अलग खड़े हो जाते हैँ । 
इसलिए सेलीनता का दूसरा अभ्यास है मन में कुछ, दारीर में कुछ । आईने 
के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। आईने के सामने इप्तलिए कह रहा हूं 
क्योंकि आपको आसानी पड़ेगी । एक दफा आसानी हो जाये, फिर तो बिना 
आाईने के भी आप अनुभव कर सकते हैं। जब जापको क्रोघ आये फिर घीरे- 
'घीरे आईने को छोड़ दें मौर उसको अवसर बनायें, और आनन्द को प्रकट 
करें । और जब घृणा आये तब प्रेम प्रकट करें। और जब किसी का सिर 
तोड़ देने का मन हो तब उसके गछे में फूल साला डाल दें। और अपने भीतर 
ये दो घाराएं विभाजित देखें । मन को और शरीर को दो हिस्प्तों में जाने दें । 
जौर अचानक ट्रांसेंडेंस, अतिक्रमण में प्रवेश कर जायेंगे। म॑ भाप क्षमा रह 
जायेंगें । न आप प्रेम रह जायेंगे, न घुणा रह जायेंगे। लौर जैसे ही कोई 
दोनों के पार होता है तो संडीन हो जाता है 


(९) तब्लीन भी है, संलीन भी हे 


गा भ् र हा | 
झ्ब संलीन का अर्थ समझ लें--एक छाब्द हम अक्सर सुनते हैं तल्लीन । 
लेकिन यह संलीन शब्द वहुत कप प्रयोग में जाता है। तलल्‍लीनता हमने सुना 


४२६ सहावीर - वाणी 


है, _पंलीनवा बहुत कम चुना है। और अगर भाषाकोश में जायेंगे तो एक ह्ठी 
धर्थ पायेंगे । लेकिन नहीं, एक ही अर्थ नहीं है। महावीर ने तल्लीनता का 

| उपयोग नहीं किया है । तलल्‍लीनता सदा दुसरे में लीन होना है और संलीनता 
अपने में छीन होना है। तलल्‍्लोनता का अर्थ है जो किसी और में लीन है । 
चाहे भक्त भगवान्‌ में हो, वह तललीन है, संलीन नहीं । जैसे मीरा कृष्ण में 
चह तल्‍लीन है। वह इतनी मिट गयी है कि शून्य ही गयी। कृष्ण ही रह 
गये। पर वहां कोई और, कोई दूसरा बिन्दु है, जिस पर- स्वयं को सब भाँति 
समर्पित कर दिया गया । चह भी एक मार्ग है, उस मार्ग की अपनी विधियाँ 
हैं। उस सार्ग से भी पहुँचा जाता है। उससे पहुँचने का रास्ता अछग है। 
'छेक्रित महावीर का रास्ता वह नहीं हैं। महावीर तो कहते हैं: तल्लीन तो 
विल्कुल' मत होना, किसी में भी तल्‍लीन मत होना । इसलिए महावीर परमात्मा 
को भी हटा देते हैं । नहीं तो तल्‍लीन होने की सुविधा बनी रहती । 


(१०) परमात्मा मिकारू वाहर कर दिया गया 


| महावीर कहते हैं, संलीन हो जाना, अपने में लीन हो जाना, अपने में 
इतना छीन हो जाता कि दूसरा बचे ही नहीं । ठल्‍लीन होने का सूत्र है: दूसरे में 
इतना लीन हो जाना कि स्वयं बचे ही नहीं । संलीन होते का सूत्र है: इतता 
अपने में लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही नहीं। दोनों से एक ही उपलब्धि 
होती है ॥ एक ही बच रहता है| तल्लींन वाला कहेगा, परमात्मा बच रहता 
है, संलीनत वाला कहेगा आत्मा बच रहती है। वह सिर्फ शब्दों का भेद है। 
विवाद सिर्फ साहित्यिकों और पंडितों का है । जिन्हें अनुभव भी है वे कहेंगे 
कि एक ही बच रहता है; लेकिन संलीनतावाला उसे परमात्मा नाम नहीं दे 
सकता, क्योंकि दूसरे का उपाय नहीं है। तल्‍्लीनतावाला उसे गात्मा नहीं कह 
सकता, क्योंकि स्वयं को बचाने का कोई उपाय नहीं है । लेकिन जो बच रहता 
हैं, उसे कोई नाम देना पड़ेगा, अन्यथा अभिव्यक्ति असंभव है । इसलिए 
संलीनतावाला कहता है, आत्मा बच रहती है। तलल्‍लीनतावाला कहता है, 
परमात्मा वच रहता है। जो वच रहता है, वह एक ही है, यह नामों का फके 
हैं और यह नामों का फके विधियों के कारण है | यह पहुंचने के मार्ग की वजह 
से नामों का फर्क हैं। संलीन का बर्थे है अपने में लीन हो जाना । तब कहीं 
कोई गति नहीं रह जाती । क्योंकि गति तो दुसरे तक जाने के लिए होती है । 
अपने तक माने के लिए किसी गति की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तो हम हैँ 


सद्दावीर - वाणी छर७ 


ही। अपने ही साथ करने की कोई क्रिया नहीं रह जाती । अक्रिया हो जाती 
है । अगति हो जाती है। अचलता आ जातो है । और जब भीतर यह घटना 
घटती है तो शरीर पर भी यह भाव फैछ जाता है। मन पर भी यह भाव फैल 
जाता है । मतिक्रमण जब होता है मन और शरीर के पार, तो सव ठहर जाता 
है। मन ठहर जाता है। छझरीर ठहर जाता है। यह महावीर की प्रतिमा 
संलीनता की प्रतिमा है। जहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है। कुछ गति नहीं 
मालूम पड़ती । 


(११) कभी सोचा कि मद्दावीर के हाथों में मसद्स 
च्यों नहीं हैं? 

अगर महावीर के हाथ को देखें तो ऐसा लगता है कि विल्कुल ठहरा हुआ 
है। इसलिए महावीर के हाथ में किसी प्रतिमा में कोई मसल्स, रग्-पुट्ठे नहीं 
बनत्ताये गये, क्योंकि मसलल्‍स तो प्रतीक होते हैं क्रिया के । इसलिए किसी जैव 
तीर्थंकर की बाहों पर कोई ससलल्‍स नहीं हैं। मसलल्‍्स तो क्रिया के सूचक हो 
जाते हैं। शरीर को जिस ढंग से विठाया है, वह ऐसा है कि फूल बन्द हो 
जाये ॥ ऐसे जैसे सब पंखुड़ियाँ बन्द हो गयीं । फूछ की सुगंध अब बाहर नहीं 
जातो, अपने भीतर रमती हैँ | महावीर का वहुत प्यारा शब्द है आत्म-रमण, 
अपने में ही 'रमना, कहीं नहीं जाना | महावीर के चित्र को देखें, एक फूल' की 
तरह झपालरू करें, तो फोरन' महावीर की प्रतिमा में दिखायी पड़ेगा कि सब 
पंखुड़ियाँ बन्द हो गयी हैं। महावीर अपने भीतर हैँ, जैसे फूल के भीतर कोई 
भेवरा बन्द हो गया हो । ऐसे महावीर की सारी चेतना संलीन हो गयी हैं अपने 
सें । सब सुगंध भीवर । जब कहीं कुछ वाहर नहीं जा रहा है। बाहर और 
भीतर के घीच सब लेन-देन बन्द हो गया। कोई हस्तांतरण नहीं होता है । 
न कुछ बाहर से भीतर जाता है, न कुछ भीतर से बाहर जांता है । जब णरीर 
इतनी स्थिरता में आजा जाता है, मन भी स्थिरता में जा जाता है। तो स्वांस भी 
चाहर-भीतर नहीं होती, ठहर जाती है। इस क्षण महावीर कहते हैं--.. 
समाधि उत्पन्न होती है इस संलीन क्षण में अंतर्यात्रा घुरू होती है | 


(१२) हम खबके सीवर का यंत्र-मानच 


लेकिन संछोनता का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारा अभ्यास है बाहर 
जाने का । भीतर जादे का कोई अभ्यास नहीं है। हम बाहर जाने में इतसे 


कल मद्दावी र - वाणी 


ज्यादा कुशल हूँ कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम वाहर चले जाते हैं । 
कुशलता का मतलब हो यही होता है कि पता न चले और काम हो जाये। 
हम इतने कुशल है वाद्दर जाने में । एक ड्राइवर हैं| अगर वह कुझल है तो 
गपश्प करता रहेगा जौर गाड़ी चलाता रहेगा। कुशलता का मतलब ही यही 
है कि गाड़ी चलाने पर घ्यान भी न देना पड़े । अगर ध्यान देना पड़े तो 
अक्ुशल है | वह रेडियो सुनता रहेगा, गाड़ी चलाता रहेगा। मन में हजार 
बातें सोचता रहेगा, गाड़ी चलाता रहेगा। गाड़ी चलाना सचेतन क्रिया नहीं 
हैं। कॉलीन विल्सन एक पश्चिम के योग्य और विचारशील व्यवित हैं । उन्होंने 
कहा है कि हम जब कुछधल हो जाते हैं तो हमारे भीत जो एक रोबोट, 
जो एफ यंभ-मानव है, (और वह सबके मीतर है) वह काम करने लगता है । 
कुशलता का अर्थ है कि हमारी चेतना ने वह काम यंत्र-मानव को दे दिया है। 
फिर हमारी जरूरत नहीं रहती ॥ तो ड्रायवर जब ठीक कुशल हो जाता हैं, 
तो उसे कार नहीं चलानी नहीं पड़ती । उप्तके भीतर जो यंत्र-मानव है, वह 
कार चलाने लगता है। वह स्वयं तो कभी-कभी बीच में आता है, जब कोई 
खतरा आ जाता है और रोबोट कुछ नहीं कर पाता । एक्सीडेंट का वक्‍त था 
जाता हैं तो वह एकदम मौजूद हो जाता है, रोबोट से काम अपने हाथ में ले 
लेता है । वह जो भीतर यंत्रवत्‌ हमारा मन है, उससे काम भाटके से हाथ मे 
लेना पड़ता है । तभी, जब एक्सीडेंट का मौका आ जाये, कोई गड्ढे में गिरने 
का वक्‍त आ जाये । अन्यथा वह रोबोट चलाये रखता है । मनोवैज्ञानिकों से 
हजारों परीक्ष णों से तय किया है कि सभी ड्राइवर रात को अगर बहुत देर तक 
नागते हुए गाड़ी चलाते रहे हों, तो नींद भो ले लेते हैं क्षण दो क्षण को, भौर 
गाड़ी चलाते रहते हैं। इसलिए रात को जो एक्सीडेंट होते हैं, वे कोई दो बजे 
मर चार बजे के बीच होते हैं। ड्राइवर को पता भी नहीं चलता कि उसने 
ऊऋपकी ले ली है। एक सेकंड को वह डूब जाता है लेकित उतनी देर वह 
रोबोट काम को संभालता है 


जितना रोबोट के भीतर प्रवेश कर जाये कोई चीज, उतनी ही कुशल ही 
जाती है और हम जन्मों-जन्मों से बाहर जाने के आदी हैं । वह हमारे यंत्र में 
समाविष्ट हो गयी हैं। बाहर जाना हमारे लिए ऐसा ही हैं जैसे पानी का नीचे 
बहना । उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता । भीतर आना बड़ी यात्रा 
सालूम.पड़ेगी । क्योंकि हमारे यंत्र-मानव को कोई पता ही नहीं कि भीतर 


महावीर - वाणी ४२६ 


बसे आना हैं। हम इतने कुशल हो गये हैं वाहुर जाने में कि हम भूल ही गये 
हैं कि भीतर जाने की भी कोई बात हो सकती है । 


(१३) परत-दर-परत रोबोट का प्रशिक्षण 


एक भारतीय और आग्ल माँ का बेटा है आवरीमेनन । उसका पिता सारी 
' जिन्दगी इंग्लैन्ड में रहा । चह कोई बीस वर्ष फी उम्र का था, तब इंस्लैन्ड 
चला गया। वहीं शादी की, वहीं बच्चा पैदा हुआा। लेकिन आबरीमेनन ने 
लिखा है कि मेरी माँ सदा मेरे पिता की एक आदत से परेशान रही | वह 
दिन भर अंग्रेजी बोलता था केकिन रात सपने में मलयालम, सपने में अपनी 
मातृभाषा हो बोलता था। ६० साल का हो गया तब भी, चालीस साल 
निरंतर होश में अंग्रेजी में वोलने पर भी । रात सपना तो वह अपनी मातुभापा 
में ही देखता था। स्वभावतः र्त्रियाँ परेशान होती हैं क्योंकि पति सपने में 
भी वया सोचता है, उसका पता लगाना चाहती हैं। तो आवरीमेनन ने लिखा 
है कि मेरी माँ सदा चिंतित रहती थी कि पता नहीं वह सपने में पा बोलता 
है। कहीं किसी दूसरी रत्री का नाम तो नहीं केता मऊयालम में ? किसी 
दूसरी स््रो के लिए उत्सुकता तो नहीं दिखछाता ! लेकिन इसका कोई उपाय 
न था। सच यह है कि हम बचपन में जो भापा सीख लेते हैं, टूसरी भाषा ) 
उतनी गहराई में रोबोट में कभी नहीं पहुँच पाती । क्योंकि उसकी पहली पते 
बन जाती है । दूसरी भाषा मब कितनी ही गहरी जाये, उसकी पते दूपरी ही 
होगी । पहली नहीं हो सकती । उसका कोई उपाय नहीं है । इसलिए मनसूचविद्‌ 
कहते हैं कि जो-जी हम सात साल में सीख लेते हैं, वह हमारी जिन्दगी भर 


कोई ७५ प्रतिशत हमारा पीछा करता हैं। उससे छुटकारा नहीं है | वह्‌ 
हमारी पहलो पते बन जाता है ॥ 


(१४) कोथ में आपका रोयोठ काम फरता है 


इसलिए ७५ साल का बूढ़ा जब क्रोध में जा जाये, तो वह तत्काल सात सारू 
के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि रोबोट रिलैक्स कर जाता है । 
इसलिए क्रोध में माप बचकाना व्यवहार करते हैं। और प्रेम भी बैसा करते 
हैं, यह भी घ्यान रखना । जब आदमी दूसरे के प्रेम से भर जाते हैं, तो बहुत 
घचकाना व्यवहार करते हैँ। उनकी बात-चीत मी वचकानी हो जाती है | एक 
दूसरे का नाम भी वचकाने रखते हैँ। व्योंकि प्रेम का जो पहला अनुभव है बहू 


8३० सहावीर - वाणी 


पघात साल में सीख छिया गया था, अब उसकी पुनशक्ति होती है। इसी 
तरह हमारा वाहूर जाने का व्यवहार इतना प्राचीन है, जन्मों-जन्मों का है कि 
हमें पता ही नहीं चलता #ि हम बाहर जा रहे हैं भौर हम वाहर चले जाते 
हैँ। भाप बकेले में बैठे हैं, तो फौरन वत़बार सींचकर उठा लेते हैं ॥ पल में 
आपको पता ही नहीं चलता, बापका रोबोट, बापका यंत्र-मानव कह रहा 
होता है खाली हाथ कंसे बैठ सकते हैं ! इस अख़बार को आप तीव-चार बार 
पढ़ चुके हैं सुबह से, लेकिन फिर पढ़ रहे हैं। इसका विना झूपाल किये कि 
क्या पढ़ रहे हैं। तो वह रोबोट भीतर नहीं ले जाता वह तत्काल बाहर छे 
जाता है । रेडियो सोलो, वात-चीत करो । कहीं भी वाहर जाओ, किसी दूसरे 
से संबंधित होनो, क्योंकि रोवोद को एक ही वात फा पता है दूसरे से संबंधित 
होना । उसको अपने से संबंधित होना ज्ञात ही नहीं। तो इसका जरा ध्याव 
रफना पड़ेगा व्योकि अति ध्यान रखेंगे तो ही इसके वाहर हो सकेगे । 


रोबोट ट्रेनिय से चलता है । आपको पता नहीं कि आप अपने रोबोट से 
कितने काम ले सकते हैं। आपने जगर जैन मुत्रियों को आवधान करते देखा 
है तो भाप समझते होंगे कि वहुत बड़ी प्रतिभा की बात है। जब कि यह तिर्फ 
रोबोट की ट्रेमिग है। भाप अपने रोबोट से कितने ही काम छे सकते हैं सिर्फ 
एक दफा उसको सिखा लें। हम केवल एंक ट्रैक से काम करते हैं। टेपरिकार्डर 
को जानते हैं ? ठेपरिकार्डर एक ट्रैक का भी हो सकता है, दो ट्रैक का भी हो 
सकता है, चार ट्रैक का भी हो सकता है। आपके पास चार ट्रैंक का टेप- 
रिकार्डर है । एक ही पट्टी पर चार ट्रैक पर रिकार्ड करता है और आपको 
पता नहीं हो आप एक द्वी करते रहें, तो आप जिंदगी भर एक से ही करते 
रहेंगे । बाडी तीन दुँक खाली पड़े रहेंग । आपके मन के रोबोट के हजारों ट्रैक 
हैं। आप एक ही साथ हजारों द्वुक पर काम कर सकते हैं। इसका घोड़ा 
प्रयोग मैं साल दिला दूं, तो आपको वहुत आसानी हो जायेगी । 

(१४) िंगिक ड्रेक, डबल ट्रैक, मल्टी द्वेक द्रेनिंग 

थोड़े दिन एक छोटा-सा अम्पास करके देखें । घड़ी रख छें अपने हाथ की 
खोल के सामने और उसका जो सेकेंड का कांदा है; उप्त पर ध्यान रखें । बाकी 
पूरी घड़ी को भूल जायें, सिर्फ सेकेंड के कांटे को देखें ॥ वह एक मिवट में या 
पाठ सेकेंड में एक चक्कर पूरा करेगा। एक मिनट का अम्पास करें, कोई 


महावीर - वाणी ४३९ 


तीन सप्ताह में आपका अभ्याप्र हो जायेगा कि आपकी घड़ी के और कांटे 
ख्याल में नहीं आयेंगे, ओर आँकड़े रुयार में नहों आयेंगे । डायल घीरे-घीरे 
भूल जायेगा। सिर्फ वह सेकेंड का भागता हुआ कांटा आपको याद रह 
जायेगा । जिस दिन आपको ऐसा अनुभव हो कि में एक मिनट तक सेकेंड फे 
कांटे पर ध्यान रख सकता हूँ, उस दिव समझे कि आपने बड़ी कुशलता पायी, 
जिसकी आपको कल्पना भी नहीं हो सकती थी । अब आप दूसरा प्रयोग छुछ्ू 
करें । ध्यान सेकेंड के कांटे पर रखें और भीतर एक से लेकर साठ तक गिनती 
बोलें । ध्यान कांटे पर ही रखें और भीतर एक, दो, तीन, चार, ..साठ तक 
गिनती बोलें । साठ या जितनी भी हो सके एक मिनट में, सी हो सके तो सौ 
बोलें । एकाघ सप्ताह में आप इसमें भी कुशल हो जायेंगे, दोनों काम एक साय 
डबल ट्रैक पर छुरू हो जायेगा | ध्यान कांटे पर भी रहेगा और संख्या पर भी 
रहेगा । अब आप तीसरा काम शुरू करें। ध्यान कांटे पर बिठायें, भीतर एक 
से सौ तक गिनती बोलें और भीतर गीत की कोई कड़ी भी गरुनगुनाने लगें । 
तीन सप्ताह में आप पायेंगे कि तीन द्रैक पर आपका काम शुरू हो गया । 
ध्यान कांटे पर भी रहेगा, ध्यान आंकड़ों पर भी रहेगा, ध्यान संख्या पर भी 
रहेगा, गीत की कड़ी पर भी रहेगा। अब आप जितने ट्रैक पर चाहें, उतने 
द्रेंक पर घीरे-घीरे अम्यास कर सकते हैं। सब ट्रैक पर आप एक साथ भी 
अभ्यास कर सकते हैं । सप्रे काम एक साथ चलते रहेंगे, यही आवधान है । 
इसका अभ्यास करने पर आप मसदारीगिरी कर सकते हैं। जैन साधु करते हैं, 
चह सिर्फ मदारीधिरी है। उसका कोई मूल्य नहीं है। सिर्फ रोबोट को एक 
दफे आप सिखा दें तो रोबोट क रने लगता है। लेकिन एक खतरा यह है कि 
जब रोबोट काम करने लगता है तो सिखाना जितना आसान है उतना आसान 
भुछाना नहीं रह जाता है । सिखाना बहुत आसान है, ध्यान रखता आप । 
व्यरुण बहुत आसान है, विस्मरण बहुत कठिन है, लछेक्रिन असंभव नहीं है । 
वाश जाउट किया जा सकता है, जैसा टेप पर किया जा सकता हैँ, मिटाया जा 
सकता है । पर भिटाना बहुत कठिन होता है। औौर उससे भी ज्यादा कठिन 
विपरीत का जम्यास होता है । हमारे यंत्र-चित्त का अभ्यास है. बाहर जाने 
का, तो पहले तो यह बाहर जाने का अभ्या 


स॒मिटाना पड़ता है। और फिर 
भीतर जाने का अस्यास्त पैदा करना पड़ता है। 


छ१र सद्दावीर - वाणी 
(१६) रोबोट ने इशारा किया आप चर द्यि 


तो इसके लिए आवश्यक होगा कि जब भी आपका यंत्र-मानव आपसे कहे, 
बाहर जाओ तो आप सचेत हो जायें और होश पूर्वक बाहर जायें। अगर 
असवार पढ़ना है त्तो जान लें कि मेरा यंत्र-मानव अखबार पढ़ना चाहता है। 
तब आप पायेंगे कि अखबार पढने में कोई रस नहीं आ रहा। यह भी एक 
मजा है कि व्यर्थ की चीजों में रस नहीं आता है तो सिर्फ होश में नहीं जाता । 
आप किसी भी व्यर्थ की चीज में होश पूर्वक रस नहीं ले सकते हैं। वेहोशी 
में ले सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को रस लेने का पांगलपन सवार हो 
जाता है, वे नशा करने लगते हैं क्योंकि नशे में रस ज्यादा लिया जा सकता 
है । अन्यथा रस नहीं लिया जा सकता | यंत्र-मानव की वाहर जाने की जो 
चेष्टा है, उसे होश पूर्वक देखते रहें और होश पूर्वक ही काम करें। अगर यंत्र- 
मानव कहता है कि क्‍या अकेले बैठे हो, चलो मित्र के घर; वो उससे कहें कि 
ठीक है, चलते हैं, पर होश पूर्वक चलते हैं। तब संभावता हैं कि आप बीच 
रास्ते से घर वापस लौट आयें। क्‍योंकि आपको पता है कि उस मित्र के पास 
और वहां बैठकर आप बोर होते हैं। वही बातें चह फिर से कहता है कि 
भौसम कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है और दो-तीन मिनट में बातें छुक जाती हैं तो 
फिर वही कहानियाँ सुनाता है जो बहुत वार सुना छुका है । फिर वही घटनाएँ 
बताता है, जो बहुत बार बता छुका है और आप बोर होते हैं और रोज यही 
रुपाल लेकर लौटते हैं कि इस आदमी ने दुरी तरह उबा दिया | छेकिव कछ 
फिर रोबोट कहता है, उस मित्र के घर चलो, तो आपको ख्याल भी नहीं 
आता कि फिर आप बोर होने चले । अपनी बोरडम, अपनी ऊब खुद ही' 
खसोजते है । अगर आप होश पूर्वक जायेंगे तो रास्ते में आपको स्मरण आा 
जायेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्‍यों जा रहे हैँ, क्या मिलेगा। और तब 
पैर शिथिल पड़ जायेंगे, संघावना यही है कि जाप वापस लौठ बायेंगे । 


इस तरह आप अपने यन्‍्त्र-चित्त के बाहर जाने की प्रत्येक क्रिया पर 
जागरुक पहरा रखें। एक-एक क्रिया छूटने छूग्रेगी । जो वहुत' नेसैसरी हैं 
जीवन के लिए, अनिवायें हैं, उतनी ही क्रियाएँ रह जायेंगी, गैर अनिवार्य 
फक्रियाएँ छूट जायेंगी । गौर तब पायेंगे कि शरीर संलीन होने लगा। तब वठग 
ऐसे, जैसे झपने में ठहरे हुए हैं, जैसे कोई शान्त सील हो, जिसमें लहर भी 
नहीं उठती । या जैसे खाली आकाश, एक बदली भी नहीं भठकती । जैसे कभी 


महावीर - बाणी ४३३ 
देखा हो आकाद में किसी चील को पंखों को रोककर उड़ते हुए--घंलीन + पंख 
भी नहीं हिलते, चील सिर्फ क्पने में ठहरी है। जैसे देखा हो किसी चतस 
को कभी किसी झील में--विना पंख मारते हुए, ठहरे हुए । ऐसा सब जापके 
दारीर में भी ठहर जायेगा, मन में भी; क्‍योंकि जैसे शरीर बाहर जाता है 
ऐसे ही मन बाहर जाता है। अगर शरीर बाहर नहीं जा सकता, तो मन और 
ज्यादा बाहर जाता है। क्‍योंकि पूर्ति करनी पड़ती है। अगर आप मित्र से 
नहीं मिल सकते तो आप आंख बन्द करके मित्र से मिलने लगते हैं, दिवा- 
स्वप्न देखने लगते हैँ कि मित्र मिल गया और बातचीत. हो रही है । तो धीरे- 
घीरे फिर मन की भी बाहर जाने की जो आन्तरिक कोशिश है उस पर भी सजग 
हो जायें । जिस दिन शरीर और मन दोनों के प्रति सजग्रता होती है, गौर 
वह रोबोट यन्त्र हैं हमारे भीतर, वह बाहर जाने में धीरे-धीरे रस खो देता 
है, तब भीतर जाया जा सकता है । 


और, भौतर जाने में किस चीज में रस लेना पड़ेगा ? भीतर जाने में उन 
उीजों में रस लेना पड़ेगा, जिसमें संलीनता स्वभ्ाविक्र है। जैसे कि शान्ति का 
भाव हो, तो संछीनता स्वभाविक है। जैसे सारे जगत्‌ के प्रत्ति करुणा का भाव 
हो, तो उसमें संलीनता स्वम्ाविक है । क्रोध वाहर ले जाता है, कशणा बाहर 
नहीं ले जाती है । शत्रुता वाहर ले जाती है, मंत्री का भाव बाहर नहीं छे 
जाता । उन भावों में ठहरने से भीतर यात्रा शुरू हो जाती है। पर संलीनता 
सिर्फ द्वार है। इन सारी बातों का विचार हम अन्तरतप की ६ प्रक्रियाओं 
में करेंगे । संलीनता तो उच ६ के लिए द्वार है, पर संलीन हुए बिना उनमें 
कोई प्रवेश न कर सकेगा | यों तप के ये सब अंग इंटीग्रेटेड हैं, सब संयुक्त 
हैं। हपारा मन करता है कि इसको छोड़ दें उसको कर ले. ऐसा नहीं हो 
सकेगा। ये बारह अंग आरगेंनिक हैं। ये एक दूसरे से संयुक्त हैं । इनमें से 
एक मी छोड़ा, तो दुसरा नहीं हो सकेगा । महावोर ते इसके पहले पाँच अंग 
कहे, वे सव गाधार हैं, शक्षित-संरक्ष क हैं । छठ्वाँ अंग संलीनता का है, उसके 


लिए शक्ति बचेगी तभी त्तो भीतर जा सकेगी । द्ावित' बचेगी ही नहीं तो 


भीतर क्या जायेगी ! हम करीब-करोव- शक्ति-दिवालिया हैं। बाहर ही 


घाक्ति गवां देते हैं, भीतर जाने के लिए कोई शक्ति बचती ही न 


श्३० सहाबीर - वाणी 
(१७) घर से नहीं दाना मगर चसीयत लिखाना 


मुल्ला नसरुद्दीन मरा तो पहले उसने अपनी चसीयत लिखवायी | बड़ी 
भोड़-भाड़ इकट्ठी की । सारा याँव इकठ्ठा हुआ । फिर उसने गाँव की पंचायत 
में, पंचायत के प्रमुख से कहा वसीयत लिखो। थोड़े लोग चकित थे क्योंकि 
ऐसा कुछ ज्यादा उसके पास नहीं दिखायी पड़ता था, जिसके लिए उसने 
इतना शोरगुल मचाया । लेकिन उसने वसीयत लिखवायी कि मेरे मरने के 
बाद मेरी सम्पत्ति में से आधी मेरी पत्नी को मिल जाय । फिर इतना हिस्सा 
मेरे लड़के को मिल जाय । झौर इतना हिस्सा मेरी लड़की को मिल जाये । 
इतना हिस्सा मेरे मित्र को मिल जाये, इतना हिस्सा मेरे नौकर को मिल 
जाये । उसने सव हिस्से लिखवा दिये । वह पंच-प्रमुख बार-बार कहता था कि 
ठहरो । वह पूछना चाह॒ता था कि है कितना तुम्हारे पास ? और आखिर में 
मुल्ला ने कहा कि सबको बांट देने के बाद जो बच जाये, वह गाँव की मस्जिद 
को दे दिया जाये, तो पंच-प्रमुख ने फिर पूछा कि मैं तुमसे वार-बार पूछ रहा 
हें कि तुम्हारे पास हैं कितना ? उसने कहा, मेरे पास है तो कुछ भी नहीं, 
लेकिन वसीयत तो नियमानुसार लिखानी चाहिए। नहीं तो लोग क्या कहेंगे 
कि बिना वसीयत लिखाये मर गया। है कुछ भी नहीं, उस पर भी वह कह 
रहा हैं कि सबको बाँटने के बाद जो बच जाये, वह मस्जिद की दे दिया जाये । 
हम भी करीब-करीब दिवालिया ही मरते हैं, जहाँ तक अंतः-संपत्ति का संबंध हैं. 
हम सब दिवालिया मरते हैं, नसरुद्वीन जैसे ही मरते हैं । 


वह व्यंग हम पर भी है| कुछ नहीं होता पास | क्योंकि सबमें हमने व्यर्थ 
खोया होता है और व्यर्थ भी ऐसा खोया होता है जैसे कि मापने वाथरूम का 
नल खुला छोड़ दिया हो और पानी बह रहा हैं । इसी तरह आपके व्यक्तित्व 
के सब द्वार खुले हुए हैं बाहर की तरफ और शब्ति व्यर्थ खोती चली जावी 
है । जो थोड़ी बहुत बंचती है, उससे आप सिर्फ बेचैन होते हैं जौर करते फिल़ 
भी कुछ नहीं । वेचेनो में सध्ठ जरूर करते हैं । 

महावीर ने पहले जो अंग कहे, वे शक्तित संरक्षण के हैं। यह जो छग्वाँ 
बंग कहा, यह संरक्षित शबित का अन्तर्‌. अ्रवाह हैं । जैसे कोई नदी अपने मूल 
उदगम की तरफ वापस लौटने लगे । मूल स्लोत की तरफ शक्ति का आगमन 
शुरू हो जाता है। उसके लिए तो भीतर ही जाना पड़ेगा, हमें सलीम ही होना 
पड़ेया | शक्ति बचे, शक्ति भीवर छोटे, पर शक्ति को भीतर लौटने के लिए 


सहावीर - वाणी छ३४ 


जापका तीन प्रयोग करने पड़ेंगे। जननी शरीर की गतिविधियों को देखना। 
पड़ेगा । शरीर की गतिविधियों जौर मन की गतिविधियों को तोड़ना पड़ेगा । 
शरीर की गतिविधियों और मन की गतिविधियों के पार होना पड़ेगा । तब 
जाप पायेंगे कि जाप संलीन होने शुरू हो गये हैं । अपने में हूबने लगे हैं, अपने - 
में उत्तरते लगे हैं। अपने भीतर और भीतर गहरे में जाने लगे हैं । 


(१८) संलीनता के साथ घानेचाले भय से सावधान 


इससें एक ही वात आखिरी आपसे कहुगा जो किसी अभ्यास करनेवाले 
के काम की है। क्‍योंकि जैसे ही संजीनता शुरू होती है, चड़ा भय पकड़ता 
है | ऐसा लगता है जैसे सफोकेट हो रहे हों हम, जैसे कोई गर्दन दवा रहा हो 
या पावी में डूब रहे हों ॥ संलीन होने का जो भो प्रयोग करेगा, मारे भय के 
घबरा जायेगा। जैसे हो शक्ति भीतर जानी छुरू होगी, भय पकड़ेगा । क्योंकि 
यह अनुभव करीब-करीब बैसा ही होगा, जैसा मृत्यु का होता है। मृत्यु में भी 
शक्ति संलीन होती है ओर कुछ नहीं होता । शरीर को छोड़ती है, मन फो 
छोड़ती है, भीतर चलती हैँ उद्गम की तरफ; गौर तव आप तड़पड़ाते हैं 
कि अब मैं मरा। क्योंकि आप अपने को समझते वही हैं जो वाहुर जा रहा था । 
आपने तो कभी उसको जाना ही नहीं, जो भीतर जा सकता हैं । उससे पहले 
आपका उससे कोई संबंध नहीं था, कोई पहचाव नहीं थी । आप तो अपना 
एक ही चेहरा जानते थे, बहिर्गामी, आंतर्गामी का तो आपको कोई अनुभव न 
था। आप कहते हैं कि मरा, क्योंकि चह सव जो बाहर जा रहा था, वह बाहर 
नहीं जा रहा, भीतर लौट रहा है । शरीर में शक्ति डूब रही है भीतर, वाहर 
नहीं जा रही है। ओर न भन बाहर जा रहा है, भीतर डूब रहा है । सब 
कुछ भोतर सिकुड़ रहए है, केन्द्र पर लोट रहए है | गंगा अपने को पहचानती 
थी सागर की तरफ बहती हुई। उसने कभी जाना भी न था कि गंगोत्री की 
ठरफ चहना भी में हो हैें। इसकी उसको पहचाव नहीं है । यही विपरीत को 
पहिचान की घबराहुट मृत्यु की-सी घबराहट होती है। ओर मृत्यु में जो 
भवराहुट पकड़ती है, वही घवराहुदड आप को संलीनता में पकड़ेगी । मृत्यु का 


४३६ सहावोीर - बाणी 


ही अनुभव होगा, मर रहे हों जंसे । मन होगा कि कोई भी सहारा पकड़ो 
ओर बाहर निकल जाओ। अगर चाहर निकल बाते हैं तो पंलीन न 
हो पायेंगे | 


इसलिए जब भय पकड़े, तब भय के भी साक्षी बने रहना । बस, देखते 
रहना कि ठीक है। मृत्यु से भी कठिन यह अनुभव होगा, क्योंकि मृत्यु दो 
परवशता में होती है, आप कुछ कर नहीं सकते, ट्वंट रहे होते हैं सहारे । लेकिन 
संलीनता में आप कुछ कर सकते हैं। माप जब चाहें बाहर भा सकते हैं ! यह्‌ 
तो इंटेंडानल है । यह तो आप का संकल्प है भीतर जाने का । मृत्यु में तो आप 
का संकल्प नहीं होता। मृत्यु में कोई चुनाव नहीं होता । भाप मारे जा रहे 
होते हैं। आप मर नहीं रहे होते हैं। यह स्वेच्छा से मृत्यु का वरण है। 
यह भपने ही हाथ से मर कर देखना है । एक बार भय को छोड़कर, भय के 
7 साक्षी होकर, जो हो रहा है उसकी स्वीकृति को मानकर अगर आप डूब जायें 
तो आप मृत्यु के भय से सदा के लिए पार हो जायेंगे, फिर मृत्यु भी मापको 
भयभीत नहीं करेगी। एक बार आपको यह अनुभव हो जाये कि बंतर्मुखी 
ऊर्जा की यात्रा भी मैं ही हूँ, तो मृत्यु का कोई भय नहीं रह जायेगा । फिर 


आप जान जाते हैं कि मृत्यु है ही नहीं | 


मृत्यु सिर्फ अन्तर्यात्रा के अपरिचय के कारण प्रतीत होती है। आपका 
बहियत्रा. के साथ तादात्म्य होता है, अन्तयत्रि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
होता, इसलिए मृत्यु भी प्रतीत होती है । यह सम्बन्ध संलीनता में निरभित हो 
जाता है| यों कहें कि आप स्वेच्छा धे मर कर देख लेते हैं और पाते हैं कि 
मैं नहीं मरता। आप स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश कर जाते हैं। सब बाह्य छूट 
जाता है | जो मृत्यु में ही छूटता है, वह सब छूट जाता है। सब जगत्‌ मिट 
४ जाता है। शरीर भूल जाता है, मन भूल जाता है, फिर भी चैतन्य का दिया 
भीतर जलता रहता है। घंलीनता के इस प्रयोग को कोई ठीक से करे तो बड़ी 
सरलता से दारीर के बाहर होने का अनुभव कर सकता है। दरीर आपको 
सामने पड़ा हुआ दिखायी पड़ने लगेगा । कभी-कभी यह अपने आप' घटित ही 
जाता है, आपके बिना ख्याल भी । अचानक भाप पाते हैं कि आप दरीर के 


महावीर - वाणी छ३७ 


बाहर हो गये । तब बड़ी बेचेनी होती है और डर लगता है कि भव कभी 
वापस नहीं लोट सकेंगे । आप अपने पूरे शरीर को पड़ा हुआ देख पाते है। 
पहली दफा आप अपने शरीर को बाहर से पूरा देख पाते हैं। (भाईने में तो 
प्रतिछषि दिखायी पड़ती है । ) और एक दफा जिसने बाहर अपने छारीर को 
देख लिया, वह शारीर के भीतर होकर भी कभी भीतर नहीं द्वो पाता है । वह 
फिर बाहर ही रह जाता हूँ । फिर वह सदा बाहर ही द्वोता है। फिर कोर्ई 
उपाय नहीं हैं उसके भीतर होने का । भीतर हो जाये तो भी उसका बाहर 
होना बना रहता है । पृथक ही बना रहता है। फिर दारीर पर जाये दुख 
उसके दुख नहीं होते हैं, शरीर पर घटी घटनाएँ, उस पर घटी घटनाएँ नहीं 
होती हैं। फिर शरीर का जन्म, उसका जन्म नहीं होता है, फिर शरीर की 
मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं होती है । फिर शरीर का पूरा जगत्‌ उसका जगत्‌ नहीं 
होता है । ओर हमारा सारा जगत्‌ दारीर का जगत्‌ है। इतिहास समाप्त हो 
गया उसके लिए। जीवन-कथा समाप्त हो गयी उसके लिए। भव तो एक 


शून्य में ठहराव है और समस्त आनन्द शून्य में ठहरने का परिणाम है । समस्त 
मुक्ति शून्य में उतर जाने की मुक्ति हू । 


(१९) जरा आक्रमण और प्रतिक्रमण को समझ छे 


लेकिन हम निरष्तर बाहर भाग रहे हैं। यह हमारा बाहर भागना 
भाक्रमण है। महावीर ने एक छाब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया है--- 
प्रतिकमण । प्रतिक्रणण का थर्थ है भीतर छोटना । आक्रमण का अर्थ हैं बाहर' 
जाना। प्रतिक्रमण का अथे हैं : कमिंग बैक ठु दि होम, घर वापस लौटना ॥ 
इसलिए महावीर अहिंसा पर इतना आग्रह करतें हैं क्योंकि आक्रमण न घटे- 
चित्त का, तो प्रतिक्रमण न हो पायेगा, संलीनता फलित नहीं होगी । थे सब सूत्र 
संयुक्त हैं। जीवन में जब यह घटना उततरनो शुरू होती है तब ये सभी संयुक्त 
दोते हैं। लेकिन हम सोचते हैं.कि किसी की छाती में छुरा भोंकते हैं तभी 
आक्रमण होता हूँ । नहीं, जब हम दूसरे का विचार भी करते हैं तब भी 
जाक्रमण हो जाता है । दूपरे का ह्याल' भी दूपरे पर आक्रमण हैं । दूसरे का. 


४३८ सहावीर - वाणी 


मभैरे चित्त में उपस्थित हो जाना भी आक्रमण है । आक्रमण का मतलब ही 
है कि में दुसरे की तरफ वहा, दूसरे के साथ गया, दूसरे की तरफ गया। 
आलिंगन के साथ गया, कि सद्भाव से गया, कि असद्भाव से गया यह वात 
गौण है। दूसरे की तरफ जाती हुई चेतना आक्रम्रण है। मैं दूसरे की तरफ 
«जा रहा हूँ, यही ध्ाक्रमण है। हम सब जाना चाहते हैं। जाना इसलिए 
चाहते हैं कि हमारी अपने पर तो कोई मालकियत है नहीं इसलिए चाहते हैं 
कि किसी दूसरे पर माऊकियत हो जाये तो थोड़ा मालकियत का सुख मिले। 


थोड़ा सा ही सही । 
(२०) राकिए एक दुःस्वप्न खुन लीजिए 


मुल्ला नसरुद्दीन गया एक मनोचिकित्सक के पास और उसने कहा कि मैं 
बहुत परेशाव हूँ । पत्नी से भयभीत हूँ । डरता हूँ, मेरे हाथ-पैर कँपते हैं। 
भेरा शुक्र सूख जाता है, जैसे ही मैं उसे देखता हैँ। मनोवैज्ञानिक ने कहा, यह 
कुछ ज्यादा चिता की बात नहीं है । ज्यादा बिता की बात तो इससे उल्टी 
बीमारी है । उस उल्टी बीमारी में लोग देखते ही हमला करने को उत्सुक हो 
जाते हैं, पत्वी का सिर तोड़ने को उत्सुक हो जाते हैं, घसीटने को उत्सुक हो 
जाते हैं, मारने को उत्सुक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं । यह तो कुछ भी 
नहीं है। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है । मुल्ला बड़ा उत्सुक हो गया । 
कुर्सी से आगे झुक आया । बोला, डाक्टर, एनी चांस आफ माई कैचिंग देट 
डिजीज्‌ ? कहीं मौका है कि मुझे भी वह बीमारी लग जाय जिसको जाप 
साइकोपैथी कह' रहे हैं ? कि मैं भी घर जाऊं भौर लद॒ठ उठाकर सिर खोल 
दूं उसका ? भन तो मेरा भी यही करता है, लेकिन उसके सामने जाकर मेरे 
सब मेंसुबे गड़बड़ हो जाते हैं और दिन की तो बात दूर, बरसों से मैं एक 
दुःस्वप्त, एक नाइट मेयर देख रहा हूँ । वह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ 
कि कुछ इलाज हो तो वबतायें। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कौन-सा दुःस्वप्त ? 
तो उसने कहा, रात को मैं निरंतर अपनी पत्नी को देखता हूँ जौर उसके पीछे 
खड़े एक बड़े राक्षस को देखता हूँ । मनोवेज्ञानिक उत्सुक हुआ | उसने कहा, 


सहावीर - वाणी ४३५ 


इंटरेस्टिंग है और जरा विस्तार से कहो। नसरुद्दीन ने कहा कि लाल बाखें 
जिनसे लपटें निकल' रही होती हैं। सींग बड़े-बड़े, लगता है छाती में कोंक दिये 
जायेंगे । हाथों में लंबे नाखून। बड़ी घबराहट पैदा होती है। मनोवैज्ञानिक 
ने कहा, घबराने वाला है, भयंकर हैं। नसरुद्दीत ने कहा : दिस एज नयथिंग । 
चेट दिल आई टेल' यू एबायट द मांस्टर। जरा रुको, जब तक में राक्षस के 
संबंध में न बताऊं, तब तक कुछ मत कहो । यह तो मेरी पत्नी है, उसके पीछे 
जो राक्षस खड़ा रहता है, उप्तका तो मैंने वर्णन ही नहीं किया । उससे उसका 
भी वर्णंव किया कि उसके भयंकर दाँत, लगता है कि चपेट डालेंगे, पीस 
डालेंगे। उसका विद्ञालकाय शरीर, उसके सामने में बिल्कुल कोड़ा-मकोड़ा 
हो जाता हूँ। और उसकी घिनौनी बास और उसके दारीर से रररते हुए 
घिनौने पदार्थ, घिनौती घीजें और रस ऐसी घबराहट भर देते हैं कि दिन भर 
घह मेरा पीछा करता है॥ मनोवैज्ञानिक ने कहा, बहुत भयंकर है, बहुत 
घबरानेवाला । नतरुद्दीन ने कहा, वेट टिल भाई टेल यू दैठ द मांस्टर इज 
नो चन एल्स देन मी ॥ जरा रुको, वह राक्षस और कोई नहीं, बहुत घब राने 
वाली वात यह है कि जय मैं गोर से देखता हूँ तो पाता हूँ कि में ही हेँ। 


और यह्‌ दुःस्वप्त बरसों से चल रहा है। जब तक चित्त आक्रमक है, 
तब तक दूसरे में भी राक्षत दिखायी पड़ेगा। और अगरः गौर से देखेंगे तो 
आक्रमक चित्त अपने को भी राक्षस ही पायेगा । हम सब आक्रमक हैं। हम 
हु/स्वप्न में जीते हैं। हमारो जिदगी एक नाइट मेयर है, एक लंबा रकतपात 
से भरा हुआ नाटक । एक लंबा नारकीय सिलसिला । 


मुल्ला मरकर जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो स्वर्ग के पहरेदार ने पूछा, 
कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा, मैं पृथ्वी से जा रहा हूँ । उस द्वार॒पाऊ के कहा : 
वैसे तो नियम यही था कि तुम्हें नक॑ भेजा जाये, लेकिन चूंकि तुम पृथ्वी से 
जा रहे हो, इसलिए नके तुम्हें काफी सुखद मालूम होगा। ओर चूंकि नके 
: सुम्हें काफी सुखद मालूम होगा, इसलिए कुछ दिन स्वगें में रूक जाओ | फिर 
तुम्हें चर्क भेजेंगे, ताकि ने तुम्हें दुखद भालूम हो सके | तो मुल्ला कुछ दियों 


४9४० * महावीर - वाणी 


के लिए स्वर्ग में रोक लिया गया। मुल्ला ने बहुत कहा कि भुझके सीधे जाने 
दो । उस द्वारपाल ने कहा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि नरक जो अभी स्वगे 
मालुम होगा, तुम पृथ्वी से भा रहे हो सीघे | अभी कुछ दिन स्वर्भ में रह लो । 
जरा सुख मनुभव हो जाये फिर तुम्हें नरक में डालेंगे, तब तुम्हें सत्ताया जा 

>सकेगा । हम जिसे जिंदगी कह रहे हैं वह एक लंबी नर्कन्यात्रा है। और इस 
नर्क-यात्रा का कुल कारण इतना है कि हमारा चित्त आकमक है। जब चित्त 
अनाक्तमक हो जाता है, तो प्रतिक्रण को उपलब्ध हो जाता है। यह प्रति- 
क्रमण कीं यात्रा ही संलीनता में डूबा देती है । 


आज वाह्य-त्प पूरे हुए। कल से हम अंतर-तप को समभने की 


कोशिए करेंगे । 


चोदहवां प्रवचन 
पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक ३१ अगस्त, १९७१ 


'पछताये का होय' यानी प्रायश्चित की प्रयोगशाला में 


धम्मो मंगलमुक्किट्ठमू, अहिंसा संजमो तबो। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्में सया मणो ॥श५॥ 
अर्थ :- 
धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौच सा घर्मे ?) अहिसा, संयम और 


तपरूप घममे । जिस मनुष्य का मन छक्‍्त धर्म में सदा संलग्न रहता ढे+ 
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । 


तप के ६ वाह्य अंगों को चर्चा हम कर चुके हैं, अब आइए मंतर-तपों के 
संबंध में बात करें। महावीर ने पहला अंतर्‌ु-तप कहा है--प्रायश्चित । पहले 
तो हम समझ लें कि प्रायश्चित क्या पहीं है । इससे आसान होगा समझना कि 
प्रायहिवत क्‍या हैं?े छेकिन कठिनाई ओर भी बढ़ गयी है क्‍योंकि प्रायदिचत 
जो नहीं है, वही हम समभते रहे हैं कि प्रायशिचित हे। छाब्दकोपों में खोजने 
जायेंगे तो लिखा है कि प्रायदिचत का प्र्थ है पदचात्ताप (रिपेंटेंस) । असल में 
प्रायश्चित का यह अर्थ नहीं हैँ। पर्चात्ताप गौर प्रायश्चित में इतना अन्तर 
है जितना जमीन और आसमान में । परचात्ताप का अर्थ है जो आपने किया 
है, उसके लिए पछतावा । लेकिन जो आप हैं उसके लिए पछतावा नहीं । आपने 
चोरी की है तो आप पछता लेते हैं चोरी के लिए । आपने हिसा की हैं तो आप 
पछता लेते हैं हिसा के लिए | आपने वेईमानी की हे तो पछता लेते हैं वेईमानी 
के लिए । आपके लिए नहीं, आप तो ठोक हैं । उसी ठीक आदमी गयणएनी आपसे 
एक छोटी-सी भूल हो गयी थी कर्म सें, उसे आपने परचात्ताप करके पोंछ दिया। 
इसलिए पदचात्ताप अहंकार को बचाने की प्रक्रिया है। क्‍योंकि अगर भूलें 
'आपके पास बहुत इकट्टी हो जायें तो आपके अहंकार को चोद लगनी शुरू 
होगी कि में बुरा आदमी हूँ, क्योंकि मैंने गाछी दी, कि मैं बुरा आदमी हें, 
क्योंकि सैंसे क्रोचष किया । जाप हैं वहुत अच्छे आदमी । गाली जाप दे नहीं 
“सकते हैं । किसी परिस्थिति में निकक गयी होगी इसलिए आप पछता हछेते हैं 
और फिर से अच्छे जादमी हो जाते हैं । पश्चाचाप जापको बदलता नहीों; जो 
आप थे, वही रहने की व्यवस्था है । इसलिए रोज आप पद्चात्ताप करेंगे 
और रोज आप पायेंगे कि वही आप कर रहे हैं जिसके लिए. कल पछताये थे । 


रच 


पदरचात्ञाप आपकी बीइंग में, आपकी अंतरात्मा में कोई अन्तर नहीं लाता, 


४४६ महावीर - बाणी 


ति आपके छत्यों में कहीं भूछ थी, और वह भूछ इसलिए मालूम पड़ती है, 
क्योंकि उससे आप अपनी इमेज को, अपनी प्रतिमा को, जो आपने समझ रखी 
है, बनाने में असमर्थ हो जाते हैं । 


(१) हाय ! मेने गाली दी 


5 


मैं एक अच्छा भादमी हूँ, ऐसी में अपनी प्रतिमा बनाता हुँ। फिर इस 
अच्छे आदमी के मुंह से एक गाली निक्रल जाती है, तो मेरे ही सामने मेरी 
प्रतिमा खंडित होती है। मैं पछताना शुरू करता हूँ कि यह कैसे हुआ ! हाय, 
मैंने गाली दी ! मैं कहना शुरू करता हूँ, कि यह मैं चाहता नहीं था कौर हो - 
गया, ऐसा मैं कर नहीं सकता हूँ और हो गया । किसी परिस्थिति के दबाव 
में, किसी क्षण के आवेश में हो गया । ऐसा मैं हूँ बहीं कि जिससे गाली मिकले 
और गाली निकल गयी। मैं पछता लछेता हुँ। गाली का क्षोभ था, वह विदा 
हो जाता है और मैं अपनी जगह वापस छौट भाता हूँ, जहाँ मैं गाली के पहले 
था। पश्चात्ताप वहीं ला देता है, जहाँ मैं गाली के पहले था। छेकिन ध्यान 
रखें, जहाँ मैं गाली के पहले था, उसी में से तो गाली निकली थी। मैं फिर 
उसी जगह वापस लौट आया । उससे फिर गाली निकलछेगी । 


(२५) पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी 


पी० डी० आस्वेन्स्की ने एक बहुत अद्भुत किताव लिखी है। दि स्ट्रेंज 
लाइफ काफ इवान ओसोकित (इवान ओसोकित का विचित्र जीवच) इवान 
ओसोकिन एक जादूगर फकीर के पास गया और बोला कि मैं आदमी तो 
अच्छा हैँ । मैंने अपने भीतर माज तक एक बुराई नहीं पायी । लेकिन फिर भी 
मुझसे कुछ भूलें हो गयी हैं। वे भूलें अज्ञानवद्य हुई हैं। नहीं जावता था कोई 
चीज, और भूछ हो गयी । रास्ते पर जा रहा था, गड्ढे में गिर पड़ा, क्योंकि 
रास्ता अपरिचित था। यों मैं गिरनेवाला व्यक्त नहीं हूँ । घढना घट गयी, 
बहु मैं घटावा वहीं चाहता था । कौन गड्ढे में गिरना चाहता हैं। मैं गिरने 
वाला आदमी नहीं हूँ | गड़ूढा था, भेंधेरा था, रास्ता अपरिचित था या किसी 
ते धवका दे दिया, इससे मैं ग्रिर गया। अगर मुझे दुवारा उसी रास्ते पर 
चलने का मौका मिले तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं उस रास्ते पर चूंगा 
भौर गिरूंगा नहीं | 


महावीर - वाणी छ४७ 


उस फकीर ने कहा कि मैं तुम्हारी उम्त्र बारह वर्ष कम किये देता हूँ । 
छब तुम बारह वर्ष बाद आना। और उसने शोसोकिन की उम्र बारह वर्ष 
कम कर दो । वह जादूगर तो था ही । बोसोक्तिन उससे वायदा करके गया 
कि देखना बारह वर्ष वाद मैं दूसरा ही बादमी होऊेगा । यही में चाहता था 
कि मुझे एक अवसर और मिल जाये, ताकि जो भूलें मुझसे अज्ञान में हो गयी 
हैं, चे दुबारा न हों । 


वारह वर्ष बाद जोसोकिन रोता हुआ उस फकीर के पास भाप़्ा शोर 
उसने कहा, क्षमा करना । वह गलती रास्ते की नहीं थी, मेरी ही थी बरयोकि 


मैंने फिर वही भूलें दोहरायीं | मैंने फिर वही किया है, जो पहले किया था ॥ 
जाइचये है ! 


उस फकीोर चे कहा, मैं जानता था, यही होगा । क्‍योंकि भूलें कर्म में नहीं 
होती, प्राणों की गहराई में, अस्तित्व में होती है। उम्र घदल' दो तो कर्म 
फिर से तुम कर छोगे, लेकिन तुम्हीं करोगे न ? यू बीइंग द सेम, यू विक हू 


इंट अगेन । चूंकि तुम वही हो आगे, इसलिए वही करोगे फिर से । फिर वही 
हो जायेगा, जो पहले हुआ था । 


इवान ओसोकिन की ही जिन्दगी विचित्र नहीं है । इस अर्थ में हम सव की 
जिन्दगी विचित्र है। हालांकि कोई जादुगर हमारी उम्र कम नहीं करता, 
लेकिन जिन्दगी हमें न मालुम कितनी बार मौका देती है। ऐसा नहीं है कि 
क्रोध का मौका जापको एक ही बार मिलता है । नहीं, यह्‌ जिन्दगी हुजार बार 
समोका देती है और वद्दी होता है और फिर आप वही करते हैं। इससे बचने 
के लिए आप अपने को घोखा देते हैं। परिस्थिति हर बार भिन्न है, 
लेकिन एक बात-तो प्रको है कि आप वही हैं। अगर परिस्थिति भिन्‍न नहीं 
? तो दोप स्वयं पर आा जायेगा । इसलिए आप हर बार कहते हैं कि परिस्थित्ति 
भिन्न है, इसलिए फिर करना पड़ा | लेकिन जो जानते हैं, वे कहते हैं कि परि- 
स्थिति का सवाल नहीं है, सवाल आप ही हँ--यू आर द प्राब्लम | और एक 
जिंदगी नहीं, अनेक जिंदगी मिलती है तब भी हम फिर घही दोहराते हैं, फिर 
वही दोहराते हैं, फिर वही दोहराते हैं, औौर किर वही दोहराते हैं । 


महावीर के पास कोई साधक बाता था तो 


उसे वे पिछले जन्म के स्मरण 
में ले जाते थे, सिफ्के इसीलि 


ए ताकि वह देख ले कि वह कितनी बार यही 


कक सद्यावीर - वाणी 


दोहरा चुका है और यह कहना बंद कर दे कि यह मेरे कर्म की भुरू है बल्कि 
यह जाव छे कि भूल मेरी है। पश्चात्ताप कर्म गछत होने के बोध से संबंधित है। 
। ध्रायरिचत इस बोध से संबंधित है कि मैं गलत हूँ। और दोनों ही बातों 
में जमीन और आसमान का फर्क है। परचात्ताप करते वाला वही का वही 
बना रहता है। प्रायश्चित करने वाले को अपनी जीवन-चेतना रूपांतरित 
कर देनी होती है। सवाल यह नहीं है कि मैंने क्रोध किया तो में 
पछताऊँ। सवाल यह हैं कि मुझसे क्रोध हों सका इसलिए मैं दूसरा 
धादमी . हो जाऊँ, ऐसा आदमी जिससे क्रोध न हो सके। प्रायर्चिंत 
'का यही' भर्थ है । द्वांसफॉर्मेशन आफ द लेवल आफ बीइंग। थह 
श्रवार नहीं है कि कल मैंने क्रोध किया था, आज मैं नहीं करेगा । सवाल 
धह हैं कि कल' मुझसे क्रोध हुआ था, मैं कल के ही जीवच तल पर आज भी 
हैँ । वही चेतना मेरी आज भी है । पश्चात्ताप करने वाला कल के लिए क्षमा 
धाँग छेगा । हर वर्ष हम माँगते हैं कि क्षमा करो। पिछले वर्ष भी माँगा था। 
उसके पहले क्षमा माँगी थी। कब वह दिन आयेगा, जब कि क्षमा भाँगने का 
अवसर न रह जायेगा । हम भवी-भाँति जानते हैं कि जहाँ छऐे क्षमा माँगी 
जा रही है, वहाँ कोई रूपान्तरण नहीं है। वह आदमी वही है जो पिछले 
घर था। 
(३) क्षमा माँग ली तो बदल तो वहीं गंये 


एक मित्र पिछले वर्ष से मेरे संबंध में अतोल्ी कहानियाँ प्रचारित करते रहे 

हैं। अभी जब ये परीक्षण पूरे हुए, तो उतका कल पत्र जाया कि मुझे क्षमा 
कर दें | ऐसा नहीं कि उत्होंने जाने-अनजाने अपराध किये हैं, उतके लिये क्षमा 
कर. दें। पत्र में छिखा है कि मैंने अपराध किये, उनके लिये क्षमा कर दें 
और मैं हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूँ । लेकिन में जातता हूं, पत्र लिखने 
क्ष बाद उन्होंने वही काम पुनः जारी कर दिया होगा। वर्षोकि वह पत्र लिख 
देने से कोई रूपांवरण नहीं हो जाते वाला है। क्षमा मांग लेने से जाप नहीं 

बदल जायेंगे । आप फिर वही होंगे । सच तो यह है कि जो क्षमा मांग रहा 

है, यह वही आदमी है जिसने अपराध किया है। प्रायश्चित वाला तीहो 

- श्कता है कि क्षमा व भी मांगे, क्योंकि संभव है वह अनुभव करे कि अब में 
चह भादमी ही नहीं हैँ कि जिसने अपराध किया था । अव मैं दुसरा आदमी 

हैँ। वह जाकर इतनी खबर दे दे कि वह भादमी जो तुम्हें गाली दे गया था, 


महावीर - वाणी ४४८ 


अब मर गया है। में दूसरा मादमी हेँ। अगर बाप के मत को अच्छा लगे 
तो मैं उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांग लूं, क्योंकि में उसकी जगह पर हूं 
अन्यथा भैरा कोई लेना-देना नहीं है, चह भादमी मर चुका है । 


प्रायशिचत का अधथें है मृत्यु उस आदमी की, जो भूल कर रहा था, उछ 
चेतना की जिससे भूल हो रही थी ॥ पदचात्ताप का णर्थ है उस चेतना का 
पुनर्जीवन, जिससे भूल हो रही थी। फिर से उसका रास्ता साफ करना। 
फिर से पुनः वहीं पहुंच जाना, जहां हम खड़े थे ओर णहां सै भूल होती थी, 
उसी जगह फिर खड़े हो जाना। पैर थोड़े डममगा जाते हैँ अपराध करके, 
आूछ करके; फिर उन पैरों को मजबूत करने में क्षमा सहयोग होती है । छ्याव 
रहे लोग इसलिए क्षमा नहीं मांगते कि वे समझ गये हैँ कि उनसे अपराध 
हो गया। वे इसलिए क्षमा मांगते हैँ कि यह णपराध का भाव उनकी प्रतिमा 
' को खंडित कर रहा है। वे इसलिए क्षमा नहीं मांगते हैं कि आपको चोट 
पहुँची है, क्योंकि वे कक फिर चोट पहुंचाना जारी रखेंगे। वे इसलिए क्षमा 
सांगते हैं कि अपराध भाव से उनकी प्रतिमा को चोट पहुँची है । वे उसे 


सुधार लेते हैं। हम सब का एक 'सेल्फ इमेज! है। सच नहों है वह जरा भी, 
लेकिन है ॥ 


(४) वस्चीर पे पाड़ि गयो दाग 


सुना है मैंते कि मुल्ला नप्तरद्दोत अपने वेढे को कंबे पर लेकर सुब्रह घूमने 
, निकला है। सुन्दर है उसका वेंटा। जो भी रास्ते पर देखता है वह रुक कर 

ठहर जाता है और कहता है कि सुन्दर है । नसरुद्दीव कहता है कि दिप्त 
एंज नथिंग | यू मस्ट सी हिंज़ पिक्चर । यह कुछ नहीं है । इसका चित्र देखो 
तब तुम्हें पता चलेगा। यह तो कुछ भी नहीं हे। इसका पिक्चर देखो घर 
आकर जलबम में, तब तुम्हें पता चछेगा । वह ठोक कह रहा है । हम सभी 
जानते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं, लेकिन . हमारी तस्वीर देखो ॥ वह जो 
हमारे चित्र के अलबम में है, उसको देखों। उसको ही हम दिखाने की 
कोशिक्ष में लगे रहते हैं । वह तस्वीर ओर बड़ी है। बह वही नहीं है, जो 
हम हैं। इसलिए जब उस तस्वीर पर कोई दाग पंड़ जाता है और हमें लगता 
है कि दाग पड़ रहा है तो दाग को हम पोंछ छेत्े हैं । पशचात्ताप स्थाही सोख का 
काम करता है। वह प्रायश्चित नहीं है| प्रायश्चित तो तस्वीर को फाड़कर फेंक 


डर्० महावीर - वाणी 


देगा । पदचात्ताप सिर्फ स्याही के घब्बे को छलग कर देगा । और अगर बाप 
कुशल हुए तो स्याही के धब्बे को इस ढंग से बचा देंगे कि वह तस्वीर का 
हिस्सा और श्रृंगार बन जाये | न कुशल हुए तो पोंछने की कोशिश' करेंगे । 
इससे तस्वीर थोड़ी बहुत ख़राब भी हो सकती है। अगर आपने कभी 
रवीन्द्रनाथ की हाथ की लिखी हुई हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ, उनकी 
। हस्तलिखित' पान्डुलिपियाँ देखी हों तो आप बहुत चकित होंगें। रवीख्वाथ से 

कहीं अगर कोई भूल हो जाय तो उसको ऐसे नहीं काटते थे, उसे काठ कर 
घहाँ एक चित्र बना देते थे और कागज को सजा देते थे। इसलिए उनकी 
पान्डुलिपियाँ सजी पड़ी हैं। जहाँ उन्होंने काटा है, वहाँ सजा दिया हैं। 
पान्दुलिपि में करना अच्छा है, वुरा नहीं है। भाँख को सोहता है। लेकिन 
आदमी जिन्दगी में भी यही करता हैं। यह पदचात्ताप घब्बों को चित्र बनांते 
की कोद्षिश या धब्बों को पोंछ डालने की कोशिश है। पश्चात्ताप प्रायश्चित 
नहीं है | लेकिन हम सव तो परचात्ताप को ही प्रायद्चित समभते हैं । 


पद्चात्ताप तो बहुत साधारण-सी घटना है, जो मत का नियम है। मन 
के नियम को थोड़ा समझ लें कि पव्चात्ताप सबको पैदा होता है । यह मे 
फा सामान्य नियम है। लेकिन श्रायश्चित साधना है। अगर भहावीर 
प्रायद्चित का अर्थ पदवचात्ताप करते हों, तो कोई बात नहीं हुईं । यह तो 
पश्नी को होता हैं। ऐसा आदमी खोजना कठिन है, जो पछताता न हो । 
कगर आप खोज कर ला सकें तो वह आदमी ऐसा हो सकता हैं जैसे महावीर 
हों । बाकी कोई आदमी सिलना मुदिकल है जो पछताता न हो । पश्चात्ताप' तो' 
जोवन का सहज क्रम है। हर क्षादमी पश्चात्ताप करता है। तो इसको साधवा 
| बनाने की बया जरूरत है ? पव्चात्ताप साधना नहीं, मन का नियम है। मत 
का यह नियम है कि मन एक अति दूसरी अति पर डोल जाता है। अगर 
मन के इस मियम में थोड़े गहरे प्रवेश कर जायें और परचात्ताप को समभक जायें, 
छो फिर प्रायश्चित की तरफ घ्यार्न उठ सकता है । 


(४) यह प्रेम हैं या चुनाव ? 


आपका किसी से प्रेम है। तो आप उस णादसमी में चुनाव करते है और 
घही-वही देखते हैं जो प्रेम को मजबूत करे। सेलेक्टिव हो जाते हैं ॥ कोई 
छादमी किसी आदमी को पूरा नहीं देखढा । देख छे तो जिन्दगी वदल जाये, 


मद्दावीर - बाणी डर 


उसकी खुद की भी बदल जाये। हम सव चुनाव करते हैं । जिससे हम भेंम 
करते हैं, उसमें हम वे हिस्से देखते हैं जो हमारे प्रेम को मजबूत करते हैं । 
और कहते हैं, मैंने छुताव ठीक किया, आदमी प्रेम के योग्य है, प्रेम किया ही 
जाता है ऐसे भादमी से, ऐसा आदमी है वह | लेकित यह (रा आदमी नहीं 
है। यह मन अपना चूनाव कर रहा है। जैसे में किसी कमरे में जाऊं भर सफेद 
रंगों को छुत लूं और काले रंगों को छोड़ दूं। आज नहीं कल, मैं सफेद रंगों से 
ऊब जाऊँगा क्योंकि मन जिस चीज से परिचित होता जाता है, उप्तसे ऊब 
जाता है। आाज नहीं कल मैं ऊब जाऊँगा इस सौंदर्य की चुनाव की गयी प्रतिमा 
पे । और जैसे ही मैं ऊबने लगूंगा वैसे ही वह जो असुन्दर मैंने छोड़ दिया था, 
दिखायी पड़ना शुरू हो जायेगा। वह तब दिखता नहीं था, मोज़ूद था ही । 
सुन्दर व्यक्षित में भी असुन्दर हिस्से हैं । असुन्दयतम व्यक्ति में भी सौन्दर्य छिपा 
है । जीवन बनता ही विरोध से है, जीवन की सारी व्यवस्था ही विरोध पर 
खड़ी होती है। काले बादलों में ही बिजली छिपी होतो है और हर विजली 
के पीछे भी काला बादल होता हो हैं। और हर अऑँघेरी रात.के वाद ही । 
सुबह पैदा नहीं होती, बल्कि हर सुबह के वाद काली रात आ जाती है। हुरु 
दुःख सें खुशी ही नहीं छिपी है, हर खुझी के भीतर से दुःख का अंकुर भी 
तिकलता है। जीवन ऐसे ही बहता है जैसे नदी दो किनारों के बीच बहती 
है । वह एक किसारे के साथ नहीं बह सकती । भले दूसरा किनारा आपको न 
दिखायी पड़ता हो या न देखना चाहते हों; लेकिच जब इस किनारे से ऊत्र 
जायेंगे तो दूसरा कियारा ही आपका डरा बनेगा । तो जब जाप एक व्यक्ति 
में पौन्द्य देखना शुरू करते हैँ तो आप चुनाव कर छेते हैं एक किनारे का । 
भूल जाते हैं कि नदी दो कितारों में बहती है, दूसरा किनारा भी है। उस 
दूसरे किनारे के विना न को सदी हो सकती है तल एक किनारा हो सकता है । 
अकेला किनारा कहीं होता है ! किनारे का. मतलव ही यह होता है कि वह जो 
दूसरे का है। पर आप चुनाव कर छेते हैं ॥ फिर आज नहीं कल, सौन्दर्य से 
थक जायेंगे । सब चीजें यका देती हैं, सब चीजें उबा देती हैं। मन चाहता है 
रोज नया । रोज-रोज नया । और तब पुराना उबाने लगता है। फिर जब 
पुराना उवा देता है तो जो हिस्से आपने छोड़ दिये थे पहले चुनाव में, वे प्रकट 
होने लगते हैँ | दुसरा किनारा दिखायी पड़ता है और जिसके प्रति प्रेम से भरे 
थे, उसी के प्रति घृणा से भर जाते हैं। जिसके प्रति जाप श्रद्धा से भरेथे 
उसी के प्रति अश्वद्धा से भर जाते हैं। जिसको आप भगवान्‌ कहने गये थे, 


छ््श्र मद्दावीर - वाणी 


उसी को आप ज्षैतात कहने लग जाते हैं। जिससे आपने कहा था, चेरे बिना थी 
न सकेंगे, उसी से आप कह सकते हैं कि अब तेरे साथ न जी सकेंगे । मन इन्द्र 
में चलता है क्योंकि चुनाव करता है । 


इसलिए जिसको हन्द से बाहर होना है, उसे चुनाव-रह्वित होना पड़ेगा, 
च्वाइसलेस होना पड़ेगा ! वह चुनता ही नहीं। काला है तो छस्ते भी देखता है, 
'सफेद है तो उसे भी देखता है और मान छेता है कि सफेद के बिना काला नहीं हो 
सकता, काले के बिना सफेद नहीं हो सकता । फिर उस आदमी की दृष्टि में 
कभी परिवर्नन नहीं होता । मैं चक्तित होता हूँ । सब संबंध परिवर्तित होते हैं। 
एक जादमी मेरे पास आता है--इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति भरकर जाता है कि 
कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि यह आदमी कभी विपरीत चला जायेगा। 
लेकित मैं जानता हूँ इसकी श्रद्धा, इसकी भक्ति चुनाव है । यह विपरीत जा 
सकता है | घो जब वह विपरीत जाने लगता है, तो दूसरे लोग मेरे पास जाकर 
कहते हैं यह कैसे संभव है ? आपके जो इतना निकट है, आपको इत्तनी भवित 
देता है, वह आपके विपरीत जा रहा हैं! एउन्तको पता नहीं कि यह बिल्कुछ 
वियमानुस्तार हो रहा है। लेकिन यह हो रहा हैं बिल्कुल नियमानुत्तार। एक 
किनारा आपने चुता था और उस किनारे को छोड़कर दूसरा चुन थिया। ओर, 
पहले किनारे को जब छुना थो तव भी णआपने अपने तक दे दिये थे कि 
में सही हैं और दूसरे किनारे को छुचते वक्‍त भी आप तकी दे लेंगे कि आप 


सह्दी हैं । 
(६) तर्क हर वात का होता है 


चुनना गलत है। वह किनारा 
क्या है,. यह भी सवाल नहीं 
हूँ कि 


मैं माप से कहता हूँ कि एक किनारे को 
कौन-सा है, यह सवाल नहीं है और वह तक 
है। जब कोई आकर मूझे भगवान्‌ मानने लगता हैं तब भी मैं जानता 
वह एक किनारे को चुन रहा है। वह छुवाव गलत है। एक कितएरे को चुन 
छेना गलत है । यह सवाल भी वहीं है कि वह क्या तर्क अपने को दे रहा है। 
चही आदमी केल' मुझे शैतान मान लेगा और तव तके भी खोज छैगा । में 
घहीं कहता कि उसका, मुझे शैतान भाव लेना गलत हैं । में कहता हूँ, उसका 
चुनाव गलत है। वह पूरे को नहीं देखता । छुनैगा तो बदलेगा। जहां तक 
चुनाव हैं, व्शा तक परिवतंच होगा । जब भाप क्रोध में होते हैं तब आप एक 


महावीर - वाणी ष्श्३ 


हिस्सा चुन लेते हैं अपने व्यवितत्व का--घह जो क्रोध करने बाला हूँ । जब _ 
क्रोध निकल जाता है, बिदा हो जाता है तब आप अपने व्यक्तित्व का घूसरा 
हिस्सा चुनते हैं जो पदचात्ताप करनेवाला है। फ्रोध कर लेते हैं एक हिस्से 
से। वह एक चुनाव था। आपकी प्रतिमा का एक रूप था। फिर पदचात्ताप 
कर लेते हैं, वह आपकी प्रतिमा का दूसरा छुनाव है। किनारों के घीच नाव, 
बहती रहती है । जापकी नदी बहती है॥। भाप यात्रा करते रहते हैं॥ कभी 
इस किनारे लगा देते हूँ नाव को, कभी उस किनारे लगा देते हैं ॥ 


प्रायक्िचित दो किनारों के वीच चुनाव नहीं है । प्रायश्चित बहुत अद्भुत्त 
घटना है | पश्चात्ताप देख लेता है कि कर्म की कोई भूल है। प्रायद्चित्त देखता 
है कि मैं गलत हूँ, कर्म नहीं, क्योंकि कर्म कया गलत होगा ? गलत आदमी से 
गलत कर्म निकलते हैं। कर्म कभी गलत नहीं होते । गलत भादमी से गलत 
कर्म निकलते हैं। वयूल के काँटे गलत नहीं होते, वे ववूल की बात्मा से 
निकलते हैं ॥ भरा कांटे क्‍या गलत होंगे ? वे बबूल की आत्मा से निकलते 
हैं। लेकिन बबूल जब अपने काँटों को देखता है तो कहछ्ठता है, दुखी हूँ । वृष्ष 
तो में ऐसा नहीं हूँ कि मुकूसे काँटें निकलें । परिस्थिति मे निकाल दिये । या 
कि अपने को समभाये कि हो सकता है कुछ लोगों के भोजन के लिए मैंने ये 
काँटे निकाछे हों कि ऊंट हैं, वकरियाँ हैं, भोजन नहीं पायेंगे तो भूखे मर 
जायेंगे । ऐसे मुक्के कॉटों का क्या सवाल ? काँटे निकलते हैं तो किसी की 
करुणा से निकलते हैं। क्रोध आता हैं आपको, तो किसी को वदलमे के लिए 
जाता है । तो उस आदमी को बदलना पड़ेगा न ? दया के कारण जाप कोष 
करते हैं। बाप कर रहा है बेटे पर, माँ कर रही है वेटी पर | दया के कारण, ५ 
करुणा के कारण कि इसको बदलेंगे नहीं तो बिगड़ जायेगा। और मजा यह 
कि इस क्रोध के बाद भी कहीं कोई सुघार दिखायी नहीं पड़ता । सारी दुनिया 
क्रोध करती आ रही है। सब इस ख्याल में क्रोष कर रहे हैं कि छोग विगर 
जायेंगे मौर छोग हैं कि बिगड़ते चले जा रहे हैं। किसी में कोई अन्तर होता 
दिखायी नहीं पड़ता ॥ नहीं, मालुम ऐसा होता है कि क्रोध का सम्बन्ध दूसझे 
को सुधारने से कम है, यह दुसरे को सुधारना क्पने क्रोध के लिये तर्क खोजचा 


ज्यादा है ।-पए दुसरा भी कल बड़ा होकर यही तके खोजेगा, अपने बच्चों को 
ऐसे ही सुधारेगा ॥ 


ये जो कर्म हैं, इन पर जिनका ध्यान है, वे पश्चाचाप से जागे बढेंगे 
जोर पश्चात्ताप से आगे बढ़ना ही नहीं है तो एक कदम जागे, फिर एक 


प्श्र्‌ महावीर - बाणी 


उसी को आप शैतान कहने लग जाते हैं | जिससे आपने कहा था, तेरे विन्ा जी 
न सकेंगे, उसी से आप कह सकते हैं कि अब तेरे साथ म जी सकेंगे । मन इन्द 
में चलता है वयोंकि चुनाव करता है । 


इसलिए जिसको इन्द से बाहर होना है, उसे चुनाव-रहित होना पड़ेगा, 
च्याइसलेस होना पड़ेगा | वह चुनता ही नहीं। काला है तो उसे भी देखता है, 
'सफेद है तो उसे भी देखता है और मान लेता है कि सफेद के बिना काला नहीं हो 
सकता, काले के बिना सफेद नहीं हो सकता । फिर उस आदमी की दृष्टि में 
कभी परिवनन नहीं होता । मैं चकित होता हूँ । सब संबंध परिवतित होते हैं। 
एक आदमी मेरे पास आता है--इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति भरकर बाता है कि 
कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि यह जादमी कभी विपरीत चला जायेगा। 
लेकिन में जानता हूँ इसफी श्रद्धा, इसको भक्ति चुनाव हैं। यह विपरीत था 
सकता हैं। तो जब वह विपरीत जाने लगता है, तो इसरे लोग मेरे पास शारकई 
कहते हैं यह कैसे संभव है ? आपके जो इतना निकट है, आपको इतनी भवित 
देता है, वह आपके विपरीत जा रहा हैं! उनको पता नहीं कि यह बिल्कुल 
नियमानुसार हो रहा है । लेकिन यह हो रहा है विल्कुल नियमानुसार | एके 
किनारा आपने छुना था और उस किमारे को छोड़कर दृसरा चुत लिया । 
पहले किनारे को जब चुना थां तब भी क्षापने अपने तके दे हे दिये थे कि 
मैं सही हूँ और दूसरे किनारे को छुनते वक्त भी आप तके दे लेंगे कि जाप 


सही हैं । 
(६) तर्क दर बात का होता हे 


मैं आप से कहता हूँ कि एक किनारे को छुतना गन्नित है। वह सर 
कौन-सा है, यद्द सवाल नहीं है और वह तक कया है, यह भी सवाल नह 
हैं। जब कोई आकर मुझे भगवान्‌ मानने लगता हैं तब भी मैं जानता हैं कि 
वह एक किनारे को छुन रहा है। वह छुनाव गलत है। एक किवारे की डुन 
छेना गछत है । यह सवाल भी नहीं है कि वह कया तक अपने को दे रहा हैं । 
चही आदमी कल मुझे शैतान मान लेगा और तब तके भी खोज छेगा | ह 
चहीं कहता कि उसका, मुफ्े घोताव मान लेना गलत है मैं कहता हूं कक 
बुत्ताव गलत है । वह पूरे को नहीं देखता ( छुनेगा पो बदलेगा । जहाँ ते 


में कक 
चुनाव है, वहाँ तक परिवतेव होगा । जब आप क्रोध में हीते हैं तब बाप ए' 


सहावीर - वाणी घश्रे 


हिस्सा चुन लेते हैं अपने व्यक्तित्व का--वह जो क्रोध करने वाला है । जब | 
क्रोध निकल जाता है, बिदा हो जाता है तब आप अपने व्यक्तित्व का दूसरा 
हिस्सा चुनते हैँ जो पश्चात्ताप करनेवाला है। फ्रोध कर लेते हैं एक हिस्से 
से। वह एक चुनाव था । आपकी प्रतिमा का एक रूप था। फिर पदचात्ताप 
कर लेते हैँ, वह आपकी प्रतिमा का दूसरा चुनाव है। किनारों के बीच नाव, 
बहती रहती है। प्ञापकी नदी बहती है। जाप यात्रा करते रहते हैँ ॥ कभी 
इस किनारे लगा देते हैं नाव को, कभी उस किनारे लगा देते हैं । 


प्रायश्चित दो किनारों के वीच चुनाव नहीं है। प्रायश्चित बहुत अद्भुत 
घटना है। पश्चात्ताप देख लेता है कि कम की कोई भूल है । प्रायट्चित्त देखता 
है कि में गलत हूँ, कर्म नहीं, क्योंकि कर्म क्या गलत होगा ? गरूत जादमी से 
गलत कर्म निकलते हैँ । कर्म कभी गलत नहीं होते । गलत आदमी से गलत 
कमे निकलते हैं॥ बंबूल के काँटे गलत नहीं होते, वे बवूल की आत्मा से 
निकलते हैं। भला काँटे क्या गलत होंगे ? वे बबूल की आत्मा से निकलते 
हैं। लेकिन बवबुल जब अपने काँटों को देखता है तो कहता है, दुखी हैँ । वुद 
सो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझसे काटे निकले । परिस्थिति ने निकाल दिये । या 
कि अपने को समकफाये कि हो सकता है कुछ लोगों के भोजन के लिए मैंते ये 
काँटे निकाले हों कि ऊंट हैं, बकरियाँ हैं, भोजन नहीं पायेंगे तो भूखे मर 
जायेंगे। ऐसे मुझे काँटों का क्या सवाल ? काँटे निकलते हैँ तो किसी की 
करुणा से निकलते हैं । क्रोध आता हैं ग्रापको, तो किसी को बदलने के लिए 
जाता है । तो उस आदमी को बदलना पड़ेगा न ? दया के कारण आप ऋोष 
करते हैं । बाप कर रहा है बेटे पर, माँ कर रही है बेटी पर । दया के कारण, 
करुणा के कारण कि इसको बदलेंगे नहीं तो बिगड़ जायेगा। और मजा यह 
कि इस क्रोघ के बाद भी कहीं कोई सुधार दिखायी नहीं पड़ता । सारी दुनिया 
क्रोध करती जा रही है। सब इस ख्याल में क्रोध कर रहे हैँ कि लोग बिगड़ 
जायेंगे ओर लोग हैं कि वियड़ते चले जा रहे हैं। किसी में कोई अन्तर होता 
दिखायी नहीं पड़ता । नहीं, मालूम ऐसा होता है कि क्रोध का सम्बन्ध दूसरे 
की सुधारने से कम है, यह दूसरे को सुघारना झपने क्रोध के लिये तके खोजना 
ज्यादा है ।«::८ दुसरा भी कल' बड़ा होकर यही तके खोजेगा, अपने बच्चों को 

ऐसे ही सुधारेगा । ६ 
ये जो कर्म हैं, इस पर जिनका ध्यान है, 


वे पश्चात्ताप से आगे बढ़ेंगे 
जौर पश्चात्ताप से आगे बढ़ना ही नहीं है तो 


एक कदम आगे, फिर एक 


9४५७ सद्दावीर - वाणी 


- फैंस वापस । क्रोध किया फिर पैर उठाकर पीछे रख लिया। फिर कोध 
किया, फिर पैर उठाकर पीछे रख लिया । यह एक ही जगह पर दोड़ने जैसी 
क्रिया है। कहीं ले जाती नहीं । इसलिए पश्चात्ताप से सजग हों । पश्चात्ताप 
आपको बदलेगा नहीं, चदलने का धोखा देता है। क्‍योंकि पर्चात्ताप के क्षण 
में जाप होते हैं तब अपने सारे अच्छे गुण चुन लेते हैं। जब जञञाप 'मिच्छामि 
ठुकड़म्‌” कहते हैं, तव आप एक पघतिमा होते हैं साक्षात्‌ क्षमा की । मगर आप 
चाइलिगुमल, द्विभाषी होते हैं । वहू दूसरी भाषा भीतर छिपी घैठी होती है । 
वह अगर आपको दूसरा आदमी कह देगा कि अच्छा आप तो मानते हो, 
लेकिन मैं नहीं मानता, क्‍योंकि मैंने आज कोई अपराब चहीं किया, तो उसी 
वक्‍त दूसरी भाषा आपके भीतर सक्रिय हो जायेगी कि यह आदमी दुष्ठ है। 
मैंने क्षमा माँगी और उसने क्षमा भी न माँगी । या आप' किसी से कहें कि में 
क्षमा माँगता हैँ मोर चह कह दे किया क्षमा, तो पीड़ा शुरू हो जायेगी 
ठदत्काल । दूसरी भाषा भा जायेगी । 


(७) द्विभाषी बिल्ली 


सुना है मैंने एक चूहा अपने बिल के बाहर घूम रहा था । अचानक पैरों की 
कावाज सुनी । आवाज परिचित थी, बिल्ली की मालूम' पड़ती थी | घबराकर 
बिल के भीतर चला गया। लेकिच जैसे ही भीतर गया चकित हुआ । बाहर 
तो कुत्ता भूंक रहा था--भों भों । चुहा बाहर जाया । तत्काल बिल्ली के मुंह 
में चला गया । चारों तरफ देखा, कुत्ता कहीं भी नहीं था। चूहे ने पुछा, मार 
तो व मुझे डाल, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक बात, मरते हुए प्राणी 
की एक जिज्ञासा को पूरा कर दे। वह कुत्ता कहाँ गया ? बिल्ली ने कहा, 
४ यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। यू नो इट पेज द्ु वी बाइलिगुअल। मैं कुत्ते की आवाज 
करती हूं, लेकिन हूँ बिल्ली । ऐण्ड इट पेज । तुम्र फेस गये मेरे चक्कर में, वहीं 
तो छुम फेसते ही नहीं। द्विभाषी हूँ, कुत्ते की भाषा बोलती हूँ, जबकि हूँ 
विल्‍ली । इससे चूहें बड़ी आसानी से फंसते हैं । 


हम सब द्विभाषपी हैं, दो-दो भाषाएं जानते हैं | बोलने की भाषा और हैं, 

» होने की भाषा और है। पूरे दो किनारों के बीच चलते रहते हैं। परचात्ताप 
करके आप बड़े प्रसन्‍न होते हैं, जैसे क्रोधष करके बहुत दुःखी गौर विषाद को 
उपलब्ध होते हैं। क्रोध करके विषाद आता है कि ऐसा बुरा आदमी मैं नहीं 


महावीर - वाणी छ्र्श्र 


था । पद्चात्ताप करके चित्त प्रफुल्लित होता है कि देखो कितना अच्छा आदमी 
हैँ । इस तरह भहंकार पुनः प्रतिष्ठित हुमा । 


(८) गरूत आदमी या गछरूत कोट 


नहीं, प्रायश्चित का बर्थ है भूल कर्म में नहीं है, भूल मुभमें है, गलत में 
हैं। मुलला नसरुद्दीन अपने क्लब के बाहर निकल रहा है। एक आदमी 
एक कोट को पहनने की कोधश्षिश कर रहा है। वलॉक रूम से मुल्ला 
उससे कहता है, कि आप बड़े गलत आदमी हैं। उस आदमी ने कहा, 
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं अपना कोट पहन रहा हूँ। मुल्ला ने कहा कि 
इसीलिए तो मैं कह रहा हुँकि आप गलत आदमी हैं। यह कोट मुल्ला नसरु- 
द्वीन का है। आदमी ने कहा, ये मुल्छा नसरुद्दीन कौन है ? मुल्ला ने कहा, 
मुल्ला नसरुद्दीन मैं हूँ मौर जाप मेरा कोट पहन रहे हैं। उस आदमी ने कहा, 
नासमझ ! ऐसा क्‍यों नहीं कहता कि में गलत कोट पहन रहा हूँ ? तु ऐसा क्‍यों 


कहता है कि मैं गलत आदमी हूँ । मुल्ला ने कहा, गलत आदमी ही गलत कोट 
पहनते हैं । 


जब जाप कोई गलत काम करते हैं तो भाप चाहते हैं कि कोई ज्यादा से 
ज्यादा इतना कहे कि आपसे ग़लत काम हो गया, और यह न कहे कि आप 
गलत आदमी हैं क्योंकि काम की तो एक छोटी-सी सीमा है एक क्षण में निपट 
जायेगा, लेकिन आप ? आप तो पूरे जीवन पर आरोपित हैं । अगर कोई कहे 
कि आप गलरूत हैं, तो यह जीवन भर के लिए निन्दा हो गयी । अगर कर्म गलत 
है तो यह क्षण की बात है। इससे विपरीत कर्म किया जा सकता है । किये 
फो अनकिया किया जा सकता है । डन को अनडन किया जा सकता है । किये के 
लिए माफी माँगी जा सकती हैं । किये के विपरीत किया जा सकता है । कर्म 
को दोष देने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, वही आदमी 
प्रायश्चित को उपलब्ध होता है, जो कहता है मैं गलत कोट नहीं पहन रहा, 
में आदमी ही गलत हूँ । केकित तुब प्राणों में बढ़ा संयन होता है 


तब सवाल यह नहीं है कि मैंने कौन-कौच से काम गरूत काम किये । तब 
सवाल यह है कि चूँकि में गलत हुं इसलिए मैंने जो भी किया होगा, 'वह गलत 
होगा। वह गलत ही कि या होगा | तब ऋुनाव हो नहीं हैं कि कौन-सा मैंने गलत 


हट महावीर - बाणी 


किया और कौन-सा मैंने ठोक किया । जब मैं गलत हूं, तो मैंने जो भी किया 
होगा, जल लत किया होगा । एक वेहोश -आदमी झराव पिये रास्ते पर लंड़- 
खड़ाता है । वह यह नहीं कहता है कि मेरे कौन-कौन से पर छड़खड़ाये। 
या यह नहीं कहेगा कि मेरे कौत-से पैर ठीक पड़े और कौन-से लड़खड़ाये । 
जब सह होश में मरायेगा तब कह्देगा कि मैं तो बेहोदा था, मेरे सभी पैर लड़- 
खड़ाये । वे जो ठीक मालूम पड़ते थे, वे भी गलती से ठोक पड़े होंगे! वंयों कि 
ठीक पड़ने का तो कोई उपाय ही नहीं था, क्‍योंकि मैं शराव पिये था। तो 
हम भीतर एक गहरे नशे में हैं। और वह गहरा नश्या यह है कि हम एक अर्ये 
में हैं ही नहीं, बिल्कुल सोये हुए हैं। प्रायदिचत को महावीर ने क्यों अच्तर- 
तप का पहला हिस्सा बनाया ? क्योंकि वही व्यक्ति अल्तर्यात्रा पर निकल 
सकेगा जो कर्म की गलती को छोड़कर स्वयं की गलती देखना झुरू करेगा। 
देखिए, तीन तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो दूसरे की गलती देखते हैं। 
एक वे लोग हैँ जो कर्म की गलती देखते हैं। एक वे लोग हैं जो स्वयं की 
गलती देखते हैं। जो दूसरे की गलती देखते हैं, बे तो परचात्ताप भी नहीं 
करते । जो कर्म की गलती देखते हैं वे पश्चात्ताप करते हैं। जो स्वयं की 
गलती देखते हैं, वे प्रायद्चित में उत्तरते हैं । वह हुसरा ही गलत होगा, वब 
प्रायदिचत का कोई सवाल ही नहीं हैं । | 
छेकिन ध्यान रहे, दूसरा कभी भी गलत नहीं होता । किस अर्थ में कभी 
गरूत नहीं होता ? इसे बड़ा कठिन होगा समझना कि दुसरा कभी भी गलत 
नहीं होता । लेकिन अच्तर्यात्रा के पथिक को यह समझ लेवा होगा कि दुसरा 
क्रभी भी गलत नहीं होता ! बाप कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं क्योंकि 
में गलत होता हूँ तो दूसरों के गलत होने के कारण ही । और अगर इंसरा गलत 
नहीं होता तो मैं कैसे गलत होकेंगा | जब मैं कह रहा हैं दूसरा कभी गलत 
नहीं होता तो इसलिए नहीं कि दूसरा गलत नहीं होता है, लेकिन स्वय॑ के 
लिए । आप गलत होते हैं स्वयं के लिए | दूसरे के लिए आप गलत नहीं 


हो सकते । 
(९) बह घाटी जददोँ गालियाँ गुंजती द्वे 
आप महावीर के पास जायें तव आपको तत्काल पता चल जायेगा । आप 


गाली दें | महावीर में गाली ऐसे गूंजेंगी जैसे किसी घादी में यूंजे और विद्यीत 


मद्दावीर - वाणी घ्श्७ 


हो जाये। आप महावीर को कोधित न कर पायेंगे। जौर तव अगर आप 
क्रोघी बादमी हैं, तो आपको और ज्यादा कोघ आयेगा कि दूसरा आदमी 
ऋोधित तक न हुआ । इससे और क्रोध आयेगा । जीसस को सूली पर लटकाना 
पड़ा, क्योंकि यह जादमी उन मादमियों के सामने दूसरा गाल करता रहा, जो 
चोटा भारने आये थे। उनका क्रोध भयंकर होता चछा गया। अगर यह भी 
उनको एक घांटा मार देता तो जीसस को सूली पर लटकाने की कोई जरूरत 
न रह जाती । बात कर ली होती, समान तर पर आ गये होते। फिर तो 
कोई कठिनाई न थी । 


(१०) हर कोई चहों ईच्वर था 


एनी बीसेंट जे० कृष्णमूति को कऋरैम्न्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 
अलग-भलग कालेजों में भरती कराने के लिए घूम रही थीं, पढ़ने के लिए। 
लेकिन किसी कालेज का प्रिंसिपल कृष्णमूति को लेने को राजी न हुआ। 
जिस कालेज में भी एन्ती वीसेंट गयीं, एनी वीसेंट ने कहा, साक्षात भगवान्‌ का 
अवतार है, दिव्य पुरुष हैं॥ इनमें वल्डें-टीचर का, जगत्‌-गुरु का जन्म 
होने को है । 


उन प्रिंसिपल ने कहा, क्षमा करें। इतनी विशिष्टता आप उन्हें दे रही 
हैं कि हम कालेज में भरती न कर सकेंगे। एनी घीसेंट ने कहा, क्‍यों ? ठो 
उन्होंने कहा कि इसलिए भरती नहीं कर सकेंगे कि एक तो इस बच्चे को 
परेशानी होगी इतनी' महत्ता का बोझ छेकर चलने में, और दुसरे लड़के इसको 


परेशान करेंगे, यह शांति से न पढ़ पायेगा, शांति से न जी पायेगा । इसलिए 
हम इसे न लेंगे । ह 


लेकिन सभी प्रिन्सिपलों ने एक खास कालेज का नाम बताया कि आप 
वहाँ चली जाओ, वह कालेज भरती कर लेगा । 


एनी बीसेंट बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह कालेज, अच्छा कालेज नहीं था 
जिसका लोग नाम छेते थे। उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। एनी बीसेंट को जब 
कोई उपाय न रहा, तो वे कृष्णमू्ति को लेकर उस कालेज में गयीं | उस 
काछेज के प्रिन्सिपल ने कहा, खुशी से भरती हो जाओो, भजे से, विकाज इस 
आवर कालेज एवरी वन इज ए गॉँड । एवरी वन बिल ट्रीट यू इबबली । कोई 
दिवकत थे आयेगी । इधर सभी लड़के भगवान्‌ हैं हमारे कालेज में । कोई कठिनाई 


देश्प मद्दाबवीर - वाणी 


न जायेगी बल्कि तुमको दिक्कत यही हो सकती है कि कई उसमें 'बिगर गॉड्स 
हैं । वे तुमको दवायेंगे । तुमको छोटा गॉड सिद्ध करेंगे। तुम जरा सावधाबव 
रहना । वाकी और कोई अड़चन नहीं है। दे बिल ट्रीट यू इक्वली । समाव 
व्यवहार फरेंगे । 

हम जो व्यवहार कर रहे हैं दूसरे से, वह दूसरे पर कम निर्मर है, हम 
पर ज्यादा निर्भर है। हमें लगता ऐसा ही है कि दूसरे पर निभेर है;-वही 
हमारी भ्रान्ति है। वह हम पर ही निर्भर है। हम ही उप्ते उसकाते' हैं जाने- 
अनजाभे, और जब दूसरा उसे करने लगता है तो लगता है कि वे दूसरे से जा 
जाते हैं। तो जिस कालेज में हर कोई अपने को भगवान्‌ समभता है, उस्त 
कालेज में कोई दिवकत नहीं होती प्रिन्सिपल को । वह कहता है कोई अड़चन 
न आयेगी । लेकित जिस कालेज में ऐसा नहीं है, उसका प्रिन्सिपल भयभीत 
हो रहा हैं कि इससे अड़चन खड़ी होगी, आसान नहीं होगा कृष्णमूर्ति का 
यहाँ रहना । महावीर के पास आप जायेंगें तो आपको कठिनाई बायेगी। 
लेकिन जब महावीर आपके साथ समानता का व्यवहार करेंगे तो कठिनाई 
ने आयेगी । आप महावीर को गाली दें और महावीर भी आपको गाली दें 
दें तो बाप ज्यादा प्रसन्न घर लौटेंगे क्योंकि बरावरी सिद्ध हुईं। अगर महावीर 
गाली न दें और मुस्करा दें तो फिर आप रात बेचैन रहेंगे कि यह आदमी 
कुछ ऊपर मालूम पड़ता है, इसको नीचे लाना पड़ेगा । इसलिए कई बाण 
तो ऐसा हुआ कि बहुत-से साधुओं ने सिर्फ इसलिए गाली दी क्योंकि आपको 
उनको नीचे लामे के लिए व्यर्थ की कोशिश न करनी पड़े । इस पर आप हैरान 
होंगे । यह जगत्‌ बहुत अजीब हैं। कई साधुओं को आपके साथ इसलिए 
दुष्यंबहार करता पड़ा, ताकि आपको उनके साथ दुव्येबहार न करना पड़े । 
रामकृष्ण गाली देते थे, ठीक माँ-बहन की गाली देते थे। ढेर साधु गालियां 
देते रहे, पत्थर मारते रहे और सिर्फ इसलिए कि आपको कष्ठ न उठाना 
पड़े उवको फाँसी वगरह देने का । 

(११) कभी सुना है ऐसा 

और यह बड़े मजे की बात है कि अब तक ऐसे किसी साघु को फाँसी नहीं 
दी गयी, जिसने गालो दी हो और पत्थर फेंके हों। यह आपको पता है पुरे 
इतिहास में मनुष्य जाति के ! सुकरात को जहर पिला देते हैं। महावीर को 
पत्थर मारते हैं। बुद्ध को परेशान करते हैं। हत्या की अनेक कोशिशें की 


मद्दावीर - वाणी चर 


जाती. हैं बुद्ध की । चट्टान सरका दी जाती है, पोॉगल हाथी छोड़ दिये जाते 
हैं । मंसूर को काट डालते हैं, जीसस को फाँसी पर लटका देते हैँ॥ लेकिन ऐसा 
एक भी उल्लेख नहीं है कि आपने उस साघु के साथ दुब्येवहार किया हो, 
जिसने आपके साथ दुव्यंबहार किया हो । यह बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है । वात 
कया है ? भसल में जो आपको गाली देता है, यू ट्रीट हिम इकबल । बात खतम 
हो गयी । वह आदमी इतना ऊपर चहीं है जिसको फाँसी-वासी लगायी पड़े, 
नीचे लाना पड़े, अपने ही जैसा हैं, चलेगा। फई कुशल साथु सिर्फ इसलिए 
गाली देने के लिए मजबूर हुए कि आपको नाहक में परेशानी में व पड़ना 
पड़े । क्योंकि फाँसी लगाने में परेशानी साधु को कम होती है, आपको ही 
ज्यादा होती है। बड़ा इंतजाम करना पड़ता है। दूसरा गलत नहीं है इस 
स्मरण से ही अंतर्यात्रा शुरू होती है अगर दूसरा गलत है तब त्ो अंतर्यात्रा 
शुरू ही नहीं होती । दूसरा गलूत है या नहीं, यह सवाल ही नहीं है । दूसरा 
गलत है यह दृष्टि ही गलत है। घुसरा गलत है या नहीं, इसमें भाप पड़ेंगे 
तो कभी दूसरा सही मालूम पड़ेगा, कभी गलत मालूम पड़ेगा। चुनाव शुरू हो 
जायेगा | दूसरा सही है या गलत है, यह साधक की दृष्टि नहीं है। दूसरे को 
गलत ठहराना गलत है, यह साधक की दृष्टि हैं। मैं गलत हूँ या नहीं, यह 
ठहराना साधक की दृष्टि है । मैं गलत हूं, यह सुनिश्चित मानकर चलना 
साधक की रृष्टि है। प्रायश्चित तब शुरू होता है, जब मैं मानता हूँ कि मैं गलत 
हूँ । सच तो यह है कि जब तक मैं हूँ, तब तक गलत होऊेंगा ही, होना ही गलत 

है । वह जो अस्मिता, वह जो पगो हे---मैं हेँ' फा, वही मेरी गलती है । मेरा 

होना ही मेरी गलती हैं । जब तक मैं "नहीं! न हो जाऊँ, तब तक प्रायदरिचित 
फलित नहीं होगा । और जिस दिन में नहीं हो जाता हूँ, शुन्यवत्‌ हो जाता हूँ, 

उसी दिन मेरी चेतना रूपांतरित होती है ओर नये छोक में प्रवेश करती है । 


फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसी रूपान्तरिक चेतना में आपको गलतियाँ 
न मिल जायें । क्योंकि गलतियाँ आप अपने कारण खोजते हैं। एक बात 
पवकी है कि ऐसी चेतना को आपरमें गलतियाँ मिलनी बन्द हो जायेंगी। इसीलिए 
वे आपसे कह सके कि जाप परमात्मा हैं। शाप छुद्ध धात्मा हैं। झापके भीतर 
मोक्ष छिपा है । द किगडम भाफ गॉड इज विदिन यू । इसलिए जीसस जदास 
के पैर पड़ सके । इससे कोई फरके नहीं पड़ता कि झुदास ने तीस रुपये में 
घीसस को बेच दिया सूली पर छटकाने के लिए। इससे कोई फर्क भहों पड़ता 
इससे कोई छब्तर ही नहीं पड़ता, क्योंकि लिस आदमी ने अपने को बदला 


ड६० महावीर - वाणी 


हुआ पाया, उसको फिर कहीं किसी में गलती दिखायी नहीं पड़ती ॥ और 
ज्यादा से ज्यादा उसे अगर कुछ दिखायी पड़ता है तो इतना हीं दिखायी 
पड़ता है कि आप बेहोश हो । भौर बेहोश आदमी को क्या ग़रूत ठहराना [ 
बेहोश आदमी तो जो भो करता है, गलत होता है; लेकिन होश वारा आदमी 
वेहोश आदमी को क्या गलत ठहराये ! बहुत मजेदार घटनाएं घटती हैं। 
तब, लेकित होश वाले आदमियों ने अपने संस्मरण नहीं लिखे हैं। वे लिखें 
तो बड़े अद्भुत ही । होश वाले भादमियों का बेहोश आदमियों के बीच जीना 
बड़ा इस्ट्रेंज मामला है। बड़ा विचित्र है, लेकित किसी ने अपना संस्मरण 
लिखाया नहीं क्योंकि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकेंगे कि ऐसा हो सकता 
है। ऐसे ही जैसे आपको पागलखाने में बंद कर दिया जाय और जाप पागढ 
न हों, तव जो-जो घटनाएँ श्ञापके णीवन में घटेगी, उनसे विचित्र घटनाएँ कहीं 
भी नहीं घट सकतीं । और अगर आप बाहर थाकर कहेंगे तो कोई भरोसा 
नहीं कर सकेगा कि ऐसा हो सकता है। पागल' भरोसा नहीं करें, क्योंकि 
थे पागल हैं। गैरपागल भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि एउन्‍्हें पागलों का कोई 
पता नहीं । और आप दोनों हालत में रह लिये, आप पागल' नहीं थे और 
पागलों के बीच में रहे । 
(१२) में रजनीश को मार डा्लूँगा 


एक वृद्ध साधक हैं, सरल और सीधे आदमी । कोई झोच भी नहीं सकता कि 
उनमें कहीं हिंसा की परतें दवी होंगी । सबके भीतर परतें दबी हैं! वे गभी आाजीछ 
आश्रम में गहरे ध्यान में थे। एक दिन ध्यान में अच्छी गहराई में गये । 
गहराई में गये इसीलिए यह घटला घटी, नहीं तो घटती नहीं। उन्होंने आर्नद 
भधु से बाहर निकाल कर सुबह कहा कि मैं इसी वक्‍त बंबई जा रहा हू ! 
मूके रजनीश की आज ही ह॒त्या कर देनी है। मेरा उनसे इस जन्म मे कोई 
संबंध नहीं सिवाय इसके कि उन्होंने मुझसे संन्यास लिया । चह भी एक क्षय 
का मिलना हुआ। इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं। पिछले जन्मों की याद 
करमे की मैंते बहुत कोशिश की कि मेरा उनसे कोई संबंध रहा हो | शांत 
सीधे आदमी हैं। समस्त जींबन को छोड़कर साधना की दिलश्ा में गये और 
गहरे गये, इसलिए यह घटना घढी ! नहीं तो ऊपर से झ्ञांत व चीथे हैं। तो 
हुआ यह कि मधु परेशान हुई। वे एकदम तैयार कि हेत्या करने जाना हैं। 
सामने ही मेरा चित्र रखा था वद्द चित्र उससे सामने रख दिया भौर कहा, 


सहावीर - वाणी ४2६९ 


पहले इसे फाड़ डाले, पहले इस की हत्या कर डालें फिर बाप जायें । चित्त 
दूसरे किनारे पर तत्काल चला गया भोर ये बेहोश होकर गिर पड़े । रपये, 
पछताये । कुछ किया नहीं है अभी तक, चित्र भो नहीं फाड़ा । छेकिन गहरे 
तल पर कहीं हिसा का कोई आवरण सबके भीतर हैं। छौर जितने गहरे 
जायेंगे, उतना ही हिंसा का आवरण मिलेगा। जौर हिस्ता जब शुद्ध प्रकट 
होती है तो अकारण प्रकट होती है । अशुद्ध हिष्सा है, जो कारण खोजकर 
प्रकट होती है १ जब आप कारण खोज कर कोधित होते हैं, तो उसका मतलब 
हैं कि कोध बहुत गहरे तल पर नहीं है आपका । जब गहरे तल पर क्रोध 
होता है तब अकारण 'क्ोधित होते हैं। अभी तो कारण मिलता है तव क्रोधित 
होते हैं, लेकिन तब भाप ऋरोघित होते हैं इसलिए फोरत कारण खोजते हं। 


(१४) पागलों के वीच जीने के कुछ अछुभव 


अभी एक युवक मेरे पास अपनी हिसा पर प्रयोग कर 'रहा था। हर भाव की 
सात परतें होती हैं मनुष्य भीतर। जैसे हर मनुष्य के भीतर सात धारीरों की 
परतें होती हैं--सेवन बॉडोज की, चेसे हर भाव की सात परतें होती हैं। ऊपर 
से गाली दे लेते हैं, ऊपर से पद्चात्ताप कर छेते हैं। इससे कुछ नहीं हो 
जाता । भीतर को परतें वसी की वैसी बनी रहतो हैं--सुरक्षित । भौर जितने 
गहरे उतरते हैं, उतने अकारण भाव प्रकट दह्वोने शुरू होते हैं जब गहरी, सातवीं 
पर्द पर पहुँचते हैं तो कोई कारण नहीं रह जाता । उस युवक को हिंसा की 
तकलीफ थी । कहीं अपने पिता की हत्या करने का ख्याल है, कहीं अपनी 
माँ की हत्या करने का रुूपाल है। में जानता था कि यह जो अपने पिता 
और. माँ को हत्ण के ख्याल से भरा है, अगर यह मेरा शिष्य बना तो में 
फादर इमेज हो जाऊँगा । आज नहों कल वह मेरी हत्या के रुपाल से भरेगा ॥ 
क्योंकि गुर को भक्तों ले जब कहा है कि ग्रुरु पिता है, और गुर माता है, 
गुरू ब्रह्म है तो अकारण नहीं कहा है ) यह 'फादर इमेज” है इसलिए कि गुरु जो 
हैं । जब एक व्यक्ति किसी के चरणों में सिर रखता है और उसे गुरु सात 
लेता है, दो वही भुरु हो गया, वही पिता हो गया, वही माँ हो गया । लेकिन 
ध्यान रहे पिता के अ्रति जो उसके ख्याल थे, वही अब इस पर मारोपित 
होंगे। जिन्होंने ग्राया कि तुम पिता हो, तुम माँ हो, उन्हें इसका कुछ 
पता नहीं । जब एक आदमी सुझसे आकर कहता है कि भाप ही माता, भाप 
ही पिता, आप ही बह्य, आप ही सब कुछ हैं, तब में जानता हैं कि अब में 


बदतर मद्दावीर - वाणी 


फंसा । फंसा इसलिए कि जब तक इसकी सब पर जो घारणाएँ थीं, वे भेरी 
होंगी । इसको कुछ नी पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पागलखाने 
में रहते का अनुभव कैसा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं । यह तो बहुत 
सद्भाव से कह रहा है, वहुत आनन्द से कह रहा है। अहो-भाव है। इसमें 
क्‍या चुराई हो सकती है ! कितनी श्रद्धा से साष्टांग मेरे चरणों में पड़ा हुआ 
है कि आप ही सब कुछ हैं। छेकिव कल ही वह सब मुझे बताकर गया हैं कि 
चह पिता की हत्या करना चाहता है । मैं जानता हूँ, आज नहीं कल यह मुक्त पर 
होना है। अभी कल मुझे एक मित्र ने आकर खबर कि वह कहता है कि 
मेरी हत्या कर देगा । जिनको यह खबर मिली वे घबरा गये । उन्होंने कहा 
कि यह मामला है ? यह पायलों के वीच रहने का मामला है। 


एक और मजेदार घटना अन्नी घटी ही है, वह भी आपको बताऊँ। एक 
युवती मेरे पास घ्यान कर रही थी। (और यह घटना इतनी महिलाओं की 
घटी है, कि यह कह देना अच्छा होगा कि कहीं न कहीं इस सम्बन्ध में आपकी 
खबर पहुंचेगी ।) एक महिला दिल्ली में रहती है। मुझे वहाँ से लिखती है कि रोज 
जाप सशरीर मुृभसे संभोग करते हुँ दिल्‍ली में आकर । ठीक है, दिल्ली में 
रहती है इसलिए कोई मंमट नहीं। इसमें कोई अड़चन नहीं । एक महिला 
ने मुझसे आकर कहा कि मुझे पक्का स्मरण आने छगा है कि मैं पिछले जन्म 
की आपकी पत्नी हुँ। मैंने कहा, होगा । अब उसको छिपाने जैसी बात नहीं 
छगी, सोचा कि यह तो बड़े गौरव की वात है, तो उसने जाकर भौरों को 
चताया, फिर उसने दूसरी सहिछा को बताया। यह महिला तो ग्रामीण थी, 
ज्यादा समझदार नहीं थी। भोली-भाली थी। लेकिन जिसको की बह 
वो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बड़े परिवार की है। वह माला 
सेरे पास आयी और उसने कहा, यह क्या नासमझी की बात कर रही है पह 
झमौरत ? यह नहीं हो सकता, यह विल्कुल गलत है। तो मैंने कह्ा, तुमने 
ठीक सोचा । उसे समझा देता । उसने कहा, मैंने उसे समक्काया, लेकिन वह 
मानने को राजी नहीं है। वह कहती है, मुझे पक्का भरोसा है। मुझे स्मरण 
है। वह मानने को राजी ही नहीं है। छेकिव यह बात गलव है, यह प्रचलित 
नहीं होती चाहिए । भूल से मैंने एक वात उद्चसे पुछ ली, तो बड़ी ६88 
हो गयी । मैंने उत्त स्त्री से पूछा कि मान लो वह मानने को राजी नहीं होती 
घो तेरा वया पवका प्रमाण है कि वह गलत कहती है! वह बोली, इसलिए 


महावीर - वाणी ४६३ 


कि पिछले जन्म में तो मैं ब्रापकी औरत थी। तो दोनों कंप्ते हो सकती हैं । 
जब कुछ कहने का मामला ही न रहा । बात ही खतम हो गयी । अब इससे 
बड़ा प्रमाण दो भी क्‍या सकता है? तो पागलछों के वीच रहना बड़ा मुहिकल 
है, अत्यंत कठिन है। मैंने अभी कहा, वह स्त्री तो दिल्ली में थी, कोई 
दिक्कत नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक अमरीकन लड़को 
ध्यान कर रही थी दो महीने से । उसने मुझसे चार छः दिन के ध्यान के 
बाद कहा, जब भी मैं आप के पास झाकर वैठती हूँ, भांख बंद करती हूं तो 
मुझे ऐसा छगता है कि आप मुझसे संभोग कर रहे हैं। मैंने कहा, कोई फिक्र 
न करो, संभोग का: जो भाव जाये उसको भी भीतर ले जाने की कोशिद्ा करो । 
वह जो ऊर्जा है, उसको ऊपर की यात्रा पर के जाओो। उसने मुझसे कहा 
कि आप हर दो दिन में मुझे कम से कम दस मिसट पास बैठते का मौका दे 


दें क्योंकि यह इतना रसपूर्ण है कि मुझे असलो संभोग में भी उतना रस 
नहीं आता ॥ 


यहाँ मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो उसको इनकार कर दूँ, क्योंकि 
यह एक खतरा मोल लेना है। लेकिन मैं यह भी देख रहा हूँ कि उसे इन्कार 
भी करना गलत है क्योंकि उसमें सच में हो परिवर्तत हो रहा है। और अगर 
ग्ंभोग अंतर्मुंखी हो जाय तो बड़ी क्रांति घटित होती है । 


वह दो महीने मेरे साथ प्रयोग करती रही। लेकिन मैंने उससे कहा, 
ड्मान रखता इन दो महीनों में भूलकर भी हारोरिक संभोग मत करना | 
वह अपने पति के साथ थी । मैंने पूछा कि कितने संभोग करती हो ? उसने 
बताया, सप्ताह में कम से कम दो तीन बार। इससे कम में तो नहीं चल 
सकता है। वह पति तो मानने को राजी नहीं है। तो मैंने कहा कि यह तो 
ध्यान में संभोग चल रहा है, वहां तक तो ठीक है । छेकिन कल तू गर्भवती हो 


जाये तो में जिम्मेवार न हो जाऊं ! जौर यह होने वाला है। उसने कहा--- 
नहीं, यह कैसी बात है ? 


और यही हुआ । अमी कल मुझ्के आकर किसी मे खबर 
कहता है कि वह मुझसे गर्भवती हो गयी 
पागलों के बीच जीना बड़ा कठिन है, 
पर उनको मैं गलत नहीं कहता । 


दी कि उसका पति 
है। ये बड़े मजे की बातें है, लेकिन 
अति कठिन है । इतनी भीड़ है उनकी | 


४६४ महावीर - वाणी 
(१४) यह्द है आलम बेहांशों का 


गलत वे नहीं है। सिर्फ बेहोश हैं । वे वया कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। 
ये क्या कह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है | क्या हो रहा है, उन्हें पता नहीं 
रह हे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वया सोच रहे हैं, क्या भाव रहे हैं, इसका 
सं कोई पता नहीं है। वे बिल्कुल चेहोश हैं। सोगे हुए हैं और सोचे 
में जो भी कर सकते हैं, बहु कर रहे हैं। ध्याव रहे हमारे चिंत की दो 
दशाएँ है, एक सोयी हुई चेतना है हमारी, एक जागृति की चेतना है । 
भायश्चित जाग्रत चेतना का लक्षण है पदचात्ताप सोयी हुई चेतना का 
लक्षण हैं। वह युवक जो मेरी हत्या करने को कह रहा है, कल आकर 
सुझसे माफी माँग जाये, उसका कोई मतलूब नहीं है। भाज जो कह 
रहा है, उसका भी कोई मतलब नहीं है । कल यह माफी मांग जायेगा, इसका 
भी कोई मतलब नहीं हैं। यह माफी मांगता भी उसकी नींद से आ रहा है। 
धह क्रोध भी उसी नींद से आ रहा है। यह स्त्री समझ रही है कि गर्भवती 
मेरे द्वारा हो गयी। यह जिस नींद से आ रहा है, कल उसी नींद से कुछ भौर 
था जायेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । गलूत-सही इसमें छुनाव नहीं है । 
सिर्फे सोबे हुए लोग हैं। और सोया हुआ आदमी जो कर सकता है, वह कर 
रहा है । अभी सोये हुये आदमभी के प्रति पश्चात्ताप की शिक्षा से कुछ भी व 
होगा । इसे स्मरण दिलाना जरूरी है | तुम क्‍या कर रहे हो, यह सवाब नहीं 
है बल्कि सवाल यह है कि तुम कया हो ? तुम भीतर क्‍या हो ? छुम उसी 
को फैलाकर बाहर ले जाते हो। और वही तुम देखने लगते हो । और 
जितना कोई गहरा उतरेगा, उतना ही अकारण भावनाएँ मश्षिप्त होती 
दिखती हैं और सजीव ओर साकार मालूम होने लगती हैं । भौर जब चे 
साकार मालूम होने लगती हैं तो जो हम देखना चाहते हैं, देख देते हैं। 
शौर ध्यान रहे, हम वही नहीं देखते हैं जो है, हम वह देख लेते हैं जो 
देखना चाहते हैं या देख सकते हैं । हम वह नहीं सुनते हैं, जो कहा 
जाता है । हम वह सुन लेते हैं, जो हम सुनना चाहते हैँ या सुत्र धकतें 
हैं। जिंदगी अनंत है। उसमें से हम चुनाव कर रहे हैं । और हम 
भी सनंत हैं, उसमें से भी हम चुनाव कर रहे हैं । कभी हम चुत लेते 
हैं: क्रोध करते की वृत्ति, कभी पश्चात्ताप की वृत्ति , कभी घृणा की बोर 
कभी प्रेम की, यों हम दोनों हालत में सोये हुये आदसी हैं । इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता है । 


महावीर - वाणी ध्द्र्‌ 
(१४५) आई वान्ट डु गो आउट 


एक रात एक दाराव घर के मालिक की टेलीफोन की घंटी जोर से वजने 
लगी । दो बजे रात, गुस्से में परेशान, नींद टूट गयी । फोच उठाया । पूछा 
कौन है ? उसने कहा, सुलला नसरुद्दीन। क्‍या चाहते हो दो बजे रात 
को ? उसने कहा, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि शराब घर खुलेगा कंव ? 
छेच डू यू ओपेन ? उत्तर सिला यह भी फोई वात है ! तू रोज का 
ग्राहक । दस बजे खुलता है। यह भी दो बजे रात में फोन करके पूछने की 
कोई बात है ! उसने गुस्से में फोल पटक दिया फिर सो गया 4 सुबद्द चार 
बजे फिर फोन की घन्टी बजी। उठाया, कौन हैं? उसने कहा, मुल्ला 
नसरुद्दीन । कब तक खोलोगे दरवाजे ? उस मालिक ने कहा, तू ज्यादा पी 
गया, पागल हो गया ? अभी चार ही बजे हैं, दस बजे खुलने वाला है। सुबद्द 
दस बजे आया भी, तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगा । भाई विल नॉट अलाऊ यू 
इन । मुल्ला से कहा, हू वांद्स ठु कम इन ? आई वान्द ठु गो आउट। मैंतो 
भोतर बन्द हूँ । खोलो जल्दी, नहीं तो मैं पीता चला जा रहा हूँ ॥ अभी तो 
पक्के पता चल रहा है कि बाहर भीतर में फक्क हैं। थोड़ी देर वह भी कुछ 
पता नहीं चलेगा । अभां तो मुझे तेरा फोन नम्बर याद है । थोड़ी देर में वह 
भी पहीं रहेगा । अभी तो मैं बता सकता हूँ कि मुल्ला नसरुद्दीन हूँ । थोड़ी 
देर में वह भी नहीं बता सकूंगा । जल्दी खोलो ॥ 


हम सब ऐसी तन्द्रा में हैं, जहाँ पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या है, 
'भोतर क्‍या है ॥ में कौन हूँ, यह भी पता नहीं चलता । कहूँ जाना चाह रहे 
हैं, यह भी पता नहीं चलता । कहाँ से आ रहे हैं, यह भी पता नहीं चलता ॥ 
क्या प्रयोजन है, किसलिए जी रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है । एक बेहोशी 
है, एक गहरी बेंहोशी | उस बेहोशी में हार्थ पैर मारे चले जा रहे हैं। उस 
हाथ पैर मारने को हम कम कहते हैं। कभी किसी को गलत लग जाता है तो 

, माफी साँग छेते हैं, कभी किसो को लगने से कोई भ्रसन्न हो जाता हैं तो कहते 

हैं प्रेम कर रहे हैं। कभी लग जाता है, चोट खा जाता है, वह्‌ आदमी नाराज 
ही जाता है तो कहते हैं---माफ करना, गलती हो गयो । हाथ वही है, अन्धेरे 
में मारे जा रहे हैं । कभी ठीक, कभी गलत---ऐसा लगता हुआ मालूम पड़ता 
हैं, छेकिन हाथ बेहोश हैं, वे सदा ही गलत हैं। प्रायदिचत में उतरना द्दी त्तो 
जाव लेना कि मैं गलत हूँ । गलत का मतलब कि मैं सोया हुआ हूँ, बेहोश हें । 


डद्द् महावीर - बाणी 


सुझे कुछ भी पता नहीं है कि मेरे पैर कहाँ पड़ रहे हैं, क्‍यों पढ़ रहे हैं। 
आपको पता है, आप क्या कर रहे हैं ? कभो एक दफा अपने को सकभोर कर 
उड़े होकर सोचा हैं दो मितट कि क्या कर रहे हैं यह जिन्दगी में आप ? यह 
क्या हो रहा है आपसे ? क्या इसीलिए आये हैं ? यही है बर्थ ? अगर जोर 
से भकभोरा तो एक छेकेंड के लिए आपको लगेगा कि सारी जिन्दगी व्यथे 
भालूम पड़ती है 


प्रायर्चित में चही उतर सकता है जो अपने को ऋरकझोर कर पूछ सके 
कि क्‍या है अर्थ ? इस जिन्दगी का मतलब क्या है, जो मैं जी रहा हूँ ? यह 
' शुवह से दाम तक का चक्कर, यह क्रोध और क्षमा का चक्कर, यह प्रेम और 
घृणा का चक्कर, यह मित्रता और दुश्मनी का चक्कर, यह सव क्या है ? यह 
घन और यज्ञ और अहंकार गौर यह पद और मर्यादा, यह सब वया है ? जो 
कुछ मैंने किया इसमें कोई अर्थ है ? इसमें मैं किसी तरह बढ़ रहा हैं ? कहीं 
पहुंच रहा हूं ? कोई यात्रा हो रही है, कोई मंजिक करीब आती मालूंध पढ़ 
रही है ? या मैं चचकर की तरह घूम रहा हूँ ? इन छः बाह्य-तपों के बाद यह 
आसान हो जायेगा । संलीनता के वाद यह भआासान हो जायेगा | जब आपकी 
शवित आपके भीतर पैठ जाये, तव आप ऋरकझोर सकते हैं और पूछ सकते हैं 
उसको जगाकर कि यह मैं क्या कर रहा हूँ ? वह जो ठीक है, वह कया यही 
है ? यह कर लेने से मैं तृप्त हो जाऊँगा ? सन्तुष्ट हो जाऊँगा ? आप मर 
जायेंगे । जब तक जीते हैं आपको छूगता है कि वड़ी जगह खाली हो जायेगी, 
कितने कास बंद हो जायेंगे, कितना विराठ चक्कर अभी आप चला रहे हैं। 
सेकिन कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं ऐसे लोगों से, जो सोचते ये कि उनके न रहने! 
से दुनिया न चलेगी । सब शान्त हो जायेगा । चाँद सुरज सब हक जायेंगे । 


(१६) दो तरह से मिठ्ती है डुनिया 


मूल्ला नसस्ददीन से किसी ने पूछा है कि अगर दुनिया मिंट जाये तो तुम्हारा 
क्‍या ख्याल है ? तो उसने पूछा, कौन-सी दुनिया ? दो तरह की दुनिया मिटती 
है। उस बादमी ने कहां, दो ? यह कोई नया सिद्धांत तुमने मिकाला हैं! दुनिया 
हुक ही तरह से मिट सकती है । नसरुद्दीन ते कहा, दो त्तरह से मिटेगी । एक 
दो मैं जिस दिन मरूँगा, दुनिया मिटेगी। और एक यह कि दुनिया ही मिट 
जाये, वह टूसरा ढंग है । हम सब यही सोच रहे हैं कि जिस दिव मैं मरूमा, 


महावीर - वाणी ४६७. 


दुनिया मिट जायेगी । मूल्ला मर गया । उसे लौग कब्र में विदा करके वापस 
लौट रहे थे । रास्ते में एक जजनवी मिझा। उस अजनबी ने पूछा कि छ्लाट 
वाज़ द कम्प्लेंट। मर गया नसरुद्दीन ! तकलोफ क्‍या थी ? शिकायत क्‍या 
थी ? जिस आदमी से पूछा, उसने कहा--देयर वाज्ञ नो कम्प्लेंट | देवर इज 
नो कम्प्लेंट । एवरी वन इज़ कम्प्लीटली, थारोली सैटिस्फाइड ॥ कोई शिकायत 
महीं । सब सन्तुष्ट हैं । यह मर गया अच्छा हुआ 4 गाँव का उप॑द्रव छूटा ॥ 


नसरुदह्दीन ऐसा नहीं सोच सकता था कभी । वह तो कह रहा था--एक 
दफे दुनिया तव मरेगी, जब मैं मरूगा । प्रलय तो हो गयी असली, जिस दिन 
मैं मर गया। हम सब जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे करने कोई बड़ा 
अथे है ! पानी में लकीरें खींच रहे हैं ओर सोच रहे हैं, रेत पर नाम लिख 
रहे हैं और सोच रहे हैं। कागजों के महल बना रहे हैं और सोच रहे हैं । खो 
जाते हैं आप, किसी को पता भी नहीं चलता कि कब खो गये ॥ मिट जाते हैं 
आप, किसो को पता भी नहीं चलता कि कब मिट गये। संलीनता के बाद 
साघक अपने भीतर रुककर पूछे कि मैं जो कर रहा हूँ, उसका कोई भी अर्थे 
है ? मैं जो हे, उसका कोई अर्थ है ? मैं कल मिट जाऊँगा, एवरी वन विल 
वी कंप्लीटली सैटिस्फाइड, सव लोग विलकुल सनन्‍्तुष्ट होंगे । 


(१६) खरकस से छूटे हुए शेर 


एक दफा दिल्‍ली में एक सरकस के दो शेर छूट गये । भागे तो रास्ते पर 
साथ छूट गया। सात दिन बाद मिले तो एक तो सात दिन से भूखा था, , 
बहुत परेशान था, एक पुलिया के नीचे छिपा रहा था, कुछ नहीं मिला उसको, 
खाने को भी नहीं मिला जोर छिपे-छिपे जान निकरू गयी। 


लेकिन दूसरा तगड़ा और स्वस्थ दिखायी पड़ रहा था, मजबूत दिखायी 
पड़ रहा था । उस-पहले सिंह ने पूछा कि में तो घड़ी मुसीबत में दिन गुजार 
रहा हूँ । किसी तरह सरकस वापस पहुँच जाऊँ, इसका रास्ता खोज रहा हूँ । 
चह रास्ता भी नहीं मिछ रहा हैं। मर गये, सात्त दिन भूले रहे । तुम तो 
वहुत प्रसन्न, ताजे ओर स्वस्थ दिखायी पड़ रहे हो | कहाँ छिपे रहे ? 

उसने कहा, मैं तो पालियामेन्ट हाउस में छिपा था। 


उसने जाश्चर्य किया, खतरनाक जगह पर तुम गये ! वहाँ इतना पुलिस 
का पहरा है, भोजन कैसे मिला ? 


ध्ध्ष८ महावीर - बांणी 


हुसरे मे कहा, मैं रोज एक मिनिस्टर को आप्त करता रहा । 
यह तो बहुत डैजरस काम है, फेस जाओग । हे 


उसने कहा, नहीं । जैसे ही मिनिस्टर नदारद होता है--एचरी बॉडी 
फील्स कम्प्लीटली सैटिस्फाइड । कोई फ्रफट नहीं होती । नो वन लिसेन्स 
हिम । कोई कमी भो अनुभव नहीं करता । वह जगह इतनी बढ़िया है कि 
वहाँ किसी को भी साफ कर जाओ, बाकी लोग प्रसन्न होते हैं । तुम भी वहीं 
चले चलो। वहां दो कया, पूरे सरकस के शेर भा जायें वो भी भोजन है और 
काफी दिनों तक रहेगा क्योंकि भोजन खुद पालियामेण्ट हाउम्र में आने को 
उत्सुक है । पूरे मुल्क से भोजन: आता ही रहेगा । इधर हम कितना ही कम 
करें, भोजन खुद उत्सुक है, खर्च करके, परेशानी उठा करके थाता ही रहेगा । 
उनके लिए वह भोजन ही है जिनको आप एम० पी० वगैरह कहते हैं ॥ परालिया- 
मेण्ट हाउस में तस्वीरें लटक रही हैं उन सब लोगों की, जो स्वयं समभते हैं 
कि उनके बिसा दुनिया रुक जायेगी। दुनिया की ग्रति बन्द हो जायेगी। 
कुछ नहीं रुकता ! कुछ पता ही नहीं चलता है इस जगत्‌ में कब आप 
खो जाते हैं। दूसरों के लिए कोई मूल्य नहीं है जिसका पता चलता हो | पर 
[हुसरों के लिए मूल्य हो या न हो, यह पूछना साधक के लिए जरूरी है कि मेरे 
'लिए कोई मुल्य है यहाँ या नहीं ? यह जो कुछ मैं कर रहा हैँ, इसकी आन्तरिक 
अर्थवत्ता क्‍या है ? ह्वाट इज़ द इनर सिम्तीफिकेंस ? इसकी महत्ता और 
गरिमा भीतर कया है ? यह ख्याल आ जाय तो आप प्रायडिचित की दुनिया में 


प्रवेश करेंगे । 


प्रायक्चित की दुनिया क्या है, यह मैं आपसे कहूँ। प्रायदिचत की ठुनिया 
यह है कि मैं जैसा भी हूँ, सोया हुआ हूँ, में अपने को जगाने का चिर्णय 84 
हैँ । प्रायश्चित जागरण का संकल्प हैं। पदचात्ताप सोये हुए में की गयी 
गलतियों की क्षमा-याचवा है, क्षमा माँगयवा है । आयश्चित तो सोये व्यक्तित्व 
को जगाने का निर्णय है, संकल्प है यानी कि मैंने जो भी किया जाज ४ 
गलत था, क्योंकि मैं गलत हूँ । अब मैं अपने को बदलता हूँ, 8४४ को नहीं । 
ऐक्शन को पहीं, बीईंग को। अब मैं अपने को बदलता हूँ, अब मैं दूसरा होने 
की कोशिश करता हूँ। क्‍या प्रायरश्चित का यह बर्थ आपके ख्याल में माता 
है ? यह ख्याल में जाये तो आप साधक वन जायेंगे। यह रुयाल में न आये, 


महावीर - वाणी छ६६ 


तो आाप एक्र साधारण गृहस्थ रहेंगे । पश्चात्ताप करते रहेंगे और वद्दी काम 
दोहराते रहेंगे । 


(१८) मरीज ठीक द्वो गया, दकीम दीमार हो गया 


मुल्ला नप्तरुद्वीन के घर के लोगों ने देखा कि इसके तर्क बड़े पागल होते 
जा रहे हैं, कुछ अजीव बातें कहता है। कहता लछॉजिकल है, कछृठता तकँ- 
युक्‍त हैं। पागल की भी अपना लॉजिक होती है। कौर ध्यान रहे कई दफे 
पागल बड़े लॉजीशियन होते हैं, बड़े त्कयुवत होते हैं। अगर कभी आपने किसी 
पागल से तर्क किया है तो एक बात पक्की है कि आप उसे कनविंस नहीं 
कर पायेंगे । इस वात की संभावना है कि वह्‌ मापको कनविंस कर छे 
मगर इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप उसको कनविंस कर पायें। 
क्योंकि पागल का तक ऐब्सल्यूट होता है, पूर्ण होता है। भुला के तर्क ऐसे 
होते जा रहे थे कि घर के लोग परेशान होते जा रहे थे । एक दिन मुल्ला गांव 
के घर्मे शास्त्री से वात कर रहा था। धर्म शास्त्री ने कहा, कोई सत्य ऐसा नहीं 
है जिसकी हम पूर्णता से घोषणा कर सकें। मुल्छा नसरुह्दीन ने कहा कि यह 
जो जाप कह रहे हैं, क्‍या यह पूर्ण सत्य है? उसने कहा, निश्चित, 
डेफिनिटली | मुल्ला ने कहा, यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आप 
ही कह रहे हैं कि किसी सत्य को हम पूर्णता से घोषित नहीं कर 
सकते, और अब जाप यह कह रहे हैं कि यह सत्य पूर्ण हैः मुल्ला को 
मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, क्योंकि गांव भर परेशान हो गया उसके 
तर्कों से। मनोचिकित्सक ने सारऊ भर इलाज किया । कहत्ते हैं कि साल भर 
में मुल्ला ठीक हो गया । जिस दिन मुल्ला ठीक हुआ, मनोचिकित्सक ने बड़ी 
खुशी मन्तायी | जौर उसने कहा, आज तुम ठीक हो गये हो, यह मेरी बड़ी 
सफलता है; क्योंकि तुम जेसे आदमी को ठीक करना असम्भव कार्य था। जब 
इस जिन्दगी में और किसी को न ठीक किया, तो चलेगा। चलो, इस खुशी 
में हम बाहर चलें | फूल खिले हैं जौर पक्षी गोत गा रहे हैं, सूरज निकला है | 

. सुबह है सुन्दर | इस खुशी में हम थोड़ा पहाड़ की तरफ चलें । 


वे पहाड़ की तरफ गये। मुल्ला हाँफने लगा। और चिकित्सक है कि 
भागा चला जा रहा है तेजी से । मुल्ला ते कहा, रुको भई | बहुत हो गया। 
अगर हमारा दिमाग खराब होता तो हंस तुम्हारे साथ दौड़ भी लेते । लेकिन 
अब ठीक हो गया हूँ तुम्हों कहते हो, तो अब इतना ज्यादा नहीं चल सकता | 
उस चिकित्सक ने कहा, तुम मील के पत्थर को देखो, कि कितनी दूर आये | 


8७० महावीर - बाणी 


अभी तो कोई ज्यादा दूर नहीं आये । मुल्ला ने देखा और कहा, दस मील । उस 
चिकित्सक ने कहा, इट इज नॉट सो बैड । ठु ईच इट कम्स टु ओनली फाइव 
माइल्‍त । पाँच मील हमको, पाँच मील तुमको पड़ा | लौटने में ज्यादा दिक्कत 
नहीं होगी । मतलब यह कि नसरुद्दीव ठीक हो गये, साल भर में चिकित्सक 
पागल हो गया । दस मील लौटना, है, कोई हर्जा नहीं है, पाँच-पाँच मील पड़ता 
है हिस्से में । ज्यादा बुरा नहीं है। 


तो पायल को राजी कर पाना मुश्किल है। सम्भावना यही है कि पांगल' 
आपको राजी कर ले। क्योंकि पागल अपनी तरफ तके का पुरा जाल बनाकर 
रखता है । रीजन्त नहीं हैं वे रेशनलाइजेन्शस हैं, तर्क के आभास हैं। तर्क बहीं 


हैं वे, केवछ तक के आभास हैं, लेकिन वह बनाकर रखता है । 


(१६) रूजब्रेल्ट की पत्नी पागलों के वीच 


रूजवेल्ट की पत्नी इलवोर रूजबेल्ट ने संस्मरण लिखा है। रूज़वेल्ट 
राष्ट्रपति हुआ । उसके पहले गवर्नर था अमरीका के एक राज्य में । गवर्मेर 
की पत्ती होने की हैसियत से इलनोर रूजवेल्ट एक दिन पागलखाने के निरीक्षण 
को गयी | एक आदमी ने उसका दरवाजे पर स्वागत किया। उससे समझा, 
वह सुपरिस्टेंडेंट है। वह आदमी उसे ले गया और उसने तीन घण्टे तक उत्त 
पागरलखाने के एक-एक पाग्रल के सम्बन्ध में जो केस था, हिस्ट्री दोहरा दिया, 
विवरण दिया। इलनोर हैरान हो गयी । उसने चलते वख्त उससे कहा कि 
तुम आदइचर्यजनक हो । तुम्हारी जानकारी, पागलपत के सम्बन्ध में तुम्हारा 
अनुभव, तुम्हारा अध्ययन अद्भुत है | तुम्हारे जितने बुद्धिमान आदमी से हम 


कभी नहीं मिले । 

उस आदमी ने कहा, माफ करिए, आप कुछ गलती में हैं ! थाई ऐम 
नॉट सुपरिन्‍्टेंडेंट । आई ऐम बन आफ इन्मेट्स। मैं कोई सुपरि्टेंडेंट नहीं । 
सुपरिस्टेंडेंट आज बाहर गया है । मैं तो इसी पागलखाने में एक पागल हूँ । 

इलनोर ने कहा, तुम पायल हो ! तो तुम्हारे जितना स्वस्थ आदमी मैंने 
नहीं देखा | किसने तुम्हें पागल किया ? 

उसने कहा, यही तो मैं समझा रहा है, आज सात साल हो गये सममाते, 
लेकिन कोई सुतता ही नहीं । कोई मानने को राजी नहीं । छेकिन कोई पागयर 


महावीर - वाणी छ७२ 


कहे कि मैं पागल नहीं, तो कौन मानने को राजो हो ! सुपरिन्टेंडेंट कहता है 
कि सभी पागल यही कहते हैं कि हम पागरू नहीं । इसमें कया खास बात है? 


इलनोरः मे कहा, यह तो वहुत बुरा मामला है। तुम घवराओ मत, मैं 
आज ही गवनेर से कहेंगी, कल ही तुम्हारी छुट्टो हो जायेगी। बहुत स्वस्थ 
आदमी हो तुम, साधारण जैसे, और साधारण रूप से बुद्धिमान आदमी हो । 
तुमको कौन पागल कहता है ? अगर तुम पागल ही तो हम सब पागल हैँ । 


पागल ने कहा, यही तो मैं समझता हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं । 


इलनोर ने कहा, तुम वेफिकर रहो । में आज ही जाकर कहती हूँ । कल 
सुबह ही तुम मुक्त हो जाओगे । 


नमस्कार करके, धन्यवाद देकर वह मुड़ी । उस पागल ने उचक कर जोर 
से लात मारी उसकी पीठ पर। सात-आठ सीढ़ियाँ नीचे वह घड़ाम से जाकर 
गिरी । बहुत घबराकर उठी । उसने कहा, तुमने यह क्‍या किया ? यह क्या 
किया ? उस पागल ने कहा--जस्ट टू रिसाइंड यू । भूल मत जाता । गवनर 
“” शे कह देता कि कल सुबह । दिस वाज जस्ट टु रिमाइंड यू ॥ 


मगर उस तोन घंटे पर पानी फिर गया । वह तीन घंटे जो बोल रहा था, 
उसमें वह क्‍या ठीक बोल सकता है ? सवार यह है। क्या तोन घंटे वह ठीक 
बोल सकता है ? असल में ठोक बोलने का वह सिर्फ आभास करा रहा था 
केवल आभास । तर्क आभास पैदा कर सकता है । लेकिन असलियत नहीं हो 
सकती कि वह जो बोल रहा है, वह ठीक बोल रहा हैं। ऐसा दिखायी पड़ 
सकता है कि बिल्कुल ठीक है। आप पकड़ न पायें कि उसमें गलती कहां है, 
यह दूसरी बात है ॥ लेकित कोई न कोई घड़ी आयेगी जब वह प्रकट कर देगा। 
सोया हुआ आदमी भी इसी तरह कर रहा है। दिन भर वह बिल्कुल ठीक है । 
जरा-भी क्रोध नहीं कर रहा। अचानक एक भापड़ रसीद कर देता है, एक 
, चाँटा अपने लड़के को जड़ देता है कि तू देर से क्‍यों आया। आप नहीं समझते, 
आप कहते हूँ आदमी बिल्कुल ठीक है। क्‍योंकि वह तो बाकी वक्‍त बिल्कुल 
“ठीक रहता है ॥ लेकिन नहीं, यह इसका चाँटा बताता हैं कि बाकी वक्‍त तके 
का आभास करा रहा था। यह ठीक नहीं रहता। यह ठोक रह ही नहीं सकता। 
एक जादमी को छाती में अचानक छुरा मार देता है। कल तक हम उसको 


कहते थे भछा आदसमी। माना कि -वह एकदम भला आदमी था। लेकिन 


डेंकर महावीर - वाणी 


यह आभास था । सोया हुआ आदमी सिर्फ अच्छे का आभास पैदा करता है। 
बुरा होना उसकी नियति है| वह उससे प्रकट होगा ही । क्षण, दो क्षण रोक 
सकता है। इधर-उधर डवॉडोल कर सकता है, लेकिन वह उससे प्रकट 
होगा ही । 

क्या आपको पता है कि आप अपने को पूरे वक्‍त सम्भाक कर चलते हैं ? 
जो आपके भीतर है, उसको दबाकर चलते हैं। जो आप कहना चाहते हैं, वह 
नहीं कहते, कुछ भौर कहते हैं। जो आप बताना चाहते हैं, भहीं बताते हैं, 
कुछ भौर बताते हैं। लेकिन कभी - कभी वह उभर जाता है। हवा 
का कोई मोंका आता है. भौर कपड़ों को उठा जाता है। भीतर जो है, दिल 
जाता हैं। कोई परिस्थित्ति आती है, और तब आप कहते हैं कि कम की भूल 
है, परिस्थिति की नहीं । परिस्थिति ने तो सिर्फ अवसर दिया है कि अपने 
भीतर जो आप छिपा छिपाकर रखते हैं, वह प्रकट ही जाता है। प्रायश्चित 
तब शुरू होगा, जब आप जैसे हैं, अपने को वैसा जाते, छिपायें वहीं, ढांके' 
नहीं, तो जाप पायेंगे, कि आप उबलते हुए लावा हैं ज्वालामुखी के । ये सब 
बहाने हैं आपके । ये जो ऊपर से चपकाये हुए पलस्तर हैं, बहुत पतले हैं । 
वह सिर्फ दिखावा है। इस दिखावे के भीतर जो आप हैं, उसको आप स्वीकार 
करें । प्रायश्चित का पहला सूत्र है, जो आप हैं---बुरे, भले, तिन्‍्दा मोग्य, पापी, 
बेईमान--वह सब एक्सेप्टेड हो कि जाप ऐसे हैं | तथ्य की स्वीकृति प्रायदिचत 
है | तथ्य गलती से हो गया, इसको पोंछ देना पर्चात्ताप है। तथ्य हुआ, 
होता ही है मुझसे; जैसा मैं आदमी हूं, उससे यही होता है, इसकी स्वीकृति 
आयदिचत का प्रारम्भ है। प्रायदिचत में स्वीकार है, और पूर्ण स्वीकार है । 
कहीं कीई चुनाव नहीं । क्योंकि चुवाव आपने किया तो आप बदलते रहेंगे । 
भाज यह, कल वह, परसों वह । आपकी बदछाहुड जारी रहेगी । प्रायविचत 
पूर्ण स्वीकार है कि मैं ऐसा हूँ। मैं चोर हूँ तो चोर हूँ। में बेईमान हूँ तो 
वेईमान हैँ । वहीं जरूरत है कि आप घोषणा करने जायें कि मैं वेईमान हूं 
क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप घोषणा करें कि मैं वेईसान हैं वो 
लोग समझेंगे कि बड़ा ईमानदार है । 

(२०) बहुत सारे पाप कब्पित दोते हैँ 


... मुझ लोगों ने भगवान्‌ कहना शुरू किया। सै चुप रहा । मैंने सोचा कि 
मैं कहें कि मैं भगवान्‌ नहीं हें तो उनको और पक्का भरोप्ता बैठ जागेगा कि 


सद्दाचीर - वाणी ४७३ 


यही तो लक्षण हैं भगवान्‌ के। हमारा मत वड़ा अजीब है। बगर आपको 
सच में हो किसी के साथ वेईमानी करके धोखा देना हो तो आप पहले से ही 
बता देते हैं कि मैं बहुत चुरा जादमी हूँ, चहुत वेईमान हूँ, तो वद्द जाप पर 
ज्यादा भरोसा करेगा ओर बेईमानी आप ज्यादा आसानी से कर सकेंगे । लेकिन 
जब जाप घोषणा करते हैं कि आप बेईमान हैं तब देखना हैँ कि इसमें कोई 
रस तो नहीं आ रहा है ? क्योंकि दूसरे के सामने घोपणा में भी रस जा सकता 
है । मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तालस्ताय ने अपनी मात्मकथा में जितने पाप 
लिखे हैं, उतने उसने किये नहीं । उसमें वहुत से पाप केल्पित हैं, घोषणा करने 
के लिए | क्या जाप सोच सकते हैं ? पुण्पों को फोई घोषणा करे कि मैंने 
इतना दान किया तो आप कहेंगे कि यह घोषणा हो सकती है । छैेकित अगर 
कोई कहे कि सैँते इतनी चोरी की, तो आप सोचेंगे कि यह भी कोई घोषणा 
हो सकती है ? कोई ऐसा करेगा ? कभी सोचा है कि क्‍या कोई अपने पाप की 
भी चर्चा इतने जोर से करेगा ? नहीं, पापी करते हैँ ॥ लेकिन तालस्ताय जैसे 
लोग नहीं करते ॥ जेलखाने में आप जाइए तो जिसने दस रुपये की चोरी की 
है, वह्‌ कहता है दस लाख का डाका डाला । क्योंकि दस की भी चोरी करने 


का भला कोई मतलव है ? तुम दस के ही चोर हो, इसका कोई मतलब 
नहीं है । 


(२१) सजायाफ्ता भमास्टरी 


एक कीदी कारागृह में प्रविष्ट हुआ ॥ दूसणे कंदी ने, जो वहां सोखचों से 
टिका बैठा था, पुछा--कितने दिनों की सजा ? चालोस साल की सजा, उत्तर 
मिला । तो उसने कहा, तुम दरचाजे के पास बैठो ॥ हम दीवाल के पास रहेंगे। 
उस आदमी पूछा, क्‍यों ? उसने कहा कि हमको ७५ साल की सजा है। तेरा 
सोका पहले जायेगा भिकलने का। चालीस साल ही कुल ? कोई छोटा-मोदा 
कास किया होगा। हमको पचहत्तर साल की सजा है। हम दीवाल के पास 
रहेंगे, तुम दरवाजे के पास रहो। तेरा निकलते का मौका पहले आयेगा । 
चालीस साल का ही तो मामला है । हमको आगे और पैतीस 
इसका मतलब है कि उन्होंने मास्टरी सिद्ध कर दी कि अब तू इस कमरे सें 
शिष्प बनकर रह | तो जेलखानों में भी घोषणा चलती है। लेकिन यह कमी 


ख्याल में नहीं आता साधारणत: कि साधु-संतों ने मी जितने पापों की चर्चा 
की, उतनी वस्तुत: किये ? पाप की घोषणा में भी रस हो सकता है। 


साक्त रहना है ! 


४७४ मद्दावीर - वाणी 


मनोवैज्ञानिक कहते हैं, रस हो सकता है। इस ढंग से हिंसाव नहीं लगाये 
गये हैं कभी । गांधी की आत्मकथा का कभी-सन्‍क्रमी सनोविद्लेषण होता 
चाहिए कि उन्होंने अपने वचपन सें जितने पापों की वात की, उतने किये या 
नहीं । या उसमें कुछ कल्पित थे। जरूरी नहीं है कि वे झूछ बोल रहे हों । 
आदमी का मन ऐसा है कि वह मान भी छेता हैं कि जो वह कह रहा है, 
उसने किया है। संभव है, बहुत बार दोहरा-दोहरा कर उनको भो रस आ गया 
' हो और लगता हो किया है। आप बहुत-सी ऐसी स्मृतियां बनाये हुए हैं जो 
आपने कभी की नहीं, या जो कभी हुआ नहीं। लेकित आपने भरोसा कर 
लिया, मानकर बैठ गये हैं और धीरे-धोरे राजी हो गये हैं। तालस्ताय ने इतने 
पाप नहीं किये, ऐसा मनस्‌विदों का कहना हैं कि उन्होंने घोषणा की है। 
लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि प्रायश्चित करने वाला जाकर घोषणा करे कि 
मैं पापी हूँ । व्योंकि घोषणा में भी खतरा है । नहीं, प्रायश्चित करनेवाला अपने 
ही समक्ष स्वीकार करे कि मैं ऐसा हूँ। किसी के सामने कहने की जहूरत 
नहीं । इसलिए दूसरा फर्क आपको बताता हूँ । 


(२२) यहां अन्तर अपने और पराये का हे 


पद्चात्ताप दूसरे के सामने प्रकट करना पड़ता हैं, प्रायश्चित स्वयं के 
समक्ष । पश्चात्ताप स्वयं के समक्ष करने का कोई मतलब नहीं। वंयोंकि किसी 
को गाली तो दी दूसरे के समक्ष मोर क्षमा माँगी अपने सत्र में ॥ उसका क्या 
मतलब है । जब गाछी देने दूसरे के पास गये तो श्षमा माँगने दुसरे के पास 
जाना पड़ेगा । कर्म दूसरे से संबंधित है इसलिए पद्चात्ताप दुसरे से संबंधित 
होगा । लेकिंन आपकी सत्ता तो किसी से संबंधित नहीं, भापसे ही संबंधित है । 
उसकी घोषणा दूसरे के सामने करवी अनावश्यक है। और उसमें रख लें तो खतरा 
है । इसलिए प्रायश्चित है अपने ही समक्ष अपनो पूरी चग्नता को उधाड़ कर 
देखना कि मैं क्या हूँ । ध्यान रखें, दूसरे के सामने सदा डर हैं वदनाहट करने 

. का, कुछ गौर बता देने का। इसलिए कोई भी आदमी सच्ची डायरी नहीं 
लिख पाता । भले ही वह इूसरे के पढ़ने के लिए न छिख रहा हो, लेकित फिर 

| भी कोई भी आदमी सच्ची डायरी नहीं लिख पाता, क्योंकि इसरा 75 सकता 
' हैं, इसकी संभावना तो सदा ही बनी रहती है। इसलिए सब डायरीज फॉल्स 
होती हैं, कूडी होती हैं। मगर भाप डायरी लिखते हैं. तो भाप भली भाँति 


जानते हैं कि कितना उसमें जाप छोड़ देते हैं जो लिखा जाना चाहिए वा | 


महावीर - वाणी छ्जर्‌ 


कितना जोड़ देते हैं, जो नहीं था । कितना सेँमाल देते हैं जैसी कि बात नहीं 
थी । लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि जो पाप बहुत छोटा था, उसको आप 
बहुत बड़ा करके लिखें । अगर आपको पाप की घोषणा करनो है, तो वह भी 
हो सकता है । अगस्टीन की किताब 'कनफेसंस” संदिग्ध है कि उसमें उसने जो 
लिखा है, वह हुआ होगा । पाप की भी सीमा है। पाप भी माप असीम नहीं 
कर सकते । पाप की भी सीमा है। और आदमी की भी एक सामर्थ्य है पाप 
करने की । झादमी पाप से भी ऊब जाता है और उसका भी सेच्यूरेशन प्वाइंट 
है। वहाँ सत्य रिक्त हो जाता है और जादमी लौट पड़ता है। लेकिन दूसरे 
का ख्याल हो अगर मन में, तो रद्दोवदल का डर रहता है । वह आपका सोया 


हुआ मन कुछ कर सकता है | इसलिए प्रायद्दिचत है स्वयं के समक्ष । सका 
दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है । 


झभौर ध्यान रहे कि महावीर प्रायश्चित को इतना मूल्य दे पाये क्योंकि 
परमात्मा को उन्‍होंने कोई जगह नहीं दी, नहीं तो पश्चात्ताप ही रह जाता, 
प्रायश्चित नहीं हो सकता था। क्योंकि जब परमात्मा देखनेवाला मौजूद है : देन 
इट इज आलवेज फॉर सम वन एल्स । जब एक ईसाई फकीर एकान्‍न्त में भी 
कह रहा होता है कि हे प्रश्न ! मेरे पाप हैं थे, तो दूसरा मौजूद है, दि अदर 
इज प्रेजेंट । भले ही वह परमात्मा ही है, लेकिन दूसरे की मौजूदगी है। 
महावीर कहते हैं, कोई परमात्मा नहीं है जिसके समक्ष तुम प्रकट कर रहे हो । 
तुम ही हो। महावीर ने व्यवित को इतना ज्यादा स्वयं की नियति से जोड़ा 
है, जिसका हिंसाव नहीं । तुम ही हो, ओऔर कोई नहीं, कोई आकाश में 
सुननेवाला नहीं, जिससे तुम कहो कि मेरे पाप क्षमा कर देना। कोई क्षमा 
फरेगा नहीं, कोई है ही नहीं ॥ इसलिए चिल्लाना समत। इस घोषणा से कुछ 
भी न होगा । दया की शिक्षा मत माँगना | क्योंकि कोई दया नहीं हो सकती । 
कोई दया कनेवाला नहीं है । इसलिए प्रायश्चित दूसरे के समक्ष नहीं, अपने 
ही समक्ष होता है। वह अपने नरक की स्वीकृति है। और जब पूर्ण स्वीकृति 
' होती है भीतर, .तो उस पूर्ण स्वीकृति से ही रूपान्तरण शुरू हो जाता है ॥ यह 
* बहुत कठिन सालूम पड़ेगा कि पूर्ण स्वीकृति से रूपान्तरण वयों शुरू हो जाता 
' है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने को पूरा स्वीकार करता है उसकी पुरानी 
' इमेज, उसकी पुरानी प्रतिमा खण्ड-खण्ड होकर गिर जाती है, राख हो जाती 
“है । और अब वह जैसा अपने को पाता है, ऐसा अपने को एक क्षरा भी देख नहीं 
सकता । तब फिर बदलेगा ही और कोई उपाय नहीं है। जैसे घर में जाग लग 


४७६ महावीर - वाणी 


गयी और पता चल गया कि बाग लग गयी, तव जाप यह न कहेंगे कि अव 
हम सोचेंगे बाहर निकलने की । तब आप यह न कहेंगे कि गुरू खोजेंगे कि 
मार्ग क्‍या है ? तब आप यह न कहेंगे कि पहले बाहर कुछ है भी पाने योग्य 
कि हम घर छोड़कर निकल ही जाये ? और बाहर भी कुछ न मिले तो ? 
यह सव उस आदमी की बातें हैं, जिसके मन में कहीं न कहीं यह वूयाव वना 
है कि घर में कोई आग नहीं लगी है । एक घार दिख जायें लपदें चारों तरफ, 
तो भादमी बाहर हो जाता है, छलांग रूम जाती हैँ 


(२३) आपके मरने का प्रमाणपत्र ; सूख 


मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी का आपरेशन हुआ। जब उसे आपरेशत की 
टैबुल' पर लिठाया गया तो खिड़कियों के बाहर वृक्षों में फुल खिले थे। 
इंद्रधनुष फैला हुआ था । जब उप्तका आपरेशन हो गया और उसके मुंह से 
कपड़ा उठाया गया तो उसने देखा, सब परदे वन्द है, घिड़कियाँ, द्वार दरवाजे 
बन्द हैं। उसने मुल्ला से पूछा, सुन्दर सुबह थी । क्या साँक हो गयी या राते 
हो गयी ? इतनी देर लग गयी ? मुल्ला ने कहा, रात नहीं हुई । पाँच ही 
मिनट हुआ । तो उसने कहा, ये दरवाजे क्‍यों बन्द हैं। तो मुल्ला ने कह्दा, 
बाहर के मकान में आग लग गयी है। और हम डरे कि अगर तू कहीं होश 
में आये औौर देखे कि आग लगी है तो समझे कि नरक में पहुंच गये । इसलिए 
हमने खिड़कियाँ बन्द कर दीं। नरक में आय जलती रहती है, तो तू कहीं यह 
से सोच ले कि मर गये । खतम हो गये। कभी ऐसा भी हो जाता है कि 
अगर सोच लिया कि मर गये तो आदमी मर भी जाते है। मुल्ला के छुद कै 
जीवन में ऐसा घटा कि वह बेहोश हो गया भौर छोगों ने समझा कि भर 
गया । उसकी छर्थी बाँध ही रहे थे कि वह होश में आ गया । लोगों ने कहा, 
अरे तुम मरे नहीं ! तो मुल्ला ने कह्दा, मैं मरा नहीं और जितनी देर छुम 
समझ रहे कि मैं मर गया उतनी देर भी में मरा हुआ नहीं था। मुभे पता 
था किम जिन्दा हैँ । तो उन्होंने कहा कि तुम विल्कुल बेहोश ये । उुम्हें कैसे 
पता हो सकता है कि जिन्दा हो। क्या प्रमाण तुम्हारे भीतर था कि चुप 
जिन्दा हो ? उसने कहा, प्रमाण था। प्रमाण यह था कि मैं भूखा था। मुर्भ 
भूख लगी थी । अगर स्वगे में पहुँच गया होता तो कल्प वृक्ष के नीचे प्रूछ 
खत्म हो गयी होती | पैर में मुझे ठंडक लग रही थी। मगर नर्क म पहुंच 
गया होता तो वहाँ ठंढक कहाँ ? भौर दो जगहें हैं जाने को। सी मुझ पता 
था कि मैं जिन्दा हूँ । 


सहावीर - वाणी ४७७ 
(२४) नरक वहां है जहां दम खड़े है 


मुल्ला के गाँव का एक दास्तिक मर गया । वह अकेला नासघ्तिक था। मर 
गया तो मुल्ला उसे विदा करने गया | वह लेटा हुआ था । सुन्दर सूट उसे 
पहना दिया था। ठाई बाँध दी गयी थी। सब बिल्कुल तेयार । मुल्ला 
ने बड़े दुख से कहा, पुअर मेन ! थारोली ड्रेस्ड बट नो छेगर टु गो। 
नास्तिक था, न न्फ जा सकता था न स्वगें, क्योंकि वह मानता ही नहीं था। 
तो भुल्ला“ने कहा, इतना तैयार लेटा है गरीब बेचारा, और जाने को कहीं भी 
नहीं । इसी तरह वह जो हमारे भीतर जाग है, नक॑ है, वहाँ खड़े ही हैं। नरक 
जाने की कोई जगह नहीं है, वहाँ तो हम खड़े ही हैं वह हमारी स्थिति है । 
स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। इसलिए महावीर पहले जादमी हैं इस पृथ्वी पर, 
जिन्होंने कहा, स्वगें और नर्क मनोदछ्शाएँ हैं, माइंड की स्टेट्स हैं, चित्त दशाएँ 
हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा कि मोक्ष स्थान के 
बाहर है ॥ बीयांड स्पेस है, वह कोई स्थान नहों हैँ । वह सिर्फ एक अवस्था 
- है। लेकिन जहां हम खड़े हैं वह नरक है। इस नक॑ की प्रतीति जितनी स्पष्ट * 
हो जाये, उतने आप प्रायशिचत में उतरेंगे | ओर इतनी . प्रगाढ़ यह धरतीति हो ह 
जाये कि आग जलने लगे आपके चारों तरफ, तो छलांग लग जायेगी भौर | 
रूपांतरण शुरू हो जायेगा । इस छलांग के पाँच सूच हम अब घीरे-घीरे शुरू 
करेंगे । यह पहला सूच है ओर ठीक से समक् लेना जरूरी है | जैसे संलीनता 
अन्तिम सूत्र है बाह्य तप का, मौर कीमती हैं क्योंकि उसके बाद ही प्रायश्चित 
हो सकता है । उसी तरह प्रायश्चित बहुत कीमती है, क्योंकि वह पहला सूत्र 
है जन्तर-तप का। अगर जाप प्रायश्चित नहीं कर सकते तो अन्तर्‌-तप 
में कोई प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वह द्वार है । आज इतना ही। 


ने नेह मेरे 


पन्द्रहवाँ प्रवचन 


पर्युषण व्याख्यान-माला, बंबई, दिनांक, १ सितम्बर, १९७१ 


विनय : अभ्यास नहीं, परिणति निरहंकारिता दी 


धम्म्ो मंगल मुक्किट्ठम्‌ , अद्दिस। संजमो वो । 
देवा वि व॑ नमंसन्ति, जस्स धस्मे सया सणो ॥१॥ 
अर्थ १--- 
घमं - सर्वेश्रेष्ठ मंगल है । (कौन सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और 
तपरूप घ॒र्मं । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलरन रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हें । 


अंतर-तप की दूसरी सीढ़ी हैं विचय | ध्रायदिचत के बाद हो विनय के 
चैदा होने की संभावना है। वयोंकि जब तक मव दूसरे के दोप देखता रहता 
है, तव तक विनय पैदा नहों हो सकती । जब तक मनुष्य सोचता है कि 
मुझे छोड़कर शेप सव गलत हैं, तब तक विनय पैदा नहीं हो सकती । विनय 
तो पैदा तभी हो सकती है, जब अहंकार दूसरों के दोष देखकर अपने को 
भरना बंद कर दे । इसे हम ऐसा समझें कि बहुंकार का भोजन है दूसरों के 
दोष देखना । इसलिए यह नहीं हो सकता कि आप दुसरों के दोप देखते चले 
जायें और अहंकार विसर्जित, हो जाये । क्योंकि एक तरफ आप भोजन दिये 
घले जाते हैं और दूसरी तरफ अहंकार को विससाजत करना चाहते हैं। यह 
व हो सकेगा । इसलिए महावीर ने बहुत वैज्ञानिक क्रम रखा है--प्रायश्चित 
पहले, क्योंकि प्रायशिचित के साथ ही जहंकार को भोजन मिलना बंद हो जाता है 


(१) पर निंदा का विटामिन 


वस्तुत: हम दूसरे के दोष देखते हो घयों हैं? शायद इसे आपने कभो 
डीक से न सोचा होगा कि हमें दूसरों के दोष देखने में इतना रस क्‍यों है? 
असल से दूसरों का दोप हम देखते ही इसलिए हूँ कि दूसरों का दोप जितना 
दिखायी पड़े, उतने ही हम निर्दोष मालूम पड़ते हैं ॥ ज्यादा दिखायी पड़े दपरे 
का दोष, तो हम ज्यादा निर्दोष दिखायी पड़ते हें ॥ उस पृष्ठभूमि में जहाँ दूसरे 
दोषी होते हैं, हम अपने को निर्दोप देख पाते हैंँ। अगर दूसरे निर्दोष दिखायी 
पड़े तो हम दोपी दिखायी पड़ने लगेंगे । इसलिए हम दूधरों की शबक्‍लें जितनी 
काली रंग सकते हैं, उतनी रंग देते हुँ । उनकी काली रंगी शक्‍लों के बीच ह्ट्म 
गौर वर्ण मालूम पड़ते हैं। अगर दूसरों के चेहरे गोर वर्ण हो सकें, तो हम 


नल न > 


डेणड महावीर - वाणी 


सहज ही काले दिखायी पड़ने लगेंगे । दुसरे के दोष देखने का जो आंतरिक रस 
है, वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की असफल चेष्टा है, और निर्दोषि कोई 
अपने को सिद्ध नहीं कर सकता । पमिर्दोष कोई हो सकता है, सिद्ध नहीं कर 
सकता । सच तो यह है कि सिद्ध करने की कोशिश मेँ ही मिर्दोष न होना छिपा 
है। निर्दोपिता सिद्ध करने की कोशिश भी ठीक नहीं है। कोई यदि 
आपको किसी के संबंध में कोई शुभ खबर दे तो मानने का भच नहीं होता । 
कोई भापसे कहे कि दूसरा व्यक्षित बहुत सज्जन, भछा, साधु है. वो मानने का 
मन नहीं होता । मन एक भीतरी रेसिस्टेंस, एक भीतरी प्रतिरोध करता है । 
मन भीवर से ऐसा कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता । इस भीतर की लहर 
पर थोड़ा ध्यान करें, अन्यथा विनय कभी उपलब्ध न होगी । 


जब कोई किसी की शुभ चर्चा करता है तो मन भानने को नहीं होता । 
भीतर एक रूदहर कंपित होती है और कहती है, प्रमाण क्‍या हैं कि दुसरा 
सज्जन है, साधु है ? यह प्रमाण की तलाश इसीलिए है, ताकि प्रमाणित किया 
जा सके कि हुसरा साधु नहीं, सज्जन नहीं । लेकिय कभी इसमें आपने इससे 
विपरीत बात देखी ? अगर कोई किसी के संबंध में निन्‍्दा करे तो आपका सत 
एकदम मानते को आतुर होता है। आप निन्‍्दा के लिए प्रमाण नहीं पूछते । 
अगर कोई आदमी कहे कि फर्ां आदमी ब्रह्मचारी है तो आप पूछते हैं अगराण 
क्या हैं ? छेक्षित कोई जादमी कहे कि फलां आदमी व्यभिचारी है तो आपने 
प्रमाण पूछा है कभी ? नहीं, क्योंकि फिर तो कोई जरूरत नहीं रह जाती प्रमाण 
की । घस, कहना पर्याप्त है । किसी ने कहा, वह पर्याप्त हैं। और ध्यान रहे, 
अगर कोई कहे कि दूसरा आदमी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध है तो भाप सत को 
मसोस कर भले मान सकते हैं, भ्रफुल्लता से नहीं॥ जोर जब गाव दूधरे से 
कहेंगे तो जितने जोर से उसने कहा था, उस जोर में कमी आा जायेगी | तीन 
चार आदमियों में यात्रा करते-करते वह ब्रह्मचर्य जो जागेंगा। सेकिन अगर 
किसी ने कहा कि फो जादमी व्यभिचारी है तो जब आप दूसरे से कहते हैँ वच 
आपने ख्याल किया हैं कि आप कितना ग्रुणित करते हैं उप्ते ? कितना मल्टी- 
प्लाय करते हैं? जितना रस उसने लिया था, उससे दुगुना रस आप दूसरे को 
सुनाते वक्‍त लेते हैं। पाँच आदमियों तक पहुँचते-पहुंचते पता चलेगा कि व र 
बढ़ा व्यभिचारी, उस्तसे ज्यादा व्यभिचारी आदमी दुनिया में कभी पैदा दी चंद 
हुआ । पाँच जादमियों के बीच पाप इतनी बड़ी यात्रा कर छेगा । 


महावीर - वाणी 224 
(२) निन्‍्दा का चैंक वेरेंस 


मन के इस आंतरिक रस को देखना, समभना जझूरी हैं। तो विनय की 
साधना का पहला सूत्र है कि हमारे अहंकार के सहारे कया हैं ? हम किस 
सहारे से अविनीत बने रहते हैं। वे सहारे न गिरे तो विनय उत्पन्त नहीं 
होगा । निन्‍्दा में रस मालूम होता है । स्तुति में पीड़ा मालूम होती है । और 
इसलिए लगर आपको किसी मजबूरी में किसी की स्तुति करनी पड़ती है, तो 
आप बहुत शीघक्र उसके सामने से हटकर तत्काल कहीं जाकर उसकी निन्दा 
करके बैंक वैलेंस वराबर कर छेते हैं। देर नहीं लगती । सन्तुरून पर ला देते 
हैं तराज़ू को बहुत शीघ्र । जब तक सन्तुलच न आ जाये तव तक मन को चैन 
नहीं पड़ता ॥ लेकिन इससे उल्दा इतनी आसानी से नहीं हो सकता । जब आप 
किसी को गालियाँ देते जाते हैं तो तरकाल आप सनन्‍्तुलन स्थापित नहीं करते 
कि कहीं जाकर उसके गुणों की भी धर्चा कर लें । मत की सहज इच्छा यह 
है कि दूसरे निन्दित हों ॥ इस तरह दूसरों का दोष तो हम हजारों मील से 
देख पाते हैं, अपना दोष इतने निकट रहकर भी चहीं देख पाते । 


(३) आजा मीरू की दूरी से झांकती करत 


मुलला नसरुद्दीन ने अपने यहाँ के मेयर को कई बार फोन किया कि एक 
स्ली बहुत अभद्र व्यवहार कर रही है मेरे साथ । अपनी खिड़की में इस भाँति 
खड़ी होती है कि उसकी मुद्राएं आमंत्रण देती हैँ और कभो-कभी अर्धमर्त भी 
वह खिड़की से दिखायी पड़ती है। इसे रोका जाना चाहिए। यह समाज की 
चीति पर हमला है। कई बार फोन किया, तो मेयर मुल्ला के घर आया। 
मुल्ला अपनी चौथी मंजिल पर ले गया खिड़की के पास से कहा, वह देखिए 
सामने का मकान | उसी में वह स्त्री रहती हैं। मकान सदी फे उस पार कोई 
आाघा सील दूर था ॥ सेयर से कहा, वह र्री उस मकान में रहती हैं और उस 
सकान की खिड़कियों से आपको टेम्पठेशंस पैदा करती है । उधर से आपको 
उकसाती हे । छेकिन यहाँ से तो खिड़की भी ठीक से नहीं दिखायी पड़ रहो, 
वह ज्ली कंसे दिखायी पड़ती होगी ? मुल्ला ने कहा, ठह्रो। स्टूल पर चढ़ो ॥ 


यह दूरबीन हाथ में छो, तब दिखायी पड़ेगी । छेकिन दोष उस र्री का हो है, 
जो बाधा सील दूर है । 


शोर फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि मुल्ला ने अपने गाँव के सनोचिकि- 
स्सक के दरवाजे को खटखटाया । भीतर गया, पूरा नग्त था १ 


हेफ ६ महावीर - वाणी 


मनोधचिकित्सक चौंका । ऊपर से नीचे तक देखा । 

मुल्ला ने कहा कि मैं यही पूछने आया हूँ और वही भूल भाप कर रहे हैं। 
मैं सड़कों से निकलता हूँ तो लोग न मालूम पागल हो गये हैं, मुर्के घूर-घूर कर 
देखते हैं । ऐसी क्या मुझमें कमी है या ऐसी क्‍या भूल है जो लोग मुझे घूरूघ्र 
कर देखते हैं ? मनोवैज्ञानिक खुद ही घूर-घूर कर देख रहा था क्योंकि मुल्ला 
निपट नग्न खड़ा था। मुल्ला ने कहा, पूरा गाँव पागल हो ग्रया मालूम पड़ता 
है । जहाँ से निकलता हूँ, वहीं से छोग घूर-घूर कर देखते हैं ॥ आपका विश्लेषण 
क्‍या है? 

मवोवैज्ञानिक मे कहा, ऐसा लगता है कि आप अदृदय वस्त्र पहने हुए हैं, 
दिखायी न पड़ने वाले वस्त्र पहने हुए हैं। शायद उन्हीं वस्त्रों को देखने के लिए 
लोग घ्‌र-धूर कर देखते होंगे । 

मुलला ने कहा, बिल्कुल ठीक ॥ तुम्हारी फीस क्या है ? मनोवैज्ञानिक ने 
सोचा कि ऐसा आदमी जाया है, इससे फीस ठीक से छे लेनी धाहिए १ उससे 
सौ रुपए फीस बताये । मुल्ला ने खीसे में हाथ डाला, नोट गिने और दिये । 

मनोवैज्ञानिक ने कहा, केकिन हाथ में कुछ भी नहीं है | 

मुल्ला ने कहा कि ये अहृश्य नोट हैं। ये दिखायी नहीं पड़ते । घूर-घूर 
कर देखो । दिखायी पड़ सकते हैं । 

आदमी खुद नग्न ध्ुमता हो बाजार में, तो भी शक होता है कि दूसरे 
लोग घुर-घूर कर क्‍यों देखते हैं ओर अपने घर से वह दूरबीन लगाकर आधा 
मील दूर किसी की खिड़की में देख सकता है और कट्द सकता है कि वहू ख्री 
मुझे प्रलोभित कर रही है। हम सब ऐसे ही हैं। हम सबके व्यवितत्व का 
तालमेल ऐसा ही है। तो विनय कैसे पैदा होगी ? वितय के पैदा द्वोने का 
कोई उपाय ही नहीं है। अहंकार ही पैदा होता है । जब कोई किसी की हत्या 
भी कर देता हैं तो यह नहीं मानता कि हत्या में मैं अपराधी हैँ । वह माप 
है कि उस आदमी ने ऐसा काम ही किया था कि हत्या करनी पड़ी । दोपी 
बही है । 

(४) केसे भी कोई मरे दोप उसी का होता है ! 


मुल्ला ने तोसरी शादी की थी । तीसरी पत्नी घर में आयी ती बड़ी 
तस्वीरें देखकर उसने पूछा, ये तस्‍वीरें किसकी हैं? मुल्ता से कटा, 


बड़ी 
मेरी 


महावीर - चाणी एप 


पिछली दो पत्नियों की। मुसलमान के घर में चार पत्नियाँ त्तो हो हो 
सकती हैं। लेकिन उसने पूछा, चे हैं कहाँ ? मुल्ला ने कहा, हैं कहाँ ! पहली 
मर गयी । मसरूम पायज़निंग । उसने कुकुस्मत्ते खा लिये जो जहरीले थे । 
उसने पूछा, और दूसरी कहाँ है ? मुल्ला ने कहा, वह भी मर गयी । फ्रैक्चर 
आफ द इस्कछ । खोपड़ी के हूुट जाने से । बढ द फाल्ड वाज हुु। भूल 
उसकी ही थी | मैं कितना ही कहूँ मासरूस खाने को, वह कुकुरमुत्ते खाने को 
राजी नहीं होती थी । तो खोपड़ी के हूटने से मर गयी । खोपड़ी मुल्ला ने 
तोड़ी कि वह मसरूम नहीं खाती, मगर दोप उसका ही था। भूछ उसकी 
दह्दीथी। 
भूल सदा दूसरे की है। भूल दब्द ही दूसरे को तरफ तीर वनाकर चलता 
हैं। वह कभी अपनी होती ही नहीं ॥ और जब गपनी नहीं होती तो विनय का 
कोई भी कारण नहीं है। बहंकार दूसरे को तरफ जाते हुए तीरों के बीच में 
निश्चित खड़ा होता हैं, बलशाली होता है, सघन होता है । इसलिए महावीर 
ने प्रायदिचत को पहला अन्तर-तप कहा कि पहले तो यह जान लेना जरूरी 
होगा कि न केवल मेरे कृत्य गलत हैं, बल्कि मैं ही गलत हूँ । इससे तीर सब 
बदल गये, रुख सब बदल गया । वे दूसरे की तरफ न जाकर अपनी तरफ 
मुड़ गये । ऐसी स्थिति में विनय को साधा जा सकता है। फिर भो महावीर ने 
निर-अहंकारिता नहीं कही । महावीर कह सकते थे, निर-अहंकार । लेकिन 
सहावीर ने 'इगोलेसनेस' नहीं कही ॥ कहा विनय, क्योंकि निर-अहंकार 
नकारात्मक है । और उसमें अहंकार की स्वीकृति है। अहंकार को इनकार 
करने के लिए ही उसका स्वीकार हैं। और जिसे हमें इनकार करने के लिए 
स्वीकार करना पड़े, उसे इनकार किया नहीं जा सकता । जैसे कोई आदमी यह 
नहीं कह सकता कि मैं मर गया हूँ, क्‍योंकि मैं मर गया हूँ कहने के लिए मैं 
जिल्दा हेँ को स्वीकार करना पड़ेगा । जैसे कोई आदमी यह नहीं सकता कि 
मैं घर के भीतर नहीं हूँ, क्योंकि घर के भीतर नही हैँ, यह कहने के लिए भी 
मुझे घर के भीतर होना पड़ेगा । निर-अहंकार की साधना में यही भूल हे 
कि मैं अहंकारी हूँ, इस वात को स्वीकार करना पड़ता हैं और इस अहंकार 
को निर-अहंकार में बदलने की कोशिश करनी पड़ती है । बहुत डर तो यही 
है कि वह जहंकार ही अपने ऊपर निर-अहंकार के वस्त्र ओढ़ छेगा और 
कहेगा देखो, मैं निर-बहंकारी हूँ । अहंकार है हो कहाँ मुझमें ? अहंकार यह 
भी कह सकता हैँ कि अहंकार मुझमें नहों है। तब वह विनय चबहीं रह 


छ्पय महावीर - वाणी 


जाती | वह अहंकार का ही एक रूप हैं। प्रच्छन्त, छिपा हुआ, गुप्त, भौर 
पहले वाले श्रकट रूप से ज्यादा खतरनाक है | इसलिए निर-अहंकार नहीं कहा 
है जानकर; क्योंकि कोई अंतर्‌-तप अगर तिःसंदेहात्मक रूप से पकड़ा जाये वो 
सुक्ष्म हो जायेगी वह वीमारी, जिसको आप हटाने चले थे, मिठाना कठित 
होगा । हां, विनय भा जाये तो आप निर-अहंकारी हो जायेंगे, लेकित सिर- 
बहँँकारी होने की कोशिश अहंकार को नष्ट वहीं कर पाती । अहंकार इतते 
विनम्र रूप ले सकता है, जिसका हिसाब छगाना कठिन है । महंकार कह सकता 
है कि मैं तो कुछ भी नहीं, बापके पैरों की घूल हूँ । 


श्र 


0 प 2 ८ 
(४) चोर फो कभी निर्णायक बनाकर देखिए 


विनय है पॉजिटिव । महावीर विधायक पर जोर दे रहे हैं कि आपके भीतर 
वह अवस्था जन्मे, जहां दूसरा दोषी नहीं रह जाता। गौर जिस क्षण मुझे 
अपने दोष दिखायी पड़ने शुरू होते हैं, उस क्षण विनय बहुत-बहुत रुपों में 
वरसतो है । एक तो वह व्यक्ति जो अपने दोप नहीं देखता, वह दुपरे 
के दोष बहुत कठोरता से देखता है। जिस व्यक्ति को अपने दोप दिखायी पड़ने 
शुरू होते हैं, वह दूसरों के दोषों के प्रति बहुत सहृदय हो जाता है, क्योंकि वह 
जानता है, मेरे भीतर भी यही है। सच तो यह है कि जिस आदमी ने चोरी 
न की हो, उस आदमी को चोरी के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं होदा 
चाहिए । क्योंकि वह समझ ही नहीं पायेगा कि चोरी मनुष्य कैसी स्थिति में 
कर लेता है। छेकित हम चोर को कभी चोर का निर्णय करने को न विठायेंगे। 
हम उसको विठायेंगे, जिसने कभी चोरी नहीं की है। उससे जो भी होगा, 
बह अन्याय होगा । अन्याय इसलिए होगा कि वह मत्ति कठोर होगा। भपने 
भीतर की कमजोरी जानकर, दूसरे की कमजोरी भी स्वाभाविक है, यह जो 
सहदय भाव आचया चाहिए, वह उसके भीतर नहीं होता । वह जावकर आप 
हैरान होंगे कि जिन्हें हम तथाकथित पापी कहते हैं, वे ज्यादा चहृदय होते 
हैं। और जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, वे सहदय चहीं होते । महात्मावा ५ 
ऐसी दुष्टता का धौर ऐसी कठोरता का छिपा हुआ जहर मिलेगा जेंसा कि 
पापियों में खोजते से भी नहीं मिलेगा ॥ 

यह बहुत उल्टा दिखायी पड़ता है! लेकिन इसके पीछे कारण है । यह 
उल्टा नहीं है। पापी दूपरे परापियों के श्रति सहृदय होता है, क्योंकि वह 


मद्दावीर - वाणी ८६ 


जानता हैकि में हो फमजोर हूँ, तो में किसकी कमजोरी की निन्‍्दा करूं। 
इसलिए किसी पापी ने दूसरे पापी के लिए नरक का आयोजन नहीं किया, 
पुण्यात्मा करते हैँ। उत्तका मन नहीं मानता कि उनको छोड़ा जा सके । 
ओर इस वात की पूरी संभावना है कि उनके पुण्प करने में केवल इतना ही 
सस हो कि दे पापियों को नीचा दिखा सकें। अहंकार ऐसे रस लेता है। 
इसलिए एक तो जैसे ही चेतना के तीर अपनी तरफ मुड़ जाते हैं और बपनी 
भूलें सहज ही दिखायी पड़नी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही दूसरों की भूलों के 
प्रति एक अत्यन्त सहदय भाव जाता है । तब हम जानते हैं कि दूसझे को दोषी 
कहना व्यर्थ है। इसलिए नहीं कि वह दोषी न होगा बल्कि इसलिए कि दोप 
इतने स्वाभाविक हैं, मुझमें भी हैं। और णव स्वयं में दोष दिखायी पड़ने शुरू 
होते हैं, तो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने का कारण नहीं रह जाता । 


(६) जो श्रेष्ठ को देखेगा चद्द निरूष्ट भी देखेगा 


लेकिन जैन शाख््र जो परिभाषा करते हैं विनय की, वह बड़ी ओर है । 
ने कहते हैं जो अपने से श्रेष्ठ हूँ उनका आदर विनय है।॥ ग्रुरुजनों का जादर, 
माता-पिता का आदर, श्रेष्ठननों का आदर, साधुओं का आदर, महाजनों का 
आदर, लोकमान्य पुरुषों का आदर---इनका आदर विनय है । यह बिल्कुल ही 
गलत है ॥ यह जामूल गलत है। यह जड़ से ही गलत है ॥ यह बात ठीक नहीं 
है। यह इसलिए ठीक नहीं है कि जो व्यक्ति दूसरे को श्रेष्ठ देखेगा, वह किसी 
को अपने से निकृष्ट देखता ही रहेगा। यह असम्भव है कि जापको कोई 
व्यक्त श्रेष्ठ दिखायी पड़े कौर कोई व्यक्त ऐसा ले मालूम पड़े जो आपसे 
निरृष्ट है। क्योंकि तराजू में एक पलड़ा नहीं होता । जाप जब तक दूसरे को 
श्रेष्ठ देख सकते हैं, तद तक आप तुरूना करते हैं । आप कहते हैं यह! आदमी श्रेंठठ 
है, क्योंकि में चोरी करता हूँ, यह आदमी चोरी नहीं करता । लेकिन तब आप 
इस घात को देखने से कैसे व्चेंगे कि कोई आदमी आपसे भी ज्यादा चोर है ? 
जाप कह सकते हैं कि यह जादमी साधु है॥ लेकिन तब आप यह देखने से 
कैसे चचेंगे कि दूसरा आदमी असाधु है ? जब तक जाप साधु को देख सकते 
हैं, तब तक असाघु को देखना पड़ेगा । और जब तक जाप श्रेष्ठ को देख सकते 
हैं तव तक अश्रेष्ठ आपकी आँखों में मोज़ूद रहेगा । तुलना के दो पलड़े होते हैं ॥ 
इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि महावीर का यह जर्थ हैं कि अपने से श्रेष्ठ जनों 
को आदर देना विनय है, क्योंकि निकृष्ट जनों को अनादर देता ही पड़ेगा | यह 


8६० महावीर - वाणी 


बहुत मजेदार बात है। यह हमने कप्नी नहीं सोचा। इस तरह हम सोचते 
नहीं | और जीवन बहुत जटिल है । हमारा सोचना बहुत बचकाना हैं। हम 
कहते हैं श्रेष्ठ जनों को आदर दें लेकिन निकृष्ठ जन दिखायी पड़ेंगे। जब आाप 
सीढ़ियों पर खड़े हो गये और अगर पीछे का दिखायी पड़ना बन्द हो जायेगा, 
तो जो आपके बागे है, वह आपसे आगे है, यह कीछे मालुम पड़ेगा ? बह पीछे 
की ही तुलना में आगे मालूम पड़ता है। अगर दो ही आदमी खड़े हैं तो कौत 
आगे हैं, यह कैसे पता चलेगा ? 


(७) गधे पर उल्टा बैठ चर पड़े म्ुल्छा 


मुल्ला के जीवन में एक बड़ी प्रीतिकर घदना हुईं है। कुछ विद्यार्थियों ने 
आकर मुल्ला से कहा कि कभी चलकर हमारी विद्यापीठ में हमें प्रवचन दो । 
मुल्ला मे कहा, अभी चलता हूँ। क्योंकि कल का क्या भरीसा ? और शिष्य 
बड़ी मुशिकिक से मिलते हैं। मुल्छा ते अपना गधा निकाला जिस पर वह 
सवारी करता था, लेकिन गधे पर उल्टा बैठ गया। बाजार से यह भद्भुत 
शोभा-यात्रा निकली--मुल्ला गधे पर उल्टा बैठा ॥ विद्यार्थी घोड़ी देर में 
बेचैन होने छगे, क्योंकि सड़क के लोग उत्सुक होने लगे और मुल्ला के साथ- 
साथ विद्यार्थी भी थक गये । लोग कहने छंगे, यह क्या मामला है ? एक 
पागल के पीछे जा रहे हो ? तुम्हारा दिमाग खराब है ? आखिर एक विद्यार्थी 
मे टह्विम्मतः जुटाकर कहा कि मुल्ला, यह क्या ढंग है बैठते का ? आप कृपा 
करके सीधे बैठ जायें । तुम्हारे साथ हमारी भी बदनामी हो रही है। मुल्डा 
ते कहा, लेकिन यदि मैं सीधा वैठूंगा तो बड़ी अविनय हो जायेगी ! उसने कह्दा, 


कैसी अविनय ? मुल्ला ने कहा, मैं अगर तुम्हारी तरफ 'पीठ करके बैंढू वो 
तुम्हारा अपमान होगा। और अगर मैं तुम्हारी तरफ पीठ करके न बैंढूँ तो 
तो मेरा अपमान होगा । सो 


तुम भेरे जागे चलो और मेरा गधा पीछे चलेगा ० 
दिस इज द ओचली वे दु कम्प्रोमाइज़ कि मैं गधे पर उल्दा बैंढूँ तुम्हारे बार 
चलूँ और हम दोनों के मुंह आमने-सामने रहें। इसमें दोनों की इज्जत की 
रक्षा है। लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं। हम दोनों अपनी इज्जत बचा 
रहे हैं । ये जो हमारी विनय की भावनाएं हैं, श्रेष्ठ जन कौन हैं, आगे कीच चल 
रहा है, ये निश्चित ही निर्भर करेंगी कि पीछे कौन चछता है। और जितना 
आप अपने श्ेष्ठनन को बआादर देंगे, उसी वरह मात्रा में आप अपने से निश्ृप्ट 
जन को अनादर देंगे । मात्रा बरावर होगी, क्योंकि जिन्दगी हर सम्रय संतुलन 


सहावीर - वाणी ४६९ 


करती हैं। अन्यथा वेचेनी पैदा हो जाती है । इसलिए जब झाप एक साधु खोजेंगे 
तो निश्चित रूप से आप एक असाधु को भी खोजेंगे। और तुलना बराबर हो 
जायेगी । जब भी आप एक भगवान्‌ खोजेंगे, तव आप एक भगवान्‌ ऐसा भी 
खोजेंगे, जिसकी निन्‍दा आपको अनिवाय्य होमी । जो छोग महावीर को भगवान्‌ 
मानते हैं, वे लोग घुद्ध को भगवान्‌ नहीं मान सकते, वे क्रृष्ण को भगवान्‌ नहीं 
मास सकते । जो लोग कृष्ण को भगवान्‌ मानते हैं, वे लोग महावीर को, 
बुद्ध को भगवान्‌ नहीं मानव सकते । नहीं मानव सकते, इसलिए कि संतुलन 
करना पड़ता है जिन्दगी में ॥ एक पलड़े पर भगवान्‌ को रख दिया तो दूसरे 
पर रखना पड़ेगा उसे, जो भगवान्‌ नहीं है । तभी संतुलन होगा । 


(८) हिन्दू ग्रेथों में महाजीर का उल्लेख क्यों नहीं मिलता 


जैन अगर किताबें लिखते हैं बुद्ध के बावत, ( क्योंकि बुद्ध और महावीर 
समकालीन थे और उनकी शिक्षाएं कई अर्थों में समान मालूम पड़ती थीं ) तो 
सैंने अब एक भी हिम्पतवर जैन नहीं देखए, जिसको दुद्ध को भगवान्‌ लिखने 
, की हिम्मत हो। अगर साथ-साथ लिखते भी हैं, तो लिखते हैं--मगवान्‌ 
महावीर, महात्मा बुद्ध | बहुत हिम्मतवर हैं जो महात्मा बुद्ध बिखते हैँ । केकिन 
उनकी भी हिम्मत नहीं जुट पाती कि वे भगवान्‌ बुद्ध लिख सके । भगवान्‌ 
कृष्ण कहना तो बहुत मुश्किल मामला है। क्‍योंकि शिक्षाएँ बहुत विपरीत हैं। 
तो कृष्ण को तो जैनों ने चर्क में डाल रखा हे । उनके हिसाब से इस समय 
कृष्ण वर्क में हैं । क्‍योंकि युद्ध इसी आदमी ने करवाया । ओऔर हिन्दू ने तो 
महावीर की कोई गणना नहीं की, किसी एक किताब में भी उल्लेख नहीं किया 
महावीर का, यात्री नरक में डालने योग्य भी नहीं माना। आप हो समझ 
लीजिए , कोई हिसाब नहीं रखा। अगर बौडों के ग्रंथ नष्ठ हो जायें तो जैनों के 
पास अपने ही ग्रंथों के सिवाय महावीर का हिन्दुस्तान में कोई उल्लेख नहीं रह 
जाता । हिन्दुओं ने तो गणना ही नहीं की कि यह आदसी कभी हुआ भी या 
नहीं ? इस भाँति महावीर जैसा आदमी पैदा हो, हिन्दुस्तान में पैदा हो, चारों 
त्तरफ हिन्दुओं से भरे समाज में पैदा हो और हिन्दुओं का एक भी शास्त्र 
उल्लेख न करता हो, यह जरा सोचने जैसा सवाल है। इसलिए जब पहली 
दफे पाश्चात्य विद्वानों ने महावीर पर काम शुरू किया, तो उन्हें शक हुआ कि यह 
आदमी कभी हुआ नहीं हीगा। क्‍योंकि हिन्दुओं के ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं 
हुआ, इसलिए असंभव है । तो उन्होंने सोचा, यह शायद बुद्ध का ही रुपाल 


ड्ध्र महावीर - वाणी 


है जैनों को, ये बुद्ध को ही मानने वाले दो तरह के लोग हैं। बुद्ध और महा- 
वीर को जो विशेषण दिये गये, वे कई जगह समान हैं, जैसे कि बुद्ध को भी 
जिन कहा गया है, महावीर को भी जिय, जिससे अपने को जीत लिया। 
भहावीर को भी वुद्ध पुरुष कहा गया है, बुद्ध को भी बुद्ध कहा गया है। तो 
उन्होंने सोचा शायद यह बुद्ध का ही भ्रम है। और पश्चिम के विद्वानों ने 
महावीर को सानने से इनकार कर दिया । 


इनकार करने का कारण था कि हिन्दु बड़ा समाज है, इसमें कहीं कोई 
खबर ही नहीं है कि महावीर हुए थे । ध्यान रहे, जैतों को कृष्ण को स्वीकार 
करता पड़ा, भले नरक में डालना पड़ा हो, अस्वीकार करना मुश्किल था। 
इतना बड़ा व्यक्ति था। उतने बड़े समाज का आदर और सम्माव था । लेकिन 
हिन्दू चाहें तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं 
है उल्लेख करने की | पर आइचबेजनक यह है कि एक को कोई भगवान्‌ समान 
ले तो दुसरे को मानता बड़ा कठिन हो जाता है ) कठिनाई यह हो जातदी है 
कि तौल खड़ी हो जाती है। दूसरे को दूसरे पलड़े पर रखता पड़ेगा भौर 
सस्तुलन बराबर बिठाना पड़ेगा । हम सब सच्तुलन बिठा रहे हैं। हम सब 
तुलनाएँ कर रहे हैं। इसोलिए यह जाइंचर्यनत्तक घढना घटती है कि इस 
पृथ्वी पर इतने-इतने अद्धुत छोग पैदा होते हैं, लेकिन उन भदुभुत लोगों 
में से हम एक का ही फायदा छठा पाते हैं, सवका तहीं उठा पाते। सबके 
हम हकदार हैं। हम बुद्ध के उतने ही वसीयतदार हैं जितने कि #ण्ण के, 
जितने कि मुहम्मद के, जितने कि क्राइस्ट के, जितने नानक के, जितने कवीर 
के। लेकिन नहीं, हम वत्ीयत छोड़ देंगे। हम तो एक के हकदार होंगे, 
शेष सबको हम इनकार कर देंगे । हमें इनकार करता पड़ेगा । बयोंकि जब 
हम स्वीकार करते हैं श्रेष्ठ को, तो हमें किसो को निक्ृष्ट की जगह रखना 
पड़ेगा, नहीं तो श्रेष्ठ को तौलने का मापदण्ड कहाँ होगा ! इससे विनय पेंदा 
नहीं होती ॥ 

जो आदमी कह॒ता है कि मैं महावीर के श्रति विनयएर्ण हूं, छेकिन चुद्ध 
के प्रति नहीं, वह समझ ले कि वह विनीत नहीं । और यह भी अपने महँकाद 


को भरते का ही एक ढंग है, क्योंकि अगर में महावीर से अपने को जोड़ रहा 


हूँ कि महावीर भगवान्‌ हैं, तो मैं भगवान्‌ से जुड़ता हूँ ! और तब दूसरे लोग 
जो भपने को बुद्ध से जोड़कर अहंकार को भर रहे हैं, उनके भहूंकार से मेरी 


मद्दवीर - वाणी घ्ध्३्‌ 


टक्कर शुद्ध हो जाती है। इससे मुझे अड़चन होने लगती है कि बुद्ध फैसे 
भगवान्‌ हो सकते हैं, क्योंकि अगर बुद्ध भगवान हैं, तो बुद्ध को मानने वाले 
भी श्रेष्ठ हो जाते हैँ। भगवान्‌ तो सिर्फ महावीर ही हैं और उनको मानने 
वाले श्रेष्ठ हैं, आयें हैँ । सारी दुनिया में यही पागलपन पेंदा होता हैं। यह 


हमारे अहंकार से पैदा हुआ रोग है। विनय का यह बर्थ नहीं है कि आप 
अपने से श्रेष्ठ को आदर दें। 


(९) बिना नाप तौछ की विनय 


दूसरी बात यह भी घ्याव रखने को है कि अगर श्रेष्ठ है वह भादमी, 
इसलिए आप आदर देते हैं तो आपके आदर देने में कोई गुण कहां रहा ? 
यह भी थोड़ा ख्यारहू में ले लें। अगर एक व्यवित श्रेष्ठ हैं तो आदर भापको 
देना पड़ता हैं, जाप देते नहीं । जापका क्‍या गुण है ? देने में आपका क्‍या 
रूपांतरण हो रहा है ? अगर एक व्यक्ति श्रेष्ठ है तो आपको आदर देना 
पड़ता है , ध्यप्न रहे, उत लजदुरी दल जएती है ५ बह अएकर शुण नहीं है ५ 
सौर अगर आपका गुण न हो, तो भापका णंतर-तप कैसे होगा ? अंतर-तप तो 
आपके भीतरी गूणों को जगाने की बात है । 


अगर मुझे कोहिंसूर सुंदर लगता है, तो वह्‌ कोहिनूर का सौंदये होगा, 
लेकिन जिस दिन मुझे सौंदर्य ककंड्-पत्थर में भी दिखायी पड़ने लगे, उत्तना 
ही जितवा कि कोहिनूर में दिखायी पड़ता है, सड़क पर पड़े हुए पत्थर में 
दिखायी पड़चे लगे, उस दिन कोहिनूर, कोहिनूर न रहा। अब मेरा गुण 
हुआ । जिस दिन मुझे सबकी तरफ विनय मालूम होने लगे बिना तौल के, 
उप दिन गुण मेरा है। और जब तक में तोल-तौल कर आदर देता हूँ तब 
तक मेरा गुण नहीं हैं। मजबूरी है । जो श्रेष्ठ है, उसे आदर देना पड़ता 
है। श्रेष्ठ को आदर देने के छिए आपको कुछ प्रयास, कोई श्रम, कोई 
परिवतेन नहीं करना पड़ता। इसलिए वह आपका तप कैसे हुआ ? वह 
श्रेष्ठ व्यक्ति का भले तप रहा हो कि वह श्रेष्ठ कैसे हुआ, लेकिन आप उसको 
बादर देते हैं तो आपका तप कैसे हुआ, आपकी साधना कैसे हुई ? सूरज 
निकलता है तो आप नमस्कार कर लेते हैं । फूल खिलता है तो आप गीत गा 
देते हैं ५ आप इसमें कहाँ जाते हैं ? ज्ञापके बिना पी फूल खिल जाता | भौर 
आपके गीत से फूल कुछ ज्यादा नहीं खिलता । और भापके विना भी सूरज 


४६४ महावीर - वाणी 


निकरू जाता और आपके नमस्कार से सुरज की चमक नहीं बढ़ती । आपका 
इसमें कहाँ मूल्य है ? आप इसमें कहाँ आते हैं? आप इसमें कहीं भी 
सहीं आते । 


(१०) हीनताअ्रथि के शिकार हैं आप या सचम॒च हीन है ? 


मुलला नसरुद्दीन मनोवैज्ञानिक से सलाह छेता था निरंतर, क्योंकि उसे 
निरंतर चिन्ताएँ, तकलोफें, मन में न जाने कितने जाल खड़े हो जाते थे । उसने 
मनोवैज्ञानिक से जाकर कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इनफीरियाॉरिटी 
कॉम्प्लेक्स है, हीनता की ग्रंथि सताती है । सुल्तान निकलता है रास्ते से तो मुके 
लगता है कि मैं हीन हूँ । एक महाकवि गाँव में आकर गीता गाता है, तो मुर्के 
लगता है कि मैं हीन हैं। नगर सेठ की हवेली ऊँची उठती चली जाती है, त्तो 
मुझे लगता है कि मैं हीन हूँ । एक ताकिक तक करते लगता हैं तो मुझे लगता 
है कि मैं हीन हूँ । मैं इस हीनता की प्नन्थि से मुक्त कंसे होऊँ? उस मनो- 
वैज्ञानिक ने कहा कि डोंट सफर अननेसेसरिली | यू आर नॉट सफर्रिग फ्रॉम 
इनफी रियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर इनफीरियर | उस मवोवैज्ञानिक ने कहा कि 
आपको हीनता की ग्रंथि से परेशानी नहीं हो रही है, आप हीन हैं। इसमें 
कोई बीमारी नहीं है, यह तथ्य है । 


ध्यान रहे, जब आप किसी के सामने तथ्य की तरह हीन हो हैं, तो 
आपको आदर देना पड़ता है। अगर एक कालिदास झाकुतलछ पढ़ता हो और 
आपको आदर देना पड़े या एक तानसेन सितार वबजाता हो और आपका सिर 
भुक जाये तो आप इस भूल में मत पड़ता कि आपने आदर दिया है, बल्कि 
आपको आदर देना पड़ा है। लेकिव हमारा मन है कि जहाँ हमें देना पड़ता 
है, वहाँ भी मानता है कि हमने दिया है। यह भी अपने अहँकार की पुष्टि 
है कि मैंने दिया आदर ?! तो महावीर यह नहीं कह सकते कि श्रेप्ठजनों के 
प्रति आदर, क्योंकि वह होता ही है । उसका कोई मृल्य ही नहीं हैं । विंता 
किसी भेदभाव के आदर हो, तब विनय पैदा होती है । श्रेष्ठ मश्नेष्ठ का कोई 
सवाल ही नहीं है--जीवन के प्रति आदर, अस्तित्व के प्रति आदर, जो हैं उसके 
प्रति आदर | वह है यही वया कम है ! एक पत्थर है, एक फुल है, एक सूरज है, 
एक आदमी है, एक चोर है, एक साथु है, एक वेईमान है--वे हैं । इनका होता 
ही पर्याप्त है । मौर इनके प्रति जो आदर है, अयर यह आदर सहये हो जाथ 


सद्दावीर - वाणी ७६४ 


तो यह जापका अंतः-तप है। तब यह गुण आपका है । तब आप परिवर्तित 
होते हैं । 


हि ० पे 2 प 9 
(११) श्रेष्ठठा तय करने का तराजू क्‍या हे ? 


फिर दूसरी वात कि यह कैसे तय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। यह जो घास 
फहते हैं कि खेछठ, महाजन, गुरुजन, तो केसे तय करेंगे कौन है? क्‍या 
है उपाय जाँचने का भापके पास ? कैसे तौलियेगा ? क्योंकि मनेक लोग 
सहावीर के पास भी आकर लोट जाते हैं और कह जाते हैं कि ये गुरु नहीं 
हैं। कनेक लोग क्राइस्ट को सूली पर लटका देते हैं यह मानकर कि आवारा, 
लफंगा है, उसको दुनिया से हटाना जरूरी है, नुकसान पहुँचा रहा है। भौर 
ध्यान रहे जिन लोगों ने जीसस को सूली दी थी, वे उस समय के भले गौर 
श्रेष्ठनन थे । अच्छे लोग थे । प््यायाघीश थे। घमंगुरु थे । राजनेता थे । उस 
समय के जो घनी लोग थे, उन्होंने ही जीसस को सूली दी थी। भौर हर 
सूली देना अगर हम तोलने चलें तो वे ठीक ही मालूम पड़ते हैँ, क्योंकि णीसस 
वेश्याजों के चर में ठहर गये ५ जो णादमी चेइपाओों के घर में झहए जाये, वह 
आदसी श्रेष्ठ के हो सकता है ? क्योंकि जीसस छाराबघरों में शरावियों से 
दोस्ती कर छेते थे, और जो घराब घरों में वैठता हो, उसका क्या भरोसा ? 
क्योंकि जीसस उन लोगों के घरों में ठहर जाते थे, जो बदनाम थे; तो 
बदनाम आादमियों से जिसकी दोस्ती हो, वह आदमी तो अपने संग-साथ से ही 
पहचाना जाता है। जो समाज के बाहर कर दिये गये थे, उनके बीच सें मी 
जीसस की मैन्नी थी, निकटता थी । तो वह आदमी भछा कैसे था ? यह आदमी 
चली श्ाती हुई फ्रम्परा का विरोध करता था, मंदिर के पुरोहितों का विरोध 
करता था। यह कहता था कि जो स्राघु दिखायी पड़ रहे हैं, वे साधु नहीं 
हैं; सो यह झादपी भला कैसे था? उस समाज के भछे जादपी ने इस आदमी को 
सूली पर लटका दिया | पर आज हम जानते हैं कि बात कुछ गड़बड़ हो गयी । 


(१२) खुकरात को जहर देनेवाले भी भके द्वीथे ! 


सुकरात को जिन लोगों ने जहर दिया था, वे लोग उस समाज के श्रेष्ठ- 
जन ये । कोई बुरे लोगों ने जहर नहीं दिया था| अच्छे लोगों ने जहर दिया 
था। और इसलिए दिया था कि सुकरात को मौजूदगी समाज की नैतिकता 
को नष्ठ करने का कारण वन सकती थी। क्योंकि सुकरात सल्देह पैदा कर 


४६६ महावीर - वाणी 


रहा था। तो जो भलेजन थे, थे घिन्तित हुए। वे चिन्तित हुए कि इससे 
कहीं नयी पीढ़ी नष्ठ न हो जाये । सुकरात को जहर देने के पहले उन्होंने एक 
विकल्प दिया था कि सुकरात तुम एथेंस छोड़कर चले जाओ और ब्रत लो 
कि अब दुबारा एयेंस में प्रवेश नहीं करोगे, तो हम तुम्हें मुक्त छोड़ दे सकते 
हैं। लेकिन हम तुम्हें एेंस के समाज को नष्ट नहीं करने देंगे । या तो तुम 
यह वायदा करो कि अब तुम एथेंस में शिक्षा नहीं दोगे, तो हम तुम्हें एथेंस 
में ही रहने देंगे। लेकिन अब तुम जबान बन्द रखोगे क्योंकि तुम्हारे शब्द 
नयी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं। जो लोग थे, वे भले थे । स्वभावतः जो नयी 
पीढ़ी के लिए चिन्तित थे । 


इस तरह देखें तो सभी लोग नयी पीढ़ी के लिए चिंतित होते हैं। और 
उनकी चिन्ता से नयी पीढ़ी विगड़ती चली जा रही है। घनी कौन है, श्रेष्ठ 
कौत है ? घन्त हैं जिसके पास वह, पांडित्य है जिसके पात वह। यश हल 
जिसके पास वह। तो फिर यश जिद रास्तों से यात्रा करता है, उन रास्तों 
को देखें तो पता चलेगा कि यश बहुत श्रेष्ठ रास्तों से उपछब्ध नहीं होता हैं। 
लेकिन सफलता सभी अश्रेष्ठताओं को पोंछ डालती है | घत कोई साधु मार्गों से' 
उपलब्ध नहीं होता । लेकिन उपलब्धि पुराने इतिहास को नया रंग दे देती 
है । कौत है श्रेष्ठ ? समाज उसे श्रेष्ठ कहता है जो समाज के नियम मानता 
हैं। लेकिन इस जगत्‌ में हम जिन छोगों को पीछे शेष्ठ कहते हैं, वे वही लोग 
हैं जो समाज के नियम तोड़ते हैं । चुद्ध भाज श्रेष्ठ हैं, महावीर आज श्रेष्ठ हैं, 
कबीर आज श्रेष्ठ हैं। लेकिन अपने समाज में नहीं थे ] क्योंकि वे समाज के 
नीति-नियम तोड़ रहे थे | वे बगावती थे । वे दुश्मन थे समाज क्के। 


(१३) जीविव वीर्थकरों को कोई नहीं पूछता 


जौर आज न्नी जो महावीर को श्रेष्ठ कहता हैं, लेकिन अगर कोई बगावती 
खड़ा होता है तो उसको समाज कहेगा कि यह आदमी खतरनाक है | इसलिए 
मरे हुए तीर्थंकर भाहत होते हैं, जीवित तीर्थेकरों का आहत होना बहुत मुश्किल 
है । क्‍योंकि जीवित तीर्थंकर बगावती होता है। मरा हुआ चीर्थंकर मरे हुए 
होने की वजह से घीरे-घीरे स्वीकृत ही जावा है। इस्टेब्लिश्नमेन्ट का, स्वापित 
का, न्यस्त मूल्यों का हिस्सा हो जाता है । फिर कोई कठिनाई नहीं रद्द जाती । 
भव महावीर से क्या कठिनाई है ? महावीर से जरा भी कठिनाई नहीं है । 


महावीर - वाणी ४६७ 


महावीर नष्त खड़े ये शौर महावीर के छ्षिप्य कपड़े की दुकानें कर रहे हैं पूरे 
मुल्क में | कोई कठिनाई नहीं है। महावीर के शिष्य जितना कपड़ा वेचते हैँ 
कोई और नहीं बेंचता ॥ मेरे एक निकट सम्बन्धी हैं। उनकी दुकान का नाम 
है दिगम्बर वलॉय शॉप । दिग्रम्बर वलॉयथ छाप ? नंगों को कपड़ों की दुकान हा 
महावीर सुनें तो बहुत हैरान छोंगे कि और तुम्हें कोई नाम नहीं मिला 7 
लेकिन जब कोई दिक्कत नहीं हैं, क्योंकि दिगम्बर में और उस वलॉय शॉप में 
कहीं कोई विरोध नहीं है । लेकिन महावीर अगर नंगे दुकान के सामने खड़े 
हो जायें, तो विरोध साफ दिखायी पड़ेगा कि यह आदमी नंगा खड़ा है जौर हम 
कपड़े बेच रहे हैं ।॥ हम इसके शिष्य हैं, वात क्या है ? अगर नग्न होना पुण्य है 
तो कपड़े बेचना पाप हो जायेगा, क्योंकि दूसरों को कपड़ा पहनाना अच्छी वात्त 
नहीं है, नाहक उनको पाप में ढकेलना है । केकिन मरे हुए महावीर से कोई 
बाधा नहीं माती, रूयाऊलू नहीं आाता। जब मैंने उन्हें यह याद दिलाया तो 
उन्होंने कहा, शाइचयें है, यह तो हम तीस साल से बोर्ड लगाये हुए हैं और 
हमें कभी ख्याल ही नहीं क्लाया कि दिगम्बर और कपड़े में कोई विरोघ है | 


सच है, ख्याल ही नहीं आाता | मुर्दा तीर्थंकर हमारी व्यवस्था में सम्मिलित 
हो जाता है। हम उसकी बग्यावत्र को गिरा देते हैं, शब्दों पर नया रंग पॉलिश 
कर देते हैं। लेकिन जिसको इतिहास पीछे से श्रेष्ठ कहता है, उसको अपना 
समय उसको हमेद्या उपद्रवी कहता है । फिर किसको आदर ? क्योंकि फिर तो 
श्रेष्ठ जाँचने का कोई उपाय घहीं है कि महाजन कौन है 4 महाजनो येन गतः 
स पंथा---जिस मार्ग पर महाजन जाते हैं वही मार्ग है । 


लेकिन महाजन फोन ? मुहम्मद महाजन हैं ? महाचीर को मानने वाला 
कभी न सान पायेगा कि आप क्‍या बात कर रदे हैं ५ आदमी तलवार को हाथ 
में लिये खड़ा हो वह महाजन ? कौन है महाजन ? मुहम्मद को मानने वाला 
कभी न मान पायेगा कि महावीर महाजन हैं। क्योंकि वह कहता है कि जो आदमी 
बुराई के खिलाफ तलवार भी नहीं उठाता, वह आदमी नपुन्सक है । वल्ीव है १ 
जब इतनी बुराई चलती है तो तलवार उठती चाहिए । नहीं तो तुम क्‍या हो, 
तुम मुर्दे हो ॥ घर्में तो जीवष्त होता चाहिए | धर्म के हाथ में तो तलवार होगी 
जैसे कि मुहम्मद के हाथ में तलवार है ॥ हालांकि तलवार पर लिखा है 'घान्ति 
मेरा सन्देश है ।! इस्लाम का मतलब दधान्ति होता हैं। एक जैनी ऐसा की 
सोच ही नहीं सकता कि इस्काम ओर शान्ति एक हैं। इसका भी कोई सम्बन्ध 


ध्ध्८ महावीर - बाणी 


हैं ? लेकिन मुहम्मद कहते हैं जो शांति तलवार की धार में बन नहीं सकती है, 
तहू बच नहीं सकती । बचेगी कँसे ? 


(१४) तोछने की सहज तरकीव 


तब फिर कोई है श्रेष्ठ ? कैसे तौलिएगा ? इसलिए हमसे तौलने का 
एक रास्ता निकाला है। हमें तौलमा नहीं पड़ता । हम जन्म से तौलते हैं । 
अगर मैं जैन धर्म में पैदा हुआ तो महावीर श्रेष्ठ | अगर इस्लाम घर्म में पैदा 
हुआ तो मुहम्मद श्रेष्ठ । यह तौलने से बचने की तरकीय है । यह एक ऐसा 
उपाय खोजना है, जिसमें तौछना नहीं पड़ता । जन्म हो गया, तो वह नियति 
हो गयी । उससे तुल जाती है वात कि श्रेष्ठ कौच है। आप सभी इसी तरह 
तौल रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, किसको आदर देना हैं। आप जैन साधु को 
आदर देते हैं तो यह जानकर आदर देते हैँ कि वह साधु है या यह जावकर 
आदर देते हैं कि वह जैन है? साधु को तौलने का उपाय कहां है ? के 
सौलिएगा ? वह मुूंहपट्डी निकालकर अछग कर दे भौर आदर खत्म हो 
जायेगा । तो आप किसको मादर दे रहे थे, मूँहपद्टी को या आदमी को ? 
मुंहपट्टी फिर वापस लगा छे, आप फिर पैर छूते लगेंगे। मुंहपंट्टी नीचे रख 
- दै, तो भाप पछतायेंगे कि इस जादमी का पैर क्‍यों छुआ ! मुँहपट्टी लगा ले 
दो स्वायत # बाप मूँहपट्टी को देख रहे हैं कि आदमी को ? लगता ऐसा है 
कि मूंहपट्टी असली चीज है। यानी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भादमी 
मुंहफ्ट्ी लगाये हुए हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि मूँहप्ट्टी आदमी 
को लगाये हुये है। क्योंकि असली चौज मुंहपट्टी है। आखिरी निर्णय 
वही करती है। भादमी तो निर्णायक है नहीं। अगर बुद्ध भी आ जायें आपके 
मंदिर में, तो आप इतना भादर उनको नहीं देंगे जितना आदर मुंहपदट्टी लगाये 
एक मुनि को देंगे, क्योंकि घुंहपट्दी हैं । 
ये तरकीबें हमते क्यों सोची हैं? इसका कारण है। वयोंकि मापदंद 

का कोई उपाय नहीं है। इनसे हम रास्ता बना लेते हैं तौलते का । यह 

आपकी मजदूरी है कि श्रेष्ठ कोन है, इसकी जांच के लिए कोई तटायू वहीं 

है + इसलिए हम ऊपरी चिह्न वना छेते हैं, उनसे तोलने में आसामी हो जावी 

है । पीछे के आदमी की हम बकवाद छोड़ देते हैं। हमारे छिए तो निपढारा 

हो गया क्ियह कादमी साथु है, पेर छुनो । घर जाओ, विनय करो । छेकिन 

सहावीर इस वरह की वचकानी बातें नहीं कह सकते । यह चाइल्ब्य है 

महावीर यह नहीं कह सकते हैं कि तुम श्रेप्ठ को आदर देना। क्योंकि थे 


मद्दावीर - वाणी ४६६ 


को जादर कैसे दोगे ? श्रेष्ठ कौन है, यह हम कैसे जानेंगे ? और जब तुम 
श्रेष्ठ को जानने जाओगे तो तुम्हें निकृष्ट फो जानना पड़ेगा । जौर जब चुम 
श्रेष्ठ की परीक्षा करोगे तो कैसे परीक्षा करोगे ? उसके सब पापों का हिंसाव 
रखना पड़ेगा कि रात में पानी तो नहीं पी लेता, कि छिपाकर कुछ सा तो 
नहीं छेता, साबुन की वटिया तो नहीं अपने झोले में दवाये हुए है, दृथपेस्ट तो 
नहीं करता है यह सब पता रखना पड़ेगा । और इसका पता वही रख सकता 
है जिसको निंदा में रस आता हो, जो दूसरे को निकृप्ट सिद्ध करने चन्ना हो ॥ 
यह वह आदमी नहीं कर सकता जो विनयपुरों हैं। इससे क्या प्रमोजन है 
उसे कि कौन आदमी हूथपेस्ट रखता है कि नहीं रखता हैं। यह चिन्तन ही 


बताता है कि यह जो आदमी सोच रहा है, उसमें विनय नहीं है । महाबीर यह 
नहीं कहते ॥ 


(१५) विनय चाहिए तो शातनामा हटाइए 


महावीर कहते हैं कि विनय. एक आंतरिक गुर है। बाहर से उसका 
कोई संबंध नहीं है । वह अनकंडोशनल है, वेशते हे ॥ चह यह नहीं कहता कि 
तुम ऐसे होवोगे तो में आदर दूँगा। वह यह कहता है. तुम हो, यही पर्याप्त 
है। मैं तुम्हें आादर दूंगा व्योंकि आदर भांतरिक ग्रुण है। जौर आदर मनुष्य 
को अंतरात्मा की तरफ ले जाता है। मैं तुमको आदर दूंगा वेशर्त | तुम शराब 
पीते हो या नहीं पीते हो, यह सवाल नहीं है | तुम जीवन हो, यह काफी है। 
ओर तुम्हें यह पुरा अस्तित्व जिला रहा है। सूरज.तुम्हें रोशनी दे रहा है ६ 
वह इन्कार नहीं करता कि तुम दाराब पीते हो। हवाएँ ओऑक्प्लीजन देने से 
सुकरती नहीं, कि तुम बेईमान हो। भाकाश कहता नहीं कि हम तुमकी जगह 
न देंगे क्योंकि तुम आदमी अच्छे नहीं हो । जब तुम्हें यह पूरा अस्तित्व स्वीकार 
करता है तो मैं कौन हूँ हो तुम्हें अस्वीकार करूँ। तुम हो तना काफी हैं, 
मैं तुम्हें आदर देता हूँ, में तुम्हें सम्मान देता हेँ॥ जीवन के प्रति इस सहज 
सम्मान का ताम विनय है--सहज, अकारण, वेशते, खोजवीन के बिना, क्योंकि 
खोजबीन हो नहीं सकती । जो यह करता है वह आदमी विनीत नहीं होता । 
छगर मैं कहें कि तुम मेरी शर्तें पूरी करो इतनी, तब मैं तुमको आदर दूंगा तो 
मैं उस आादमी को आदर नहीं दे रहा हुँ । मैं अपनी दार्तों को आदर दे रहा हूँ । 
मौर जो आदमी मेरी शर्तों को पूरी करने को राजी हो जाता है, नह आदर 
योग्य नहीं है। वह गुलाम है। वह आदर पाने के लिए छार्तें पूरी करता है । 


न्‌०्० सहावीर - वाणी 


हम साधुओं से कहते हैं, तुप ऐसा करो, पैदल चलो, इधर मत आओ, उघर 
मत जाओभो तो हम तुम्हें आदर देंगे---ये सब अनकही शर्तें हैं। अगर इसमें कोई 
गड़बड़ करता है तो आदर विलीन हो जाता है। अगर इनको मानकर चलता 
है तो आदर जारी रहता है। और इसलिए एक दुघंटना घढती है कि साधुओं 
में जो प्रतिभा होनी चाहिए, वह धीरे-धीरे खो जाती है। और साधुओं की 
तरफ सिर्फ जड़ बुद्धि लोग उत्सुक हो पाते हैं, क्योंकि जड़ बुद्धि ही जापके 
सियमों को मान सकते हैं । बुद्धिमान आपके इतने सियमों को नहीं मान सकता। 
इसलिए यह दुर्घटला घटती है कि जब भी सच में कोई साधु पुरुष पैदा होता 
है वो नया घर्म खड़ा करना पड़ता है क्योंकि पुराने धर्म में उसके लिए कोई 
जगह नहीं होती । अगर नानक पैदा हो जाये तो उसके लिए नया धर्म अनि- 
वार्यत: खड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई पुराना घर्मं उसको जगह नहीं देता, 
इसलिए कि किसी के नियम जबरदस्ती मानने को वह इसलिए मात्र राजी न 
होगा क्रि आप आदर देंगे । वह कहता है, भादर की क्या जरूरत है ? मैं अपने 
ढंग से जिऊँगा, जो मुझे ढीक लगता है। और उसका ठीक लगना किसी पुराने 
धर्में को ढीक नहीं लगेगा । क्योंकि पुराने घ॒र्मं और लोगों के आस-पास निर्मित 


हुए हैं, उनके ठीक होने का ढंग मोर था । 
(१६) क्या सुदस्मद्‌ को खुर्गंध वहुत पसन्द थी ? 


मुसलमान यह सोच भी नहीं सकते कि नानक में भी कोई समझ हो 
सकती है। वे मर्दाना को साथ में लिए गाँव-गाँव गीत गाते फिरते हैं। जब 
कि संगीत से दुश्मनी है इस्ठाम की । मस्जिद में संगीत प्रवेश नहीं कर सकता | 
मस्जिद के सामने से निकल नहीं सकता । और यह आदमी मर्दाता को लिये 
हुए गाते जगह-जगह घूम रहा हैँ । मर्दाना तो मुसलमान था जो नानक के 
साथ साज बजाता था। तो मुसलमानों ने उसको डिसओन कर दिया कि यह 
आदमी कैसा है ! यह मुसलमाव हो ही नहीं सकता । संगीत से तो दुश्मनी है 
इस्लाम की । मुहम्मद के लिए संगीत में कोई रस न रहा होगा । इसमें कौई 
कठिनाई नहीं हैं । यह भी हो सकता है कि मुहम्मद को संगीत के माध्यम से 
निम्न वासनाएँ जागती हुई मालुम -हुई होंगी और उन्होंने इन्कार कर दिया 
होगा । लेकिन सभी को ऐसा होता है, यह जरूरी नहीं है । किन्हीं के भीतर 
संगीत के माध्यम से श्रेष्ठतम का जन्म होना झुरू होता है। छैकिन मुहम्मद 
का अपना अनुभव आधार बनेगा । मुहम्मद को सुगंध बहुत पसन्द थी। इस- 


महावीर - वाणी ४०९ 


लए अभी भी मुसलमान वेचारे ईद के दिन एक दूसरे को इतर लगाते देखे 
जाते हैं । ममी भी सुगंध से मुसलमानों को प्रेम है। वह प्रेम सिर्फ परंपरा है. 
इसलिए कि मुहम्मद को वहुत पसन्द हैं। असल में ऐसा मालूम पड़ता है कि 
सुगंध मुंहम्मद को वहीं ले जाती है, जहाँ कुछ छोगों को संगीत ले जाता है। 
सुगंध भी एक इंद्रिय-रस है जैसे संगीत कान का रस है वैसे ही सुगंध नाक का 
रस है। केकिन मालूम होता है कि मुहम्मद सुगंध से बड़ी ऊँचाइयों की ओर जाते 
ये। शौर उनके लिए सुगंध का एसोसिएशन बहुत गहरा बन गया होगा । 
संभव है जब उन्हें पहली दफे इलहाम हुआ, जब उन्हें पहली बार प्रभु का 
सन्देश मिला, तब पहाड़ के आस-पास फूल खिले होंगे । सुगंध उसके साथ 
जुड़ गयी होगी । जरूर ऐसी कोई घटना होगी । सिर्फ सुगंध उनके लिए द्वार 
बन गयी । जब वे सुगंध में होंगे, तव वह द्वार खुल जायेगा । छेकिन यही बात 
संगीत में हो सकती है। और यही वात नृत्य में हो सकती है । यही बात 
अनेक-अनेक रूपों में हो सकती है। पर मुहम्मद हों तो शायद समभ भी 
जायें । मुहम्मद तो हैं नहीं, तो पीछे चलनेवाला आदमी कहता है कि संगीत 
नहीं बजने देंगे, क्योंकि संगीत इन्कार है। तो फिर नानक को मुसलमान कैसे 
स्वीकार करें ? हिन्दू भी स्वीकार नहीं कर सकते नानक को । क्योंकि नानक 
गृहस्थ हैं । वे संन्‍्यासी नहीं हैं ॥ पत्नी है, घर है, कपड़े भी वे साधारण पहनते 


हैँ गृहस्थ जैसे । गृहस्थ को हिन्दू कसे स्वीकार करें ? ज्ञानी तो संन्यासी 
होता है । 


(१७) कावा भी सही--चुतखाना भी 


फिर नानक ओर भी ज्यादा गड़बड़ करते हैं। सभी जानने वाले लोग 
एक अर्थ में डिस्टॉवग होते हैं, क्योंकि वे सब पुरानी व्यवस्था से फिर नये 
होते हैं। यहां नानक गड़बड़ यह करते हैं कि वे काबा भी चले जाते हैं, 
सस्जिद में भी ठहर जाते हैं । तो हिंदू कैसे मानें कि जो आदमी मस्जिद में 
उहर जाता है वह आदमी घामिक ही सकता है ! मन्दिर में ही क्‍यों न ठहरे ! 
इस भ्रकार जो विनय श्रेष्ठ को किन्‍्हीं घारणाओों को मानकर चलती है, वह सिर्फ 
अँंबी होगी, परंपरागत होगी, रूढ़िगत होगी, वह ऋरांतिकारी नहीं होगी। उससे' 
जंतर-भाविर्भाव नहीं होता | अंतर-आविर्भाव होता है तो आदर सहज ही हो 
जाता है। वह पत्थर के प्रति भी होता है, पौधे के प्रति भी होता हैं, बह अस्तित्व 


मात्र के प्रति होता है । इससे कोई संबंध नहीं कि वह कौन है, और क्या 
रू ने॥ ३ थ 
कोई दातें नहीं है । वह है, बस इतना काफी है । के के 


(०० सहावीर - वाणी 


हम साधुओं से कहते हैं, तुम ऐसा करो, पैदल चलो, इधर मत आशभो, उधर 
मत जाओ तो हम तुम्हें आदर देंगे---ये सब अनकही शर्तें हैं। अगर इसमें कोई 
गड़बड़ केरता है तो आदर विलीन हो जाता है। अगर इनको मानकर चलता 
है तो भादर जारी रहता है। और इसलिए एक दुर्घटना घटती है कि साधुओं 
में जो प्रतिभा होनी चाहिए, वह धीरे-घीरे खो जाती है। और साधुओं की 
तरफ सिर्फ जड़ बुद्धि लोग उत्सुक हो पाते हैं, क्योंकि जड़ बुद्धि ही आपके 
नियमों को मान सकते हैं | बुद्धिमान आपके इतने तियमों को नहीं मान सकता। 
इसलिए यह दुर्घेटना घटती है कि जब भी सच में कोई साधु पुरुष पैदा होता 
है तो नया घर्मं खड़ा करना पड़ता है क्‍योंकि पुराने घर्म में उसके लिए कोई 
जगह नहीं होती । अगर नानक पैदा हो जाये तो उसके छिए नया धर्म अनि- 
चार्येत: खड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई पुराना घर्मं उसको जगह नहीं देता, 
इसलिए कि किसी के नियम जबरदस्ती माचने को वह इसलिए मात्र राजी न 
होगा क्रि आप आदर देंगे | चह' कहता है, आदर की क्या जरूरत है ? मैं अपने 
ढंग से जिऊँगा, जो मुझे ठीक लगता है । और उसका ठीक लगना किसी पुराने 
धर्म को ठीक नहीं लूंग्रेगा । क्‍योंकि पुराने धर्म और लोगों के आस-पास निर्मित 


हुए हैं, उनके ठीक होने का ढंग और था । 
(१६) क्‍या सुहम्मद्‌ को खुर्गंध चहुत पसन्द थी ? 


मुसलमान यह सोच भी नहीं सकते कि नानक में भी कोई समभ ही 
सकती है । वे मर्दाना को साथ में लिए गाँवन्‍गाँव गीत गाते फिरते हैं। जब 
कि संगीत से दुश्मवी है इस्लाम की । मस्जिद में संगीत प्रवेश नहीं कर सकता। 
मस्जिद के सामने से निकल नहीं सकता । और यह आदमी मर्दाना को लिये 
हुए गाते जगह-जगह घूम रहा है। मर्दाना तो मुसलमान था जो नानक के 
साथ साज बजाता था । तो सुप्तलमानों ने उसको डिसओत कर दिया कि यह 
आदमी कैसा है ! यह मुसलमान हो ही वहीं सकता । संगीत से तो दुश्मनी है 
इस्लाम की । मुहम्मद के लिए संगीत में कोई रस न रहा होगा । इसमें कोई 
कठिनाई नहीं हैं । यह भी हो सकता है कि मुहम्मद को संगीत के माध्यम से 
निम्न वासनाएँ जागती हुई मालूम हुई होंगी और उन्होंने इन्कार कर दिया 
होगा । लेकिन समी को ऐसा होता है, यह जरूरी नहीं है । किन्‍्हीं के भीतर 
संगीत के माध्यम से श्रेष्ठतम का जन्म होवा शुरू होता है। छेकिन मुहम्मद 
का अपना अनुभव आधार बनेगा । मुहम्मद को सुगंध बहुत पसन्द थी। इस- 


महावीर - वाणी ४०१ 


(लिए अभी भी मुसलमान वेचारे ईद के दिन एक दूसरे को इत्तर लगाते देखे 
जाते हैं । अभी भी सुगंध से मुसलमानों को प्रेम है । वह प्रेम सिफ परंपरा है.। 
इसलिए कि मुहम्मद को बहुत पसन्द हैं। असल में ऐसा मालूम पड़ता है कि 
सुगंघ मुंहम्मद को वहीं ले जाती है, जहाँ कुछ लोगों को संगीत ले जाता है 
सुगंध भी एक इंद्रिय-रस है जैसे संगीत कान का रस है वैसे ही सुगंध नाक का 
रस है। लेकिन मालूम होता है कि मुहम्मद सुगंघ से वड़ी ऊंचाइयों की ओर जाते 
थभे। भौर उसके लिए सुगंध का एसोसिएशन बहुत गहरा बन गया होगा ॥ 
संभव है जब उन्हें पहली दफें इलहाम हुआ, जब उन्हें पहली बार प्रभु का 
सन्देश मिला, तब पहाड़ के आस-पास फूल खिले होंगे । सुगंध उसके साथ 
जुड़ गयी होगी । जरूर ऐसी कोई घटना होगी ॥ सिर्फ सुगंध उनके लिए द्वार 
बत' गयी । जब वे सुगंध में होंगे, तव वह द्वार खुल जायेगा । छेकित यही बात 
संगीत में हो सकती है। और यही वात नृत्य में हो सकती है । यही बात 
धअनेक-अनेक रूपों में हो सकती है। पर मुहम्मद हों तो शायद समझ भी 
जायें । मुहम्मद तो हैं नहीं, तो पीछे चलनेवाला आदमी कहता है कि संगीत 
नहीं बजने देंगे, क्योंकि संगीत इन्कार है। तो फिर नानक को मुसऊमान कैसे 
स्वीकार करें ? हिन्दू भी स्वीकार नहीं कर सकते नानक को । क्योंकि नानक 
गृहस्थ हैं । वे संन्‍्यासी नहीं हैं। पत्नी है, घर है, कपड़े भी वे साधारण पहनते 


हैं गृहस्थ जैसे । गृहस्थ को हिन्दू कंसे स्वीकार करें ? ज्ञानी तो संन्‍्यासी 
होता है । 


(१७) कावा भी सही--बुतखाना भी 


फिर नानक बौर भी ज्यादा गड़बड़ करते हैं। सभी जानने वाले लोग 
एक अर्थ में डिस्टबिग होते हैं, क्योंकि वे सब पुरानी व्यवस्था से फिर नये 
होते हैं। यहां नानक गड़बड़ यह' करते हैं कि वे काबा भी चले जाते हैं, 
सस्जिद में भी ठहर जाते हैं। तो हिंदू कैसे मानें कि जो आदमी मस्जिद में 
ठहर जाता है वह आदमी घामिक हो सकता है ! मन्दिर में ही क्‍यों न ठहये ! 
इस प्रकार जो विनय श्रेष्ठ की किन्‍्हीं घारणाओं को मानकर चलती है, वह सिर्फ 
अंघी होगी, परंपरागत होगी, रूढ़िगत होगी, वह ऋांतिकारी नहीं होगी। उससे 
' अंतर-भाविर्भाव नहीं होता । अंतर-जाविर्भाव होता है तो आदर सहज ही हो 


जाता है। वह पत्थर के प्रति भी होता है, पौधे के प्रति भी होता हैं, व त्व 
स्‍ > +» वह अस्तित्व 
मात्र के प्रति होता है । इससे कोई संबंध नहीं कि वह कौन है, और बा 
कोई शर्त नहीं हैं। वह है, वस इतना काफी है । 


न०्र महावीर - वाणी 


विनय को जो ऐसी स्थिति है, वह प्रायदिचत के बाव ही सध सकती है । 
भीर संघ जाये तो जीवन में आचंद का हिंसाव नहीं रह जाता। क्यों? 
क्योंकि जितना हम धुसरों का दोष देखते हैं, मन को उतना ही दुख होता है । 
ओर जितने दूबरों के दीष देखते हैं उतने ही अपने दोष वहीं देखते । ठेकिन 
जब दूसरे में कोई दोप नहीं दिखता तो दुसरों से दुख आना बन्द हो जाता 
हैं। जब कोई आदमी मुक पर क्रोध करता है तो मैं यह चहीं मानता कि 
यह उसका दोष है, बुराई है। इतना मानता हूँ कि ऐसा उससे घढित हो 
रहा है। तो फिर मैं उसके क्रोध से दुखी नहीं होता । अगर मैं जा रहा हूँ 
भौर किसी वृक्ष की डाली मेरे ऊपर गिर जाये तो मैं खड़े होकर वृक्ष को 
भाली नहीं देवा ।॥ हालांकि कुछ लोग देते हैं। बिवा याली दिये वे मान' नहीं 
सकते, वक्ष को भी गाछी देते हैं। पर वे भी मानेंगे गाली देने के चाद कि 
बह बेकार थी बात, सिर्फ भादत बस थी; क्योंकि वृक्ष की क्या पता कि मैं 
मिकल रहा हूँ, क्या प्रयोजत मुझे मारने का ? चोट पहुँचाने का क्या अर्थ 
है ? वृक्ष को हम गाली नहीं देते हैं, क्योंकि वृक्ष से हमारा प्रयोजन नहीं हैं । 
शाखा टहूटवी थी, हवा का झोंका भारी था, दफाव तेज था, वृक्ष जरा-जी्ण घा, 
गिर गया, संयोग की बात कि हम नीचे थे । जो आदमी बिनयप््ण हीता है, 
तो जब भाष उसको गाली देते हैं वव वह ऐसा ही मानता है कि मत सें इसके 
क्रोध भरा होगा, परेशान होगा चित्त, जरा-जीर्णे होगा, गाली विकल गयी; 
संयोग की बात थी कि हम पास थे। जौर कोई पास होता तो किसी भर से 
निपटते । मगर इससे वितय में कोई बाधा चहीं पड़ती । इससे दुल्ल भी नहीं 
आता । इससे ऐसा भी नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया ? 


(१८) जीसस और जुदास 


विनोत्त झादमी मानता है कि वही हो रहा है, जो होता चाहिए और वही हो 
सकता है । और जो हो रहा है, वह स्वीकार है| पर इससे कीई अंतर 
नहीं पड़ता । जीसस जुदास के पैर पड़ लेते हैं। और उसी रात जिस रात 
पकड़े जाते हैं जुदास के पैर पड़ना, जुदास का हाथ लेकर इमना विचित्र 
था। कोई पूछता है, आप यह क्‍या कर रहे हैं ? आपको पता है भौर हमें 
भी घोड़ी-योड़ी खबर है कि यह आदमी दुश्मनों के साथ मिला है) जीसछ 
कहते हैं, इससे वया फर्क पड़ता हैं। यह क्या करेगा और वया कर सकता हैं, 
यह सवाल नहीं है । यह है, यही काफी आनन्द है । फिर शायद इससे दुबारा 


महावीर - वाणी ण्‌०ण्दे 


मिलने का मौका भीन मिले। मैं बच जाऊे तो भीन मिले ) क्योंकि फिर 
यह आदमी ह्यायद निकट जाने का साहस न जुटा पाये। मैं न वचूं, तब तो 
कोई सवाल ही नहीं । मैं कल मर जाऊँ तो मेरा यह संबंध, मेरा यह पैर का 
छुना इसे याद रहेगा, वह शायद इसके किसी काम पड़ जाये। पर इससे 
कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्‍या करेगा। यह इरेलेवेंट है। विनय के लिए 
यह बात असंगत है कि आप क्या करते हैं। जाप हैं, इतना काफी हैं। विनय 
बेश्त सम्मान है । अल्बर्ट दावीत्जर ने ठीक शब्द का उपयोग किया है महावीर 
के विनय का अर्थ । अगर हम ठीक छाव्द पकड़ें इस सदी में तो शवीत्जर 
ठीक मिलेगा । शबीत्जर ने एक किताब लिखी--रिव्हरेंस फॉर लाइफ” 
( जीवन ने प्रति सम्मान ) । तो यह नहीं कि एक तितली को बचा लेंगे 
मौर एक विच्छू को न बचा लेंगे। शवीत्जर सभी को बचाने की कोशिदा 
करेगा। माता कि बिच्छू को वचाने में विच्छू डंक मार सकता है, 
वहू उसका स्वभाव है । इसके कारण सम्मान में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
हम बिच्छू से यह नहीं कह सकते कि तुम डंक न मारोगे, तो ही हम सम्मान 
देंगे । हम जानते हैं कि विच्छू का डंक मारना स्वभाव है। वह डंक मार 
सकता है। सबीत्जर उसको भी बचाने की कोशिश करेगा । कक्‍्योंक्रि जीवन 
के प्रति वहू एक सम्मान कर रहा है। और जीवन के प्रति सम्मान हो तो 
आपके दुख असम्भव हैं। क्योंकि सब दुख जाप दातों के कारण लेते हैं। 
ध्यान रहे सब दुख सशतें हैं। आपकी कोई छात्ें है इसलिए दुख पाते हैं। 
जिसकी कोई हछार्त नहीं है, वह दुःख नहीं पाता। दुःख का कोई कारण नहीं 
रह जाता । और जब जाप दुख नहीं पाते, तो जो आप पाते है वही अपनन्‍्द है। 


(१६) अछरूग-अरग आकार में सत्य 


जीसस ने कहा है कि अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो। नीत्शे ने जीसस के इसः 
वक्तव्य पर आलोचना करते हुए लिखा है कि इसका तो मतलब यह हुआ कि 
जाप शत्न में शत्र्‌ को देखते हुए शत्रु को प्रेम करें, तो शत्रुता तो दिखायी पड़ती 
है । और जब शत्रुता दिखायी पड़ती है तब प्रेम कैसे करोगे ? उप्तका वक्तव्य 
तकंपूर्ण है, लेकिन सम्यक्‌ नहीं है । निदिचत जो कह रहा है वह तर्कय॒क्‍त हैं. 
फिर भी सत्य नहीं । जीसस अगर उत्तर दे सकें तो यही कहेंगे कि मानव कीः 
शत्रुता दिखती है छैकिन' फिर भी प्रेम करो, क्योंकि शत्रता जहाँ दिखती है. 
वह उसका व्यवहार है । और जो उसके भीतर छिपा है, बह उसका अस्तित्व । 


ऋ०४ महावीर - वाणी 


है | हमारा सम्मान अस्तित्व के लिए हैं। वह बेशतं हैं। माना कि वह गाली 
दे रहा है, पत्थर मार रहा है, हत्या करने _को कोशिश कर रहा हैं, वह सब 
ठीक है। यह जो वह कर रहा है, यह वह जाने । 


इस संबंध में यह भी आपको याद दिला दूं जो कि उपयोगी होगा कि 
महावीर, बुद्ध या कृष्ण--इन सबकी चिस्तना में बहुत-बहुत फासले हैं, बहुत 
भेद हैं । होंगे ही । जब भी किसी व्यक्ति से सत्य उत्तरेगा, तो वह नये आकार 
लेता है, उस व्यक्ति के आकार लेता है| सत्य मिराकार तो उतर नहीं सकता। 
जब किसी से उतरता है, तो उस व्यक्ति का आकार ले छेता है। लेकिन एक 
बहुत अद्भुत वात है कि इस पृथ्वी पर भारत में पैदा हुए समस्त धर्म एक 
सिद्धांत को मानते में सहमत हैं, वह है कर्म । वाकी सब मामलों में भेद हैं । 
बड़े-बड़े लोगों में भेद हैं। परमात्मा है या नहीं, तो हिन्दू कहेंगे है, जैन कहेंगे , 
नहीं है | भात्मा है कि नहीं, तो हिन्दू और जैन कहते हैं है। बुद्ध कहते हैं नहीं 
है। इतने बड़े मामलों में फासला है। छेकित एक मामले में, जो हमारी नजर 
में भी नहीं आता और जो इस सबसे ज्यादा कीमती है, उसमें कोई फासला 
नहीं है | वह सेंट्रल है, केंद्रीय हैं। परिधि पर भगड़े हो सकते हैं, केंद्र में नहीं । 
वह है कर्म का विचार। उसमें कोई फर्क नहीं है । इस देश में पैदा हुए सारे 
चर्म कर्म के विचार से राजी हैं। बुद्ध जो जात्मा को नहीं मानते, परमात्मा 
को नहीं मानते, वे भी कहते हैं कर्म है। हिन्दू परमात्मा को भी मानते हैं, बात्मा 


को भी मानते हैं, वे भी कहते हैं कम है । 
(२०) सभी कुछ देंन कर्मा की 


इस विनय के संदस में कम की एक बात आपको याद दिला देती जरूरी 
है कि जब भी कोई कुछ कर रहा है, वह अपने कर्मों के कारण कर रहा है, 
आपके कारण नहीं । भर जो आप कर रहे हैं, वह अपने कर्मों के कारण कर 
रहे है, उसके कारण नहीं। अगर यह ख्याल में भा जाये तो विनय सहज ही 
उतर आयेगी । एक आादमी गाली दे रहा है तो वजहें हो सकती हैं, इसके 
विश्लेषण हो सकते हैं। एक आदमी मेरे पास गाता है और मुझे गाली देता 
है, तो इसे मैं दो तरह से जोड़ सकता हूँ कि या तो वह इसलिए गाली दे रहा 
है कि मुझे गाली देने योग्य आदमी मावता है यानी गाली को में अपने से 
जोड़” । एक तो रास्ता यह है । और एक रास्ता यह हैं कि वह आदमी इसलिए 


महावीर - वाणी मक्ल 


जाली देता है कि उसके अतीत के कर्मो ने वह्‌ स्थिति पैदा कर दी कि उसमें 
जाली पैदा हो रही हैं। तब मैं अपने से नहीं जोड़ता, उप्तके कर्मो से जोड़ता हूँ | 
अगर मैं अपने से जोड़ता हूँ तो वड़ी मुश्किल है विनय की साधना। कैसे 
सघेगी ? आदमी सामने खड़ा गाली दे रहा है, इसको में कैसे आदर करूं ? मन 
यह कहेगा कि अगर कोई गाली दे और तुम मादर करो, तो यह उसको गाली 
देने का निमंमण हैं। अगर कोई गाली दे जौर हम उसे आदर करें तो हम 
उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं। तक निरंतर यह कहता है कि हम प्रोत्साहन 
दे रहे हैं, इससे तो वह और गाली देगा ।॥ और यह भी मान लें कि हमें गाली 
देगा तो कोई हज नहीं, लेकिन हमारे प्रोत्साहन से वह दूसरों को भी गाली 
देगा | क्योंकि आदमी को रस लग जायेगा और उसको पता चल जायेगा कि 
गाली देने से आदर मिलता हैँ ॥ हमें दे, तव तक तो ठीक, लेकिव वह दूसरों 
को भी देगा । अगर किसी आदमी को यह पता चल जाये कि मारपीट करने 
से लोग सम्मान देते हैं, सांप्टांग दंडवत करते हैं, त्तो वह औरों को भी मारेगा । 
और अगर वह औरों को मारेगा तो उसका जिम्मा भो हम पर जायेगा ॥ 
क्योंकि न हम उसे आादर देते, न वह मारने को उत्सुक होता । इसोलिए तो 
मुहम्मद कहते हैं कि वहीं ठोक कर दो जो गड़बड़ करे। अगर तुमने उसको 
आदर दिया, दुसरे चांठे के लिए गाल उसके सामने कर दिया, तो वह अपना 
चाँटा कहीं भी घुमाने छगेगा, किसी को भी छगाने लगेगा । इसकी आशा मेँ 
के अब दूसरा गाल सामने आता होगा चांटा लगाने के लिए। छेकिन कर्म 
दूसरे तरह से भी जोड़ा जा सकता है जो ना इस्लाम जोड़ सका, न ईसाइयत 
जोड़ सकी | इसलिए इस्छाम कौर ईसाइयत में बहुत मौलिक भाधार की कमी 
“हैं । और वह कमी है कर्म के विचार की । 


(२१) डुनिया को खून से रंगनेवाले ईसा के अनुयायी 


इसलिए जीसस ने इतने प्रेम की बातें कहों और इतना अहिंसात्मक उपदेश 
“दिया, लेकिन ईसाइयत ने सिर्फ तलवार चलायी कौर खून बहाया । मुहम्भद 
के सामले में तो हम यह भी कह सकते हैं कि तलवार तो उनके खुद के हाथ 
सें थी, इसलिए अगर मुसलमानों ने तलवार उठायी तो उसमें एक संगति हैं ॥ 
सलेकिन जीसस के मामले में तो यह भी त्हीं कहा जा सकता, क्योंकि उस 
जादमी के हाथ में कोई तलवार न थी। लेकिन ईसाइयत से इस्लाम से कम 
झुत्याएँ नहीं कीं । इस पृथ्वी को, इस सारी दुनिया को खून से रंग देनेवाले 


घ्०६ महावीर - वाणी 


लोग ईसाइयत और इस्लाम से जाये । सोचें, भला बात क्‍या होगी, भूल क्या: 
होगी, क्या कारण होगा ? जीसस जैसा आदमी जिससे इतनी प्रेम की बातें. 
कहीं, उसकी भी परंपरा इतनी उपद्रवी सिद्ध हुई, इसका कारण.क्या है ? 

इसका कारण है न तो जीसस, और न॒मुहम्मद, दोनों में से कोई भी कर्म को 
व्यक्ति की अंतर-शूंखला से नहीं जोड़ पाया । वहीं भूल हो गयी । भौर जितनी? 
दुनिया वैज्ञानिक होती जायेगी वह भूल साफ दिखायी पड़ेगी । 


(२२) क्रोध का सहज गणित 


इसे ऐसा सोचें कि जब भी आप क्रोघ करते हैं, असल में आप दुसरे पद 
क्रोध नहीं करते । दुसरा सिर्फ तिमित्त होता है । आप क्रोध को संग्रहीत किये 
होते हैं अपने ही कर्मों से, अपनी ही कलह की यात्रा से । क्रोध आपके भीतर 
भरा होता है, जैसे क्रुएँ में पानी भरा होता है और कोई बाल्टी डालकर खींच" 
लेता है । बैंसे ही कोई गाली डालकर आपके क्रीध् को बाहर निकाल छेता' 
है, बस ! वह निमित्त ब्रनता है। वो निमित्त पर इतना क्रोध हुआ क्यों 
बाल्टी को गाली देंगे कि उसमें पानी है ? पानी तो कुएँ से ही आता है, बाल्टी' 
तो छैकर सिर्फ बाहर दिखा देती हैं। वो विनयपुर्ण आदमी धन्यवाद देगा, 
उसको जिसने गाली दी क्योंकि अगर वह गाली न देवा तो अपने भीतर के 
क्रोध का दर्शन मे होता । वह वाल्दी बच गया ) उससे क्रोध वाहर निकाछ। 
कर बता दिया। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि निन्दक नियरे राखिये;. 
जाँगन कुटी छवाय | वह जो तुम्हारी निन्‍दा करता है उसको तो अपने बगल" 
में ही ठहरा लेना । क्योंकि वह बाल्टी डालता रहेगा और वुम्हारे भीतर कीः 
चीजें निकाल कर तुम्हें बताता रहेगा। अकेले में पड़ गये तो पता नहीं, कुएँ 
में पानी भरा रहे और भूल जाय कुआँ कि उसमें पानी है, क्योंकि कुएँ को भीः 
पत्ता तब चलता हैं, जब बाल्टी कुएँ से पायी खींचती है । और अगर वाल्‍टी' 
फूटी हो तो और भी ज्यादा पता चलूता है । निन्दक सव फूढी बाल्दी ही जैसे 
होते हैं । पानी की भयंकर बौछार कुएं में होने लूगती है और कुएँ की पहली 
दफे नींद दुट्ती है तो पत्ता चलता है कि यह कया हो हा है। अगर वाल्टी व 
हो तो कुआं खुद सोया रहेगा, पता भी न चलेगा। इसलिए लोग जंगल की 
ओर भागते रहे । वह बाल्टी से बचने की कोशिश है । छेकिन उससे पानी नर्ष्ट 
नहीं दो जाता। आप कितना ही जंगल को भाग जायें, जंगल के कुएँ को कमः 
पता चलता होगा । वर्योकि बहाँ कभी-कभी कोई यात्री वाल्टी डालता होगा 8 


महावीर - वाणी ४०७ 


'था अगर रास्ता निर्जेच हो और कोई न चलता हो तो कुएं को पता भी नहीं 
चलता होगा कि मेरे भीतर पानी है. जैसे जंगल में बैठे साथु को हो जाता है 
कभी कोई निकलने वाला कुछ गलत-सही बातें कर दे, तो शायद बाल्टो पड़ती 
है । जगर रास्ता बिल्कुल निर्जेन हो, तो वह भी नहीं। इसलिए साधु निर्जन 
रास्ता खोजता है, निर्जेव स्थान खोज लेता है। अगर इसीलिए खोज रहा है, 
सो गलती कर रहा है। जगर यही कारण है कि मेरे भीतर जो भरा है वह 


दिखायी न पड़े किसी के कारण, तो गलती कर रहा है, भयंकर गलती कर 
'श्हा है । 


(२३) फ्ल्टू आपमें पहले से होता हैं 


महावीर कहते हैं कि दूसरा अपने कर्मों की श्ंखला में नया कर्म करता 

है, तुमसे उसका कोई भो संबंध नहीं । इतना ही संबंध है कि छुम सौके पर 
उपस्थित थे और उसके भीतर विस्फोट के लिए निमित्त बने। इस बात को 
'दूसरी तरह भी सोच लेचा है कि तुम जब किसी के, छिए विस्फोट करते हो, 
तब वह भी निमित्त ही है। तुम ही अपनी >इंखला में जीते और चलते हो | 
डसे हम यदि ऐसा समझे तो हायद इसे सम्रकना आसान पड़ जाये | दस 
आदमी एक हो मकान में हैं, एक आदमी बीमार पड़ जाता है। उसे पल्नु पकड़ 
लेती है । चिकित्सक उसे कहता हैं, वायरस है| लेकिन घर में दस आदमी हैं, 
उनमें से नौ को नहीं पकड़त्ली है। तो चिकित्सक की कहों बुनियादी भूल तो 
'मादूम पड़ती है। वायरस इसी आदमी को खोजता है। मतलब केवल इतना 
हैं कि वायरस निमित्त बच सके, लेकिन इस आदमी के भीतर बीमारी संग्रहीत 
है। नहीं तो बाकी लोगों को वायरस क्‍यों नहीं पकड़ता ?' कोई दोस्ती हैं, 

कोई दुश्मनी है ! बाकी लोगों को नहीं, इस आदमी को ही पकड़ लिया ? इस 

. आदमी को इसलिए पकड़ लिया हैं कि इस आदमी के भोतर वह स्थित है, 
जिसमें वायरस निमित्त बनकर फ्लू को पैदा कर सकता है। बाकी लोगों के 


"भीतर वह स्थित्ति नहीं है। तो वायरस जाता है, चला जाता है । वह उनके 
'आओीतर फ्लू पैदा नहीं कर पाता । 


9] हा ऐ पु 
(२४) क्रोध और अहंकार : चोर-चोर मौसेरे भाई 


्‌ का अब सवाल यह है कि क्‍या फ्लू वायरस पैदा करती हैं। अगर ऐसा भाप 
देखते हैं तो शाप महावीर को कभी न समझ पायेंगे । महावीर कहते हैं फल 


श्०ग्८ सहावीर - वाणी 


की तैयारी आप करते हैं, वायरस केवल मेनिफैस्ट करता है, प्रकट करता है ६ 
तैयारी आप करते हैं, जिम्मेदार आप हैं। जिम्मेदारी सदा आपकी हैँ। आस- 
पास जो घटित होकर प्रकट होता है, वह सिर्फ निमित्त है, तो उस पर क्रोध का 
कोई कारण नहीं रह जाता । घन्यवाद दिया भी जा सकता है। क्रोध का कोई 
कारण नहीं रह जाता । और तब, तब छ्लापमें अहंकार के खड़े होने की कोई 
जगह नहीं रह जाती । ध्यान रहे, जहाँ क्रोध है, वहाँ भीतर अहंकार है ! भौर 
जहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ भीतर अहंकार नहीं । क्योंकि क्रोध सिर्फ अहंकार के 
बीच जारी रही वाघाभों से पैदा होता है, और किसी कारण से पैदा नहीं 
होता । अगर आपके अहंकार की तृप्ति होती जाये, तो आप कभी क्रोधित नहीं 
होंगे । अगर सारी दुनिया आपके अहंकार को तृप्त करने को राजी हो जाये तो 
आप कभी क्रोधी न होंगे । आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्रोध भी कोई 
चीज थी । लेकिन अभी कोई आपके मार्ग में बाधा डालने फो तैयार हो जाये 
!चो आपका ऋध प्रकट होने लगेगा । जब अहंकार बवरुद्ध होता है, तब क्रोध 
पेदा होता है । लेकिन अगर मैं यह मानता हूँ कि झ्वाप अपने कर्मों से चलते हैं, 
मैं अपने कर्मों से चलता हूँ, तब तो क्रोध का कोई कारण ही न रहा। हम 
राह पर कहीं-कहीं मिलते हैं, किसी चौरस्ते पर मुलाकात हो जाती है, लेकिन 
फिर भी आप अपने से ही बोलते हैं, मैं अपने से ही बोलता हूँ । मैं अपने से ही 
व्यवहार करता हूँ, आप अपने से ही व्यवहार करते हैं। कहीं प्रकट जगत्‌ में 
हमारे व्यवहार एक-दूसरे से तालमेल खा जाते हैं। तव वह सिर्फ निमित्त हैं 
उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने का कोई कारण नहीं । तो फिर क्रोष 
का भी कोई कारण नहीं॥ और क्रोध का कोई कारण न हो तो अहंकार 
बिखर जाता है, सघन नहीं रह पाता । 


(२४५) आपकी छाती में छुरया भोंके जाने पर विनय 


कया कहती है? 


विनय बड़ी वैज्ञासिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में दोप दूसरे में नहीं होता 
है । दूसरा मेरे दुःख का कारण नहीं है। दूसरा श्रेष्ठ भर अश्रेष्ठ नहीं हैं । 
दूसरे से मैं कोई तुलना नहीं फरता | दूसरे पर मैं कोई धर्ते नहीं बाँवता कि 
इस छार्ते को पूरा करोगे तो मेरा आदर, तो मेरा प्रेम तुम्हें मिलेगा, सम्माद 
मिलेगा । मैं वेशर्त जीवन को सम्मान देता हूँ । और प्रत्येक व्यक्ति मपने कर्म 
से चल रहा है । अगर मुझसे कोई भूल होती है तो में उसे अपने भीतर अपने 


महावीर - वाणी ड०६ 


कर्म की श्यूंखला में खोज । अगर दूसरे कोई भूल होती है तो यह उसका काम 
है | इससे मेरा कोई संबंध नहीं । अगर एक भादमी मेरी छाती में छुरा भोंफक 
जाता है, तो भी यह कर्म उसका है । मेरा कोई भी संबंध नहीं । छाती में 
छूरा भेरे जरूर भुंक जाता है, केकिन इससे फिर भी मेरा कोई स्वंध नहीं है । 
यह काम उसका ही है। वही जाने । वही इसके फल पायेगा। नहीं पायेगा 
यह उसकी बात है । यह मेरा काम नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है । 


महावीर इतना जरूर कहते हैं कि झगर भेरी छाती में छुरा भुंकता है, तो 
इससे मेरा इत्तता संघंध हो सकता है कि अपनी पिछली यात्रा में मैंने यह 
तैयारी करवायी हो कि मेरी छाती में छूरा भोंके । इसका मेरी छाती में जाना 
मेरे पिछले कर्मों की कुछ तैयारी होगी । बस उससे मेरा सम्बन्ध है। लेकिन 
उस्त आदमी के मेरी छाती में छरा भोंकने से मेरा कोई संबंध नहीं । इससे 
उसकी अपनी अंतर्यात्रा का संबंध है। यह वात साफनसाफ दिखायी पड़ जाये 
कि हम पैरेलल अन्तर-घाराएँ हैं कर्मों की, हम समानान्तर दौड़ रहे हैं और 
प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर से जी रहा है, लेकिन जब-जवब हम जोड़ छेते हैँ 
अपने से दूसरे की घारा को, तभी कष्ट शुरू होता है, तो बविनय जाकार ले छेती 
है । विनय केवल इस बात की सूचना है कि जब मैं अपने से किसी को जोड़ता 
नहीं । इसलिए महावीर ने विनय को अंत्तर-तप फहा है| वर्योकि वह स्वयं को 
दूसरे से तोड़ लेना है । बिना पता चले चीजें हूट जाती हैं। और जब आपके 
और मेरे बीच कोई संयंध नहीं रह जाता, न प्रेम का, न घृणा का--संबंध ही 
तहीं रह जाता, सिर्फ निभित्त के संबंध रह जाते हैं; तव न कोई श्रेष्ठ होता है, 
तन कोई अश्नेष्ठ है, न कोई मित्र है, न कोई शन्नु है, न कोई मेरा बुरा करने 
की कोशिश कर रहा है, न कोई मेरा भला करने की कोशिश कर रहा है । 
महावीर कहते हैं जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, में हो कर रहा है। भला तो 
भला, घुरा तो वुरा । मैं ही अपना नर्क हूं, मैं ही अपना स्वर्ग हूँ और मैं ही 
अपनी मुक्ति हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई निर्णायक नहीं है मेरे लिए ॥ तब एक 
हम्बलनेस, एक विनम्र भाव पैदा होता है जो अहंकार का रूप नहीं, भहंकार 
का अभाव हूँ। यह अहंकार का डायल्यूट फॉर भी, अहंकार का तरल, बिखरा 
हुआ, फंला हुआ आकार भी नहीं हैं ॥ अहंकार का अभाव हुँ । 


(२६८) यह चिनमश्नता का गेम ! 


इसलिए यह आखिरी बात ख्याल में ले लें। विनम्नत्ा यदि साधी जायेगी 
(जैसा हम साधते हैं कि इसको आदर-दो, उसको आदर दो, उसको मत दो, 


ब१्‌० महावीर - वाणी 


इसको सत दो । आदर का भाव जन्माओ, विनम्र रहो, अहुकारी मत बनो, 
निरअहंकारी रहो) तो णो विनम्रता पैदा होगी इद बिल वी एक फॉर्म ऑफ इगो, 
चह अहंकार का ही एक रूप होगी। उससे समाज को थोड़ा फायदा होगा । 
क्योंकि आपका भहंकार कम प्रकट होगा, दवा हुआ प्रकट होगा। ढंग से प्रकट 
होगा, सुसंस्कृत होगा, कल्चर्ड होगा | लेकिन आपको कोई फायदा नहीं 
होगा, इसलिए समाज की उत्सुकता इतनी ही है कि आप विवद्जता का 
आवरण भोढ़े रहें ॥ लेकिव धर्म को इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि शाप 
बाहर कया भोढ़े हुए हैं। घर्मं का प्रयोजन है कि जाप भीतर वया हैं, ह्वांट 
आर यू विदित ? तो सहाबीर की जो विनय है वह समाज की व्यवस्था की 
विनय नहीं है कि पिता को, गुरू को, शिक्षक को, वृद्ध को आदर दो । महावीर 
यह भी नहीं कहते कि मत दो | मैं भी नहीं कह रहा हूं कि भाप मत दो । 
बराबर दो । वही समाज का खेल है, जस्ट ए गेम । भमौर जो जितना ही 
समभदार आदमी है, उसको उतना ही खेल है । 


(५७) लड़के का यक्षोंपवीत होना है 


एक मित्र अभी परसों ही आये हैं। और कहने लगे कि छड़के का 
यज्ञोपवीत होना है। और जब से आपको सुना, तो लगता है कि यह सव 
तो बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन पत्नी जिद पर है, पिता जिद पर है, (रा 
परिवार जिद पर है कि यह होकर रहेगा। तो मैं बाघा डालूँ कि न डालूँ ५ 
मैंने कहा कि अगर बिल्कुल बेकार है तो बाघा क्या डालनी ! अगर थोड़ा 
कुछ सार्थक लगता हो, तो वाघा डाथो | अगर तुम्हें लगता है कि यज्ञोपचीत 
की यह जो संस्कार-विधि होगी, वह विल्कुल बेकार है, भौर इतनी बेकार 
झगर लगते ऊगी है तो जैसे घए के लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं वैसे ह्दी 
यज्ञोपदीत का समारोह हो जाने दो । जस्ट मेक ऐ गेम । है भी पह हि । 
अगर पिता को मजा आ रहा है, पत्ती मजा ले रही, तो हर्ज क्या है इस जल 
के चलते में ? चलने दो | इस खेल को खेंलो। बगर तुम जिद करते ह्दी 
कि नहीं चलने देंगे, तो तुम भी इसे खेल नहीं मानते, तुम भी समभते हो कि 
यह बड़ी कीमती चीज है । तूम भी सीरियस ही । छुम गम्मीर हो कि अगर 
नहीं होगा तो कोई फायदा होगा। जिस चीज के होने से फायदा नहीं होगा, 
उसके त्‌ होने से वया खास फायदा द्वोगा ? जिसके होने से कुछ फायदा नहीं 
हुआ उसके होने से वया फायदा हो सकता है ? मैंने उनसे कहा कि यह चीड 


सदहावीर - वाणी ४११ 


'इतनी बेकार है कि तुम इसमें वाघा मत डालना । बोले, आप यह कहते हैं ! 
मैंने तो यह समक्का था कि हट पड़ो, बिल्कुल होने मत देना । 


मैंने कहा अगर ऐसा फिज्ूल काम है और इतना रस आ रहा घर के लोगों 
को, (सो जस्ट एन इनोसेंट गेम । इतना सीघा गौर सरल खेल कि एक लड़के 
ने गले में माला-वाला डाल लो है, सिर घुटाया है) तो खेलने दो । इसमें क्‍या हर्जे 
हैं? असल में सभी मादमी वच्चों जैसे हैं। उनको खेल चाहिए । गगर खेल न हो 
तो जिन्दगी उदास हो जाती है। इसलिए हम जन्म को भी खेल बनाते हैं, 
फिर यज्ञोपवीत का खेल खेलते हैं, फिर शादी जाती है, उसका खेल खेलते है ॥ 
मर जाता है आदमी, तव भी हम खेल बन्द नहीं करते । अर्थी निकालते हैं, 
वह भी उत्सव है। समारोह हैं। वैंडबाजा बादमी को आखिर तक पहुँचा 
जाता हैँ। बस एक लम्बा खेल है। पर आदमी चिता खेल के नहीं जी 
सकता है । इसलिए जिन समाजों में खेल कम हो गये हैं उनमें जीना 
मुद्दिकल हो गया है, क्योंकि जादमी तो वही का वही हैं। लेकिन महावोर। 
जेसा आदमी धिना खेल के जी सकता है। लेकिन विना खेल के तभी कोई 
जी सकता है, जब उसको वास्तविक जीवन का पता चल जाये। वास्तविक, 
जीवन का पता न हो, तो इस जीवन को, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, बिना | 
खेल के नहीं जिया जा सकता है। इसमें खेल रखने ही पड़ेंगे ॥ 


(२८): शादी का खेल : प्राचीन और अाौचोन 


परिचिम में एक दिक्कत खड़ी हो गयी तीन सौ साल में | पश्चिम के विचारक 
लोगों ने, जिनको में बहुत विचारशील' नहीं कहेँगा चाहे वह फेरर हों, 'चाहे 
वह बढ़्रेंड रसेल' हों, उन सब ने पश्चिम के सब खेल मृत कर दिये । उन्होंने कहा, 
ये सब खेल बेकार हैं। यह क्‍या कर रहे हो ? यह सब गड़बड़ है। इसमें 
क्या फायदा है ? फायदा कोई वता न सका। अगर आप बच्चों से पूछें कि 
तुम यह जो खेल खेल रहे हो, इसमें क्या फायदा है, यह ग्रेंद तुम इस कोने से 
उस कोने पर फेंकते हो, इस कोने से उस कोने में फेंकने से क्‍या फायदा 
है? तो हक मूदिकल में पड़ जायेंगे। फायदा तो थ वता सकेंगे । और 
फायदा नहीं बता सकेंगे तो आप कहेंगे कि बन्द कर 
ही नहीं तो फिर क्‍यों खेलना ? बच्चे बन्द कर देंगे, कक 


लेकिन मुश्किल में 
० धर्मों दि जा, 034७ प है हि 
जायेगे । क्योकि बच्चे क्या करेंगे ? वह जो शक्ति बचेगी, उसका क्‍या होगा ? 


शर्र महावीर - वाणी 


बह जो खेलने सें मिकल जाता था, वह अब उपद्रव में निकलेगा । सायी 
दुनिया में सब सरुकूलों ने बच्चों के खेल छीन लिये । झव बच्चों मे चये खेल 
निकाले हैं। आप समभते हैं कि वह उपद्रव है, नहीं, वह सब खेल है। वे गेंद 
पुककर मजा लेते थे, आप वह नहीं फेंकने देते तो वे पत्थर फ्रेककर चीजें तोड़ 
रहे हैं। मामला वही है । आपने सब खेल छीन लिये तो उतको नये खेल ईजाद 
करने पड़ रहे हैं। लेकित वे नये खेल महँगे पड़ रहे हैं। इससे बच्चों के खेल 
भच्छे हैं। बच्चे खेल' में एक दूसरे को मार डालते थे। सुकदमा चला देते 
थे, तो कोई न्यायाधीश बच जाता था। वे सब खेल हमने छीघ लिये । 
: हमारे सब बच्चे वचपन के समय में ही गम्भीर और बूढ़े होने लगे। लेकिन 
उनकी जो खेल की ऊर्जा है, वह खेल भांगिगी ) 


परिचम में यह दिवकत खड़ी हुई. कि सारी फेस्टिविटी 'तप्द कर दी गयी । 
फेरर से लेकर बर्टड रसेल के बीच पश्चिम से सारे उत्सव का भाव चह्ा 
गया । सब चीज बेकार हैं तो कुछ भी वहीं हो सकता । और जिन्दगी वही की 
वही । अब बड़ी मुश्किल हो गई। शादी का उत्सव अर बेकार ! कया 
फायदा है, यह तो रजिस्ट्री के आफिस में हो सकता है। बैंड वाजा क्यों 
बजाना ? छेकित आपको पता नहीं कि वह आदमी जो वाजा बजा रहा 
था, उसे खेल में रस था। अब यह आदमी रजिस्ट्रो आफिस में क्ांदी करवा 
आयेगा, तो घर आकर पायेगा कि कुछ भी न हुआ, विल्कुल वेकार लिकल 
गया मामला । सिफे दस्तखत करके ही था गये रजिस्टर पर ) यही शादी 
हैं तो जो शादी सिर्फ दस्तखंत करने से ब]त सकती है, वह दस्तखत फ़रते से 
किसी दिस टूट जायेगी। उसमें कोई मूल्य नहीं है। वह शादी एक सेल 
था, जिसमें हम बच्चों को दिखाते थे कि भारी-मामछा है, कोई छोटा मामा 
नहीं है, तोड़ा नहीं जा. सकता | इतना वड़ा मामला है। उसमें इत्तना शोरगुल 
सचासे ये | झसको धोड़े पर बिठाकर राजा वनाते थे, बैंढ बाजा बजाते 
थे, भारी उत्सव मचता था। तब उसको भी लगता कि कुछ हो रहा है, 
कुछ ऐसा हो रहा है. जिचको 'बवापस छौटाना मुद्किछ है । उसकी जिंदगी में 
यह याद रहता । झ्ादी चाहे ढुख कभी वन जाये बाद में, लेकिन वह जा 
शादी के पहले हुआ था वह उसको याद है। वह वार-बार उद्षके सेवन 
देखता हैं। वही घोड़े सजाये राजा की पोशाक £ कौर बच काए कद 
है इससे क्‍या होगा ? यह पड़ी क्यों वाँचें हो ? मत बांयो | छेतिन पट 


महावीर - वाणी भ्१२ 


जो हाथ लगेगी, वह छोटी लगेगी, क्योंकि उसके पहले का खेल पूरा नहीं 
हो रहा, विना खेल के पत्नी मिल गयी 


(२०९) नसरुद्वीन की पहली खुहागरात 


नसरुद्दीन की पहली दफा शादी हुई । वह सुहागरात को गया। रात्त. 
का गयी, चाँद निकल आया। पूर्णिमा का घाँद। नसरुद्दीन खिड़की पर 
बैठा है। दस बज गये, ग्यारह वज गये, बारह बज ग़ये। पत्नी विस्तर 
पर लेट गयी। उसने एक दफे कहा, अब सो भी जाओ, सो भी जाओ।॥ 
सनसरुद्दीन ने बारह बजे कहा, वकवास बन्द ! मेरी मां कहा करती थी कि 
सुहागरात की रात इतनी आनन्द की रात है कि चूकना मत, तो मैं इधर इस 
खिड़की पर बैठकर एक क्षण भी ज्ञुकना नहीं चाहता हुूँ। तू सो जा। कहीं नींद 
लग गयी और चूक गये तो ? तो मैं तो पूरी रात जागूंगा इस खिड़की पर बेठा 
हुआ। मुझे तो वह पता लगाना है जो मां ने कहा है कि सुहाग की रात बड़ी 
आनन्द की होती हैं, वह वया होती है | तो में बजाज की रात फकालतु की 
घातों में नहीं खो सकता । ज्यादा बातचीत करनी हो तो करू । तो उसके 
मन सें सुहागरात की एक घारणा थी । जाज उल्टी हालत है । आज सुहागरात 
जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती ॥ 


मैंसे सुना हैं, एक युवक अपनी सुहागरात ( हनीमून ) से वापस लोटा ॥ 
मित्रों ने पूछा, कैसी थी सुहागरात ? उसने कहा, जस्ट लाइक बिफोर । कब 
तो सुहागरात का झनुभव पहले ही उपलब्ध है। जस्ट छाइक बिफोर, नरथिग 
न्यू। छुछ नया नहीं। पुरानी वुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण थी। वहाँ बच्चों जैसे 
आदमियों के खेलों का इंतजाम था ॥ उन खेलों के बीच भांदमी जी छेता था 
मैं चहीं कहता कि खेल तोड़ दें। खेल जारी रखें । बड़े गुरुओं को आदर देना' 
जारी रखें, बड़े जनों को आदर दें, साधुओं को आदर दें। -खेल जारी रखें। 
उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है किसी का। लेकिन उसको विनय न समझ 
लें। वह विनय नहीं है । मैं नहीं कहता नसरुहीन से कि तू खिड़की पर मत बैठ 
ओर चाँद को मत देख । लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ कि उसे सुहागरात मत 
समझ । वह सुहागरात नहीं है | तू चाँद देख । विनय बहुत और बात है । 


धर महावीर - वाणी 


वह जो खेलने में निकल जाता था, वह अब उपद्रव में निकलेगा | सारी 
दुनिया में सब स्कूलों ने बच्चों के खेल छीन लिये। शअ्रव बच्चों ने नये सेल 
निकाछे हैं। बाप समभते हैं कि वह उपद्रव है, नहीं, वह सव सेल है | वे गेंद 
फककर मजा लेते थे, आप बह नहीं फकने देते तो वे पत्थर फेंककर चीजें तोड़ 
रहे हैं। मामला वही है। आपने सब खेल छीन लिये तो उनको नये खेल ईजाद 
करने पड़ रहे हैं । लेकिन वे नये खेल महँगे पड़ रहे हैं। इससे बच्चों के खेल 
अच्छे हैं। वच्चे खेल में एक दूसरे को मार डालले थे। मुकदमा चला देते 
थे, तो कोई न्यायाधीश बन जाता था। वे सव खेल हमने छीच लिये। 
हमारे सब बच्चे वचपन के समय में ही गम्भीर जौर बूढ़े होने लगे । छेकिद 


उनकी जो खेल की ऊर्जा है, वह खेल सांगरेगी ।. 


पदिचम में यह दिक्कत खड़ी हुई. कि सारी फेस्टिविटी 'नप्ठ कर दी गयी । 
फेरर से लेकर वर्टंड रसेल के बीच परिचिम से सारे उत्सव का भाव चल्म 
गया । सब चीज बेकार हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता । और जिन्दगी वही की 
वही । अब बड़ी मुदिकल हो गई। शादी का उत्सव अब बेकार ! क्‍या 
फायदा है, यह तो रजिस्ट्री के आफिस में हो सकता है । बैंड बाजा क्‍यों 
बजाता ? लेकिन आपको पता नहीं कि वह आदमी जो वाजा बजा रहा 
था, उसे खेल सें रस था। भव यह जादमी रजिस्ट्री भाफिस में शादी करवा 
आयेगा, तो घर आकर पायेगा कि कुछ भी न हुआ, बिल्कुल बेकार निकल 
गया मामला । सिफफ़े दस्तखत करके हो था गये रजिस्टर पर । यही शादी 
हैं तो जो शादी सिफ दस्तखत करने से वन सकती हैं, वह दस्तखत करने से 
किसी दिन हुट जायेगी। उससें कोई मूल्य नहीं है। वह शादी एक खेल 
था, जिसमें हम बच्चों को दिखाते थे कि भारी-मामला है, कोई छोदा मामा 
नहीं है, तोड़ा नहीं जा सकता। इतना बड़ा मामला है। उसमें इतता शोरगुलू 
भचाते थे। उसको घोड़े पर बिठाकर राजा वनावे थे, बैंढ बाजा बथाते 
थे, भारी उत्सव मचता था। तब उसको भी लगता कि कुछ हो रहा है, 
कुछ ऐसा हो रहा है जिसको वापस लछौटाना मुद्दिकल है । उसकी जिंदगी में 
यह याद रहता । द्वादी चाहे दुख भी बन जाये बाद में, लेकिन वह णों 
शादी के पहले हुआ था वह उसको याद है। वह बार-बार उम्तके सपते 
देखता है। वही घोड़े सजाये राजा को पोज्ञाक * बौर बच आज कहता 
है इससे बया होगा ? यह पणड़ी क्यों वांचे हो ? मत बांचो । लेकिन एर्ल्क 


महावीर - वाणी श्श्र्‌ 


जो हाथ लगेगी, वहू छोटी छंगेगी, क्योंकि उसके पहले का खेल पूरा नहीं 
हो रहा, दिना खेल के पत्नो मिल गयी । 


(२९) नसरुद्वीन की पहली खुद्दागरात 


नसरुद्दीन की पहली दफा श्ञादी हुईं। वह सुहागरात को गया। रात 
सा गयी, चाँद निकल आया। पृणिमा का चाँद। तसझद्दीन खिड़की पर 
बैठा है। दस बज गये, ग्यारह वज गये, बारह वज गये। पत्नी विस्तर 
पर लेट गयी। उसने एक दफे कहा, भव सो भी जाओ, सो भी जाओ।॥ 
नसरुह्वीन ने बारह बजे कहा, बकवास बन्द ! मेरीं मां कहा करती थी कि 
सुहागरात की रात इतनी आमन्‍्द की रात है कि चुकना मत, तो मैं इधर इस 
खिड़की पर बैठकर एक क्षण भी चूकना नहीं चाहता हैं। तू सो जा। कहीं नींद 
लग गयी और चूक गये तो ? तो मैं तो पूरी रात जागूंगा इस खिड़की पर बैठा 
हुआ। मुझे तो वह पता लगाना है जो मां ने कहा है कि सुहाग की रात बड़ी 
जानन्द की होती है, वह क्या होती है। तो मैं जाज की रात फालतु को 
घातों में नहीं खो सकता । ज्यादा बातचीत करनी हो तो कल । तो उसके 
सन से सुहागरात की एक घारणा थी। आज उल्टी हालत है। आज सुहागरात 
जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती । 


सैंते सुना हैं, एक युवक अपनी सुहागरात ( हनीमून ) से चापस लौटा ॥ 
मित्रों ने पुछा, कसी थी सुहागरात ? उसने कहा, जस्ट लाइक विफोर । छब 
तो सुहागरात का अनुभव पहले ही उपलब्ध है। जस्ट लाइक बिफोर, नर्थिग 
च्यू। छुछ नया नहीं। पुरानी बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण थी। वहाँ बच्चों जैसे 
आदमियों के खेलों का इंतजाम था। उन खेलों के बीच आंदमी जी लेता था । 


मैं चहीं कहता कि खेल तोड़ दें । खेल जारी रखें । बड़े ग्रुरुओं को आदर देना 


जारी रखें, वड़े जनों को आदर दें, साधुओं को मादर दें। खेल जारी रखें । 


उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है किसी का। लेकिन उसको विनय ने समऋ' 
लें। वह विनय नहीं है। मैं चहीं कहता नसरुह्दीन से कि तू खिड़की पर मत बैठ 
ओर चाँद को मत देख । लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ कि उसे सुहागरात्त मत 
समस | नह सुहायरात नहीं है। तू चाँद देख । -विचय बहुत और बात है। 


श्१४ मद्दावीर - वाणी 
(३०) नखरुद्दीन की दूसरी खुहागरात वनाम विनय 


लेकिन हम ऐसे जिद्दी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसा तसरुद्दीच था ! दूसरी 
शादी की उसने | गया सुहागरात पर । बड़ा इठलाकर, अकड़ कर चल रहा 
हैं। फिर पूर्णिमा है। बड़ा आनंदित है। रास्ते पर कोई मित्र मिल गया। 
उसने कहा, बड़े जानंदित हो । नसरुह्दीन ने कहा, मेरी सुहागरात है । उसने 
चाँद तक देखा फिर कहा, लेकिन तुम्हारी पत्नी दिखायी नहीं पड़ती । उसने 
कहा, आर यू भैड, ? पहली दफे उसको लेकर आया, उसने सब रात खराब कर 
दी । इस बार उसे घर ही छोड़ आया हुँ। रात भर बकवास करती रही-- 
-सो जाओ, यह करो, बह करो । पता चहीं रात कब चुक गयी । और मेरी माँ 
कहूती थी कि सुहागरात आनन्द की रात है । इस बार तो उसको घर ही छोड़ 
आया हूँ। अकेले आया हूँ । सुहागरात चुकनी नहीं है । 


माँ से जरूर कहा था और ठीक ही कहा था । लेंकिन वसरुद्दीन जो समझे 
हैं, वह नहीं कहा था । परंपरा जो समझती है, उसके शब्द वही हैं जो महावीर 
ने कहे, लेकिन परंपरा जो समझ लेती है, वह नहीं कहा । विनय आविभाव 
#होता है अन्तर का । कौर उसकी मैंने यह वैज्ञानिक श्रक्रिया आपसे कही । 
यह पूरी हो तो ही आविर्भाव होता है। हाँ, आप जो अपने को विनीत करने की 
कोशिश कर रहे हैं, वह जारी रखें । वह एक खेल है । वह धच्छा खेल है। 
उससे जिन्दगी सुविधा से चलती है, कन्वीनियंटली चलती है; बाकी उससे 
आप कभी जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं होते ! 


सोलहवां प्रवचन 


पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २ सितंबर, १९७१ 


सेवा की मेवा ओर स्वाध्याय का सरगम 


धम्मो मंगलूमुक्किट्ठमू, अहिसा संजमो तवो । 
देवा वि तं॑ नमंसन्ति, जस्स धम्में सथा मणो ॥५॥ 
अर्थ :- 
धर्म सर्वेश्रेष्ठ मंगल हैं। (कौन सा घर्म ?) अहिसा, संयम और 


सपरूप घमसें। जिस मनुष्य का मन उक्त पम्म में सदा संलग्न रहता है, 
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । 


तीसरा भन्‍्तर्‌-तप महावीर ने कहा है वैयावृत्य | वैयावृत्य का अर्थ होता 
है-- सेवा | लेकिन महावीर सेवा से बहुत दूसरे अर्थ लेते हैं। सेवा फा एक 
अर्थ मसीही क्रिश्चियन अर्थे है। शायद पृथ्वी पर अकेले ईसाइयत ने घमम में 
सेवा को प्रार्थंता और साधना के रूप में विकसित किया । लेकिन महावीर का 
सेवा से वैसा अर्थ नहीं है। ईसाइयत का जो अर्थ है, वही हम सबको ज्ञात है ॥ 
महावीर का जो अथे है, वह हमें ज्ञात नहीं है। और महावीर के अनुयायियों 
ने जो अर्थ कर रखा है वह अति सीमित, श्रति संकीणे है । परम्परा वैयावृत्य 
से जो अर्थ लेती रही है, वह सुविधापूर्ण है इसलिए ॥ घृद्ध साधुओं की सेवा, 
रुएणण साधुओं की सेवा--ऐसा परम्परा अर्थ लेती रही है । ऐसा अर्थ लेने के 
कारण हैं, क्योंकि एक साघु ऐसा सोच ही नहीं सकता कि वह असाघु की सेवा 
करे। जो साधु नहीं हैं, वे ही साधु की सेवा करने शाते हैं। जैनियों में 
प्रचलित हैँ कि जब साधु का ददोव करने जाते हैं तो उनसे आप पुछें कि कहाँ 
जा रहे हैं, तो वे कहते हैं---सेवा के लिए । धीरे-घीरे साधु का दर्शन करना 
ही सेवा के लिए जाना हो गया । इसलिए गृहस्थ साधु से जाकर पूछेगा, कुशल 
तो हैं, मंगल तो हैं, कोई तकलीफ तो नहीं ? वह इसलिए पूछ रहा है कि 
कोई सेवा का अवसर भुभे दें, तो में सेवा करूँ। साधु की सेचा से ही वैयावत्य 
का अर्थे छे लिया गया है। किसी तथाकथित साधु का इस अर्थ में हाथ है 
क्योंकि महावीर तो किसी की सेवा में नहीं रहे हैं। तो यह तो भर्थे महावीर 
का नहीं है / जो अर्थ है उसमें वृद्ध साधु और रुणण साधु और साधु की सेवा 
भी आ जायेगी । लेकिन यही उसका भ्थे नहीं है | दुसरा सेवा का विकृत रूप 
है जञाज, वह ईसाइयत के द्वारा दिया गया अर्थ है और भारत ने विवेकानन्द 
से छेकर गाँधी तक जो भी सेवा-क्रार्य किया है, वह ईसाइयत की सेवा है। 


छ२० ह महावीर - दाणी 


और अजब जो थोड़े लोग अपने को नयी समभक का मानते हैं वे भी महावीर की 
सेवा से चेसा ही अर्थ निकालने की कोशिक्ष करते हैं । 


(१) खंबा के अर्थ में ईसाइयत का प्रभाव 


पंडित घेचरदास दोषी ने महावीर वाणी पर जो टिप्पणियाँ की हैं, उनमें 
उन्होंने सेवा से वही अर्थ निकालने की कोशिश की, जो ईसाइयत का हैं। 
असल में ईसाइयत अकेला धर्म है जिसने सेवा को केंद्रीय स्थान दिया । और 
इसलिए सारी दुनिया में सेवा के सब छर्थ ईसायत के अर्थ हो गये ॥ विवेकानन्द 
परिचम को कितना प्रभावित कर पाये इसमें सन्देह हो सकता है, लेकिन 
विवेकानन्द ईसाइयत से अत्यधिक प्रभावित हुए, अंसदिम्ध है । वे एक सेंसेशन 
की तरह अमरीका में उठे और खो गये, लेकिन विवेकानन्द स्थायी रूप से 
इईंसाइयत से प्रभावित होकर भारत वापस छौटे। और उन्होंने रामकंष्ण 
मिशव को जो गति दी, वह ठीक ईसाई मिशनरी की नकछ थी। उसमें हिन्दू 
विचार नहीं है और फिर विवेकानन्द से गाँधी तक या विनोबा तक जिन लोगों 
ले सेवा का विचार किया है, वे सब ईसाइयत से प्रभावित हैं। असल में 
गाँधी हिन्दू धर्म में पैदा हुए, लेकिन उनके सारे नब्बे प्रतिदत संस्कार जैनियों 
से मिछे थे । इसलिए मानने को मन होता है कि वे मूलतः जैन थे । छेकिन 
उनके मस्तिष्क का, सारा परिष्कार ईसाइयत ने किया । गाँधी जब पदिचम से 
लौटे तो यह सोचते हुए छोटे कि या उन्हें हिन्दू धर्म बदलकर ईसाई हो 
जाना चाहिए ? जौर उन्तपर जिन लोगों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हैं वे हैं 
इमसंन, थोरो, या रस्किन | ईसाइयत की धारा से प्रभावित सेवा का विचार उन 
सवका केंद्र था। तो इसलिए वैयावृत्य पर थोड़ा ठीक से सोच लेवा ज़रूरी 
है क्योंकि ईंसाइयत की सेवा की घारणा ने सेवा की और सब धारणाओं को 


डुबा दिया है। 
(२) पैशनेट सेवा 


एक तो ईसाइयत की जो सेवा की धारणा है, वही इस वक्‍त सारी सा 
में सबकी धारणा है। वह धारणा फ्यूचर ओरिएंटेड' है, वे हल ६ 
हैं। ईसाइयत मानती है कि सेवा के द्वारा ही परमात्मा को पाया कद ह हा 
है। सेवा के द्वारा ही मुक्ति होती है । सेवा एक साधन है, साथ ही ६, ० 
तो सेवा का जो ऐसा थर्य है वह सब प्रयोजन से है, विद परपज है। : 


मदहावोर - चाणी २१ 


परपजलेस नहीं है, वह प्रयोजनहीन नहीं है। चाहे में सेवा कर रहा हूँ घन 
पाने के लिए, चाहे यश पाने के लिए और चाहे मोक्ष पाने के लिए इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता । मैं कुछ पाने के लिए सेवा कर रहा हैं। वह पाना चुरा भी 
हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है यह दूसरी बात्त है । नैतिक हो सकता 
हैँ, अनैतिक हो सकता है यह्‌ दूसरी बात है। एक बात निद्चत है कि वैसी 
सेवा की धारणा वासना-प्रेरित हैं। इसलिए जो ईताइयत की सेवा है, वह 
चहुत ही पेशनेट है। इसलिए ईसाइयत के प्रचारक के सामते दुनिया के धर्म 
का कोई प्रचारक टिक नहीं सकता। नहीं ठिक सकता इसलिए कि ईसाई 
प्रचारक एक पैशन, एक तीज्न वासना से भरा हुआ होता है। उप्ते सारी 
वासना को सेवा बना दिया है। इसलिए नकल करने की कोशिश चलती है । 
दूसरे धर्मों के लोग ईसाइयत की नकल करते हैं। लेकिन कम से कम कोई 
भारतीय घर्मं ईसाइयत की घारणा को नहीं पकड़ सकता । उसका कारण 
यह है कि भारतीय मन सोचता ही ऐसा हैं कि जिस सेवा में प्रयोजन है वह 
सेवा ही नहीं रही । भहावीर भी कहते हैं जिस सेवा में प्रयोजन है, वह सेवा 
दी नहीं है । सेवा होनी चाहिए निष्प्रयोजन । उससे कुछ पाना नहीं है 


(३) तब फिर सवा किसलिए ? 


लेकिन अगर कुछ भी न पाना हो, तो करने की सारी प्रेरणा खो जातो 
है। नहीं, महावीर बहुत उल्टी बात कहते हैं। महावीर कहते हैं जो सेवा है, 
चह 'पास्ट जोरिएंटेड' है, अतीत से चलती है, भविष्य के लिए नहीं-है । 
भहावीर कहते हैं अतीत में जो हसने कर्म किये हैं, उनके विसर्जन के लिए सेवा 
है । इसका कोई प्रयोजन नहीं है जागे । उससे कुछ सिलेगा नहीं । बल्कि जो 
छुछ गलत इकट्ठा हो गया है उसकी निर्जेर होगी, उसका विसजेन होगा ॥ 
यह दृष्टि बहुत उल्ठी है। महावीर कहते हैँ कि अगर में आपके पैर वाव रहा 
हूं या गाँधी परचुये शाक्री, कोढ़ी के पैर दाव रहे हैं, 


तो गांधी भले सोच रहे 
हैं कि थे बड़ी सेवा कर रहे हैं, पर महावीर सोचते हैं कि वे अपने पाप का 
भरक्षालन कर रहे हैं। बड़ी उल्दी वात है। ग्रांधी भछे सोचते हों कि वे कोई 


पुण्य कार्य कर रहे हैँ, महावीर सोचते हैं कि थे अपने किये पाप का प्रायश्चित 
कर रहे हैं । परचुरे शास्त्री को कभी उन्होंने सताया होगा किसी जन्म में, किसी 
यात्रा में, यह उसका प्रतिफल है। सिर्फ किये को अनकिया कर रहे हैं, 'अनडना 
कर रहे हैं। इसमें कोई गोरव नहीं हो सकता [ ध्यान रहे, ईसाइयत की सेवा' 


ध्र्र्‌ महावीर - वाणी 


गौरव बन जाती है, इसलिए वह अहंकार को पुष्ट करती हैं। भद्दावीर की 
सेवा गौरव नहीं है। क्योंक्ति गौरव का क्या ताललुक ? वह तो पाप का प्रायरिचित 
है, इसलिए बहुंकार को तृप्त नहीं करतीं, बहंकार को भर नहीं सकती | सच 
तो यह है कि महावीर ने सेवा की जो धारणा दी है, बह बहुत अनूठी हैं । 
उसमें बहुंकार को खड़े होते का कोई उपाय ही नहीं है । नहीं तो लगता है, 
मैं कोढ़ी के पैर दाव रहा हूँ वो मैं विद्येप काये कर रहा हैँ। इससे भीतर 
अकड़ पैदा होती है । लगता है मैं बीमार को कंधे पर टांगकर अस्पताल हल 
जा रहा हूँ, तो कुछ विशेष कार्य कर रहा हूँ, कुछ पुण्य छर्जेन कर रहा हे । 
सहावीर कहते हैं, कुछ पुण्य अजेन वहीं कर रहे हो। इस आदमी को तुमने 
किसी दित किसी गड़ढे में गिराया होगा, स्लिफे उस्ते पूरा कर रहे हो अस्पताल 
पहुंचा कर । इसे कभी तुमने चोट पहुँचायी होगी, सो अब छुम मरहमपट्टी कर 
रहे हो । यह पास्ट मोरिएंटेड है। यह बुम्हारा किया हुआ ही है, जिसका तुम 
पदचात्ताप कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, उप्ते पोंछ रहे हो । लेकिन वह 
जो पोंछ रहे हो, वह नया नहीं है । इसमें कुछ गौरव का कारण नहीं है। 
ऐसी छैवा करनेवाका अपने को सेवक थे मात पायेगा । और महावीर कहते हैं 
जिस सवा में सेवक आ जाये, वह सेवा ही नहीं है । विना सेवक बने अगर 
सेवा हो जाये, तो ही सेवा है। यह जरा कठित पड़ेगा हमें समरता। क्योंकि 
रस तो सेवक का है, सेवा का नहीं है। अग कोढ़ी के पैर दावते वक्त आस- 
पास के लोग कहेंगे अच्छा, तो किसी पाप का प्रक्षालन कर रहे हो ! तो किए 
कोढ़ी के पैर दावते का सब मजा चला जायेगा । क्योंकि हम चाहतें हैं कि लोग 
तस्वीर निकालें, अखबारों में छापें कि महासेवक हैं यह मादमी, कोढ़ियों के 


पैर दाव रहा हैं । 
(४) चूमने के लिप्ट कोढ़ी के द्वोंठ ! 


नीत्ये मे सन्त फ्राँसिस की एक जगह बहुत गहरी मजाक की हैं। सन्त 
फ्राँसिस ईसाई सेवा के साकार रूप थे) सन्त क्रॉसिस को कोई कोढ़ो मिल 
जाता तो न केवल उसे गछे लगाते वल्कि उसके कीढ़ों से भरे होंठों की चूमतें 
भी । सीत्से ने कहा है कि संत फ्रांसिस, क्षमर मेरे वहा में होता तो में तुमसे 
पूछता कि कोढ़ी के होंठ झ्मते वक्‍त घुम्हारे मन को क्या ही रहा होता है * 
और मैं कोढ़ियों से कहता कि बजाय संत फ्रांसिस को सौका देते के कि वे तुम्द 


चूमे, जहाँ तुम्हें वे मिल जायें तुम उन्हें चमो । कोड़ियों से कहता कि जदाँ भी 


महावीर - वाणी शर३ 


संत फ्रांतिस मिल जायें छोड़ो मत । उन्हें पकड़ो, गले छगाओ और चूमों । और 
तब देखो सन्त फ्रांसिस के चेहरे पर क्या परिणाम होते हैं। जरूरी नहीं है कि 
तीत्से जैसा सोचता है वैसासंत फ्राँसिस के चेहरे पर परिणाम हों, केकिन यह 
वात बहुत दूर तक सच है कि जो आदमी कोढ़ी के पास उसको चूमने जाता 
है, वह किसी बहुत गरिमा के भाव से भरकर जा रहा होता है ॥ वह कोई ऐसा 
काम कर रहा होता हैँ, जो बड़ा कठिन है, असंभव हैं। असल में वह वासना 
के विपरीत काम करके दिखा रहा होता है । कोढ़ी के होंठ से दूर हटने का मन 
होगा, चूमने का मन नहीं होगा जबकि वह्‌ चूमकर दिखला रहा हुँ ॥ वह कुछ 
कर रहा है, कोई कृत्य है जो गरिमापूर्ण है । महावीर कहेंगे कि अगर इस करने 
में थोड़े-सी भी वासना है, इतना भी मजा जा रहा है कि मैं कोई विशेष 
काये फर रहा हूँ, कोई असाघारण कार्य कर रहा हूँ, तो फिर मैं नये 
कर्मो का संग्रह करता हूँ। फिर सेवा भी पाप वन जायेगी। क्‍योंकि वह भी 
कर्मे-बन्धन लायेगी । अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, किये हुये को मनकिया कर 
रहा हूँ, ती फिर भविष्य में कोई कर्म-बन्धघन नहीं है। अगर में कोई फ्रेश 
ऐब्ट, कोई लय छृटण कर रहा हें, कोढ़ी को चूम रहा हूँ तो फिर मैं भविष्य 
के लिए पुत्र: आयोजन कर रहा हूँ कर्मो की झंखला का । 


(४५) महावीर का मेटा मेथमोटिक्स 


महावीर कहते हैं पुण्य भी अगरु भविष्य-उन्मुख है तो पाप बन जाता 
है। यहे बड़ा सुश्किक होगा समभना। पुण्य भी अगर भविष्य-उन्मृख है 
तो पाप बन जाता है, क्‍यों ? क्‍योंकि वह भी बन्धन बन जाता हैं। महावीर 
कहते हैं कि पुण्य भी पिछले किये गये पापों का विसर्जन है। तो महावीर 
एक मेदा-मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, परा-गणित की । वे यह कह रहे हैं कि 
जो मैंने किया है, उसे मुझ्के सम्पूर्ण करना पड़ेगा। मैंने एक चांदा जापको 
मार दिया है तो मुझे आपके पैर दवा देने पड़ेंगे। इससे घह जो 
जागतिक गणित है, उसमें सन्तुलन हो जायेगा | ऐसा नहीं कि पैर दवाने से 
सुझे कुछ नया मिलेगा, बल्कि सिर्फ पुराना कट जायेगा 
पुराना कट जाये, मैं शून्यवत्त हो जाऊँ, कोई जोड़ मेरे 
खाते में दोनों तरफ आँकड़े बराबर हो जायें, 
हो जाये, जो मैंने लिया, 
हो जायें भौर मेरे हाथ 


और जब मेरा सब 
गीड़ मेरे हिसाव में न रहे, मेरे 
जो मैंने किया वहु सब अनकिया 
उह्‌ सब दिया हो जाये, ऋण और. घन दोनों वरावर 
में शुन्य चच रहे, तो महावीर कहते हैं वह घून्‍्य बवस्था 


श्र महावीर - वाणी 


गौरव वन जाती है, इसलिए वह बहुंकार को पुष्ट करती है । महावीर की 
सेवा गौरव नहीं हैं। क्योंकि गौरव का क्या ताल्लुक ? वह तो पाप का प्रायद्चित 
है, इसलिए अहंकार को तृप्त नहीं करती, अहंकार को भर नहीं सकती । सच 
तो यह हैँ कि महावीर ने सेवा की जो घारणा दी है, वह बहुत अनूठी है । 
उसमें अहंकार को खड़े होने का कोई उपाय ही नहीं है । नहीं तो लगता हैं, 
मैं कोढ़ी के पैर दाव रहा हूँ तो में विज्येप कार्य कर रहा हूँ । इससे भीतर 
अकड़ पैदा होती है । लगता है मैं बीमार को कंधे पर टांगकर अस्पताल हे 
जा रहा हूँ, तो कुछ विशेष कार्य कर रहा हूँ, कुछ प्रुण्प धर्जेव कर रहा हैं। 
महावीर कहते हैं, कुछ पुण्य अर्जन नहीं कर रहे हो। इस आदमी को तुमने 
किसी दिन किसी गड्ढे में गिराया होगा, सिर्फ उसे पूरा कर रहे हो अस्पताल 
पहुंचा कर । इसे कभी तुमने चौट पहुँचायो होगी, सो अब तुम मरहमपट्टी कर 
रहे हो । यह पास्ट ओरिएंटेड है। यह्‌ तुम्हारा किया हुमा ही है, जिसका तुम 
पश्चात्ताप कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, उसे पोंछ रहे हो । लेकित वह 
जो पोंछ रहे हो, वह नया नहीं हैँ। इसमें कुछ गौरव का कारण नहीं है । 
ऐसी सैवा करनेवाला अपने को सेवक न मान पायेगा | भौर महावीर बाहते हैं 
जिस सैया में सेवक भा जाये, वह सेवा ही नहीं हैं । वित्ता सेवक बने अगर 
सेवा हो जाये, तो ही पैवा है। यह जय कठित्र पड़ेगा हमें समझना । वर्धोंकि 
रस तो सेवक का है, सेवा का नहीं है। अग कोढ़ी के पैर दाबते वक्त आस- 
वास के लोग कहेंगे मच्छा, तो किसी पाप का प्रक्षालन कर रहे हो । तो फिर 
कोढ़ी के पैर दाबवे का सबे मजा चला जायेगा । क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग 
तस्वीर निकालें, अखबारों में छापें कि महासेवक है यह आदमी, कोढ़ियों के 
पैर दाव रहा है । 
(४) चूमने के लिए कोढ़ी के होंठ ! 

तीस्से ने सन्त फ्रांसिस की एक जगह बहुत गहरी मजाक की है। सन्त 
फ्राँसिस ईसाई सेवा के साकार रूप थे। सन्त फ्रांसिस को कोई कोढ़ी मिल 
जाता तो न कैवल उसे गछे लगाते बल्कि उसके कोढ़ों से भरे होंठों को चूमते 
भी । नीत्से ने कहा है. कि संत फ्रांसिस, अगर मेरे वश में होता तो मैं तुमसे 
पूछता कि कोढ़ी के होंठ चुमते वक्‍त तुम्हारे मच की क्‍या हो रहा होता है * 
झर मैं कोढ़ियों से कहता कि बजाय संत फ्रांसिस को मौका देते के कि वे तुम्हें 
तुमे, जहाँ तुम्हें वे मिल जायें तुम उन्हें इमो ! कोढ़ियों से कहता कि जहाँ भी 


महायीर - वाणी श्ररे 


संत फ्रांसिस मिल जायें छोड़ो मत। उन्हें पकड़ो, गले लगाओ और चूमो । और 
तव देखो सन्त फांसिस के चेहरे पर क्‍या परिणाम होते हैं। जरूरी नहीं है कि 
नीत्से जैसा सोचता है वैसा संत फ्राँंसिस के चेहरे पर परिणाम हों, लेकिन यह 
वात बहुत दूर तक सच है कि जो आदमी कोढ़ी के पास उसको चूमने जाता 
है, वह किसी बहुत गरिमा के भाव से भरकर जा रहा होता है | वह कोई ऐसा 
काम कर रहा होता है, जो बड़ा कठिन है, असंभव है। असल में वह बचासना 
के विपरीत काम करके दिखा रहा होता है | कोढ़ी के होंठ से दूर हटने का मन 
होगा, चूमने का सन नहीं होगा जबकि वह्‌ चूमकर दिखला रहा है | वह कुछ 
कर रहा है, कोई कृत्य हैं जो गरिमापूर्ण है । महावीर कहेंगे कि अगर इस करने 
में थोड़ी-सी भी वासना है, इतना भी मजा आ रहा है कि मैं कोई विशेष 
कार्य कर रहा हूँ, कोई छसाघारण कार्य कर रहा हूँ, तो फिर में नये 
कर्मों का संग्रह करता हूँ। फिर सेवा भी पाप बन जायेगी। क्योंकि वह भी 
कमे-वत्धन लायेगी । अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, किये हुये को मतकिया कर 
रहा हुँ, तो फिर भविष्य में कोई कमें-बन्धन नहीं है। अगर में कोई फ्रेश 
ऐक्ट, कोई नया कृत्य कर रहा हूँ, कोढ़ी को चूम रहा हूँ तो फिर मैं भविष्य 
के लिए पुत्र: आयोजन कर रहा हूँ कर्मों की शंखला का । 


(५) महावीर का मेटा मैथमेशिक्स 


महावीर कहते हैं पुष्य भी अगर भविष्य-उन्मुख है तो पाप बच जाता 
है। यह बड़ा मृश्किक होगा समझूना। पुण्य भी अगर भविष्य-उन्मुख है 
तो पाप बन जाता है, क्‍यों ? क्योंकि वह्‌ भी वन्धन बन जाता हैं।॥ महावीर 
कहते हैं कि पुण्य भी पिछले किये गये पापों का विसजेन है। तो भहावोर 
एक मेटा-मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, परा-गणित की । वे' यह कह रहे हैं कि 
जो मैंने किया है, उसे मुझे सम्पूर्ण करना पड़ेगा। मैंने एक चांटा आपको 
सार दिया हैं तो मुझे मापके पैर दवा देने पड़ेंगे। इससे पह जो 
जागतिक ग्रणित है, उसमें सन्तुलन हो जायेगा । ऐसा नहीं कि दैर दबाने से 
मुझे कुछ नया मिलेगा, बल्कि सिर्फ पुराना कट जायेगा। और जब भेरा सब 
पुराना कट जाये, मैं शुन्यवत्त हो जाऊँ, कोई जोड़ मेरे हिसाब में क रहे, मेरे 
खाते में दोनों तरफ आँकड़े बराबर हो जायें, जो मैंने किया वहु सब बनकिया 
हो जाये, जो मैंने छिया, चह सब दिया हो जाये, ऋण ओर घन दोनों बराबर 
हो जायें बोर मेरे हाथ में शून्य बच रहे, तो महावीर कहते हैं वह थून्य अवस्था 


ध्र४ मद्दावीर - वाणी 


ही मुक्ति हैं। अगर ईसाइयत की धारणा हम समझें तो सेवा शून्य में नहीं 
ले जाती, धन में ले जाती है, प्लस” में | आपका प्लस बढ़ता चला जाता है। 
जापका धन बढ़ता चला जाता हैं। आप जितनी सेवा करते हैं, उतने धनी 
होते चले जाते हैं, उतना आपके पास पुण्य संग्रहीत होता है । भर इस पुण्य 
का प्रतिफल आपको स्वर्ग में, मुक्ति में ईइ्बर के द्वारा मिलेगा। जितना 
आप पाप करते हैं, आपके पास ऋण इकट्ठा होता हैं और इसका प्रतिफल 
आपको नक॑ में, दुख में, पीड़ा में मिलेगा । महावीर कहते हैं मोक्ष तो तव तक 
नहीं हो सकता, जब तक घन या ऋण कोई भी ज्यादा है। जब दोनों 
बरावर हैं भौर शून्य हो गये, एक-दुसरे को काट गये, तभी भादमी मुक्त होता 
है | क्योंकि मुक्ति का अर्थ ही यही है कि न कब मुझे कुछ छेना है और न 
कुछ देना है। इसको महावीर ने निर्जरा कहा है । 


निर्जरा के सूत्रों में वैयावृत्य चहुत कीमती हैं। तो महावीर इसलिए नहीं 
कहते कि दया करके सेवा करो, क्योंकि दया ही वन्धन बनेगा। कुछ भी 
किया हुआ बन्घन वनता है। महावीर यह नहीं कहते कि करुणा करके सेवा 
करो | कि देखो यह भादमी कितना दुखी है, इसकी सेवा करो। महावीर 
यह नहीं कहते कि इतना दुखी है, सेवा करो। महावीर कहते हैं कि अगर 
तुम्हारा कोई पिछला कर्म तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तो सेवा करो भौर 
छुटकारा पा लो । इसका मतलब ? इसका मतलव यह हुआ कि तुम अपने 
को पैवा के लिए खुला रखो, पैशनेट” सेवा नहीं। भांडा लेकर मिकलों मत 
कि मैं सुबह से सेवा करके लौटूँगा । घोषणा करके मत निकलो कि सेवा करनी 
ही है। जिद मत करो । राह चलते हो, कोई अवसर आ जाय तो खुला रखो । 
अगर सेवा हो सकती हो तो अपने को रोको मत ॥ इसमें दोनों में फर्क है । 
एक तो धैया करने जाओ प्रयोजन से, सक्तिय हो जाओ, सेवक बनो, धर्म , 
समझो सेवा को । दुसरे, महावीर कहते हैं खुला रखो अपने को, कोई कहीं सेवा 
का अवसर हो और सेवा भीतर उठती हो तो रोको मत, हो जाने दो भौर 
छुपचाप विदा हो जाओ । पता भी न चले किसी को कि तुमने सेवा की । 
तुमको स्वयं भी पता न चले कि तुमने सेवा की, यह वैयावृत्य है । 


(६) खंचा उच्तम कीजिए 


वैयादुत्य का अर्थ है--उतम सेवा। सावारण सेवा नहीं | ऐसी सेवा, 
जिसमें पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ किया। ऐसी सेवा, जिसमें वीध है 


मद्दावीर - वाणी श््५ 


कि मेंने कुछ किया हुआ अनकिया अर्थात्‌ अबडइन किया; कुछ था जो चाँघे 
था, उसे मेवे छोड़ा; इस जादमी से कुछ संबंध थे जो मैंने तोड़ लिये | लेकिन ' 
अगर इसमें रस ले लिया तो फिर संबंध मिभित होंगे । ऐसे में फिर संबंध 
होते हैं। और यह भी समझ लेना चाहिए कि रस एक तरह का शोपण हैं 
महावीर की दृष्टि में। गगर एक आदमी दुःी है और पीड़ित है और. मैं 
उसको सेवा करके स्वर्ग जाने की चेप्टा कर रहा हूँ, तो मैं उसके दुःख का 
शोषण कर रहा हूं । में उसके दुःख को साघन बना रहा हुँ। अगर वह दुःखी 
न होता तो मैं स्वर्ग त्त जा पाता । यह तो बहुत मजेदार मामला हैं। इस 
गणित में थोड़ा गहरे उत्तरवा जरूरी है । 


(७) सेव नहीं, स्वगे-लेचय 


एक आदमी दुःखी है और आप सेवा करके अपना सुख खोज रहे हैं, तो 
जाप उसके दु:ख को साधत्त बना रहे हैं । यही तो सारी दुनिया कर रही है। 
एक धनपत्ति ऊगर घन्त चूस रह हैं त्तो आप उससे कहते हैं. कि दूसरे लोग 
दुःखी हो रहें हें जोर आप उनके दुःख पर सुख इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन 
जब एक पुण्यात्मा दीव की, दुःखी की सेवा कर रहा है और अपना स्वर्ग 
खोज रहा हूँ, वव आपको ख्यारू नहीं जाता कि वह भी किसी गहरे अर्थों में 
यही कर रहा है । चस, सिक्के अलग हैं, इस जमोन के नहीं, परलोक के 
हैं, पुण्य के। बैंक बैलेंस वह यहाँ नहीं खोल पायेगा, लेकिन कहीं तो खोल 
रहा है । कहीं किसी बैंक में जमा होता चला जायेगा ॥ 


लेकिन नहीं, महावीर कहते हैं कि यह दुसरे के छुख का शोषण है। 
क्योंकि शोषण सेवा कसे हो सकता है ? दुसरा दुखी है। उसके दुख में भेरा 
हाथ हो सकता हैं । उस हाथ को मुझे खींच लेना है, उसी का नाम सेवा है । 
वह भेरे कारण दुखी व हो, इतना हाथ मुझे स्ींच लेना है। इसके दो बर्थ 
हुए । भेरे कारण कोई दुखी न हो ऐसा में जीऊँ। दुसरे, अगर मूक्षे कोई दुखी 
मिल जाता है तो कहीं मेरे कारण अतीत्त में वह दुख पैदा व हुआ हो, इसलिए 
ऐसा मैं व्यवद्वार करूँ कि अगर उसमें भेरा कोई भी हाथ हो, तो हट जाये 
इसमें कोई 'पँशत' नहीं हो सकता, इसमें कोई सखरा गौर तीज्ता नहों हो 


सकती, इसंमें कोई रस नहीं ही सकता करने का; क्योंकि यह सिर्फ त-करना 
है, यह सिर्फ मिठाना औौर पोंछना है। नहीं, महावीर की सेवा समको ने जा 


२६ महावीर - बाणी 


सकी, क्योंकि हम सब पैशनेट हैं! अगर धर्म हमको पागलपत ने बन जाये 
तो हम धर्म नहीं कर सकते । अगर मोक्ष हमारी इज्जत्त न बन जाये तो हम 
मोक्ष में भी नहीं जा सकते। अगर पुण्य भी किसी बर्थ में शोपण न हो तो 
हम पुण्प भी नहीं कर सकते, क्‍योंकि शोषण हमारी आदत है, शोपण हमारे 
जीवन का ढंग है | वह व्यवस्था है हमारी । और वासना हमारा व्यवहार हैं। 
जिस चीज में हम वासना जोड़ देते हैं वही हम करते हैं, अन्यथा चहीं कर 
सकते । अगर सेवा घन-धासना हो जाये तो हम सेवा भी कर सकते हैं| सेवा 
के लिए आपको तत्पर करने वाले लोग कहते हैं कि सेवा से क्या-क्या मिलेगा, 
दान से क्या-क्या मिलेगा । सवाल यह नहीं है कि दान क्या है, सेवा क्या है। 
सवाल यह है कि आपको क्या-क्या मिछेगा, आप क्या-क्या प्रा सकोग्रे । यात्री 
आपसे कुछ करवाना हो तो आपकी वासना को प्रज्वलित करना पड़ता हैं। 
आपकी वासना प्रज्वलित न हो तो आप कुछ भी करवे को राजी व होंगे । 


(८) जीससख की मोत से पहले का सवाल 


जीसस के मरने के पहले जीसस के एक शिष्य ने पूछा कि घड़ी भा गयी 
पास, सुनते हैं हम कि आप नहीं बच सकेंगे । तो एक बात तो बता दें। यह 
तो पक्का है कि आप ईइवर के हाथ के पास सिंहासन पर बैठेंगे, हम लोगों 
की जगहें क्या होंगी ? हम कहाँ बैठेंगे ? वह तो ईदवर का राज्य होगा, 
सिंहासन होगा । आप तो पड़ोस में वैठेंगे, यह पक्का है, लेकिन हम लोगों की 
ऋमसंख्या क्या होगी ? कौन कहाँ बैठेगा ? किस नम्बर से बेठेगा ? जब भी 
आदमी कोई त्याग करता है तो पहले पूछ छेता है कि फल' क्या होगा 2 इतना 
छोड़ता हूँ, मिलेगा कितना ? और घ्यान रहे जब छोड़ने में मिलने का ख्याल हो, 
तो वह छोड़ना नहीं है, जब वारगेतिंग है, वह एक सौदा है । 


महावीर कहते हैं सेवा से मिलेगा कुछ भी नहीं। कुछ कंदेगा | ऊर्चे 
मिलेगा नहीं, कुछ कठेगा। कुछ छुटेगा । कुछ हंटेगा । सेवा को भंगर 
महाचीर की तरह समझे तो वह मेडीशनल है, दवाई की तरह है। दवाई से 
“कुछ मिछेगा नहीं, सिर्फ बीसारी कटेगी । ईसाइयव की सेवा ढानिक की तरह 
है उससे कुछ मिलेगा । उसका भविष्य है । महावीर की सीवा मेडिसित की 


तरह है ) उससे कुछ बीमारी कटेगी, मिलेगा कुछ नहीं । यह भेद इतना 
गहरा हैं और इस भेद के कारण ही जैन परम्परा सैवा को जन्म ने दे पायी । 
इरना जीसस के पाँच सौ वर्ष पहले महावीर मे सेवा की बात की थी और 


महावीर - वाणी डर 


उसे अन्चर-तप कहा था। लेकिन जैन-परम्परा उसे जगा न पायी, जरा भी 
जगा न पायी । क्योंकि कोई पैशन व था उसमें । उसमें कोई त्वरा नहीं पैदा 
होती थी । फिर कुछ कटेगा, कुछ मिटेगा, कुछ छूटेगा । कुछ कमी ही हो 
जायेगी उनकी ॥ पापी के पाप का ढेर थोड़ा कम हो, तो उसको भी लगता 
है कुछ कम हो रहा है, समर्थिय इज़ मिधिंग । बीमारी भी लम्बे दिनों की 
हो और दीमारी के बाद जब कोई स्वस्थ होता है, तो उसे लगता हैँ कि सम- 
विंग मि्षिंग ] इसलिए जो रूम्वे दियों तक वीमार रह जाये और बीमारी में रस 
ले ले तो वह कितना ही स्वस्थ होना चाहता हो, भीतर कहीं कोई हिस्सा 
कहता है कि मत होओ । 


(६) वीमारी के छुख 


मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्त्तर प्रतिशत बीमार इसलिए वीमार बसे 
रहते हैं कि बीमारी में उन्हें रस पैदा हो गया, वे वीमारी को बचाना चाहते 
हैं ॥ आप कहते हैं कि वीमारी को वचाता चाहते हैं तो चिकित्सक के पास 
क्यों जाते हैं, दवा क्‍यों लेते हैं? यही तो मनुष्य का हन्द्र है, जो दोहरे काम 
एक साथ कर सकता हैं। फिए बोमारी के भी 'रस हैं और कई बार रूगता 
है, स्वास्थ्य से ज्यादा रस होंगे ॥ देखा होगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं, तो 
सारा जगत्‌ आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है । कितना चाहा कि जब 
आप स्वस्थ होते हैं, तब जगत्‌ सहानुमूतिपूर्ण हो जाये, ढेकिन तब जगत्‌ 
सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता । जब भाप बीमार होते हैं पतो घर के लोग प्रेम का 
व्यवहार करते हुए मालूम पड़ते हैं। जब आप बीमार नहों होते हैं तब चैपा 
व्यवहार करते नहीं मालूम पड़ते । जब भाप वीमार होते हैं तो ऐसा मालूम 
होता है कि आप सेंटर हो गये और सारी दुनिया परिधि पर है । जापके बास- 
पास नर्स घूम रही हैं, डावटर चक्कर लगा रहे हैं, परिवार आपके ईदे-गिर्दे घर 


रहा है, मित्र आ रहे हैं। देखनेवाले आ रहे हैं। आप ध्यान रखते हैं कि कौन 
देखने नहीं जाया ॥ 


(१०) लड़का मर गया तो क्या, तारों का ढेर तो चढ़ा 


मेरे एक मित्र का लड़का मर गया। जवान लड़का मर गया । उनकी 
उम्र सो ७० वर्ष है। छातो पीटकर रो रहे थे। ; 


! ह जब में पहुंचा तो पास में 
उन्होंने टेलिग्राम्स का ढेर लगा रखा था। जल्दी से मैंने उनसे दो एक मिनठ 


धर 


4 न मदह्दावीर - वाणी 


वात की, लेकिन मैंने देखा उत्तकी उत्सुकता बात में नहीं, इसमें है कि वे ठेलि- 
ग्राम्स मैं देख जाऊँ। उन्होंने टेलिग्राम्स मेरी तरफ सरकाये और कहा कि 
पभधानमंत्री मे भेजा, राष्ट्रपति ने भेजा । जब तक मैंने देलिग्राम्स न देख लिये 
तब तक उनको तृप्ति न थी, बड़े दुःख में थे। लेकिन दुःख में भी रस लिया 
जाता है। ये टेलिग्रम्स वे फाइ़कर न फेंक सके, ये टेलिग्राम्स वे भूल न सके, 
इनका वे ढेर रूगाये रहे । पंद्रह दिन घाद जब मैं गया, तब ढेर और बड़ा हो 
गया था। ढेर लुगाये हुए अपने पास ही रखे रहते थे। कहते थे, आत्महत्या कर 
लूंगा | क्योंकि जब क्या जीना ) जवान लड़का मर गया । मरा मुझे चाहिए 
था| यानी कहते थे आत्महत्या कर लूंगा और तारों का ढेर बढ़ाते जाते थे । 
मैंने कहा, कव करियेगा, पंद्रह दिन तो हो गये ? जितने ही दिन बीतते जायेंगे, 
उतना ही मुश्किल होगा करता। इसपर उन्होंने मुझे ऐसे देखा, जैसे कोई 
दुश्मच को देखे । उन्होंने कहा, भाप क्‍या कहते हैं ? माप और ऐसी बात कर 
रहे हैं! लेकिन वे आत्महत्या करने के लिए इसलिए कह रहे थे पंद्रह दिन से 
नि तर, कि जब आत्महत्या की बात कोई भी सुनता था, तो सहानुभूति प्रकट 
करता था । मैंने कहा, मैं सहानुभूति प्रकट न करूँगा । इसमें आप रस जे रहे 
हैं । बस, उसी दिन से वे मेरे दुश्मन हो गये । 


इस दुनिया में सच कहना दुश्मन बनाना है। दुनिया में किसी से भी सर्च 
कहना दुश्मन बनाना है। भूठ बड़ी मित्रताएँ स्थापित करवा है। कभी एक 
दफा देखें, चौबीस घंटे तय कर लें कि सच ही वोलेंगे तो आप पायेंगे सब मित्र 
बिदा हो गये । बस, चौबीस घण्टा, इससे ज्यादा नहीं । देखेंगे कि पत्नी अपना 
सामाच वाँघ रही है, लड़के-वच्चे कह रहे हैं तमस्कार, मित्र कह रहे हैं पुम 
ऐसे आदमी थे ! बहरहाल सारा जयत्‌ शत्रु हो जायेगा । 


(११) चाणी मधुर है, मगर वकबास वन्द कर 


मुल्छा नसरुद्दीन एक सुबह वैठकर अखबार पढ़ रहा था। और जैसा कि 
अखबार से सभी पल्तियाँ नाराज होती हैं, उसकी पत्नी भी नाराज हो रही 
थी कि क्‍या तुम सुबह से अखवार लेकर बैठ जावे हो ! एक जमाना था कि 
सुबह से घुम मेरी सूरत की बातें करते ये जोर ब्व छुम कुछ वात नहीं 
करते । एक वक्‍त था तुम कहते ये कि तेरी वाणी कोयल जैसी मधुर है औौर 
मव कुछ भी नहीं कहते | मुल्ला ने कहा, है तेरी वाणी मधुर, मगर बकवास वन्द 


डा 


महावोर - वाणी प्र 


कर। मुझे अखबार पढ़ना है । मुझे अखबार पढ़ने दे | तो दोहरा है आदमी 
मजबूरी है उसकी । क्योंकि सीधा और सच्चा होने नहीं देता समाज । सहँगा 
पड़ जायेगा । इसलिए झूठ को पोंछता चला जाता है । 


मुल्ला ने जब तीसरी शादी की, तो तीसरे दिन रात को पत्नी ने कहा 
कि अगर तुम ब्रा न मानो तो मैं अपने नकली दाँत निकाल कर रख दूं, 
क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती । मुल्ला ने कहा, तो मैं अपनी लकड़ी की 
टॉग अलग कर सकता हूँ ओर अपने झूठे बाल अलग कर सकता हूँ | तथा काँच 
की आँख रख सकता हूँ ओर विश्वाम कर सकता हूँ । धन्यवाद, हे परमात्मा ! 
तूने मच्छा बता दिया; नहीं तो तीन दिन से हम भी कहाँ सो पा रहे हैं ॥ 
और वह भी नहीं सो पा रही, क्‍योंकि वे झूठे दाँत सोने कैसे देंगे ? 


(१२) झूठे चेहरे भोढ़े हुए 


हम .सब एक दूसरे के सामने चेहरे बनाये हुए हैं, जो झूठे हैं। लेकिन 

रिलैक्स कैसे करें ? सत्य रिलैक्स कर जाता है। लेकिन सत्य में जीना कठिन 
पड़ता है इसलिए हम दोहरा जीते हैं॥ एक कोने में कुछ, एक कोने में कुछ 
भौर सब चलाते हैं । वीमारी में रस है, यह कोई बीमार स्वीकार करने को 
राजी नहीं होता, लेकिन वीमारी में रस है। इतना रस स्वास्थ्य में भी नहीं 
आता जितना बीमारी में आता है । इसलिए स्वास्थ्य को कोई बढ़ा चढ़ाकर 
नहीं बताता । बीमारी को सब लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ॥ यह जो हमारा 
चित्त है यह इन्द्र से भरा है। इसलिए हम कहते कुछ मालूम पड़ते हैं, कर 
कुछ और रहे होते हैं। कहते हैं गरीब पर बड़ी दया भा रही है, लेकित उस - 
दया में भी रस लेते मालूम पड़ते हैं। अगर दुनिया में कोई गरीब न रह जाये, 
तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होगी, जो गरोबों की सेवा करने रे 
पैशनेट रस छे रहे हैं । वे क्या करेंगे ? अगर दुनिया नैतिक हो जाये तो जो साधु 
दुनिया को नैतिकता समभाते फिरते हैं, ऐसे उदास हो जायेंगे कि जिसका 
हिसाब लगाना मुदिकल हो जायेगा । ऐसा कभी होता नहीं है, कभी मौका नहीं 
आता । लेकिन एक दफा आप सौका दें और नैतिक 

कहें कि आप चोरी मत करो, तो आप कहें हम करते ही नहीं । वह कह्दे क्ूठ 
मत्त बोलो, आप कहें हम बोलते ही नहीं; बेईमानी मत करो, आप कहें कि हम 
ु करते ही नहीं। वह कहे दुसरे को स््री की तरफ मत देखो, आप कहें हम 


ही जायें और जब साधु 


४३० सह्ाचीर - दाणी 


बिलकुल अन्चे हैं, देखने का कोई सवाल ही महीं है। यदि ऐसा हो तो भाप 
साधु के हाथ से उसका सारा काम ही छीन ले रहे हैं, पुरी जड़ ही उचाड़े ले 
रहे है । ताधु क्या करेगा ? 


(१३) अगर असाघु नहीं होंगे तो साधु कहाँ से जी पायेगा ! 


यह कठित होगा समझना, लेकिन साधु असाधु के रोगों पर जीता है, 
पैरासाइट हैं। ये जो भस्राधु चारों तरफ दिखायी पड़ते हैं, उनके ऊपर ही 
साधु जीता है। अगर दुनिया सच में साधु हो जाये तो साधु एकदम काम से 
धाहर हो जायें । फिर तो उसको कोई काम नहीं बचता। जो साधु आपको 
समझा रहे थे, (समझाते दकत आदमी गुरू हो जाता है। ऊपर हो' जाता है, 
शुपीरियर हो जाता उससे, जिसे सममाता हैं। इसलिए समझाने में रस जाता 
है) अगर समझाने में रस था, अगर समझाने में आपके अज्ञाव का शोपण था, 
अगर समझाने में आप सीढ़ी थे उत्तके ज्ञान की तरफ बढ़ने में, तो इसमें कोई 
हैरासी न होगी कि जिस दिन सारे छोग साधु हो जायें, उस दिव वह जो साधुता 
समझा रहा था, ईमानदारी समझा रहा था, बह आपको वेईमानी के राज 
बहाने छगेगा कि बेईमानी के विचा जीना मुद्दिकल है, चोरी करनो ही पड़ेगी, 
भसत्य बोलना ही पड़ेगा, चहीं तो मर जाओगे, जीवन में रस ही लो जायेगा । 


लेकिन अगर वह सचमुच में हो साधु था, समक्राना उसका रस सच था, 
शोषण न था, तो वह प्रसन्न होगा, आवन्दित होगा और कहेगा कि समझाने 
की झंभाट मिटी । लोग साधु हो गये, वात ही खतम हो गयी । कब सुझे 
समफ्राते का उपद्रव भी न रहा । अगर सेवा में आपको रस आ रहा हे जिससे 
कि जापको रूगता है कि आप कहीं स्वर्ग में जा रहे थे, सुख में, आदर में, 
प्रतिष्ठा में, सम्मान में प्रविष्ठ हो रहे थे और तब अगर सेवा करवाने को कोई 
भी न मिले, तो आप बड़े उदास और दुखी हो नायेंगे। छैकित अगर जया 
जैयाबृत्य है, जैसा महावीर मानते हैं, तो आप प्रसन्न होंगे कि अब आपका कोई - 
ऐसा कर्म नहीं बचा, जिसके करण आपको किसी की सेवा करती पड़े । भाप 
प्रसप्न होंगे, प्रफुल्लित होंगे, प्रमुदित होंगे, आनन्दित होंगे । बाप कहँगे 
धन्यवाद । निर्णरा वही है । 

सेवा में कोई रस नहीं है। सेवा केवल मेडिसिनल हैं। जो किया है, उसे 
पोंछ डालना हैं। ध्यान रहे जो व्यक्ति सेवा करेगा दुसदे की और कहेसा वह 


सहावीर - वाणी ४३२१ 


बीमार है इसलिए सेवा करता हूँ, .वृद्ध है इसलिए सेवा करता हूँ; वह घीमार 
होने पर सेवा मंग्रेगा, वृद्ध होने पर सेवा माँगेगा, क्योंकि ये एक ही तक के 
दो हिस्से हैं। लेकित महावीर की सेवा करने की जो घारणा है, उसमें सेवा 
माँगी नहों जायेगी। क्‍योंकि सेवा कभी इस दृष्टि से की नहीं गयी, इसलिए 
माँगी भी नहीं जायेगी । माँगने का कोई कारण नहीं हैं ॥ और अगर कोई सेवा 
न करेगा तो उससे क्रोध पैदा न होगा, उससे कष्ट भी मन में न आयेगा । उप्तसे 
ऐसा भी न लगेगा कि इस आदमी ने सेवा क्यों नहीं की । अगर आप सेवकों के 
आश्रमों में जाकर देखें जो कि सेवा करते हैं, तो आप एक भौर मजेंदार बात 
देखेंगे कि वे सेवा लेते भी हैं उतनी ही मात्रा में, और उतनी ही सख्ती से । 
सख्ती उनकी भयंकर होती है ॥ वे जरा सी बात चज्रूक नहीं सकते 3 घोर कभी- 
कभी अत्यन्त हिसात्मक हो जाती है वह सख्ती ॥ यह बहुत मजे बी चात है 
कि जितने सख्त जाप अपने पर होते हैं उससे कम सख्त जाप किसी पर नहीं 
हो सकते, बल्कि ज्यादा ही सछत होंगे । कभी-कभी वहुत छोटी-छोटी वातों में 
बहुत जजीव घटना घटती है । 


(१४) अकुशासन का शासन 


गांधीजी नोआखाली सें यात्रा पर ये । बड़ा कठिन था वह हिस्सा, एक- 
एक गांव खून औौर लाशों से पठा था। एक युवती उनकी सेवा में थी। वह 
उनके साथ चल रही थी । एक गाँव से अड्डा उखड़ा। दोपहर वहाँ से चले, 
सांफ दूसरे गाँव पहुँचे । गाँधीजी समान करने वेंठे, तो देखा उनका पत्थर, 
जिससे वे पैर घिसते थे, पीछे छूट गया है पिछले गाँव में । रात उतर रही है, 
अँघेरा उतर रहा है। उन्होंने उस लड़की को बुलाया और कहा कि यह भूल 
कंसे हुईं ? क्‍योंकि गांधी कभी भूल नहीं करते, सलिए किसी की भूल बर्दाश्त 
नहीं कर सकते । बोले, वापस जाओ झौर वह पत्थर लेकर आओ | सोचिये, 
नोआखाली भें चारों तरफ आग जल रही है, लाशें विछी हैं, और वह अकेली 
लड़की रोतो, घबड़ती, छाती घड़कती वगपस लौटी। उस पत्यर में छुछ भी न 
था। वैसे पचास पत्थर उस गाँव से भी उठाये जा सकते थे, लेकिन अनुशासन ! 
जो आदमी झपने पर पक्का अनुशासन रखता है, चह आदमी दूसरों की गर्दन 
दवा लेता है । क्‍योंकि खुद नहीं भूलते कोई चीज, तो दूसरा कैसे भूछ जाता 
है ? तव ऊपर से दिखने वाला अनुशासन गहरे भें हिंसा हो जाता है। सोचिए, 
वह भी कोई बात थी ! आदमी भूल सकता है, सूलना स्वाभाविक है ।' और 


३२ महावीर - वाणी 


कोई बड़ा कोहिनूर हीरा नहीं भूल गया है। पैर घिसते का पत्यर भूल गया 
है। लेकिन वहाँ सवाल पत्थर का नहीं हैं, सवाल सख्ती का है, सवाल नियम 
का है। नियम का पालत होना चाहिये । अगर आप अनुशासन, सेवा, तियम, 
भर्यादा इस तरह की बातें माननेवाले लोगों के पास जाकर देखें, तो आपको 
डूसरा पहलु भी बहुत शीघ्र दिखायी पड़ना शुरू हो जायेगा । जितने सख्त वे 
अपने पर हैं उससे कम सख्त वे दूसरों पर नहीं हैं। जब आप किसी के पैर 
दाब रहे हैं तब आप किसी से पैर दवाये जाने का इन्तजाम भी कर रहे हैं 
मन के किसी कोने में। और अगर आपके पैर न दावे गये उस दिन, तब 
आपकी पीड़ा का अन्त न होगा । 


(१४) सेवा नहीं, पाप-प्रक्षालन 


छेकिन महावीर की सेवा का इससे कोई संवंध नहीं है । महावीर तो कहते 
हैं कि अगर कोई मेरी सेवा करता हैं तो वह इसलिए करता है कि उसके 
किसी पाप का प्रक्षालन होना है। अगर नहीं है पाप का भ्रक्षालन, तो बात 
समासत हो गयी, तो कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। इसमें दुसरे को गौरव दिया 
जाये, तो फिर दुसरे को मिन्‍्दा भी दी जा सकती हैं| लेकिन न कोई तिन्‍्दा है 
न कोई गौरव है। वैयावृत्य का ऐसा ही अर्थ है। इसलिए आप जब भी सेवा 
कर रहे हों तब ध्यान रखें कि वह भविष्य-उन्मुख थे हो । तभी बाप अंतरु-तप 
कर रहे हैं। जब आप सेवा कर रहे हों तो वह तिष्प्रयोजन हो, अन्यथा समझ 
हे, आप अंतर्‌-तप नहीं कर रहे हैं । सेवा से किसी तरह के गौरव-गरिमा 
की कोई भावना भीतर गहन न हो, अन्यथा आप सेवा नहीं करे रहे हैं, 
बैयावृत्य नहीं कर रहे हैं 

ओर क्‍यों इसको अंतरु-तप कहते हैं महावीर ! इसलिए अंतरुन्तप कहते हैं 
कि इसका करता कठिन है । वह सेवा सरल' है जिसमें कोई रस भा रहा हो। 
इस सेवा में कोई भी रस नहीं हैं । यह सिर्फ लेन-देवा ठीक करना है । इसलिए 
यह तप और बड़ा आंतरिक तप है। क्योंकि हम कुछ करें और कर्ता न चर्न, 
इससे बड़ा तप क्या होगा ? सेवा जैसी चीज करें जो कोई करने को राजी 
नहीं है, कोढ़ी के पैर दबायें जौर फिर भी मन में कर्ता न बनें, तो तव हो 
जायेगा और बहुत बड़ा आंतरिक तप हो जायेगा। आंतरिक क्‍यों कहते हैं ? 
आंतरिक इसलिए कहते हैं कि सिवाय आपके ओऔर कोई न पहचान सकेगा | वात 
औतरी है, आप ही जान सकेंगे; लेकिन आप बिल्कुल जाँच लेंगे। कठिनाई 
नहीं होगी । जो भी भादमी भीतर की जाँच में संलग्न हो जाता है वह ऐसे ही 


सहावीर - वाणी घ्३्३ 


जान लेता है जैसे आपके पर में कांटा भड़ता है तव आप जान लेते हैं कि दुःख 
रहा है । जब आलिगन में आपको कोई गले लगा छे तो आप कैसे जानते हैँ 
कि हृदय प्रफुल्लित हो रहा है ? जब कोई आपके चरण में सिर रख देता है तो 
आपके भीतर जो लहर दौड़ जाती है, वह आप कैसे जान लेते हैं ? उसके 
लिए कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, भांतरिक मापदण्ड आपके 
पास है। तो जब सेवा करते वक्‍त आपको किसी भी तरह की भविष्य-उन्मुखता 
मालूम पड़े तो समृझता कि महावीर ने उस सेवा के लिए नहीं कहा है। अगर 
कोई पुण्य का भाव पैदा हो तो जानना कि महावीर ने उस सेवा के लिए नहीं 
कहा है । अगर ऐसा लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ विशिष्ट, तो समभना 
सहावीर ने उस सेवा के लिए नहीं कहा है। अगर यह कुछ भी पैदा न हो 
ओर फिर सेवा ऐसे हो जैसे तर्ते पर लिखी हुई कोई चोज हो जिसे किसी ने 
पोंछकर मिटा दिया और तर्ता खाली हो गया, आप भीतर खाली द्वो गये, 
सो समझना आप अंतर-तप में प्रवेश ऋर रहे हैं । 


(१६) स्वाध्याय/न्‌ मा प्रमद्‌ः 


महावीर ने वैयावृत्य के बाद ही जो तप कहा है, वह है स्वाष्याय । यह चौथा 
त्तप है । भिश्चित ही अगर सेवा का आप ऐसा प्रयोग करें तो आाप स्वाघ्याय में 
उतर जायेंगे, स्वयं के अध्ययन में उतर जायेंगे । लेकिन स्वाध्याय से वड़ा गौण' 
अर्थ लिया जाता रहा हैं। वह है शार्मों का अध्ययन, पठन, मनन | महावीर 
अध्ययन भी कह सकते थे, स्वाध्याय कहने को क्या जरूरत ? उसमें 'स्व” जोड़ने 
का क्‍या प्रयोजन था ? अध्ययन काफी था । स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं 
का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन नहीं । छेकिन साधु शास्त्र खोले बेठे हैं। उनसे 
पूछिये सुबह से क्‍यां कर रहे हैं, वे कहते हैं स्वाध्याय कर रहा हैं । शास्त्र 
निश्चित ही किसी और का होगा । स्व का दास्त्र महों बन सकता । भौर अगर 
झुद के ही शास्त्र पढ़ रहे हैं तो विल्कुल बेकार पढ़ रहे हैं। क्योंकि खुद का लिखा 


हुआ है, अब उसमें पढ़ने को क्या बचा होगा ३ उसमें जानने को क्या रह 
गया होगा ? 


(१७) क्‍या आप जानते हैं कि आप क्‍या हैं? 


स्वाध्याय का बर्थ है स्वयं का अध्ययन | यह बड़ा कठित्र है, जब कि 
शास्त्र पढ़ना वड़ा सरल है। जो भी पढ़ सकता है वह शास्त्र पढ़ सकता हैं । 


४३४ महावीर - वाणी 


पठित होना काफी है। लेकिन स्वाघष्याय के लिए पठित होना काफी नहीं हैं, 
: क्योंकि स्वाध्याय वड़ा जटिल' मामला है। आप बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आप 
घहुत उलभन में हैं ॥ आप एक ग्रंथियों का जाल हैं। शाप एक पूरी दुनिया 
हैं । हजार तरह के उपद्रव हैं वहाँ । उन सबके अध्ययन का नाम स्वाध्याय 
है । तो अगर आप अपने क्रोध का अध्ययन कर रहे हैं, तो भी स्वाध्याय कर 
रहे हैं। हाँ, क्रोध के संबंध में शास्त्र में क्या लिखा है, अगर उसका अध्ययन 
कर रहे हैं, तो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं । आपके भीतर सब मौजूद है । जो 
भी किसी शास्त्र में लिखा है, वह सब आपके भीतर मौजूद है । इस जगत में 
जितना भी जाना गया हैं, वह प्रत्येक आदमी के भीतर मौजूद है! भौर इस 
'जयत्‌ में जो भी जाना जायेगा, वह प्रत्येक आदमी के भीतर भाज' भी मौजूद 
है । आदमी एक शास्त्र है, परम शास्त्र, द अल्टीमेट स्क्रिप्चर । इस वात को 


समर्भे तो महावीर का स्वाध्याय सम में आयेगा । 


मनुष्य परम शास्त्र है । क्‍योंकि जो भी जाना गया है, वह मनुष्य ने जाता। 
जो भी जाना जायेगा, वह मनुष्य जानेगया । काश ! मनुष्य स्वयं को ही जात 
ले, तो जो भी जाता गया हैं और जो भी जाना जा सकता है, वह सब जात 
लिया जाता है । इसलिए महावीर से कहा है कि एक को जान डरने से 
सबको जाम लिया जाता है। स्वयं को जान लेने से सर्वे जान लिया जाता है । 
इसके कई आयाम हैं। पहली तो बात यह कि जानने योग्य जो भी हैं, 
उसके हम दो हिस्से कर सकते हैं--एक तो झआाव्जेक्टिव, वस्व॒ुगत; ईपरा 
सब्जक्टिव, आत्मगत । जानने में दो घटनाएँ घटती हैं। एक जाननेवाला होता 
है और जानी जानेवाली 'वीज होती है । विषय होता है जिसे हम जानते हैं और 
जाननेवाला होता है जो जानता है । विज्ञान का सम्बन्ध विषय से है, आव्जेबठ 
से है, वस्तु से है, जिसे हम जानते हैं उसे जानने से हैं। घर्में का सम्बन्ध ज्से 
जानने से है, जिससे हम जानते हैं। जो जानता हैं उसे जानने से हैं । शीत को 
जावना धर्म है और ज्ञेय को जानना विज्ञान है। ज्ञेय को हम कितना ही जात 
हें तो ज्ञाता के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। कितना ही हम जान 
चाँद, तारों, सूरज के सम्बन्ध में, तो भी अपने सम्बन्ध में कुछ भी का नहीं 
चलता | बल्कि एक बड़े मजे की वात है कि हम जितना द्वी वस्तुओं के संबंध 
में ज्यादा जान लेते हैं उतना ही वह हमें भूल जाता है जो जानता हैं । वर्योकि 
जायकारी वहुत इकट्टी हो जाये तो ज्ञाता छिप जाता है । आप इतनी चीडों 


मद्दावीर - वाणी ३५ 


के सम्बन्ध में जानते हैं कि आपको र्यपाऊरू ही नहीं रहता कि अभी जानने 
को शेष वच रहा । इसलिए विज्ञान बढ़ता जात्ता है रोज, जानता जाता 
है रोज । कितने प्रकार के मच्छर हैं, विज्ञान जानता है। प्रत्येक प्रकार के 
मच्छर की कया खूबियाँ हैं, विज्ञान जानता है । कितने प्रकार की वनस्पतियाँ 
हैं, विज्ञान जानता है। प्रत्येक वनस्पति में क्या-वया छिपा है, विज्ञान जानता 
हैं। कितने सूरज हैं, कितने तारे हैं, कितने चाँद हैं, सव विज्ञान जानता है। 
(१८) महावीर: मिथ्या ज्ञानी किसे फहते हैँ ? 

आइन्स्टीन ने मरते ववत कहा था, कि अगर मुझे दुवारा जीवन मिले, 
तो मैं एक संत होना चाहूँगा। जो खाद के आस-पास इकट्ठठे थे, उन्होंने' 
पूछा, क्‍यों ? तो भाइच्स्टीच ने कहा, जानने योग्य तो अब एक ही वात 
मालूम पड़ती है कि वह जो जान रहा था, वह कौच है? यह सब जान 
लिया कि चाँद तारे कितने है, लेकिन होगा क्‍या ? दस हैं कि दस हजार हद 
कि दस करोड़ हैं कि दस अरब हैं, इससे होगा क्‍या ? दस हैं ऐसा जानने 
वाला भी वहीं खड़र रहता है, दस करोड़ हैं ऐसा जानने वाला भी वहीं खड़ा 
रहता है, दस अरब हैं, ऐसा जानने वाला भी वहीं खड़ा रहता है। जानकारी 
से जानने वाले में कोई मी परिवतेन नहीं होता । लेकिन एक भ्रम जरूर पैदा 
होता है कि मैं जानने वाला हूँ। महावीर ऐसे जानने वाले को मिथ्या ज्ञानी 
कहते हैं। जाननेवाला जरूर कहते हैं, लेकिन मिथ्या जानने वाला है । ऐसी 
चीजें जानने वाला है जिसके बिना जाने भी चल सकता था और ऐसी चोजें 
छोड़ देने वाला है जिनके विना जाने नहीं चछ सकता। जो कीमती है वह 
छोड़ देते हैं हम और जो गैरकीमती है, वह जान लेते हैं। आखिर में जानना 
इकट्ठठा हो जाता है और जानने वाला खो जाता है। मरते वक्‍त हम बहुत 
कुछ जानते है, सिर्फ उसे ही नहीं .जानते हैं जो मर रहा है। भदुभुत है यह 


बात कि आदमी अपने आप को नहीं जानता । इसलिए महावीर ने स्वाष्याय 
को कीमती अंतर तपों में गित्ता है | 


(१९) शास्त्र पढ़े का होय ? 


222 चौथा अच्तर्‌-त्तप है. इसके बाद दो ही तप बच जायेंगे | और 
उन दो तपों के घाद एक्सप्लोजन, विस्फोट घटित होता है। स्वाध्याय तो 

हि | उसः 
विस्फोट के निकट को सीढ़ी है। जहाँ क्रान्ति घटित होती है, जहाँ जीवन 


रे सहावीर - वाणी 


नया हो जाता है, जहाँ आपका पुनर्जन्म होता है, नया भादमी आपके भीतर पैदा 
होता है, पुराना समाप्त होता है | स्वाध्याय अब बहुत करीब ले आया है। भव 
दो ही भौर सीढ़ी बचती हैं। इसलिए स्वाध्याय का अर्थ शासत्र का अध्ययव 
नहीं है । शास्त्र का अध्ययन कितना कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं कोई क्रास्ति 
घटित होती नहीं मोलूम होती, कहीं कोई विस्फोट नहीं होता । सच तो यह 
है कि जितना ही आदमी शास्त्र को जानता है, उतना ही स्वयं को जानने की 
जरूरत कम मालूम पड़ती है | क्योंकि लगधा है कि जो भी जाना जा सकता है, 
वहु सब मुझे मालूम है । महावीर क्‍या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, क्राइस्ट 
क्या कद्ठते हैं, वह जानता हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वह जानता हैँ । 
बिना जाने जानता है। यह मिरैकल है । बिता जाने जातता है। उसे कुछ 
भी पत्ता नहीं है कि आत्मा क्या है। उप्ते कोई स्वाद नहीं मिला आत्मा का। ह 
उसने परमात्मा की कभी कोई ऋछक नहीं पायी । उसने मुक्ति के आकाश्ष में 
कभी एक पंख भी नहीं मारा । उसके जीवन में कोई ऐसी किरण नहीं उतरी, 
जससे बह कह सके कि यह ज्ञान है, जिससे प्रकाश हो गया। सब अच्घेरा 
मरा है । भौर फिर भी वह जानता हैं कि सब जानता हूँ । इसे महावीर भिथ्या 


*»शान कहते हैं । 


दास्त्र से जो मिलता है वह सस्य नहीं हो सकता | स्वयं से जो मिलता है, 
ही सत्य होता है। यह स्वयं से मिला सत्य शास्त्र में लिखा जाता है। लेकिन 
शास्त्र से जो मिलता हैं, वह स्वयं का नहीं होता । शास्त्र कोई मौर लिखता 
है । वह किसी और की खबर है जो आकाश में छड़ा है। वह किसी औौर की 
खबर है, जिसने प्रकाश के दर्शन किये हैं। बह किसी और की खबर है, जिसने , 
सागर में डुबकी लगायी । लेकिन आप किनारे पर बैठकर पढ़ रहें हैं। इसको 
मत भूल जाना कि किमारे पर बैठकर आप कितना ही पढ़ें, सागर में द्वरकी 
लगाने वाले का वक्‍तव्य, आपकी डुबकी नहीं हो सकता । मगर डर यह हैं कि 
शास्त्र में भी डुबकी लगा छेते हैं लोग ! और जो शास्त्र में डरुवकी लगा लेते हैं 
वे भूल ही जाते हैं कि सागर अभी बाकी है। और कभी-कभी शाख्र में ऐसी 
डुबकी लग जाती है कि भूल ही जाता हैं कि सागर जागे है । तो शासत्र साभर 
की तरफ ले जानेवाला कम ही सिद्ध होता है सागर की तरफ जाने में एकावठ 
ज्यादा सिद्ध होता है। इसलिए महावीर शात्त के अध्ययन को स्वाध्याय नहीं 


नकहते हैं । 


मद्दावीर - वाणी श्३्७ 
(२०) ये तथाकथित छानी 


इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर शास्त्र के अध्ययन को इन्कार कर 
रहे हैं, लेकिन वह स्वाध्याय नहीं है। इसको अगर खरुयाल में रखा जाये, तो 
शास्त्र का अध्ययन भी उपयोगी हो सकता है। हाँ, उपयोगी हो सकता है 
अगर यह खयाल में रहे कि शास्प्र का सागर सागर नहीं; बोर शास्त्र का 
अ्रकादा, प्रकाश नहीं; और ज्ञाख्र का आकाश, आकाश नहीं; और शास्त्र का 
परमात्मा, परमात्मा नहीं; मौर शास्त्र का मोक्ष, मोक्ष नहीं । और इसके साथ 
यह भी स्मरण रहे कि किसी ने जाता होगा, उसने छाव्दों में कहा है। लेकिन 
झावदों में कहते ही सत्य खो जाता है। केवल छाया रह जाती है। यह सब 
स्मरण रहे, तो दास्त्र को फेंककर किसी दिन सागर में छलांग लगाने का मन 
आ जायेगा | लेकिन अगर यह स्मरण न रहे, सागर ही वन जाये शास्त्र, सत्य 
'ही बन जाये शास्त्र, शास्त्र में ही सब भठकाव हो जाये तो शास्त्र सागर को 
पछेपा लेगा । इसलिए कई बार अज्ञानी कूद जाते हैं परमात्मा में और ज्ञानी 
चंचित रह जाते हैं। तथाकधित ज्ञादची दि सो-फाल्ड नोभस, वंचित रह 
जाते हैं। इसलिए उपनिषद्‌ कहते हैं कि अज्ञानी तो अन्धकार में भठकता है, 
लेकिन ज्ञानी महा अन्धकार में भटकता है । स्वाध्याय का अर्थ है---स्वयं में 
'उतरो और स्वयं का अध्ययन करो। पूरा जगत्‌ भीतर है। वह सब्जेक्ट है। आत्मा 
का घह जगत्‌ पूरा भीतर है। उसे जानने चलो। छेकिन इसके लिए रुख 


बदलना पड़ेगा । तो स्वाध्याय' का पहला सूत्र है---रुख़ । वस्तु के भ्रष्ययन् को 
3 5 2000::% ४2 24 
छोड़ो, अध्ययन करनेवाले का अध्ययन करो । 
(2230 00007 2४ 


जेंसे उदाहरण के लिए आप मुझे सुन रहे हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं 
सो आपने कभी झियाल किया है कि जितनी तल्लीनता से आप मुकके सुनेंगे, उतना 
हो आपको भूल जायेगा कि आप सुनने वाले हैं ? जितनी तल्लीनता से माप 
मुझे सुनेंगे, उतना ही आपके स्मरण के बाहर हो जायेगा कि आप भी यहाँ 
मोजूद हैं, जो सुन रहा है । बोलने वाला प्रगाढ़ हो जायगा, सुनने वाला 
झूल जायेगा। हार्लाँकि आप बोलने वाले नहीं, सुनने वाले हैं। जब आप 
सुन ह तब दो घटनाएँ घट रही हैं। शब्द जो भा 
जो जापसे बाहर हैं भौर आप जो भीतर हैं। झा हत्वपूर्ण हो जायें 
सुनते वक्‍त जोर सुनने वाला ग्रोण हो जायेगा। हक जाय 


५ अगर आप पूरी त 
सल्लीन हो गये, तो बिल्कुल भूल जायेगा । आत्म-विस्मरण ही जगा रह 


पके पास आ रहे हैं 


श्श्८ सहावीर - वाणी 
(२५१) अच्छा वोछे कि ठीक वोले 


मेरे पास लोग आते हैं। जब कोई मेरे पास भाता है और वह कहता 

कि बाज जाप वहुत अच्छा बोले, तो मैं जान जाता हूँ कि आज क्या 
हुआ ? जाज यह हुआ कि वे अपने को भूल गये और कुछ नहीं हुआ । 
आत्म-विस्मरण हुआ । आज घंटे भर उनको अपनी याद नहीं रही, इसलिए 
वे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बोले | घंटे भर उतका मनोरंजन इतना हुआ 
कि उनको अपना पता भी नहीं न रहा। पंद्रह वर्ष से निरन्तर सुबह साँझ 
मैं बोलता रहा हु । एक भी आदमी नहीं है, जो आकर यह कहता हो कि 
आज आप बहुत ठीक बोले) वह कहता है, बहुत अच्छा बोले । क्योंकि 
अगर कुछ ठीक बोले, तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा बोले, तो हो 
चुकी बात) कोई आदमी नहीं कहता मृझसे कि सत्म बोले । सुखद बोले: 

कहता है | सत्य बोले, तो बेचैनी पैदा होगी। सुखद बोले, बात खतम हो 

- गयी, सुख मिल चुका है। लेकिन सुख आपको कब मिलता है, वह ५५ 
जानता हूँ। जब भी आप अपने को भूलते हैं, तब ही सुख मिलता हे 

चाहे सिनेमा में भूलते हों, चाहे संगीत में भूलते हों, त्राहे कहीं ध्रुतकर 

भूलते हों, चाहे पढ़कर भूछते हों, चाहे सेक्‍स में भूलते हों, चाहे शराव 

में भूछते हों। मुझे भलीर्भाति पता है कि आपको सुख कब भिछता है £ 

जब भाप अपने को भूलते हैं, तव ही मिलता है। ' 


(२२) ध्यात में लगे हुए दोहरे तीर 


लेकिन जब अपने को भूलते हैं, तभी स्वाध्याय बन्द होता है । जद 
जाप अपने को स्मरण करते हैं, तव स्वाध्याय शुरू होता है। तो जब 2 
घोल रहा हूँ, एक प्रयोग करें, यहीं बौर अभी । सिर्फ बोलने पर ही 
ध्यान मत रखें। ध्यान को दोहरा कर दें; डबल ऐरोड, दोहरे पीर 
लगा दें ध्याव सें। एक मेरी तरफ और एक अपनी तरफ ! कब सुनने 
वाले का भी स्मरण है, वह जो कुर्सी पर बैठा है, वह जो आपकी हड्ठी-मांस- 
मज्जा के भीतर छिपा है, जो कान के पीछे खड़ा है, जो आँख के पीछे. 
देख रहा है, उसका भी स्मरण रहे। रसिमेम्बर, उसको स्मरण रखे! 
कोई फिकर नहीं, उसके स्मरण में अगर मेरी कोई बात च्लुक भी जाय, 
क्योंकि मेरी इतनी घातें सुन लीं उससे कुछ भी न हुआ, गौर हुक जावगः 


महावीर - वाणी श३६ 


सो कोई हर्ण होनेवाला नहीं हैं। लेकिन उसका स्मरण रखें, वह जो 


भ्रीतर घैठा है, सुन रहा है, देख रहा है, मौजूद है । उसकी प्रेजेंस 
अनुभव करें। ध्यान उस पर जाये तो भाप हैरान होंगे जानकर कि तब जो 
मं कह रहा हूँ आपको सुखद नहीं, सत्य मालूम पड़ना शुरू होगा । और तब 


वह आपके लिए समोरंजन नहीं, आत्म-क्रांति बन जायेगा । और तव जो मैं , 


कह रहा हूँ, वह सव आप सुनेंगे ही नहीं, जियेंगे भी, जानेंगे भी । वर्योकि जब 
आप भीतर की तरफ उन्मुख होकर खडे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि 
जो में कह रहा हूँ, चह आपके भीतर छिपा पड़ा है ॥ _उससे तालमेल बैठना 
छुरू हो जायेगा । जो में कह रहा हें, वह आपको दिखायी पड़ने लगेगा कि 
ऐसा है । अगर मैं कह रहा हूँ कि कोघ जहर है, तो मुझे सुनने से बह जहर नहीं 
हो जायेगा । छेकिन अगर आप अपने श्रति उसी क्षण जाय गये और आपने 
भीतर भांका तो आपके भीत्तर जो क्रोध का रिजरवायर है, जहर काफी इकट्ठा 
है, वह दिखायी पड़ेगा । अगरु वह दिख जाये मेरे बोलते चक्‍त तो मैंने जो 
कहा, वह सत्य हो गया। क्योंकि वास्तविक सत्य मेरे शब्द के पास जो होना 
चाहिए था, वह आपके अनुभव में जा गया। तब आपके भीतर सत्य की प्रतीत्ति 
हो गयी । 


(२३) स्यूछुअछ नॉनसेस 


सुनते वक्‍त बोलनेवाले पर कम ध्यान' रखें, सुनने वाले पर ज्यादा ध्यान रखें। 
चुननेवालों पर नहीं, सुननेवाले पर ॥ सुनने वालों पर भी लोग ध्यान रख छेत्ते 
हैं। देख लिते हैं आास-पास कि किस-किस को जँच रहा है ॥ मुझसे वैसे लोग 
भी छाकर कहते हैं कि आज बहुत ठीक हुआ । उनसे पूछता हूँ, क्या बात है ? 
'चे कहते हैं, कई लोगों को जँंचा । यानी वे आस-पास देख रहे हैँ कि किस-किस 
को जेंच रहा है । और कई छोग ऐसे हैं कि जब तक दूसरों को न जेंचे, उनको 
नहीं जँचता । बड़ा म्यूचुबछ है नॉनर्सेस। पारस्परिक मू्खेता चलती है | देख 
लेते हैं आस-पास कि जेंचा, तो उनको भी जँचता है। और उनको पता नहीं 
कि बगल वाले को भी उत्तको देखकर ही जेंचता है । हिटलर अपनी सभाओं में 
चस आदमी विठा देवा था जो वक्‍त पर ताली बजाते थे । जब हिटलर ने पहली 
दफे अपने दस मित्रों को कहा कितुम भीड़ में दूर-दूर खड़े होकर ताली 
चजाना तो उन्होंने कहा, हम बजायेंमे तो बड़े वेहूदे लगेंगे । दस आदमी ताली 
घजायेंगे दस हजार में, जौर कोई नहीं वजायेगा ! कैसे वेहूदे लगेंगे ? हिटलर 


अनासनमन, 


चं्० मद्दावीर - वाणी 


ने कहा कि मैं आदमियों को जानता हूँ । पड़ोस के आदमी को देखकर वे भी 
बजाते हैं । चुम फिक्र छोड़ो । जस्ट स्टार्ट, तुम सिर्फ ताली बजा देना। तो 
हिटलर के इशारे पर वे ताली वजाते थे | वे चकित हुए कि दस हजार ऑदमी 
>साथ ताली बजा रहे हैं । क्‍यों ? क्‍या हो गया है? इन्फेक्शन है । जब आप 
बजाते हैं तो आपका पड़ोस वाला सोचता है जरूर कोई बात कीमती हो गयी, 
हम भी बजा दें। इस तरह दस आदसी दस हजार लोगों से ताली 


बजवा देते हैं। 


कभी ख्याल नहीं गाता कि क्‍या कर रहे हैं? आप ये कपड़े पहने हुए हैं 
किसी दूसरे आदमी ने आपको पहनवा दिये हैं, क्योंकि दूसरे पहने हुए हैं। 
इसलिए सुनने वालों पर ध्यान नहीं, सुननेवाले पर ध्यान । स्वयं पर ध्यान । 
भूल जायें सुनने वालों को । उनकी कोई जरूरत नहीं है बीच में आपके खड़े 
होने की । रास्ते पर चल रहे हैं तो भीड़ दिखायी पड़ती है, दूकानें दिखायी 
पड़ती हैं। एक आदमी भर दिखायी नहीं पड़ता है, बहू जो चल रहा है, वही 
भर नहीं होता मौजूद | उसका आपको पता नहीं होता, जो चल रहा है, बाकी 
भौर सब होते हैं। बड़ी अद्भुत अनुपस्थिति है ! हम अपने से अनुपस्थित हैं! 
इस अनुपस्थिति को तोड़ने का नाम स्वाध्याय हैं । 


(२४) शाराब भी तभी वेहोश करती है जब... 


गुरजिएफ ने इसे सेल्फ रिमेम्वरिंग कहा है, स्व-स्मृति कहा है--स्व्यं का 
स्मरण । कोई काम ऐसा न हो पाये, कोई भी बात ऐसी न हो पाये, कोई भी 
घटना ऐसी न घटे जिसमें मेरे भीतर जो चेतना है, वह विस्मृत द्वो जाये ) 
उसका होश मुझे बना रहे | तो फिर शराब भी कोई पी रहा ह्टो भौर अयर 
होश बनाये हुए है अपने भीतर कि मैं शराब पी रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ, तो 
घराव भी बेहोश नहीं कर पायेगी । अन्यथा पानी भी बेहोश कर सकता है 
अगर यह स्मरण बना रहे कि मैं हैँ तो शराव एक तरक पड़ी रह जायेगी मोर 
चेतना निरंतर अलग खड़ी रहेगी । यह घलग खड़ा रहना चेतता का, हम पानी 
के साथ भी नहीं कर पाते, शराव की वात तो बहुत दूर है । जब हम पीते हैं 
पानी, तो प्यास होती है, पानी होता है, पीनेवाला नहीं होता है । होता चाहिए 
पीने वाला पहले, प्यास बाद में, पानी ओर भी बाद में। तो स्वाध्याय धुरछ 
हो गया । स्वाघ्याय का बर्थ है मेरे जीवन का कोई कृत्य, कोई विचार, कोई 


महावीर - वाणी श्छ१ 


घटना, सेरी अनृपस्थिति में न घट जाये, मैं मौजूद रहें, कोघ हो तो में 
मौजूद रहें, घृणा हो तो मैं मौजूद रहें, काम हो तो में मौजूद रहूँ, कुछ भी हो 
तो मैं मौजूद रहें, सब कुछ मेरी मौजूदगी में घटे । 


और महावीर कहते हैं कि जब तुम मौजूद होते हो तो वह जो गलत है, 
नहीं घटता । स्वाध्याय में गलत घटता ही नहीं ॥ जब मैंने कहा कि शराब 
पीते वक्‍त आप अगर मौजूद हों, तो आप यह मत समकता कि आपको शराव 
पीने की सलाह दे रहा हूं कि मजे से पियो और मौजूद रहो । मौजूद तो किसको 
रहना है, लेकिन पीना तो जारी रख सकते है ! मैं आप से यह कह रहा हूँ कि 
अगर शराब पीते वक्‍त आप मौजूद रहें तो हाथ से गिलास छूटकर गिर जायेगा। 
तब शराब पीना असंभव है । वर्योंकि जहर सिर्फ बेहोशी में ही पिय जा सकते 
हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कि क्रोध करते वक्‍त मौजूद रहो तो मैं यह नहीं 
कह रहा हूँ कि मजे से करो क्रोघ और मौजूद रहो; वस, शर्त इतनी है कि 
समोजूद रहो और क्रोध करो, फिर कोई हर्ज नहीं है ! नहीं, मैं आपसे यह कह 
रहा हूँ कि आप क्रोध करते वक्‍त अगर मोजूद रहे, तो इन दो में से एक हो 
हो सकता है या तो क्रोध होगा या फिर आप होंगे । दोनों साथ मौजूद नहीं हो 
सकते । जब जाप क्रोध करते चकत मौजूद होंगे तो कोघ खो जायेगा, भाप होंगे; 
क्योंकि आपकी मौजूदगी में क्रोष जैसी रही चीजें नहीं जा सकतीं । जब घर 
का मालिक जगा हो, तो चोर प्रवेश नहीं करते । जब आप जगे हों तब ऋोध 
घुस जाये यह हिम्मत भला क्रोध फैसे कर सकता है ! आप जब सोये हुए होते हैं, 
तभी क्रोध प्रवेश कर सकता है | वह आपके उस कमजोर क्षण का ही उपयोग: 
कर सकता है, जब आप वेंहोश हैं। जब आप होछ में हों, तब क्रोध नहीं 
होता । इसलिए भहावीर जब कहते हैं कि होशपूर्वेक जियो, अप्रमाद से जियो, 
जागते हुए जियो, तो मतलब केवल इतना ही है कि जागते हुए जीने में 
जो-जो गछुत हैं, वह अपने आप गिर जायेगा | और यह अनुभव आपको होगा 
स्वाधष्याय से कि गलत इसलिए हो रहा था कि मैं सोया हुआ था । 


गलत होने का और कोई कारण नहीं है। नो रोजन ऐट आरू। सिर्फ 
एक ही कारण है कि आप सोये हुए हैं। इसलिए महावीर ने कहा है कि एक 
क्षण में भी मुकविति हो सकती है। इसी क्षण भी म॒वित हो सकती है। अगर 
कोई पुरए जरा जाये, तो गलत उसी वक्‍त गिर जाता है। और महावीर यह 
भी नहीं कहते कि कल के लिए भी रुकना जरूरसे है । यह दूसरी धात है कि 


देर महावीर - वाणी 


आप न जाग पायें तो कछ के लिए रुकता पड़े । अगर कोई सम्रग्रता से इसी क्षण 
में जाग जाये, तो सब गिर जायेगा कचरा, जिससे हमें लगता था कि हम बंधे 
हैं, जिससे लगता था कि जन्मों-जन्मों का कर्म जौर पाप जुड़ा है। स्वाध्याय 
से यह पता चलेगा कि एक ही पाप है मुर्छा, भौर एक ही पुण्य है जागरण । 


स्वाध्याय से यह पता चलेगा कि जब भी हम सोये होते हैं, तो जो भी 
हम करते हैं, बह गलत होता है। ऐसा नहीं कि कुछ गलूत होता है, कुछ ठीक 
होता है; जो भी हम करते हैं, वह गलत होता हैं। और जब हम जागे होते 
हैं तव भी ऐसा नहीं कि कुछ गलत, कुछ सही हो सकता हैं। तब जो भी 
होता है, वह सही होता है । तो महावीर ते यह नहीं कहा कि तुम सही करो | 
महावीर ने कहा है कि जाग कर करो, होशपूर्वक करो, स्मृतिपुर्वक करो। 
क्योंकि स्मुतिपूर्वक किया हुआ गलत होता ही नहीं ! ऐसे ही जैसे अन्बेरे में मैं 
व्टोलूँ गौर दीवाल से सिर ढकरा जायें और दरवाजा न मिक्ठे; लेकिन 
प्रकाश हो जाय तो दरवाजा मिल जाये, दीवाल से ठकराना न पड़े । 


(२४) अन्‍्चेरे में योक्ष भी खोजोंगे तो ठकराओंगे 


तो महावीर यह नहीं कहते कि बिना ठढकराये हुए मिकलो । महावीर 
फहते हैं कि रोशनी कर लो और मिकथ जाओ । क्योंकि अब्बेरे में टकराओंग 
ही, मोक्ष भी खोजोगे वो ठकराओगे। परमात्मा को भी खोजोगे तो टकराओगे। 
धस्धेरे में कुछ भी करोगे, टकराओगे । क्योंकि अन्बेरा है । और अच्चेरे का 
कोई और कारण नहीं है, व क्योंकि हम “भाब्जैक्ट फोकस्ड' हैं, हम वस्तुओं 
पर सारा ध्यान लगाये हुए हैं। वह घ्यान ही रोशनी है । वस्तुओं पर पड़ती 
है तो वस्तुएँ चमकवे नगती हैं । 

कभी आपने छयाल किया है ? रोज रास्ते से निकलते हैं आपके पास 
साइकिल भी नहीं है, तो कार को देखकर आपके मच में ऐसा स्याल नहीं 
क्ाता कि कार खरीद लें। इसलिए कार पर आपका बहुत घ्याव नहीं 
पड़ता । हाँ, कभी-कभी-पड़ता हैं जब कार कीचड़ उछाल देती हैं झापके ऊपर * 
निक्नलतें वक्‍त, तब ध्याव जाता है। ऐसे ध्यान नहीं जाता, ऐसे बापका 
फोकस कार पर नहीं बैठता । गौर जब तक कार पर आपका फोकस नहीं 
चैठता, तब तक कार को लेने की वासना नहीं उठती । लेकिन बाज गापकी 
लॉटरी मिल गयी, लाख रुपये मिल गये, अव देरा शाप उसी सड़क से 


महावीर - वाणी श्छ३्‌ 


गुजरिए। आप हैरान होंगे, आपका फोकृत घदल गया। आज भाप थे चोज 
देखते हैं, जो कल आपने देखो नहीं । कल आपके पास साइकिल भी नहीं थी, 
तो कभी-कभी साइक्रिल पर फोकस लगता था कि कभी दो सौ रुपये 
इकट्ठे हो जायें तो एक साइकिल खरीद लें । कभी-फी रात सपने 
में भी साइकिल पर बैठकर निकल जाते थये। कभी-क्रभी साइकिल पर 
चैंठा हुआ आदमी ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा आनन्द ले रहा 
होगा । लेकिन फोकस की सीमा है। कार वाले आदमी से प्रतिस्पर्घा 
महीं जगती थी, घ्िर्फ क्रोध जगता था। साइकिल वाले आदमी से प्रतिस्पर्धा 
जगती थी, क्रोध नहीं जगता था। एप्रोचेवल था। सीमा के भीतर था। 
हम भी हो सकते थे साइकिल पर। जरा वश की बात थी। लेकिन 
आज आपको लाख रुपये मिल गये हैं। आज साइक्रिल पर आपका 
ध्यान ही नहीं जमता। आज साइकिल ख्याल में नहीं आती कि साइकिल 
भी चल रही है। जात जापको कारें ही दिखायी पड़ती हैँ। आज कारों 
में पहली दफे फर्क मोलुम पड़ते हैं कि कौन-सी कार बीस हजार की 
है, कौन-सी पचास हजार को, कौन-सी राख की। यह फर्ने कभी 
नहीं दिखायी पड़ा था। यह फर्क आज दिखायी >पड़ेगा फोकृत में ॥ 
क्पोंकि माज चेतना उस्च तरफ बह रही है। आज लाख रुपये जेब में ५ 
हैं। भाज वे लाख रुपये उछतना चाहते हैं। भाज वे लाख रुपये क्द्ते' 
हैं लगाओ घ्प्रान में । लाख रुपये कैसे बैठे रहेंगे ? वे कहीं जाना चाहते 
हैं। वे गति करना चाहते हैं। तो आज आप का घ्यान दूसरी हो चीजों 
को पकड़ेगा । आज मकान भो दिखायी पड़ेगा तो लाख रुपये में खरीदने 
जा सकते हैं। कार दिखायो पड़ेगी। दुकान में वें चीजें .दिव्वायो पड़ेगी 


जो जापको कभी नहीं दिल्वायी पड़ी थीं। सदा थीं, पर आपको कभी 
दिखायी नहीं पड़ी थीं । बात क्‍या है ? 





आपको वही दिखायी पड़ता है, जिस तरफ आपका ध्यान होता है ॥ 
जह नहीं दिखायी पड़ता जिम तरफ आपका ध्प्राव नहीं होता। हमारा 
सारा ध्यान बाहर की तरफ है, इसलिए भीतर अंवेरस है। भाता है 
भीतर से ही यह ध्यान, लेकिन भीतर अँवेरा है, क्‍योंकि घपान वहघ्तुओं की 
सतरफ है। स्वाध्याय का अर्थ है इस रोशनी को भीतर को तरफ भोड़ना 
भीतर देखना शुरू करना। कैसे देखेंगे ? इसके लिए एक दो उदाहरण 
ख्याल में के लें।- एक आदमी जाता है और आपको गाली देता है ॥ 


४ महावीर - वाणी 


जब घह गाली देता है तब दो घटनाएँ घट रही हैं । वह आदमी गाली दे 
रहा है, एक तो यह घट रही है, जो आव्जेक्टिव है, बाहर है। वह आदमी बाहर 
है, उसकी गाली बाहर है। आपके भीतर क्रोघ उठ रहा है, यह दूसरी घटना 
है, जो घट रही है। यह भीतर है । यह सब्जेक्टिव है। आप कहाँ ध्यान देते 
हैं ? उसकी गाली पर ध्यान देते हैं, तो स्वाध्याय नहीं हो पायेगा । अपने ऋोध 
पर ध्यान देते हैं, तो स्वाध्याय हो जायेगा ॥ 


(२६) झत्री : चासना $ स्वाध्याय 


एक सुन्दर स्त्री रास्ते पर दिखायी पड़ी । काम-बासना भीतर उठ गयी । 
आप उस स्त्री का पीछा करते हैं। उस पर घ्यान है, तो स्वाध्याय' नहीं हो 
पायेगा । आप उस स्त्री को छोड़ते हैं और भीतर जाते हैं भर देखते हैं कि 
काम-बासना किस तरह भीतर उठ रही हैं, तो स्वाघ्याय शुरू हो जायेगा । 
जब भी कोई घटना घटती हैं तो उसके दो पहलु होते हैं---भाब्जेक्टिव मोर 
सब्जेक्टिव, वस्तुगत और आत्मगत । जो मात्मगत पहलू है, उस पर घ्यान कीः 
ले जाने का नाम स्वाध्याय है। जो वस्तुगत पहलू है उस पर ध्यान को ले 
जाने का नाम मूर््छा है। लेकिन हम सदा बाहर ध्याव छे जाते हैं। जब कोई 
हमें गाली देता है, तो हम उसकी गाली को कई बार दोहराते हैं कि किस 
! तरह दी, उसके चेहरे का ढंग क्या था, क्यों दी, वह आदमी कैसा है ? हम 
: उसका पूरा इतिहास खोजते हैं। जो बातें हमने उस आदमी में पहले कभी 
नहीं देखी थीं, वे सब हम देखते हैं कि वह आदमी ऐसा था ही, पहले से दी 
»पता था । अपनी भूल थी कि ख्याल न किया। वह गाली कभी भी देता । 
फर्लाँ आदमी ने यह कहा था कि वह आदमी गाली देता है । यानी भाप उस 
आदमी पर सारी चेतना को दौड़ा देंगे और जरा भी ल्याल न करेंगे कि आप 
आदमी कैसे हैं भीतर, भीतर क्‍या हो रहा है ? उसकी छोटी-सी गाछी आपके 
झीतर बया कर गयी हैं ? हो सकता है, वह आदमी गाली देकर घर जाकर 
सो गया हो मजे में । आप रात भर जय रहे हैं और सोच रहे हैं। ही सकता 
हैं उसने गाली यूं ही दी हो, मजाक ही किया हो । कुछ लोग गाली मजाक 
तक में भी दे रहे होते हैं। तो हो सकता है कि उसे स्याल ही न हो कि उसने 
गाली दी है । 


महावीर - वाणी (4224 
(२७) प्रसंग कौन साला कहता है! 


भेरे गाँव में मेरे घर के सामचे एक बूढ़ा मिठाई वाला था। वह बहरा था 
और गाली तकिया-कलाम थी । मतलब चीजें भी खरीदे तो गाली दिये बिना 
नहीं खरीद सकता था किसी से । तो अक्सर यह हो जाता था कि वह घास 
वाली से घास खरीद रहा है और गाली दे रहा है । वह घास वाली बहेगी कि 
लेना हो तो ले लो, मगर गाली तो मत दो । तो वह अपने को गाली दे देता 
कि कौन साला गाली दे रहा है। उसको पता ही नही हैँ अपनी गाली का कि 
वह गाली दे रहा है। वह कह रहा है कि कौन साला गाली दे रहा है । ओर 
गाली दे रहा है इसमें भी । अब वह अपने को गाली दे रहा है। उसकी कोई 
भूल नहीं है, गाली इतनी सहज हो गयी है उसे । ऐसे ही जो आदमी आपको 
गाली दे गया, हो सकता है, उसे पता ही न हो। आप जो व्याख्याएँ निकाल 
रहे हैं, वे आप ही निकाल रहे हैं इसलिए भीत्तर जायें कृपा करके । उस 
आदमी की फिक्र छोड़ दें। भीतर देखें कि उस आदमी ने गाली दी, तो मेरे 
भीतर क्या-क्या व्याख्या पैदा होती है उसको गाली की ! 


(२८) गाली की व्याज्या ओर आपका अंतर 


वह व्याख्या उस आदमी के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ आपके 
संबंध में कुछ कहती है कि आप आदमी कैसे हैं? अगर आपको गाली दी 
जाये तो भापके भीतर क्या-क्या होगा, उसको देखें। आप क्या-क्या व्याख्या 
करते हैं ? आपके भीतर क्रोध कैसे उठता है ? आप उससे वया प्रतिकार लेना 
चाहते हैं ? ह॒त्या करना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, गर्देन दबाना चाहते 
हैं, क्या करना चाहते हैँ ? इस पूरे को देखने उतर जायें, तो आप अनुभवी 
होकर बाहर लौटेंगे । आप इस स्वाध्याय से ज्ञानी होकर वाहर लौटेंगे । इसके 
दो मजे होंगे । एक त्तो आपकी अपने संबंध में जानकारी बढ़ गयी होगी । और 
साथ ही आप को यह भी पता चल गया होगा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 
उसने भाली दी; महत्वपूर्ण यह है कि मैंने केसा अनु मच किया | और मजा यह 
है कि आप उस गाली का. उत्तर देने अब कभी न जायेंगे। क्योंकि आप 
बदल गये होंगे । इस ज्ञान से, इस स्वाध्याय से आप वही गादमी नहीं रह गये 
जिसको गाली दी गयी थी। समायग हैज बीन एडेड, समाथंग हैज बीन 
“रिलीव्ड | नया कुछ जुड़ गया । सुबह आप दुसरे आदमी होंगे । हो सकता है, 
आप उससे क्षमा साँग आयें । हो सकता है कि आप पायें कि उसने गाली ठीक 


श्ट्ेटे महाचीर - चाणी 


जब पह गाली देता है तव दो घटनाएँ घट रही हैं । वह भादमी गाली दे 

रहा है, एक तो यह घट रही है, जो आब्जेक्टिव है, बाहर है । वह आदमी बाहर 

है, उसकी गाली बाहर है। क्ापफे भीतर क्रोध उठ रहा है, यह दूसरी घटना 

है, जो घट रही है। यह भीतर है । यह सब्जेविटिव है। आप कहाँ ध्यान देते 
| हैं? उसकी गाली पर घ्यान देते हैं, तो स्वाध्याय नहीं हो पायेगा । अपने ऋरोध 
| पर घ्यान देते हैं, तो स्वाध्याय हो जायेगा । 


(२६) रुत्री : चासना : स्वाध्याय 


एफ सुन्दर स्त्री रास्ते पर दिखायी पड़ी । काम-वासना भीतर उठ गयी । 
बाप उस स्त्री का पीछा करते हैं। उस पर ध्यान है, वो स्वाध्याय नहीं हो 
पाग्रेगा । आप उस स्थ्री को छोड़ते हैं और भीतर जाते हैं गौर देखते हैं कि 
काम-वासमा किस तरह भीतर उठ रही हैं, तो स्वाध्याय शुरू हो जायेगा । 
जब भी कोई घटना घटती है तो उसके दो पहलू होते हैं--भब्जैनिटव झौर 
सब्जेक्टिव, वस्तुगत गौर आत्मगत । जो आत्मगत पहलू है, उस पर घ्यान को 
ले जाने का नाम स्वाध्याय है । जो वस्तुगत पहलु है उस पर ध्यान को लेः 
जाने का साम मूर्च्ा है। लेकिन हम सदा बाहर ध्यान ले जाते हैं।। जब कोई 
हमें गाली देता है, तो हम उसकी गाली को फई बार दोहराते हैं कि किसः 
(तरह दी, उसके चेहरे का ढंग कया था, क्यों दी, वह आदमी कैसा है ? हम 
उसका पूरा इतिहास खोजते हैं। जो बातें हमने उस आदमी में पहले कभी 
नहीं देखी थीं, वे सब हम देखते हैं कि वह आदमी ऐसा था ही, पहले से ही 
,पता था । अपनी भूल थी कि ख्याल न किया। वह गाली कभी भी देता # 
फर्क आदमी ने यह कहा था कि वह आदमी गाली देता है। यावी आप उस 
भादमी पर सारी चेतना को दौड़ा देंगे और जरा भी रुयाल न करेंगे कि आप 
आदमी कैसे हैं भीतर, भीतर क्या हो रहा है ? उसकी छोटी-सी गाली आपके 
भीतर वया कर गयी है ? हो सकता है, वह आदमी गाली देकर घर जाकर 
सो गया हो मजे में । आप रात भर जग रहे हैं और सोच रहे हैं । दी सकता 
हैं उसने गाली यूं ही दी ही, मजाक ही किया हो ! कुछ लोग गाली मजाक 
तक में भी दे रहे होते हैं । तो हो सकता है कि उसे ख्याल ही न 


गाली दी है । 


हो कि उससे 


सहावीर - वाणी शहर 
(२७) प्रसंग 'कौन साला कहता है! 


मेरे गाँव में मेरे घर के सामने एक बूढ़ा मिठाई वाला था। वह बहरा था 
और गाली तकिया-कलाम थी | मतरूव चीजें सी खरीदे तो गाली दिये बिना 
नहीं खरीद सकता था किसी से । तो अक्सर यह हो जाता था कि वह घास 
वाली से घास खरीद रहा है भौर गाली दे रहा है । वह घास वाली कहेगी कि 
लेना हो तो ले लो, मगर गाली तो मत दो । तो वह अपने को गाली दे देता 
कि कौन साला गाली दे रहा है। उसको पता ही नही हैं अपनी गाली का कि 
वह गाली दे रहा है । वह कह रहा है कि कौन साला गाली दे रहा है। और 
गाली दे रहा है इसमें भी । अब वह अपने को गाली दे रहा है । उसकी कोई 
भूल नहीं है, गाली इतनी सहज हो गयी है उसे । ऐसे ही जो आदमी आपको 
गाली दे गया, हो सकता है, उसे पता ही न हो । आप जो व्याख्याएँ निकाल 
रहे हैं, वे आप ही निकाल रहे हैं इसलिए भीतर जायें कृपा करके। उस 
आदमी की फिक्न छोड़ दें। भीतर देखें कि उस आदमी ने गाली दी, तो मेरे 
भीतर क्या-क्या व्याख्या पैदा होती है उसकी गाली की ! 


(२८) गाली की व्याख्या और आपका अंतर 


वह व्याख्या उस आदमी के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ मापके 
संबंध में कुछ कहती है कि आप मादमी कैसे हैं ? अगर आपको गाली दी 
जाये तो आपके भीतर क्या-क्या होगा, उसको देखें । आप क्या-क्या व्याख्या 
करते हैं ? आपके भीतर क्रोध कैसे उठता है ? आप उससे क्या प्रतिकार लेना 
चाहते हैं ? हत्या करना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, गर्देन दबाना चाहते , 
हैं, क्या करना चाहते हैं ? इस पूरे को देखने उतर जायें, तो आप अनुभवी 
होकर बाहर लौटेंगे । आप इस स्वाध्याय से ज्ञानी होकर बाहर लौटेंगे । इसके 
दो मजे होंगे । एक तो आपकी अपने संबंध में जानकारी बढ़ गयी होगी । और 
साथ ही भाप को यह भी पता चल गया होगा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 
उसने गाली दी; महत्वपूर्ण यह है कि मैंने कैसा अनुभच किया । और मजा यह 
है कि आप उस गाली का उत्तर देने अब कभी न जायेंगे। क्‍योंकि आप 
बदल गये होंगे । इस ज्ञान से, इस स्वाध्याय से आप वही आदमी नहीं रह गये 
जिसको गाली दी गयी थी। समर्थिग हैज वीन एडेड, समर्थिग हैज बीन 
“रिलीव्ड | नया कुछ जुड़ गया । सुबह आप दूसरे आदमी होंगे । हो सकता है, 
आप उससे क्षमा माँग आयें । हो सकता है कि आप पायें कि उसने गाली ठीक 


शेए६ महावीर - वाणों 


ही दी थी। हो सकता है कि आप पायें कि उसकी गाली उतनी मजबूत न 
थी जितनी होनी चाहिए थी, जितना बुरा मैं गरादमी हैं । हो सकता है कि आप 
उससे जाकर कहें कि याली बिल्कुल ठीक थी और “भंडरए स्टिमेटेड' थी, क्योंकि 
मैं आदमी जरा ज्यादा बुरा हुँ । यह सब हो सकता हैं। या हो सकता हैं कि 
आप सुबह पायें कि उसकी गाली पर आपको सिर्फ हँसी भा रही है मौर कुछ 
भी नहीं दो रद्दा । यही स्वाध्याय है। यह मैंने उदाहरण के लिए कहा | भाप 
जीवन की छोटी-सी वृत्ति में, छोटी-सी लहर में भी इसका उपयोग करें | आपके 
। भीतर का यह शास्त्र खुलना शुरू हो जाये तो पहले उस शाख्त्र में गंदगी ही 
गंदगी मिलेगी, वयोंकि वही हमने इकट्ठी की है, वही हमारे संग है। लेकिन 
जितनी ही वह गंदगी मिलेगी, उतने ही आप स्वच्छ होते चले जायेंगे । क्योंकि 
गंदगी को वचाना हो तो गंदगी को न जानना जरूरी है और गंदगी को 


मिटाना हो तो जानना ही एकमात्र सूत्र है । 
(२०) गंदगी का विपर्यास 


जितना आप छिपाये रखते हैं अपनी गंदगी को, वह उतनी ही गहरी बनती 

चली जाती है, मजबूत द्ोती चली जाती है। जब बाप खुद ही उसको 
उखाड़ने लगते हैं और देखने लगते हैं, तो उसकी परतें हूटने लगती हैं 
उसकी जड़ें उखड़ने लगती हैं। जायें भीतर और पायेंगे आप कि बहुत गंदगी 

है, लेकिन जितनी गंदगी आपको दिखायी पड़ेगी, आपको लगेगा कि आप 
उतने ही स्वस्छ होते जा रहे हैं। जितने ही भीत्तर जायेंगे, उतनी ही गंदगी 
कम होती जायेगी । और इसलिए एक मजा और भाने लगेगा कि भीतर 
गंदगी कम होती जातो है तो और भी भीतर जाने का रस आने लगेगा । भीतर 
कंकड़-पत्थर नहीं, हीरे जवाहरात दिखायी पड़ने लगते हैं, तो दौड़ तेज हो 
जाती है । और एक घड़ी आयेगी कि जब बाप सच में भीतर पहुँचेंगे; सच में 

+४ आत्र, क्योंकि यह जां भी है यह भी बाहर और भीतर के बीच में है, इसलिए 
हम भीतर कह रहे हैं और स्वाध्याय के लिए सिफे ) भीतर को समझता जरूरी 

है । जब जाप भीतर सेंटर पर पहुँचेंगे, केंद्र पर पहुंचेंगे, उस दित कोई गन्दगी 
नहीं रह जायेगी । उच्च दिन भाप पायेंगे कि जीवन में उस स्वच्छुता का अनुभव 
हुआ है, जिसका अब कोई अन्त नहीं है। आपने वह ताजगी पा ली, जो ्त, 
बूढ़ी वहीं होगी । आपने उस निर्दोषिता के तल को छू लिया, जिसको कोई 
2220 


महावीर - वाणी ४छ७ 


कालिमा स्पर्श नहीं कर सकती। आपने उस प्रकाश को पा लिया, जहाँ कोई 
अनच्धकार प्रवेश नहीं करता है । 


(३०) भीतर जाइए मगर कम से 


लेकिन यह भीतर उत्तरता क्रमशः हो । इसलिए स्वाष्याय को महावीर ने 
अन्तिम नहीं कहा । चौथा तप कहा है। अभी गौर भी कुछ भीतर करने का 
शेप रह जाता है। उन दो तपों के संबंध में हम आगे आनिवाले दो अध्यायों 
में बात करेंगे | पाँचवां तप है ध्यान । छठां तप है कायोत्सर्ग | पर स्वाष्याय 
के बिना कोई ध्यान में नहीं जा सकता। महावीर ने जो सीढ़ियाँ कहीं हैं, वे अति 
वैज्ञानिक हैं । लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं घ्यान में जाना है। मैं छोगों की 
कठिनाई जानता हूं । वे स्वाध्याय में नहीं जाना चाहते । क्योंकि स्वाध्याय 
बहुत पीड़ादायी है । और घ्यान में क्यों जाना चाहते हैं ? क्‍योंकि किताबों में 
पढ़ लिया है, गुरुओं को कहते सुन लिया है कि घ्यान में बड़ा आनन्द आता 
है । लेकिन जो अपने अजित दुःख में जाने को तैयार नहीं है, बह अपने स्वाद 
के आनन्द में जा नहीं सकता है। पहले तो दुःख से ग्रुजरना पड़ेगा, तमी 
सुख की भलक मिलेगी । नके गुजरे बिना कोई स्वर्ग नहीं मिलता है । क्योंकि 
नके हमने निर्मित कर लिया है। हम उससमें खड़े हैं । प्रत्येक आदमी 'चाहता है 
कि इस नके में से एकदम स्वर्ग मिल जाये, यहीं । इस नरक को सिटाना न पड़े 
और स्वर्ग मिल जाये। यह नहीं हो सकता । क्योंकि स्वर्ग तो यहीं मौजूद है, 
लेकिन हमारे बनाये हुए नके में छिप गया है, ढेंक गया है। ध्यान रहे, स्व 
स्वभाव है और नरक हमारा एचीवमेण्ट है, हमारी उपलब्धि है। बड़ी मेहनत 
करके हमने नरक को बचाया हैं, बड़ा श्रम उठाया है। अब उसे गिराना पड़ेगा ! 


तो स्वाध्याय इसे गिराने के लिए कुदाली का काम करता है। जैसे कोई 
मकान को खोदना शुरू कर दे । 


कप्के5 कं: 


सन्नहवाँ अवचन 


पर्थुषण व्याख्यान-माला, बंबई, दित्तांक ३ सितम्बर, १९७१ 


ध्यान : तीसरे बिन्दु पर बने रहने की प्रक्रिया 


धम्मो मंगलरूमुक्किट्ठटमू, अहिंसा संजमो तथो। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥ 
अथे-... 
घमं सर्वेश्रेष्ठ मंगल है। ( कौन सा पर्म ? ) अहिसा, संयम और 


तपरूप घर्मं । जिस मनुष्य का मन उक्त घर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हैं । 


ग्यारहवाँ तप या पाँचर्वाँ अन्‍्तर-तप है ध्यान । जो दस तपों से ग्रुजरते 
हैं, उन्हें तो घ्यान को समझवा कठिन नहीं होता । लेकिन जो केवल दस तपों 
को समझ से समभते हैं, उन्हें ध्यान को समझने में बहुत कठिनाई होती हूं । 
फिर भो संकेत ध्यान के सम्बन्ध में समझे जा सकते हैं । यों ध्यान को ते 
करके ही समझा जा सकता है॥ रके ही समझा जा सकता है | ध्यान प्रेम जैसा हैं। उसे जो करता है वही 
जानता है; या तैरने जैसा है, जो त्तैरता है वही जानता है| तैरने के सम्बन्ध में 
कुछ बातें कही जा सकती हैं और प्रेम के सम्बन्ध में वहुत बातें कही जा सकती 
हैं। फिर भी प्रेम के सम्बन्ध में कितना भी समक्र लिया जाये तो प्रेम समभ 
में नहीं आता । क्योंकि प्रेम एक स्वाद है, एक अनुभव, एक अख्तित्वगत प्रतीति 
>है। सैरता भी एक एविजिस्टेशियल, एक सत्तागत घ्तीति हैँ। आप दूसरे 
व्यक्ति को दैरते हुए देखकर भी नहीं जान सकते कि वह अनुभव कैसा 
होता है । आप दूसरे को प्रेम में डूबा हुआ देखकर भी नहीं जान सकते हैं कि 
प्रेम उसे किन सीमाओं के पार ले जाता है । ध्यान में खड़े महावीर को देखकर 
आप नहीं जान सकते कि ध्यान वया हैं ? ध्यान के सम्बन्ध में भहावीर स्वयं 
कुछ भी कहें तो भी नहीं समझा पाते ठीक से कि ध्यान क्‍या है। कठिनाई 
-और भी बढ़ जाती है, प्रेम से भी ज्यादा। क्‍योंकि चाहे कितना भी कम 
"जानते हों, प्रेम का थोड़ा न थोड़ा स्वाद हम सबको मालूम है; गलत ही सही 
गलत प्रेम का ही सही तो भी प्रेम का स्वाद है । लेकिन ठीक ध्यान की बात 
तो बहुत दूर है, गलत ध्यान का भी हमें कोई स्वाद नहीं है जिसके आधार 


पर समझाया जा सके कि ठीक क्‍या है। गलत ध्यातर में भी हम अपने को 
रोक्त लेते हैं । 


श्र महावीर - वाणी 
(१) छलूकवार्म कोध 


महावीर ने दी तरह के गलत ध्याव भी बताये । उन्होंने कहा है कि जोड़ 

व्यक्त तीन्न क्रोध में भा जाता है वह एक तरह के गलत ध्यान में भा जाता 
है। अगर आप कभी तीक्न ऋोध में आये हैं तो गलत प्रकार के ध्यान में आपने 
प्रवेश किया है। लेकिन हम तीन क्रोध में भी कभी नहीं आते हैं। हम छुनकुमे 
जीते हैं, लूकवार्म, कभी उबलती हाछत में नहीं आते । अगर आप गहरे ऋेध 
में आ जायें, इतने गहरे क्रोध में आ जायें कि ऋरध ही शेप रह जाये, कओोध 
ही एकाम्न हो जाये, जीवन की सारी ऊर्जा क्रोध के विन्दु पर दौड़ने लगे, 
जीवन की सारी किरणों, शक्ति की सारी किरणों क्रोध पर ही ठहर जायें, वी 
आपको गलत ध्यान का मवुभव होगा । ढ 


है महावीर ने कहा है कि अगर कोई गलत ध्यान में उतरे तो डे ठीक ध्यान 
में लाना आसान है । इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि आप प्रर्म ऋरोध से क्षण 
भर में परम क्षमा की मूत्ति वत गये । धीमे-धीमे जागते हुए जो क्रोधी हैं उन्हें 
गलत घ्यान का भी पता नहीं है । अगर राग पूरी तरह हो, बासता पुरी तरह 
हो, पैशन पूरी तरह हो जैसा कि कोई मजून या कोई फरियाद अपने पूरे राग 
से पागल हो जाता है, तो वह भी एक तरह के गलत ध्यान में प्रवेश कर जाता 
है, तब लैला के सिवाय मजूब को कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता है। राह चलति 
दूसरे लोगों में भी उसे वही दिखायी पड़ती है। खड़े हुए वृक्षों में भी वही 
दिखाई पड़ती है, इसीलिए तो हम उसे पायल कहते हैं। और लैला उसको 
जैपी दिख़ायी पड़ती है, वैसी हमको किसी को भी दिखायी नहीं पड़ती ) उम्तके 
गाँव के लोग उसे बहुत समझते रहे कि यह बहुत साधारण सी भौरत है, तू 
पागल हो गया है। गाँव के राजा ने मजतू को बुलाया और अपने परिचित 
मित्रों की बारह लड़कियों को सामने खड़ा किया जो कि सुन्दरतम थीं उस राज्य 
में | राजा ने कहा कि तू पागल न बत, तुकपर दया आाती है। वुभकी 
सड़कों पर रोते देखकर पूरा गाँव पीड़ित है | तु इन बारह सुल्दर लड़कियों 
में से जिसे चुन लेगा, उसका विवाह मैं तुमसे करवा दूंगा, लेकिन मजमू ते 
कहा कि मुझें सिवाय छौला के कोई यहाँ दिखायी ही नहीं पड़ता । राजा दै 
कहा कि तू पागल हो गया है क्या ? लैला बहुत साधारण लड़की है। ती 
- झमसू ने कहा कि लैला को देखने को तो मजन्ू की आँख चाहिए, आपको लैला 
दिखायी नहीं पड़ सकती । और जिसे आप देख रहे हैं वह वह लैला नहीं है 
जिसे मैं देखता हूँ । 


मद्दावीर - वाणी ए््र 


यह मजनू जो कहता है कि मजनू की जाँख चाहिए, यह गछत्त ध्यान वा 
एक रूप है। वह इतना ज्यादा कामासकत है, इतना राग से भर गया है कि 
तैरोडाउन' होकर सारी चेतना एक बिन्दु पर सिकुड कर खड़ी हो गयी है । 
बह चेतना का बिन्दु लैजा बन गयी है । महावीर ने इसे गलत ध्यान कहा है 


(२) कऋ्ीएी|सन ऋरता छुआ च्यप्न 


यह बहुत मजे की वात है कि महावीर इस जमीन पर अकेले आदमी हैं, 
जिन्होंने गलत ७प्रान की भी चर्चा की । ठीक ध्यान की चर्चा तो बहुत लोगों 
ने की है। यह बड़ी चि6द्तिष्ट बात है कि महावीर फहते हैं कि यह भी ध्यान 
' का उल्टा है, छीर्पासन करता हुआ ध्यान है। जितना ध्यान मजनू का लैला 
पर लगा है, उतना मजनू का मजनू पर रूग जाये, तो ठीक ध्यान हो जाये । यह 
शीर्पासन करती हुई चेतना है । (१२! पर लगी है, दूसरे पर लगी है । दुसरे पर 
जब इतनी सिकुड़ जाती है चेतना, तब भी ध्यान ही फलित होता है; छेकिन 
उल्टा फलित होता है, सिर के वल फलित होता है। अपनी ओर लग जाये, 
इतनी चेतना, तो ध्यान पैर पर खड़ा हो जाये | सिर के बल खड़े हुए ध्यान में 
कोई गति नहीं हो सकती । इसलिए सिर के वल खड़े सभी घ्यान सड़ जाते 
हैं। क्‍योंकि वे गत्यात्मक नहीं हो सकते ॥ सिर के बल चलिएगा कैसे ? पैर 
के बल चला जा सकता है। यात्रा करनी हो तो पैर के बरू होगी | चेतना 
जब पैर के वल खड़ी होती है, तो अपनी तरफ उन्तुख होती है, तब ग्रति 
करती है । और ध्यान जो है चह डायनेमिक फोर्स है। उसे सिर के बल खड़े 
करने का मतलब है. उसकी हत्या कर देना। इसलिए जो लोग भी गरूत 
ध्यान करते हैं, वे आत्मघात में ऊूगते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। 
मजनू ठहरा हुआ है लैला पर और इस वुरी तरह ठहरा है कि जैसे तालाब 
वन गया है । अब वह एक सरिता नहीं रहा, जो सागर तक पहुँच जाये। 
ओर इसे लैला कभी मिल नहीं सकती | 


यह दूसरी कठिनाई है गलत ध्यान की कि जिस' पर आप रूमाते हैं, उसकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती । क्योंकि उसमें दूसरे को पाने का कोई उपाय ह्दी 
नहीं है । इस अस्तित्व में सि्फे एक ही चीज पायी जा सकती है, और बह है 
मोक्ष । वह मैं स्वयं हुँ। उसको ही मैं पा सकता हैं । शेप सारी चीजों को मैं 
'पाने की कितनी ही कोशिद् करें, वह सारी कोशिश असफल होगी । क्योंकि 


शरद महावीर - वाणी 


जो मेरा स्वभाव है वही केवल मेरा हो सकता है। जो मेरा स्वभाव नहीं है 
वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता। भेरे होने की घ्रांतियाँ हो सकती हैं। 
लेकिन भ्रांतियाँ हूटेंगी, पीड़ा और दुःख लायेंगी । इसलिए ग़लत ध्यान नक॑ में 
ले जाता है । सिर के खड़ी हुई चेतना अपने ही हाथ से अपना. नके खड़ा कर 
'छेती हैं। और बड़े मजेदार लोग हैं। हम जब नक में होते हैं तव हम ध्यान 
वगैरह की वावत सोचने लगते हैं। आदमी दुःख में होता है, तो पूछता हैः 
शान्ति कैसे मिले ? अश्चान्ति में होता है और पूछता है शास्ति कैसे मिलेगी ? 
मेरे पास लोग आाते हैं और कहते हैं कि सुनते हैं ध्यान से बड़ी शान्ति मिलती 
' है तो हमें ध्यान का रास्ता वता दीजिए। और मजा यह है कि जो अशान्ति 
उन्होंने पैद! की है उसमें से कुछ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अशान्ति 
उन्होंने पदा की है, उसके लिए पूरी मेहनत उठायी है, श्रम किया है 


(३) जब होश में हूँ तो ईइवर की चिंता कौन करे ! 


मुल्ला नसरुद्दीत एक दिन अपने गाँव के फकौर के दरवाजें को रात दो 
बजे खटखटा रहा था | वह फकीर उठा, उसने कहा, भई इतनी रात को ! 
भौर नीचे देखा तो नसरुह्दीन खड़ा है। तो उसने कहा, नसरुद्दीन कभी तुझे 
मस्जिद में नहीं देखा | कभी तू मुझे सुनने-समभने नहीं बाया। बाज दो बजे 
रात यहाँ ! फिर भी फकीर नीचे आया, पास गया तो देखा कि शराब में 
डोल रहा है, नशे में खड़ा है। नसरुद्दीन ने कहा कि जरा ईइवर के संबंध में 
कुछ पूछने आया हूँ । उस फकीर ने कहा कि सुबह जाना । उ्हेव यू आार सोवर 
कम देत ओनली । जब होश में रहो, तब आना । ससरुद्दीत ने कहा, वेट दे 
डिफिकल्टी इज ब्हेंव आइ एम सोबर दस भाइ डाउट एबाउट थोर गॉड | जब 
मैं होश आता हूँ तो तुम्हारे ईइवर की मुझे चिन्ता नहीं होती। यह तो में 
नशे में हैँ इसीलिए आया हूँ जानने कि ईइवर हैं या नहीं ? 
हैं। जब हम सुख में होते हैं, तो हमें 
, ध्यान की जरा भी चिन्ता पैदा नहीं होती और जब हंम दुःख में होते हैं तव 


न्‍ता पैदा होती है । और कठिनाई यह है कि दुःखी चित्त को 
गलत ध्यान में लगा हुका 


प॒ पैर के वल खड़े होते हैं, 
के बल खड़े. 


/ ०. 


हम सुबह ऐसी ही हालत में पहुँचते 


ध्यान में ले जाबा बहुत कठिन है। क्योंकि दुखी चित्त 
होता है। ढुःख का मचलव ही गलत ध्यान है । जब था| 
तब आपकी चलने की कोई इच्छा नहीं होती । जब भाप सिर 


हि ध्यान की चिर 
| 


सहावीर - वाणी श्ध््ड 


होते हैं तव आप मुझसे पूछते है आकर कि चलते का कोई रास्ता है ? और 
अगर मैं आपसे कहें कि जब आप पैर के वल खड़े हों तब ही चलमे का रास्ता 
काम कर सकता है, तो आप कहते हैं जब हम पैर के वल खड़े होते हैं तो हमें 
चलते की इच्छा ही नहीं होती । 


(8) भरशांति की चेष्ठा छूझती नहीं, तो शांति केसे आयेगी ! 


इसलिए महावीर ने पहले गछूत ध्यान को वात की है, ताकि शापको 
साफ हो जाये कि आप गलत ध्यात्त में तो नहीं हैं। क्योंकि गलत ध्यान में जो 
है, उसे ध्यान में ले जाना अति कठिन हो जाता है । अति कठिन इसलिए नहीं 
कि वह नहीं जायेगा, अति. कठिन इसलिए हैं कि वह गलत का प्रयास जारी 
रखता हैं। जब जाप कहते हैं कि मैं शान्त होना चाहता हैँ, तब आप भ्रद्मान्त 
होने की सारी चेष्ठा जारी रखते हैं और ध्ान्त होना चाहते हैं। और अगर 
आपसे कहा जाये कि अशान्त होने की चेष्टा छोड़ दीजिए, तो आप कहते हैं वह 
तो हम समभते हैं, छेक्चिन शान्त होने का उपाय बताइये । आपको पता ही 
नहीं हैं कि शान्त होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है । सिर्फ अशान्त 
होने की चेष्ठटा जो छोड़ देता है, वह छान्‍्त हो जाता है। शान्ति कोई उपलब्धि 
नहीं है, भशान्ति उपलब्धि है, शान्ति को पाना नहीं है, अशान्ति को पा लिया 
है। अश्ञान्ति का अभाव शान्ति बन जाता है। गलत ध्यान का अभाव ध्यान 
की शुरूआत हो जाती है। तो गलत ध्यान का अथे है अपने से धाहुर किसी 
भी चीज पर एकाग्र हो जाना। दि अदर ओरिएन्टेड कान्ससनेस, दूसरे की 
तरफ बहती हुईं चेतना गलत घ्यान है। इसलिए महावीर ने परमात्मा की 
चरफ बहती हुई चेतना को भी गलत ध्यान कहा है। क्योंकि परमात्मा को 
आप दूसरे की तरह ही सोच सकते हैं और अगर स्व्रयं की तरह सोचेंगे तो 
तो बड़ी हिम्मत की जरूरत होगी । अगर आप यह सोचेंगे कि में परमात्मा हूं, 
तो बड़ साहस चाहिए। एक तो आप न सोच पार्येगे और जाप के आस- 
पास के लोग भी न सोचने देंगे कि आप परमात्मा हैं। ओर जब कोई सोचेगा 
कि मैं परमात्मा हें तो परमात्मा की तरह जीना पड़ेगा । क्योंकि सोचना 
खड़ा नहीं हो सकता है जब तक आप जियें नहीं । सोचने में खून नहीं आयेगा 
जंच तक जाप जियेंगे नहीं । हड्डी, माँस, मज्जा नहीं बनेगी जब तक आप 
जियेंगे नहीं । तो अगर परमात्मा की तरह जीना हो, तब तो ध्यान की कोई 
जरूरत ही नहीं रह जाती । इसलिए महावीर कहते हैं कि परमात्मा को आप 


श्श्प मद्दावीर - वाणी 


सदा दूसरे की तरह सोचेंगे । इसीलिए जितने धर्म परमात्मा को मानवार शुरू 
होते हैं, उनमें ध्यान विकसित नहीं होता, प्रार्थना विकसित होती है.। 


(५) प्रार्थना ओर ध्यान 


प्रार्थना और ध्यान के मार्ग विल्कुल अछग-मलग हैं। प्रार्थना का भर्थ है 
दूसरे के प्रति निवेदन । ध्यान में कोई निवेदन नहीं है । प्रार्थना का अं है 
दूसरे की सहायता की माँग । ध्यान में कोई सद्दायता की माँग नहीं है। 
क्योंकि महावोर कहते हैं, दूसरे से जो मिलेगा बह मेरा कभी भी नहीं हो 
सकता है। मिल भी जाये तो भी पहले तो वह मिलेगा ही नहीं, लेकिन मैं 
मान लूंगा कि मिला | और दूसरे से मिला हुआ “माना हुआ! मिला हुआ है । वह 
भाज नहीं कल छूटेगा, दुःख लायेगा और पीड़ा होगी । इसलिए महावीर कहते 
हैँ कि अगर पीड़ा के बिल्कुल पार हो जाना है, तो दूसरे से ही छूट जाना 
पड़ेगा । दूसरे के साथ जो भी सम्बन्ध है वह द्वट सकता है। परसात्मा के 
साथ भी सम्बन्ध हुट सकता है। सम्बन्ध का अर्थ ही यह होता है कि 
जो टूट भी सकता है। रिलेशन का मतलब ही यह होता है जो कि वन सकता 
है । महावीर कहते हैं कि जो बन सकता है, वह विगड़ सकता है। इसलिए 
वसाने की कोशिश ही मत करो | तुम तो उसे जान लो जो कि अनबना है, 
अनिक्निएटेड है। जो तुम्हारे भीतर कभी बना नहीं, इसलिए उसके मिटने 
का कोई भय नहीं । वही तुम्हारा हो सकता है, वही शाइवत सम्पदा है । 


इसलिए आस-पास जो लोग महावीर को नहीं सम सके, उन्होंने कहा कि 
नात्तिक हैं वे। और उन्हें ऐसा भी छगा कि भव तक जो नास्चिक हुए हैँ, 
उनसे भी गहन नास्तिक हैं वे, क्योंकि वे नास्तिक कम से कम इतना तो कहते 
हैं कि ईडवर के लिए प्रमाण हो तो हम मान छें। महावीर वो कहते हैं कि 
ईश्वर हो या व हो, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं हैं । क्योंकि दुसरे को जब भी 
मैं ध्यान में ख्यता हूँ, तो गछत ध्यान हो जाता है। इसलिए महावीर इसकी मी 
चिन्ता नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं, ताकि इसके लिए कोई प्रमाण पा । 
निश्चित ही ईइवरवादियों को महावीर गहन नास्तिक मालूम पड़े, नास्तिकों से 
भी ज्यादा | इसलिए तथाकथित आस्तिकों ने चारवाक्‌ से भी ज्यादा निन्‍दा 
महावीर की की है । और यह खतरा था। क्योंकि चारवाक्‌ की निन्‍्दा करनी 
आसान थी । वर्योकि वह कह रहा था खाद्यो, पियो, मजा करो । महावीर की 


5 


मदहावोर - वाणी 4.4: 


निन्‍दा और मुहिकल पड़ गयी । क्‍योंकि वे जो नास्तिक थे वे खाओो, पियो, मौज 
करो, ऐसा कह रहे थे । महावीर तो बिल्कुल ही नास्तिक जैसे नहीं थे । ये तो भोग 
में जरा भो रस नहीं लेते थे । इसलिए इनकी निन्दा और कठिन गौर भी मुश्किल 
पड़ गयो । आदमी तो ये इतने बेहतर थे कि वैसा बड़े से बड़ा मास्तिक न हो 
पाये । शायद उससे भी ज्यादा बेहतर ॥ क्‍योंकि बड़े से बढ़ा आस्तिक भी 
दूसरे पर निर्भर रहता है । ऐसी स्वतंवता, जैसी मद्दावीर की हैं, आघ्तिक की 
नहीं हो पाती । यह उस दिन हो पाती है, जिस दिन या तो भक्‍त बिल्कुछ 
मिट जाता है और भगवान्‌ रह जाता है या भगवान्‌ बिल्कुल मिट जाता है 
आऔर भक्त रह जाता है । जिस दिन एक ही बचता है, उस दिन हो पाता है । 
महावीर प्रार्थना के पक्षपाती नहीं हैं, महावीर दूसरे का ध्यान करने के 
पक्षपाती नहीं हैं ॥ तब फिर महावीर का घ्यान से क्‍या थर्थे है ? वह अर्थ हम 


समभ ले और महावीर उस घ्यान तक कैसे आपको पहुँचा सकते हैं, उसे 
भी समझ लें । 


(६) सामायिक वनाम ध्यान और स्पसिओटाइम 


महावीर का ध्यान से अथ्थे है स्वभाव में ठहर जाना, ठु वी इन वनसेल्फ । 
ध्यान का भर्थ है जो में हूं, जेसा मैं हुँ वहीं ठहर जाना ॥ उसी में जीना, 
उससे बाहर नहीं जाना । इसलिए महावीर ने ध्यान शब्द का प्रयोग नहीं किया 
है, क्योंकि ध्यान शब्द मात्र ही दूसरे का इशारा करता है। जब भी हम कहते 
हूँ छु बी अटेंटिव, त्व यह मतलब होता है किसी और पर । जब भी हम कहते 
हैं ध्यान, तो उसका मतलब होता है कहाँ ? किस पर ? छोग जाते हैं पूछने--- 
चे कहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, क्रिस पर करें ? , ध्यान छाब्द में ही 
आब्जेक्ट का ख्याल, विषय का ख्याल छिपा हुआ है। इसलिए महावीर ने 
ब्यान शब्द का उतना प्रयोग नहीं किया है। ध्यान की जग्रह ' ज्यादा उन्होंने 
प्रयोग किया है सामाथिक ॥ वह महावीर का अपना छाब्द है । जब कोई व्यक्ति 
अपनी आत्मा में ही होता है तब उसे सामायथिक कहते हैँ ॥ 


इधर एक वहुत अद्भुत काम चछ रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा 
कास ठीक-ठीक हो सका, तो शायद महावीर का शब्द सामायिक 
हो जाये । चह काम यह चल रहा है कि आइन्स्टीन ने प्लांक 
पिछले ५० वर्षो के वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया है कि इस 


। अगर वह 
पुनरुज्जी वित 
ने, और अन्य 
जगत्‌ में जो 


४६० सहावीर - वाणी 


स्पेस है, जो स्थान है, अवकाश है, जाकाश है, वह तीन आयामों मैं बैदा है ।. 
दम किसी भी चीज को तीन आयामों में देखते हैं । वह थी डायमेन्शत्र में रहती 
है। लम्बाई हैं, चौड़ाई है, मोटाई है, इन तीन भायामों में स्थान और ठाइम 
के जुड़ने का सवाल था। बड़ी कठिनाई थी कि इस समय को कैसे तीन 
आयामों से जोड़ा जाये । क्योंकि जोड़ तो कहीं-व-कहीं होना चाहिए । समय 
भीर क्षेत्र, टाइम और स्पेश कहीं जूड़े तो होने चाहिए, अन्यथा ईस जगत्‌ का 
अस्तित्व नहीं वन सकता है। इसलिए आइन्स्टीव में टाइम और स्पेस की 
झलग-अलग बात करती बन्द कर दी और “स्पेसिओटाइम” एक शब्द बनाभा, 
कि समय और क्षेत्र एक ही है। आइन्स्टीन ने कहा कि समय जी है, वह 
स्पेस का ही फोर्थ डायमेन्शन है, वह क्षेत्र का ही चौथा आयाम हैं, बजग चीज 
विज है । और आइन्स्टीन के मरने के बाद इस पर और काम हुआ और पाया 
गया कि टाइम भी एक तरह की ऊर्जा, एनर्जी है, शक्ति है। भोर जब 
विज्ञानिक ऐसा सीचते हैं कि मनुष्य को छरीर तो तीन आयामों से बना है भर 
भनुष्य की आत्मा चौथे आयाम से बनी है। अगर यह बात सही हो गयी, वी 
चौथे आयाम का नाम होगा ठाइम 


महावीर मे २५०० साल पहले आत्मा को समय याती टाइम कही । कई 
बार विज्ञान जिन अनुभूतियों से बहुत बड़ी उपलब्धि कर पाता है, रहस्म में 
डूबे हुए सन्त उसे हजा 'ं साल पहले देख लेते हैं। १००१४ वर्षों से इस बीच 
काम और जोर से चल रहा है । बड़ा काम रूस के वैज्ञासिक करे रहे हैं । 
वे निरंतर इस वात के विकट पहुंचते जा रहे हैं कि समय ही मनुष्य की चेतवा 
है । इसे ऐसा समझें तो थोड़ा ख्याल में था जायेगा और फिर ध्यात की धारणा 
में, महावीर की घारणा में उतरवा आासाव हो जायेगा । यों समझें कि पदार्थ 
की बिना समय के भी कल्पना की जा सकती है, कंसीवेवल है, लेकिन वेतता 
की बिता समय के कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोच लें, समय नहीं है 
जगत्‌ में, तो पदार्थ तो हो सकता है, पत्थर हो सकता है, लेकित चेतना व ही 
सकेगी । क्योंकि चेतना की जो गति है, वह स्थान में नहीं है, चरय में है । वह 
स्पेस में नहीं है, वह टाइम में है, वह समय में है। जब आप यहाँ उठकर बाते 
हैं अपने घर से, तो आपका दारीर यात्रा करता है, वह गाता होती है स्थान 
में | आप घर से मिकले, कार में बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में बैंढे, चले । बहू क/वा 
स्थान में है। आपकी जगह धगर पत्थर भी रख दिया जाता तो वह भी कार 


में बैठकर यहाँ तक भा जाता । लेकिन कार में बैठे हुए आपका मन एके बौट 


मद्दावीर - वाणी शद१ 


गति भी करता है, जिसका दूरी से कोई संबंध नहीं है । वह गति समय में है ॥ 
हो सकता है, जाप जब घर में हों ओर जब कार में बैठे हों, वभी आप समय में, 
इस हाल में भा गये हों, मत में इस हाल में जा चेठे हों। लेकिन कार अभी 
घर के सामने खड़ी है। सच तो यह है कि जाप कार में बैठे ही इसलिए हैं 
कि आपका मन कार के पहले इस हाल की तरफ गति करता हैं । इसीलिए 
भाप कार में बैठे हैं, नहीं तो आप कार में नहीं बैठेंगे। पत्थर खुद कार में 
नहीं वैठेगा, उसे किसी को बिठाना पड़ेगा । बैंठकर भी वह वैसा ही रहेगा, 
जैसा अनबैठा था । बैठकर उसे आप यहाँ उतार छेंगे। लेकिन उस पत्यर के 
भीतर कुछ भी न होगा । जब आप कार में बैठे हैं तो दो गति हो रही हैं । 
एक तो आपका दारीर स्थान में यात्रा कर रहा है और एक जापका मन 
समय में यात्रा कर रहा है । चेतना की गति समय में है । 


महावीर ने चेतना को समय ही कहा है और ध्यान को सामायिक कहा 
है। अजगर चेतना की गति समय में है, तो चेतना की गति के ठहर जाने का 
नाम सामायिक है। हरीर की सारी गति ठहर जाये, उसका नाभ झासन 
है। और चित्त की सारी गति ठहर जाये, उसका नाम ध्याव है। अगर 
कार में ऐसे बैठकर जा जायें जैसे पत्थर जाता है, तो आप ध्यान में थे। 
आपके भीतर कोई गति ने हो, स्वयं दररीर गति करे और आप कार में बैठकर 
ऐसे भा जायें जैसे पत्थर जाया हो, तो आप घ्यान में थे। ध्यान का अर्थ है 
चेतना जब गति-शून्य हो जाती हैं, मूवमेण्ट शून्य हो जाता है ॥ यह ध्यान का 
अथे है महावीर का | अब इस ध्यान की तरफ जाने के लिए महावीर आपको 
कया सलाह देते हैं, इसे हम दो-तीन हिस्सों में समझते को कोशिश करें । 


(७) प्रकाश की वब्छरी में घूछ-कण अथोत्‌ चेतना का अंश-दरशन 


कभी आपने खप्पर छाये हुए मकान के नोचे देखा होगा कि कई रंगों में 
अकाश की किरणें भीतर घुसती हैं। प्रकाश की एक वल्लरी, एक धारा कमरे में 
गिरने रूगती है। सारा कमरा बन्धेरा है। छप्पर से एक घारा प्रकाश की 
नीचे तक उतर रही है। तब आपने एक बात और भी देखी होगी कि उस 
प्रकाश की घारा के भीतर घुल के हजारों कण उड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं । 
अच्चेरे में वे दिखायी नहीं पड़ते । जवकि सभी जगह उड़ रहे हैं, छेकिन उसे 
प्रकाश की बह्ल में दिखायी पड़ते हैं। क्‍योंकि दिखायी पड़ने के लिए. भी 


बे मसद्दावीर - बाण 


प्रकाश होना जरूरी है। शायद आपको ख्याल आता होगा कि प्रकाश « 
में ही वे उड़ रहे हैं, तो आप गलती में हैं। वे तो पूरे कमरे में उ 
रहे हैं लेकिन श्रकाश की वल्लरी में ही दिखायी उड़ते हैं। आपकी चेतना के 
ऐसी ही स्थिति है। जितने हिस्से में ध्यान पड़ता है, उतने हिस्से में विचाः 
के कण दिखायी पड़ते हैं। बाकी में भी विचार उड़ठे रहते हैं, पर वे आपक 
दिखायी वहीं पड़ते । इसलिए मनोवैज्ञानिक मन को दो हिस्सों में तोड़ देता 
॥ एक को यह कान्सस कहता है, एक को अनकान्सस । चेतना उस हिस्से को 
हैं जिसमें भ्काश की किरण पड़ रही हैं गौर घुल-कण दिखायी पड़ रहे 
हैं। और जचेतन उसको, बाकी कमरे को कहें, जहाँ अन्घेरा है, जहाँ प्रकाश 
(नहीं पड़ रहा है। घृल-कण तो वहां भी उड़ रहे हैं, पर उनका कोई पता 
वहीं चलता है 


(८) विचार बनाम प्रकाश बलरी के घूछ-कण 


तो भापके चेतन मन में आपको विचारों का छड़ना दिखायी पड़ता है । 
चौबीस घण्टे विचार चलते रहते हैं। कभी आपने ख्याल नहीं किया हैं कि जब 
प्रकाश की किरण उतरती है बच्धेरे कमरे में, तो जो घुल का कण उसमें 
उड़ता हुआ आता है, वह आस-पास के अन्धेरे से उड़ता हुआ आता हैं। फिर 
प्रकाश की किरण में प्रवेश करता है, और थोड़ी देर में फिर अच्चेरे में चला 
जाता है । शायद आपको यह अआंति हो कि वह जब प्रकाश में होता है, तभी 
उसका अस्तित्व है, तो आप गलती में हैं। वह आने के पहले भी हीता है, 
जाने के बाद भी होता है। आपने कभी अपने विचारों का अध्ययन किया है 
कि वे कहाँ से आते हैं और कैसे चले जाते हैं / शायद जाप सोचते होंगे कि 
इधर से प्रवेश करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते 
हैं | पैदा और नष्ट नहीं होते हैं । आपके अंधेरे चित्त से आते हैं, आपके प्रकाश 
चित्त में दिखायी पड़ते हैँ, फिर अन्चेरे चित्त में चले जाते है । अगर आप अपने 
विचारों क्रो उड़ता देखने की कोशिश करें कि कहाँ से उठते हैं, तो घीरे-धीरे 
आप पायेंगे कि वे आपके ही भीतर के अन्घेरे से ही भाते हैं । और आप अगर 
उलके जन्म-स्रोत का ध्याव रखें, तो धीरे-घीरे माप पार्येगे कि वे आपको अम्पेरे 
ञें क्षी दिखायी पड़ने लगे हैं, और जब वे चले जाते हैं तब तक भी आपके 
सामने से भा-जा रहे हैं, मिट नहीं रहे हैं। अगर जाप उनका पीछा कर रहे 
हैं तो धीरे-धीरे वे भापको बन्वेरे में जाते हुए दिखायी पड़ेंगे । आप उनका 
अन्धेरे में भी पीछा कर सकते हैँ । 


महावीर - वाणी श्ध्र्‌ 


चेतना विचार से भरी है। जैसे आकाश वायु से भरा है, वैसे चेतना 
विचार से भरी है) जब वायू का घकका लगता है आपको, तब वायु का पता 
चलता है। जब घब्का नहीं लगता है तो पता नहीं चलता है। जब कोई 
विचार आपको धक्का देता है तब आपको पता चलता है अन्यथा आपको पता 
नहीं चलता, विचार वहते रहते हैं। आप अपने सौ विचारों में से एक का भी 
मुश्किल से यता रखते हैं, बाकी निन्‍्यानवे ऐसे ही बहते रहते हैं। गौर भी मजे 
की बात है कि हवा तो धवका देती है तब पता भी चलता है, लेकिन आकाश का 
आपको कोई पता नहीं चलता । क्योंकि वह धवका भी नहीं देता । तो भापकी 
चेतना में जो विचार उड़ते रहते हैं उनका पता घलता हैं और चेतना का 
कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उसका कोई घवका नहीं है। दो उपाय हैं । 
या तो आप इन विचारों से बचना चाहें तो इस खपड़े के बीच से जो 
छेद हो गया है इसे बन्द कर दें, आपको विचार दिखाई नहों पड़ेगा ! नींद में 
यही होता है । चेतना की जो थोड़ी-सी घारा आपको दिखाई पड़ती थी जागने 
में, आप उसको भी बन्द करके सो जाते हैं। फिर आपको कुछ नहीं दिखाई 
पड़तो । सब बन्द हो जाता है ॥ 


गहरी बेहोशी में भी यही होता है। हिंप्नोसिस, सम्मोहन में भी 
यही होता हे। इसलिए विचार से जो छोग पीड़ित रहते हैं, वे छोग 
अनेक बार आत्म-सम्मोहन की क्रियाएँ करने लगते हैं और आत्म-सम्मोहन 
को ध्यातस समझ लेते हैं। वह ध्यान नहीं है, वह स्वयं अपनी चेतना को 
चुका देना है, अँघेरे में डूब जानता है। उसका भी सुख है। शराब में 
उसी तरह का सुख मिलता है, गाँजा में, अफीम में उसी तरह का सुख 
मिलता है । चेतना को जो छोटी-सी धारा बह रही थो वह भी बन्द हो 
गयी, घुप्प अंधेरे में खो गये। बड़ी शान्ति दिखाई पड़ती है। प्रकाश की 
किरण में अशान्ति मालूम पड़ती थी। महावीर का ध्यान ऐसा नहीं है, 


जिसमें प्रकाश की किरण को वुभा देना है। महावीर का ध्यान ऐसा है 
जिसमें सारे खपड़ों को अलग कर देना है, पूरे छपष्पर को 


डी खुला छोड देना है 
ताकि पूरे कमरे में प्रकाश भर आये । 9) ह॒ ; 


(६) पृष्ठभूमि की जरूरत क्‍यों ? 


हि भी बड़े पे की वात है, जब पूरे कभरे में प्रकाद्य भर जाता है, 
तब भी घुछ-कण दिखायी पड़ना बन्द हो जाते हैं। जब पुरे कमरे में प्रकाश 


४६४ महावीर - वाणी 


भर जाता है, तब भी घुल-कण नहीं दिखायी पड़ते । जब पुरे कमरे में अँधेरा 
हो जाता है तब भी घूल-कण नहीं दिखायी पड़ते । जब पूरे कमरे में अंधेरा 
होता है और जरा से स्थान में रोशनी होती है तव घूल-कण दिखायी पड़ते हैं। 
अप्तल में घूल-कणों को दिखायी पड़ने के लिए प्रकाश की घारा भी चाहिए 
और अँधघेरे की पृष्ठ-भूमि भी चाहिए। दो उपाय हैं इन कणों को भूल जाने के । 
एक उपाय तो है कि पूरा अंधेरा हो जाये तो इसलिए नहीं दिखायी पड़ते हैं, 
क्योंकि प्रकाश ही नहीं हैं । दिखायी कैसे पड़ेगा ? या पूरा प्रकाश हो जाये तो 
भी नहीं दिखायी पड़ते । क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश है कि इतने छोटे से 
घूल-कण दिखायी नहीं पड़ सकते | पृष्ठ-भूमि नहीं होने से घूल-कण खो जाते 
हैं। तो पहले तो यह फर्क समझ लें कि बहुत से प्रयोग हैं ध्यान के, जो वस्तुतः 
मूर्छर्छा के प्रयोग हैं, घ्यान के प्रयोग नहीं हैं। उनमें आदमी अपनी चेतना को 
डुबा देता है और वह गहरी नींद में चला जाता है। उठने के बाद उसे शांति 
भी मालूम पड़ेगी, स्वच्छ भी मालुम पड़ेगा, ताजा भी मालूम पड़ेगा | लेकिन वे 
' उपाय सिर्फ चेतना को डुबाने के थे। उनसे कोई क्रान्ति घढित नहीं होती । 


(१०) ट्रांसेंडेण्टल मेडिटेशन था पुनराफ्ति की ऊब ! 


महेश योगी जिस ध्यान की बात सारी दुनिया में करते हैं, वह सिर्फ 

मूर्च्छा का प्रयोग हैं । जिसे वे द्रांसेंडेप्टल भेडिटेशन कहते हैं, भावातीत ध्यान 

: कहते हैं, वह ध्यान भी नहीं है गौर भावातीत तो बिल्कुल नहीं हैं। नवो 
ट्रांसेडेण्टल है, न मेडिटेशन है । ध्याव इसलिए चहीं है कि वह केवल एक 
,मच्त्र के जप से स्वयं को सुला छेने का प्रयोग है। और किसी भी शब्द की 
) पुनरक्ति अगर आप करते जायें तो तन्द्रा भा जाती है, हाँ किसी भी शब्द की 
| पुनरक्ति से तन्द्रा पैदा होती है, हिप्नोसिस पैदा होती है। अधल में किसी भी 
शब्द की पुनरुक्ति से बोर्डेम पैदा होती है, ऊब्र पैदा होती है । ऊब नींद ले 
आती है। तो किसी भी मन्त्र का अगर आप इस तरह प्रयोग करें कि वह 

| आपको ऊब दे जाय, उवा दे, घबड़ा दे, नवीवता न रह जाय उसमें, तो मन 


। ऊब कर पुराने से परेशान होकर तस्द्वा में और निद्रा में खो जाता है । । 
। लिए यह प्रयोग फायदे का है | 


| लोगों को नींद की तकलीफ हैं उन लोगों के हि 
लेकिन न तो यह ध्यान है, न भावातीत हैं । नींद की बहुत लोगों को तकलीफ 


है । उनके लिए यह प्रयोग फायदा करता हैँ 


मद्दावीर - चाणी श्द्र्‌ 


लेकिन उस फायदें से ध्यान का कोई सम्बन्ध नहीं हैं । वह फायदा गहरी 
सीोंद का ही फायदा हैं। गहरो नीद अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। 
इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि महेश योगी जो कहते हैं, चह चुरी चीज 
है। बड़ी अच्छी चोज है, लेकिन उसका उपयोग उतना ही है जितना किसी नी 
ट्रेंक्चिलाइजर का होता है । यह टद्रेंविववाइजर फिर भी अच्छा हैं, क्योंकि किसी 
दवा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। भीत्तरी तरकीब है। इसलिए पूरव में महेद्य 
योगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पश्चिम में बहुत पड़ा। क्योकि पश्चिम 
अनिद्रा से पीड़ित है, पुरव अभी पीड़ित नहीं है। उसका बुनियादी कारण वही 
है । पदिचम अनिद्रा रोग से परेशान है । नींद बड़ी मुपिकिल हो गयी है । इस- 
लिए. उप्त प्रयोग से परिचम में एक सुख का अनुभव हो रहा है। क्योंकि उसे 
पाना सुश्किल हो गया है। पूरव में नींद कोई सवाल नहीं हे अभी भी । हाँ, 
पूरव जितना ही परिचम होता जायेगा, उतना ही नींद का सवाल उठता जायेगा। 
तो पश्चिम में जो लोग महेशयोगी के पास आये, वे असल में नींद की त्तकलीफ 
से परेशाच लोग हैं, सो भी नहीं सकते । वे वह तरकीव भी भूल गये कि जो 
प्राकृतिक तरकीब थी, नेचरल पभ्रासेस थी सोने की। उनको जार्थिफीशियल' 
डेकनिक की जरूरत थी ताकि वे सो सकें। लेकिन दी-तोन महीने से ज्यादा 
कोई उत्तके पास नहीं रहेगा । भाग जायेगा। क्योंकि जहाँ उसे नींद आने लगी 
तो बात खत्म हो गयी । तब वह कहेगा, ध्यान चाहिए । नींद तो हो गयी, 
डोक है। छेकिंन अब ? आगे ? वही आगे खींचता भुद्किल है, क्योंकि वह 
अपोग कुछ जमा नींद का है । 


(११) ध्यान की दो पद्धतियां 


सहावीर मूर्च्छा-विरोधी थे । इसलिए महावीर ने ऐसी किसी भी पद्धति 
की सलाह नहीं दी, जिससे मूच्छा जाने की जरा भी संभावना हो । यह महावीर 
की और भारत की दूसरी पद्धतियों का भेद है। भारत में दो पद्धतियाँ रही 
हैं। कहना चाहिये सारे जमत्‌ में दो ही पद्धतियाँ हैं ध्यान को । भूलतः दो तरह 
की पद्धतियाँ हैं॥ एक पद्धति को हम ब्राह्मण पद्धति कहें झौर एक पद्धति को 
हम श्रवण पद्धति वहेँ । महावीर की जो पद्धति है उसका नाम श्रवण पद्धति 
है । दुसरी जो पद्धति है वह ब्राह्मण पद्धति है। ब्राह्मण पद्धति विश्वाम की 
पद्धति है। वह इस बात की पद्धति है जिसे हम कहें-..रिलेक्सेशन ॥ महावीर 
से किसी ब्राह्मण पति की सयाह नहीं दी। उन्होंने कहा है कि विश्राम सें 


४६६ महावीर - वाणी 


बहुत तो डर यही है, वल्कि सौ में निनन्‍्यानवे मौके पर डर यही है कि आप नींद 
में चले जाते हैं। क्योंकि विश्राम गौर नींद का गहरा अन्तर-पंबंध है । आपके 
जन्मों-जन्मों का एक ही अनुभव है कि जब भी आप' विश्राम किये होते हैं, 

>भप चींद में गये होते हैं। तो आपके चित्त की एक संस्कारित व्यवस्था है कि 

“ जब भी आप विश्राम करेंगे, नींद आ जायेंगी। इसलिए जिनको नींद नहीं 
आती है, उनको डॉक्टर सलाह देते हैं रिलैक्सेशन की, शिथिलीकरण को, 
शवासन की कि तुम विश्राम करो, शिथिल हो, जाओ वो नींद भा जायेगी । 
इससे उल्टा भी सही है कि अगर कोई विश्वाम में जाये तो बहुत डर यह है कि 
वह नींद में चला जाये । इसलिए जिसे ध्यान में जाना है, उसे बहुत दूसरी 
और प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिनसे नींद रुकती हो; अन्यथा विश्वाम 
नींद बन' जाती है। 


(१२) महावीर का ध्यान श्रम पर आधारित है 


महावीर ने उन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया है । भद्दावीर ने जित 
पद्धतियों का उपयोग किया है, वे विश्राम से उल्टी हैं। इसलिए उतकी पद्धति 
का नाम है श्रम, श्रवण । थे कहते हैं कि श्रमपूर्वक ध्यान में जाना है, विश्वाम- 
पूर्वक नहीं । और श्रमपूर्वक ध्यान में जाना बिल्कुल उल्दा है विश्राम[वेंक ध्यात 
में जाने के । अगर किसी आदमी से हम कहते हैं कि विश्वाम करो तो हम 
कहते हैं हाथ पैर ढीले छोड़ दो, सुस्त हो जाओ, शिथिल हो जाओ, ऐसे हो 
जाओ जैसे मुर्दा हो गये। श्रम की जो पद्धति है वह कहेगा इतना तवाव पंदा 
करो, इतना टेंशन पैदा करो जितना कि तुम कर सकते हो। जितना तनाई 
पैदा कर सको, उतना अच्छा है । अपने को इतना खींचो, इतना खींचो जैसे 
कि कोई वीणा के तार को खींचता चला जाये और ठंकार पर छोड़ दे। तो 
खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, तीब्रतम स्वर तक अपने तनाव को 


खींच दो । मिश्चित ही एक सीमा आती हैं कि अगर आाव सितार के तार को 
खींचते जायें तो वार ट्वठ जायेगा । छेकिन चेतना के द्ृव्ने का कोई उपाय नहीं 
खींचते चले जाओ | एक 


है । वह हटती ही नहीं । इसलिए महावीर कहते हैं, की 
सीमा भायेगी जहाँ चार द्वठ जाता, लेकिन चेतना नहीं हुटती । लेकिन चेत 
भी अपनी अति पर भा जाती है, क्लाइमेक्स पर भा जाती है, चरम पर भा 
जाती है और अनजाने, तुम्हारे बिना जाने विश्राम को उपलब्ध हे जाती है । 
मैं अपने हाथ की मृदट्ठी को बन्द करता जाऊं, वनन्‍्द करता जाऊं, जवनी मेरी 


महावीर - वाणी श्द्ज 


ताकत है सारी ताकत रूगाकर बन्द करता जाऊँ, तो एक घड़ी जायेगी कि 
परी ताकत चरम पर पहुँच जायेगी। अचानक मैं पाऊंगा कि मुट्ठी ने खुलना 
शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अब वन्द करने की औौर ताकत नहीं है। 
मुट्ठी को बन्द करके भी खोलने का उपाय हैं। और ध्यान रहे कि अगर मूद्ठो 
को बन्द करके खोला जाये, तब जो विश्राम उपलब्ध होता है, वह बहुत झनुठा 
होता है । वह नींद में कभी नहीं ले जाता । वह सीधा विश्वाम में ले जाता है । 
इसलिए कहा कि सो में निन्‍्यानवे संभावना विश्राम में जाने की है। नींद में 
जाने की नहीं है। क्योंकि आदमी ने इतना श्रम किया है, इतना खींचा है, 
इतना ताना है कि इस तनाव के लिए उसे इतने जागरण में जाना पड़ेगा कि 


वह उस जागरण से एकदम नींद में नहीं जा सकता है, विश्वाम में चला 
जाता है ॥ 


(१३) पागरू हो जाने का खतरा न ले ! 


महावीर की पद्धति श्रम की पद्धति है, चित्त को तनाव पर छे जाना है । 
तनाव दो तरह का हो सकता है। तनाव के लिए महावीर कहते हैं कि वह 
गलत ध्यान है । 'ठीक ध्यान के लिए कुछ भारंभिक चातें है। उनके विना इस 
च्यान में नहीं उतरा जा सकता हैं। उसके बिना उत्तरियेगा तो विक्षिप्त हो 
सकते हैं । एक तो थे दस सूत्र जो मैंने कल तक कहे हैं, अनिवायें हैं । उनके 
बिना इस प्रयोग को नहीं किया जा सकता । क्योंकि उन दस सूत्रों के प्रयोग 
से जापके व्यक्तित्व में वह स्थिति, वह्‌ ऊर्जा मौर वह छधावित जा जाती है, 
जिनसे आप चरम तक अपने को तनाव में ले जाते हैं। इतनी सामथ्ये झौर 
क्षमता जा जाती हैं कि आप विक्षिप्त नहीं हो सकते ! अन्यथा अगर कोई 
सह्दाचीर के घ्यान को सीधा शुरू करे, तो वह विक्षिप्त हो सकता है, पागल बह 
दो सकता है । इसलिए भूलकर भी इस श्रयोग को सीधा नहीं करना । थे पहछे 


के दस हिस्से अनिवायें हैं और प्राथमिक भूमिकाएँ हैं ध्यान की, वह में आपसे 
स्पष्ट कह रहा हें । 


(१४) रान हुच्चा्डे की सायन्योलाजी और ध्यान-प्रक्रिया 


पश्चिम में एक बहुत विचारशील वैज्ञानिक घ्यान, पर काम करता रहा है । 
उसका नाम है रान हुब्चाडे । उससे एक नये विज्ञान 


ग न का जन्म दि 
उसका नाम है सायंटोलाजी । ध्यान को उसने जो-जो बातें खोजी हैं, थे दा 


ध्ध्८ महावीर - वाणी 


| से बड़ी मेल खाती हैं। इस समय पृथ्वी पर महावीर के ध्यात को निकठतम 
, फोई आदमी समझ सका है, तो आदमी हुब्बार्ड है। जैनों को तो उसके नाम 
का भी पता नहीं होगा | जैन साधुओं में तो, मैंने पूरे मुल्क में घुसकर देखा 
है, एक आदमी भी नहीं है, जो महावीर के ध्यान को समभ सकता हो, करने 
की वात तो बहुत दूर है । प्रवचन वे करते हैं रोज, लेकिन मैं चकित हुआ कि 
पाँच-पाँच सौ, सात-प्तात सौ साधुओं के गण का जो गणी हो, प्रमुख हो, 
आचाये हो, वह भी एकान्त में पुछता है कि ध्यान कैसे करूँ ? तब उप सात 
सो साधुओं को क्या करवाया जा रहा होगा, जबकि उनका गुरु पूछता है कि 
ध्याव कैसे करें ? निश्चित ही यह गुरु एकास्त में पुछता है । उत्तना भी साहस 
नहीं है कि चार लोगों के सामने पूछ सके । 
हुब्बाडे ने तीन छाब्दों का प्रयोग किया है ध्यान की प्राथमिक प्रक्रिया में प्रवेश 
के लिए | वे तीनों शब्द महावीर के हैं। हुव्बाड को महावीर के छब्दों का 
कोई पता नहीं है । उसने तो अंग्रेजी में प्रयोग किया है। उसका एक छाब्द है 
>स्मिम्बरिंग, धघुसरा शब्द है रिटर्तिंग बोर तीसरा शब्द है रि-लिविंग । ये तीनों 
शब्द महावीर के हैं । रिटनिंग से आप अच्छी तरह परिचित हैं--प्रतिक्रमण । 
रि-लिविंग से आप उतने परिचित नहीं हैं । महावीर का शब्द है जाति-स्म रण, 
पुनः जीना, उसको जो जिया जा चुका है। और रिमेम्बरिंग जिसे महावीर आर 
बुद्ध दोनों ने स्मृत्ति कहा हैं । वही शव्द बिगड़-बिगड़ कर कवीर और तावक के 
पास आत्ते-आते सुरति हो गया । छाज्द वही है--स्मृति । 
रिमेम्बरिंग से, स्मृति से हम सब परिचित हैं। सुबह आपने भोजन 
किया था । आपको याद है। लेकिन स्मृति सदा आन्शिक होती है । क्योंकि 
जब आप भोजन की याद करते हैं साँफ को, कि सुबह आपने भोजन किया था, 
तो आप पुरी घटना को याद नहीं कर पाते । क्योंकि भोजन करते वक्‍त बहुत 
कुछ घट रहा था। चौके में बर्तेन की आवाज बा रही थी, भोजन की चुगंध 
आ रही थी, पत्नी आस-पास घुम रही थी, उसकी दुश्मती मापके आस-पास 
घुम रही थी । बच्चे उपद्रव कर रहे थे, उनका उपद्रव आपको मालूम पड़ रहा 
था, गर्मी थी कि सर्दी थी वह आपको छू रही थी, हवाओं के फोंके भा रहे थे 
या नहीं आ रहे थे--वह सारी स्थिति थी | भीतर भी आपको भूख कितनी 
लगी थी. मन में कौन से विचार चल रहे थे, कहाँ भागने के लिए भाव 
तैयारी कर रहे थे, यहाँ खाना खा रहे थे लेकिन मन कहाँ जा चुका था, यह 


टोठल सिचुएशन थी | 


महावीर - वाणी ध्द६ 
(१५) आप प्याज और सेच का फक केले जानते दें ? 


जब आप शाम को याद करते हैँ तो सिर्फ इतनी ही करते हैं कि सुबह बारह 
बज भोजन किया है। यह आंधिक है। जब आप भोजन करते होते हैं तो 
भोजन की सुगन्ध भी होती है, स्वाद भी होता है । आपको पता नहीं होगा 
कि अगर आपकी नाक ओर भ्ाँख विल्कुल बन्द कर दी जायें तो आप प्याज 
में और सेव में कोई फर्क नहीं बता सकेंगे कि स्वाद क्‍या है। माँख पर पट्टी 
बाँध दी जाये और नाक पर पट्टी वाँध दी जाये और बन्द कर दिया जाये ओर 
कहा जाये कि शापके ओंठ पर क्या रखा है इसे आप चखकर वताइये, तो 
आप प्याज में और सेव में फर्क न बता सकेंगे । क्योंकि प्याज और सेव का 
असली फर्क आपको स्वाद से नहीं पत्ता चलता है, गन्ध से चलता है और आँख से 
चलता है । स्वाद से पता नहीं चलता आपको | बहुत सी घदनाएँ भोजन की 
टोटल सिचुएशन में हैं, वे आपको याद नहीं आती । आन्शिक याद हैं कि वारह्‌ 
बजे भोजन किया । जिसे रिटनिंग कहते हैं, जो दूसरा प्रतिकिमण है, उसका 
अर्थ हैं पूरी की पूरी स्थिति को याद कर लें। लेकिन पूरी ल्थिति को भी याद 


करने में आप बाहर बने रहते हैं। रिटर्निंग का णर्थ है पूरी स्थिति को 
पुन: जीना । 


(१६) रएत सोते समय प्रयोग करें 


अगर महाबीर के घ्यान में जाना है, तो रात सोते समय एक प्राथमिक 
प्रयोग अतिवार्य है | सोते समय करीव-करीब वैसी ही घटना घटती है जैसा 
बहुत बड़ें पैमाने पर मृत्यु के समय घढतो हैं॥ आपने सुना होगा कि की 
पानी में डूब जाने वाले लोग एक क्षण में अपने पूरे जीवन को रि-लिव .कर लेते 
हैं ॥ कभी-कभी पाती में हवा हुआ कोई आदमी बच जाता है तो वह कद्ठता हैं 
कि जब मैं हब रहा था ओर मरना बिल्कुल निद्चत हो गया, तो 
एक क्षण में जैसे पूरी जिन्दगी को फिल्‍म मेरे सामने से शुजर गयी घुरी 
जिन्दगी की फिल्‍म एक क्षण में मैंने देख डाली। और ऐसी नहीं कि समय 
- हो, बल्कि इस तरह देखी जैसे कि मैंने फिर से जी लिया। मृत्यु के क्षण में. 
आकस्मिक मृत्यु के क्षण में, जबकि मृत्यु आसन भालुस पड़ती हैं, आ गगी 
सालूप पड़ती है, बचने का कोई उपाय न ह है & 


हीं रह्‌ जाता है और मद 
साथ दोती है, तब ऐसी घटना घटती हैं। महावीर के ध्यान में हम 


र्ड० सद्दावीर - वाणी 


उतरना हा तो ऐसी घटना नींद के पहले नित्य घटनी चाहिए। जब रात सोते 
लगे और सींद करीब झामे लगे तो--रि-लीव । स्मृति से शुरू करना पड़ेगा। 
सुबह से लेकर साँझ सोने तक का स्मरण करें। 


(१७) स्मरण से प्रतिक्रण की ओर 


एक महीने गहरा प्रयोग किया जाये तो आपको पता चलेगा कि स्मृति 
धीरे-धीरे प्रतिक्रण बन गयी । अब पूरी स्थिति याद बाने लगी | और भी 
तीन भहीमे प्रयोग किया जाये प्रतिक्रमण पर, तो आप पायेंगे कि क्षव प्रतिकरमण 
पुनर्जीवत वन गया | अब आप रि-लिविंग करने लगे। कोई नौ महीने के प्रयोग 
में आप पायेंगे कि सुबह से छेकर शाम तक को फिर से जी सकते हैं, इुबारा। 
जरा भी फर्क नहीं होगा । भौर बड़े मजे की बात यह है कि एक बार जब 
आप जियेंगे तो यह ज्यादा जीवन हो जायेगा, बजाय उसके कि जो आप दिन 
में जिये थे। क्योंकि उस वक्‍त और भी पच्चीस उल्काव थे ) अब कोई उलभाव 
नहीं है। हुन्बार्ड कहता है कि यह ट्रैक पर वापस लौटकर फिर से यात्रा करनी 
है, उल्टी ट्रैक (दिशा) पर। जँसे कि ठेप रिकार्ड को आपने सुन लिया दस मिनट, 
उल्ठा लौटा कर फिर दस मिनट वही सुना । या फिल्म आपसे देखी, फिर से 
फिल्म देखी और मन की ट्रैक पर कुछ भी खोता नहीं। मन के पथ पर सब 
सुरक्षित है, खोता नहीं है । 


'अगर महावीर के ध्याव में, सामायिक में प्रवेश करना हो, तो कोई नो 
महीने का समय--तीन-तीन महीने एक-एक प्रयोग पर--विताना जरूरी है। 
जाप स्मरण करना शुरू करें, पुरी तरह स्मरण करें कि सुबह से शाम तक वया 
हुआ, फिर प्रतिक्रमण करें। पुरी स्थिति को याद करें कि किस-किस घटना 
में कौन-कीव सी पूरी स्थिति थी। जाप बहुत हैरान होंगे और आपकी 
सम्वेदनशीलूता बहुत बढ़ जायेगी। आप बहुत सेंसिदिव हो जायेंगे । औौर 
दूसरे दिन आपके जीने का रस भी बहुत बढ़ जायेगा । क्योंकि दूसरे दिन घोरे- 
घीरे भाप बहुत-सा चीजों के प्रति जागरूक हो जायेंगे, जिनके प्रति आप कमी 
जागरूक न थे। जब आप मोजन कर रहे थे, तव बाहर वर्षा भी द्वो रही पी, 
उप्तकी बूँदों की टाप भी आती थी। कान सुन रहे थे, लेकिन आप इतने 
सम्वेदनहीन हैं कि आपके भोजन में वह बूंदों का स्वर जुड़ नहीं पाता है । ठब 
चाहर की जमोन पर पड़ी हुई नयी बूंदों की गन्ध भी भा रही थी, लेकिन भाप 


सहावीर - वाणी श्जर्‌ 


इतने सम्वेदनहीन हैं कि वह गन्ध आपके भोजन में मिल-जुल नहीं पाती है । 
तब खिड़की में फूल भी खिडछे थे, लेकिन फूलों का सोन्दर्य आपके भोजन में 
संयुक्त नहीं हो पाता हैं। भाप सम्वेदनहीन हैं, इन्सेंसिटिव हो गये हैं। अगर 
आप प्रतिक्रमण की पूरी यात्रा करते हैं तो भापके जीवन में सौन्दर्य के 
कभोर रस के अनुभव का एक नया आयाम खुलता शुरू हो जायेगा। पूरी 
घटना आपको जीने में मिलेगी । और जब भी पुरी घठना जी जाती है, जब भी 
पूरी घटना होती है, तो आप इस घटना को दोबारा जीने की आकांक्षा से 
मकक्‍त होने लगते हैं और वासना क्षीण होती है । 


अगर कोई व्यक्षित एक वार भी किसी घटना से परिपूर्णतया बीत जाये, 
गुजर जाये तो उसकी इष्च्छा उसे रिपीट करने की, दोहराने की फिर नहीं 
होतो । तो बतीत से छुटकारा होता है और भविष्य से भी छुटकारा होता है । , 
प्रतिक्रमण भविष्य ओर बतीत से छुटकारे की विधि है । फिर इस प्रतिक्रणण को 
इतना महस करते जाने कि एक घड़ी ऐसी आ जाये कि अब आप याद न करें, 
रि-लिव करें, पुनर्जीबवित करें, उस घटना को फिर से जियें भौर आप हैरान होंगे 
यह पाकर कि वह घटना फिर से जियी जा सकती है | - 


(१८) पूरे दिन का पु7रर्जावन 

ओर जिस दिन आप उस घदना को फिर से जीने में समर्थ हो जायेंगे उस 
दिन रात सपने बन्द हो जायेंगे । क्योंकि सपने में आप वही घटनाएँ फिर से 
जीने की कोशिश करते हैं, और तो कुछ नहीं करते । अगर आपने रात सोमे 
से पहले होष्पूर्देक पूरे दिच को पूरा जी लिया है, तो आपने निपटारा कर 
दिया है, क्लोज्ड हो गया है चैप्टर। अब कुछ याद करने की जरूरत न रही, 
पुन: जीने की जरूरत न रही ॥ जो-जो छूट गया था, वह-वह फिर से जी लिया 
गया। जो-जो रस अधूरा रहे गया था, वह पूरा कर लिया। जिस दिन 


आदमी रि-लिव कर लेता है, उस दिन रात सपने विदा 'हो. जाहे हैं । और निद्रा ्‌्‌ 
जितनी गहरो हो जाती है, सुबह जागरण उतना प्रगाढ़ हो जाता है! स्वप्न 
जो विदा हो जाते हैं नींद में, तो दिन में विचार कम हो जाते हैं । ये सब 


संयुक्त घटनाएं हैं। जब रात स्वप्न-रहित हो जातो है तो दिच विचार 

मे शून्य होने 
लगता है, विचा ररिक्त होने लगता है । इसका यह मतलब नहीं है कि मे 
फिर विचार नहीं कर सकते | इसका यह मतलब होता है कि फिर आप 
विचार कर सकते हैं । छेकिन करना जरूरी नहीं रह जाता है कि करें ही । अभी 


ः 


इेजर महावीर - वाणी 


तो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। आप चाहें भी कि नहीं करें, तो भी 
करना पड़ता है। और जिस विचार को आप चाहते हैं कि न करें, उसे और 
भी करना पड़ता है । भर्ती आ बिल्कुल गुलाम है। अभी मत्त आपकी 
मानता नहीं ॥ 


(१६) विश्षिप्तता की मात्ाएँ 


महावीर से अगर पूछो तो कहेंगे विक्षिप्त का यही लक्षण है, जिसका मन 
उसकी नहीं मानता | तो हम सब में उस पागलपन की मात्राएँ हैं । किसी का मन 
जरा कम मानता है, किसी का जरा ज्यादा मानता है। किसी का थोड़ा और 
ज्यादा मानता है। कोई वही काम अपने भीतर ही भीतर करता रहता है, 
कोई जरा बाहर करते लगता है। बस इततनो ही, मान्राओं के फके हैं, डिग्रीज़ 
आफ मैडनेस हैं। क्योंकि जब तक घ्यान न उपलब्ध हो तब तक जाप विक्षिप्त 
होंगे ही | ध्यान का अभाव विक्षिप्तता है। ध्यान को उपलब्ध व्यवित के सपने 
शुन्य हो जाते हैं। ऐसी हो जाती है उसकी रात, जैसे प्रकाश की वलल्‍्लरी में 
घूछ के करण न रह गये । वह सुबह उठता है”““सच पूछिए तो वही आदमी 
सुबह उठता है, जिसने रात स्वप्न नहीं देखे । नहीं तो सिर्फ नींद की एक पर्ते 
हृट्ती है औौर सपने भीतर दिन भर चलते रहते हैं। कभी भी आँख वन 
करिए, स्वप्न शुरू हो जाते हैं | सपना भीतर चलता ही रहता है । सिर्फ ऊपर 
की एक पते जाग जाती है। काम चलाऊ है वह पर्त । उसमें आप सड़क पर 
बचकर निकल जाते हैं, उसमें आप अपने दफ्तर पहुंच जाते, उसमें अपने भाप 
काम क्र लेते हैं आपकी आदत या आपका रोबोट यानी आपके भीतर जा 
यंत्र बन गया है, वह कर लेता है.। इतना होश है बस । इसे महावीर होश 


नहीं कहते हैं । 
रात जब स्वप्न पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तब चुबह बाप ऐसे उठते हैं 
कि उस उठने का आपको भी पता नहीं है कि उस उठने में कितता 35 
जैसे किसी ने एक मिट्टी के पेल में जलती हुई बाती देखी हो--पीला, घ्घ 
घुएँ से भरा हुआ प्रकाश । और फिर उस आदमी ने पहली दर्फ हक 8 
जागना देखा हो, सूरज का ऊगना देखा हो; इतना ही फर्क है । अमी णि 
झाप णागना कहते हैं वह ऐसी ही भद्दी-सी, मली-सी, घीमी-सी ली है । लेकिन 
जब रात स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, तव आप सुबह ऐसे उठते हैं, जैसे पा 
जगा है उस जागी हुई चेतना में विचार जापके गुलाम हो जाते हैं, मालिक 


मसद्दावीर - वाणी श्जये्‌ 


नहीं होते। महावीर कहते हैं, जब तक विचार मालिक है तव तक ध्यान 
कैसे हो पायेगा ? विचार की मालकियत आपकी होनी चाहिए, तब ध्यान हो 
सकता है । तव आप जब चाहें तव विचार करें, जब चाहें तब न करें ॥ 


(२०) जागने के समय का घयोग 


तो नींद के साथ दूसरा प्रयोग सुबह जागने के समय हैं। जैसे ही जागें, 
वैसे ही प्रतीक्षा करें उठकर कि जब पहला विचार आता है, उस पहले विचार 
को पकड़ें कि कब आता है। घीरे-घीरे आप हैरान होंगे, वहुत हैरान होंगे कि 
जितना आप जागकर पहले विचार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी 
ही देर से माता है। कभी घंटों लग जायेंगे यौर पहला विचार नहीं आयेगा ६ 
और यह एक घण्टदा विचार-रहित आपकी चेतना को छोीर्पासन से सीधा खड़ए 
करने में सहयोगी बनेगा । आप पैर के बल खड़े हो सकेंगे। क्योंकि धंटा भर 
बहुत दूर की बात है, अगर एक मिनट के लिए भी कोई विचार नहीं आये तो 
आपको यह अनुभव होना शुरू हो जायेगा कि विचार नर्क है, और निविचार 
होना आनन्द है, स्वर्ग हैं। एक मिनट को भी विचार न आये, तो आपको अपने 
भीतर विचार के अतिरिक्‍त जो है, उसका दर्शन शुरू हो जायेगा। तब घूल 


नहीं दिखायी पड़ेगी, प्रकाश की वल्लरी दिखायी पड़ेगी । तब भापका गेस्टाल्ट 
बदरू जायेगा । 


(२९) गेस्टाल्ट के चित्र और ध्यान का प्रयोग 


अगर आपने कभी कोई गेस्टाल्ट चित्र देखे हैँ, तो इसे आप समझ्त पायेंगे । 
मनोविज्ञान की किताबों में ग्रेस्‍्टाल्ट के चित्र दिये होते हैं। एक चित्र आप में 
से बहुत लोगों ने देखा, होगा । नहीं देखा होगा तो देखना चाहिए । एक बूढ़ी स्त्री 
का चित्र बना होता है। बहुत से गेस्टाल्ट चित्र होते हैं, उनमें एक बुढ़ी का चित्र 
बना होता है । आप उसको गौर से देखें तो वृढ़ो दिखायी पड़ती है । फिर आप 
देखते ही रहें । देखते ही रहें, देखते ही रहें ॥ अचानक आप पाते हैं कि चित्र 
बदल गया ॥ और एक जवान स्त्री दिखायी पड़नी शुरू हो गयी | वह भी उन्हीं 
रेखाओं में छिपी हुई है। लेकिन एक बड़े ' मजे की बात होगी, जब तक आपको 
बूढ़ी का चित्र दिखायी पड़ेगा, तब तक जवान रत्रो का चित्र नहीं दिखायी पड़ेया। 
दोनों आप एक साथ नहीं देख सकते ॥ यह ग्रेस्टाल्ट का मतलब हैँ । ; 


श्७्ड महावीर - वाणी 


गेस्टाल्ट का मतरूब है कि पैंट हैं देखने के, लेकिन विपरीत पँटन एक 
साथ नहीं देखे जा सकते । एक जवान स्त्री दिखायी पड़ेगी, तो युढ़ी खो जायेगी। 
चित्र वही है, रेखाएँ वही हैं, आप वही हैं, कुछ बदला नहीं है, लेकिव आपका 
ध्यान बदल गया हैं । आप बूढ़ी को देखते-देखते ऊब गये, परेशान हो गये । 
ध्याव ते एक परिवर्तत ले लिया, उसने कुछ नया देखना शुरू किया | क्योंकि 
ध्यान सदा नया देखना चाहता है। जब वह जवान ज्जी, जो अभी तक आपको 
नहीं दिखायी पड़ती थी, वह दिखायी पड़ गयी । भव मजा यह होगा कि जाप 
दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं, साहमल्देनियसली, युगपत्‌ नहीं देख 
सकते हैं । पहले तो आपको पता भी नहीं था कि इसमें एक जवान चेहरा भी 
छिपा हुआ है । अब आपको पता है कि दोनों चेहरे छिपे हैं; लेकिन' अब भी 
आप दोनों नहीं देख सकते । अब भी जब तक आप जवान चेहरा देखते रहेंगे, 
बूढ़ी का कोई पत्ता नहीं चलेगा | जब आप बूढ़ी को देखना शुरू करेंगे, जवान 
चेहरा खो जायेगा । ग्रेस्टाल्ट है यह । ' 
चेतना विपरीत को एक साथ नहीं देख सकती | जब तक भाप धूल के 
कण देख रहे हैं, तब तक आप प्रकाश की वल्लरी नहीं देख सकते । सौर जब 
प्रकाश की वल्लरी देखते लगेंगे तब धूल के कण नहीं देख सकते। जब तक 
आप विचार को देख रहे हैं, तत तक आप चेतना को नहीं देख सकते | जब 
आप विचार को नहीं देखेंगे, तब भाप चेतना को देखेंगे । और चेतता को एक 
दफा जो देख ले, उसके जीवत की सारी की सारी झूप-रेखा बदल जाती है | 
अभी हमारी सारी रूप-रेखा विचार से निर्धारित होती है, घूछ-कण से । किर 
हमारी सारी चेतना प्रकाश से निर्धारित होती हैं। फिर भी आप दोनों चीजों 
को एक साथ नहीं देख सकेंगे । जब आप विचार देखेंगे, तव चेतना भूल 
जायेगी । जब आप चेतना देखेंगे तव विचार भूल जायेंगे । लेकिन फिर आपको 
- चाहे जवान चेहरा दिखायी पड़ रहा हो, किन्तु आपको याद तो रहेगा ह्ठी कि 
बूढ़ा चेहरा छिपा हुआ है। जाप बूढ़ा चेहरा देख रहे हों, तवं भी आपको 
याद रहेगा कि जवान चेहरा भी कहीं मौजूद है, सोया हुआ है, छिपा हुआ है, 
प्प्रकट है। जिस दिन कोई व्यक्त निर्विचार हो जाता है, उस दिन 2 
उसका ध्यान जाता हैं । और एक वार चेतना पर ध्यान चला जाये ठो ध 


चेतना का विल्मरण नहीं होगा । चाहे आप विचार में लगे रहें, दुकान का 
रहें, बाजार में काम करते रहें, कुछ भी करते रहें; भीवर पतला है-+इसकी 
रु हो जायें, दुसी हो जाने; 


स्पष्ट प्रतीति बनी रहती है । वीमार हो जायें, 


महावीर - वाणी घ्ज्ड्‌ 


हाथ-पैर कट जायें, फिर भी चेतना है--इसकी स्पण्ट स्मृति बनी रहती है | 
जौर जब चाहें तब गेस्टाल्ट बदल सकते हैँ । ऐव्सिडेन्ट हो रहा है भौर शरीर 
दृट कर गिर पड़ा है, पैर अलग हो गये हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैर को 
देखकर दुखी हों | आप गेस्टाल्ट बदल सकते हैं ॥ जाप चेतना को देखने लगें, 
शधरोर गया | तब शरीर को कोई दुःख नहीं होता । आप शरीर नहीं रहे । 
जब महादोर के कान में कीलियाँ ठोंकी जा रही थीं तो आप यह मत समझना 
फि महावीर. आप ही जैसे शरीर थे। आप ही जैसे दारीर होते तो कीलियों 
का दर्दे होता । महावीर का गेस्टाल्ट बदल जाता हैं। अब महावीर दरीर को 
सहीं देख रहे होते हैं, वे चेतना को देख रहे हैं । तब' दरीर में कीलियाँ ठोंकी : 
जा रही हों, तो भो वे ऐसी ही माल्दुम पड़ती हैं जेसे किसी ओोर के एारीर में 
कीलियाँ ठोंकी जा रही हैं। जैसे कहीं और दूर, डिस्टेन्स पर कीलियाँ ठोंकी 
जा रही हैं। महावीर वहाँ से दूर हो गये । महावीर मर रहे हैं तो आप ही 
जैसे नहीं मर गये हैं, उनका गेस्टाल्ट जौर है। तब महावीर चेतना को देखते 
हैं, जो नहीं मरती । 


(२२) जीसस और मंसर के बदले हुए गेस्टाल्ट 


जब जीसस सूली पर लटकाये जा रहे हैं तो उनका ग्रेस्टाल्ड और है। 
'जीसस उस शरीर को नहीं देख रहे हैं जो सूली पर लटकाया जा रहा है। जब 
भंसूर को काटा जा रहा है, तो उनका गेस्टाल्ट भौर है। मंसुर उस शरीर को 
नहीं देख रहा है जो काठा जा रहा | मंसूर हँस रहा है। जब कोई पूछता है 
कि संसूर तुम काटे जा रहे हो और हँस रहे हो ? तो मंसूर कहता है, मैं इस- 
'लिए हँसता हूं कि जिसे तुम काट रहे हो, वह मैं नहीं हें। और जो मैं हैं तुम 
उसे छ भी नहीं पा रहे हो, तो मुझे हँसी जा रही है। तुम्हारी तलवारें भेरे ' 
आस-पास से ग़ूजरती जा रही हैं, छेकिन तुम मुझे स्पर्श नहीं कर पाते हो । यह 
गरेस्टाल्ट का परिवर्तन है । ध्यान का फोकस बदल गया हैं, वह कुछ भर देख 
रहा है। तो रात्रि-विचार के लिए तीन प्रक्रियाएँ---सुबह्‌ पहले विचार की 
भतीक्षा की भ्क्तिया है और शेष सारे दिन साक्षी का भाव है, विव्नेस है। जो 
भी हो रहा है में उसका साक्षी हूँ, कर्ता नहीं । भोजन कर रहे हैं तो दो चीजें 
रह जाती हैं। दो भी नहीं रह जाती हैं, भोजन रह जाता है। 

छगर बुद्धिमान आदमी है तो दो चीजें 


होती हैं-.. र्‌ 
आोजन करनेवाला होता हैं । घुद्धिमान से मेरा म जन होता है थी 


तलब जो थोड़ा सोच समककर 


ड ७६ महावीर - वाणी 


जीता है | जो बिल्कुल ही गैर सोचे-पमझे जीता है उसके लिए भोजन ही रह 
जावा है। इसलिए वह ज्यादा भोजन कर जाता हैं, क्‍योंकि भोजन करनेवाला 
तो मौजूद नहीं था | कल' उसने तय किया कि इतना भोजन नहीं करना है। 
प्चीस दफे तय कर चुका हैं कि इतना ज्यादा भोजन नहीं करता है। इससे 
बीमारी पकड़ती है, रोग था जाता है। रोग से दुखी होता है, तब कहता है 
भोजन इतना नहीं करना हैं। तय कर लिया। लेकिन कल जब भोजन करने 
बैठता है, तो ज्यादा भोजन कर जाता है । वही चीजें खा केता है जो नहीं खानी 
थीं | क्यों ? इसलिए कि करने वाला मौजूद ही नहीं रह जाता, सिर भोजन 
ही रह जाता है । इसलिए भोजन को जितना करवाना हैं, करवा देता है । 


(२३) तीसरे विंहु पर वने रहले की कोशिश 


जिसको हम थोड़ा बुद्धिमान आदमी कहेंगे, वह दोनों का होश रखता हैँ । 
भोजन का भी, भोजन करने वाले का भी । लेकिन महावीर जिसे साक्षी कहते 
रद चह्‌ तीसरे का होश है । वह होश इस बात का है किन तो में भोजन हूँ 
और च मैं भोजन करने वाला हूँ। भोजन है, गौर भोजन करने वाला शरीर 
है । मैं दोनों से अलग हुँ। एक ट्राएंगल' का निर्माण है, एक त्रिकोण का, एक 
त्रिभुज का । तीसरे कोण पर मैं हैँ । इस तीसरे कोण पर, इस तीसरे बिंदु पर 
२४ घण्टे रहने की कोशिश साक्षी भाव हैं। कुछभी हो रहा है तो तीन हिस्से 
सदा मौजूद हैं | ओर मैं तीसरा हूँ। मैं दो नहीं हैँ । ज्यादा भोजन कर लेने 
वाला एक ही कोण देखता है। अगर कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ा मे 
जानकारी बढ़ गयी, तो दूसरा कोण भी देखने लगता है कि मैं ज्यादा करने 
वाला हूँ, न कर लूं। पहले भोजन से एकात्म हो जाता था, जेंत करने वाला 
शरीर से एकात्म हो जाता है। लेकिन साक्षी नहीं हो जाता । साक्षी तो तव 
होता है जब दोनों के पार तीसरा हो जाता है । और जब वहें देखता है कि यह 
रहा भोजन, यह रहा शरीर, यह रहा मैं--भीर मैं सदा अलग हूँ । 
त्व या साक्षी भाव का प्रयोग किया है । उन्होंने 
अलगपन का। इसको महावीर ने कहीं हैं भेद, 
; अपना दाव्द है नेद विज्ञान । 
घरीर यहाँ है, मैं 
सर 


इसलिए महावीर ने पृथक 
पुृथकत्व शब्द का प्रयोग किया हैं, 
"विज्ञान । दि साइंस आफ डिवीजन | महावीर के 
जज को अपने-अपने हिस्मीं में तोड़ देता । भोजन वहाँ हैं, 


न व होंजातादईे 
दोनों के पार हुँ---इतना भेद स्पष्ट हो जावे तो साक्षी भाव हो जाता & | 


मदह्दावीर - वाणी भ्ड७ 


तीन बातें स्मरण रख | रात नींद के समय--स्मरण, प्रतिक्रमण, पुनर्जीवन ॥ 
सुबह पहले विचार की प्रतीक्षा ताकि अन्तराल दिखयी पड़े और अन्तराल में 
गेस्टाल्ट बदल जाये। घूल-कण नहीं दिखाई पड़ें, प्रकाश की घारा स्मरण में जा 
जाये । गौर पूरे समय, २४ घण्टे उठते, बैठते, सोते तीसरे विन्दु पर ध्यान में 
खड़े रहना--ये तीन बातें अगर पूरी हो जायें तो महावीर जिसे सामायिक 
कहते हैं वह फलित होती है । तब हम आत्मा में स्थिर होते हैं । 


यह जो आत्मस्थिरता है यह कोई जड़, स्टेगनेन्ट बात नहीं है। असल में 
उसके लिए शब्द हमारे पास नहीं हैं। शब्द हमारे पास दो हैं---चलना और 
ठहर जाना । गति और अगति, डायनेमिक और स्टेगनेन्ट ॥ तीसरा दाब्द हमारे 
पास नहीं है । लेकिन महावीर जैसे लोग सदा ही जो बोलते हैं, वह तीसरे की 
बात है, (दि थड! की । और हमारी भाषा दो तरह के शब्द जानती है, तीसरे 
तरह का शब्द नहीं जानती । इसलिए महावीर जैसे लोगों के अनुभव को प्रकट 
करने के लिए दोनों शाज्दों का एक साथ उपयोग करने के जतिरिकत और कोई 
रास्ता नहीं है। यह पराडॉक्सिकल हो जाता है। अगर हम ऐसा कह सकें, 
जिससे कोई बर्थ साफ होता हो--ऐसी अगति जो पूर्ण गति है, ऐसा ठहराव 
जहाँ कोई ठहराव नहीं है, मूवमेन्ट विदाउट मूवमेन्ट, तो शायद हम खबर दें 
पायें । हमारे शब्द दो के लिए हैं और महावीर जैसे व्यक्ति तीसरे बिन्दु से 
जीते हैं । और तीसरे बिन्दु की अब तक कोई भाषा नहीं पैदा हो सकी । शायद 
कभी हो भी नहीं सकेगी ॥ 


(२४) भाषा का इन्द्र और परिभाषा 


नहीं हो सकेगी, इसलिए कि भाषा के लिए इन्द्र जरूरी है। आपको कपी 
ख्याल नहीं आता कि जगर आप डिक्शनरी में देखने जायें, तो वहाँ लिखा हुआ 
है--पदार्थे बया है ? जो मन नहीं है । और जब आप मन देखने जायें तो वहाँ 
लिखा है--मन क्या है ? जो पदार्थ नहीं है । कैसा पागलपन हैं! न पदार्थ का 
कोई पता हैं, न मन का कोई पता है, लेकिन व्याख्या बन जाती है। दूसरे के 
इंकार करने से व्याख्या बना लेते हैं ॥ अब यह कोई बात है कि पुरुष कोन है ? 
जो र्री नहीं ! स्त्री कौन है ? जो पुरुष नहीं ! यह कोई बात है ? यह कोई 
डेफित्तीशन हुई ? यह कोई परिभापा हुई ? अच्चेरा वह है, जो प्रकाश नहीं ! 
प्रकाश वह है, जो अन्घेरा नहीं ! समक में माता हे कि बिल्कुल' ठीक हे, 


७ महावोर - चाणी 


जीता है । जो विल्कुल ही गैर सोचे-समभ जीता है उसके लिए भोजन ही रह 
जाता हैं। इसलिए वह ज्यादा भोजन कर जाता है, क्योंकि भोजन करनेवाला 
तो मौजूद नहीं था | कल उसने तय किया कि इतना भोजन नहीं करना हैं। 
पच्चीस दफे तय कर चुका है कि इतना ज्यादा भोजन नहीं करना है। इससे 
बीमारी पकड़ती है, रोग भा जाता है । रोग सै दुखी होता है, तव कहता है 
भोजन इतना नहीं फरना है। तय कर लिया। लेकिन कल जब भोजन करने 
चैंठता है, तो ज्यादा भोजन कर जाता है । वही चीजें खा छेता है जो नहीं खानी 
थीं। क्यों ? इसलिए कि करने वाला मौजूद ही नहीं रह जाता, सिर्फ भोजन 
ही रह जाता है । इसलिए भोजन को जितना करवाना हैं, करवा देता है । 


(२३) तीखरे विंदु पर चने रहने की कोशिश 


जिसको हम थोड़ा बुद्धिमान आदमी कहेंगे, वह दोनों का होश रखता है । 

भोजन का भी, भोजन करते वाले का भी । लेकिन महावीर जिसे साक्षी कहते 
हैं वह तीसरे का होशहै । वह होश इस बात का है किन तो मैं भोजन हूँ 
और न मैं भोजन करने वाला हैं। भोजन है, और भोजन करने वाला शरीर 
है। मैं दोनों से अलग हूँ। एक ट्रांएंगल' का निर्माण है, एक त्रिकोण का, एक 
त्रिशुज॒ का । तीसरे कोण पर मैं हुँ) इस तीसरे कोण पर, इस तौसरे बिंदु पर 
२४ घण्टे रहते की कोशिश साक्षी भाव है। कुछभी हो रहा है तो तीन हिस्से 
सदा मौजूद हैं । और मैं तीसरा हूँ। में दो नहीं हैँ। ज्यादा भोजन कर हैते 
वाला एक ही कोण देखता है। अगर कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध मैं 
जानकारी बढ़ गयी, तो दूसरा कोण भी देखने लगता हैं कि मैं ज्यादा करने 
वाला हैँ, न कर लूं। पहले भोजन से एकात्म हो जाता था, अब करने वाला 
शरीर से एकात्म हो जाता है। लेकिन साक्षी वहीं हो जाता । साक्षी तो तब 
होता है जब दोनों के पार तीसरा हो जाता हैं । और जब वह देखता है कि यहाँ 
रहा भोजन, यह रहा शरीर, यह रहा मैं--और मैं सदा अलगहू । 
इसलिए महावीर ने पृथकत्व या साक्षी भाव का श्रयोग किया हैँ उन्होंने 

प्थवात्व शब्द का प्रयोग किया है, अछगपन का। इसको महांवीर ने कहा है भेद 
विज्ञान ॥ दि साइंस आफ डिवीजस । महावीर का अपना शब्द हैं भेद जप 

जज्ञ को अपने-अपने हिस्सों में तोड़ देना । भोजन वर्दा हैं, शरीर यहाँ 

दोनों के पार हँ---इतना भेद स्पष्ठ ही जाये तो साक्षी भाव हो जाता हैं! 


मदह्ावीर - वाणी श््ड्छ 


तीन बातें स्मरण रख॥ रात नींद के समय--स्मरण, प्रतिक्रमण, पुनर्जीवन ॥ 
सुबह पहले विचार की प्रतीक्षा वाकि अन्तराल दिखयी पड़े और भन्तराल में 
गेस्टाल्ट बदर जाये॥ घूछ-कण नहीं दिखाई पड़ें, प्रकाश की घारा स्मरण में जा 
जाये ॥ और पूरे समय, २४ घण्टे उठते, बैठते, सोते तीसरे विन्दु पर ध्यान में 
खड़े रहना--ये तीन बातें अगर पुरी हो जायें तो महावीर जिसे सामाथिक 
कहते हैं वह फलित होती है । तब हम आत्मा में स्थिर होते हैं । 


यह जो भात्मस्थिरता है यह कोई जड़, स्टैगनेन्ट वात नहीं है। असल में 
उसके लिए शब्द हमारे पास नहीं हैं। शब्द हमारे पास दो हैं--चलना गौर 
ठहर जाना । गति ओर अगति, डायनेमिक और स्टेगनेन्ट । तीसरा शब्द हमारे 
पास नहीं है । लेकिन महावीर जैसे लोग सदा ही जो बोलते हैं, वह्‌ तीसरे की 
वात है, (दि थर्ड! की । और हमारी भाषा दो तरह के शब्द जानती है, तीसरे 
तरह का शब्द नहीं जानती | इसलिए महावीर जैसे लोगों के अनुभव को प्रकट 
करने के लिए दोनों शब्दों का एक साथ उपयोग करने के अतिरिक्त और कोई 
रास्ता नहीं है। यह पैराडॉक्सिकल हो जाता है। अगर हम ऐसा कह सकें, 
जिससे कोई बर्थ साफ होता हो--ऐसी अगति जो पूर्ण गति है, ऐसा ठहराव 
जहाँ कोई ठहराव नहीं है, मूवमेन्ट विदाउट सूवमेन्ट, तो शायद हम खबर दें 
पायें । हमारे शब्द दो के लिए हैं जौर महावीर जैसे व्यवित तीसरे बिन्दु से 
जीते हैं । भौर तीसरे बिन्दु की अब तक कोई भाषा नहीं पैदा हो सकी । शायद 
कभी हो भी नहीं सकेगी । 


(२७) भाषा का इन्द और परिभाषा 


नहीं हो सकेगी, इसलिए कि भाषा के लिए दन्द्र जरूरी है। आपको कभी 
ख्याल नहीं जाता कि अगर आप डिवशनरी में देखने जायें, तो वह लिखा हुआ 
है---पदार्थ क्या हैं 7 जो मन नहीं है । और जब आप मन देखने जायें तो वहाँ 
लिखा है--मन क्या है ? जो पदार्थ नहीं है । कैसा पागलपन है ! न पदार्थ का 
कोई पता हैं, न मन का कोई पता है, लेकिन व्याख्या बन जाती है। दूसरे के 
इंकार करने से व्याख्या बना लेते हैं । अब यह कोई बात है कि पुरुष कौन है ? 
जो र्री नहीं * स्त्री कौन है ? जो पुरुष नहीं ! यह कोई बात है ? यह कोई 
डेफिनोशन हुई ? यह कोई परिभाषा हुई ? अन्चेरा वह है, जो प्रकाश नहीं ! 
प्रकाश वह है, जो अन्घधेरा नहीं ! समझ में आता हैं कि बिल्कुल ठीक है, 


धो मद्दावीर - वाणी 


लेकिव बिल्कुल बेमानी है । इसका कोई मतलब ही ते हुआ । अगर मैं पूछूँ, 
दायाँ क्‍या है ? आप कहते हैं जो वाया नहीं । में पुछूं वायाँ क्या है ? तो बाप 
उसी दायें से व्याल्या करते हैं, जिसकी व्याख्या वासें से की थी । यह वीतियंत 
हैं, सकुंछर है । लेकिन आदमी का काम चल णाता है। सारी भाषा ऐसी ही 
हैं। इसलिए डिक्शनरी से ज्यादा व्यर्थ की चीज जमीन पर खोजनी बहुत 
मुश्किल है क्योंकि शब्दकोप वाला कर क्या रहा है ? वह पाँचवें पेज पर कहता 
है कि दसवाँ पेज देखो भौर दसवें पेज पर कहता है कि पाँचवाँ देखो । अगर 
मैं आपके गांव आउऊँ भौर आपसे पूछूं, कि रहमान कहाँ रहते हैं ? आप कहें 
कि राम के पड़ोस में । मैं युछूं राम कहाँ रहते हैं ? आप कहें रहमान के पड़ोस 
में । इससे क्या थर्थ होता है ? हमें अज्ञात की परिभाषा उससे करनी चाहिए 
जो ज्ञात हो, तब तो कोई मतलव होता हैं। हम ज्यादा भ्ज्ञात की परिभाषा 
दूसरे अज्ञात से करते हैं। धन अनवोत्त इज डिफाइन्ड बाई ऐसॉदर अमननोन ॥ 
हमें कुछ भी पता नहीं हैं । एक अज्ञात की हम दूसरे अक्षात से व्यास्या कर देते 
हैं। और इस तरह ज्ञान का भ्रम पैदा कर लेते हैं । 


नॉलेज का, ज्ञान का जो हमारा श्रम है, वह उसी तरह खड़ा हुआ है। 
मगर इससे काम चल जाता है। काम चलाऊ है यह ज्ञान । पर इससे कभी 
सत्य का अनुभव नहीं होता । महावीर जैसे व्यक्ति की वकलीफ बह है. कि वह 
तीपरे बिन्दु पर खड़ा होता है । जहाँ चीजें तोड़ी नहीं जा सकतीं । जहाँ हग्द्र 
नहीं रह जाता, वहाँ अनुभूति एक बनती है । भौर उस अनुशूति की किससे 
व्याख्या करें, व्योंकि हमारी सारी भाषा यह कहती है कि यह नहीं । तो 
किससे व्याख्या करें ? ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है निपेधात्मक 
ढंग से ( लेकिन यह ठीक नहीं है। यह कहा जा सकता है कि वहाँ इुःख 
नहीं है, अशान्ति नहीं है । लेकिन जब हम मतलूव समझते हैं; तो हमारा 


क्या मतलब होता है ? 


अध्वास्ति और धान्ति मेरे लिए हन्द्र है, महावीर के लिए हन्द से मुक्ति 
है । हमारे लिए शाम्ति का वही मतलब है, जहां बद्गान्ति नहीं है । महावीर 
के लिए सतलव है कि जहाँ दान्ति भी नहीं, अशार्ति से शान्ति भी नहीं, अशास्ति भी नहीं । क्योंकि जब 
(क शास्ति है, तब तक थोड़ी बहुत अशान्ति मौजूद रहती है, नहीं तो शान्ति 
का पता नहीं चलता है। अगर आप परिपुर्ण स्वस्थ हो जायें, तो आपको 
स्वास्थ्य का पता नहीं चलेगा । थोड़ी-बहुत बीमारी चाहिए स्वास्थ्य के पता 


महावीर - वाणी ७६ 


होने को ॥ या आप पूरे वीमार हो जायें तो भी बीमारी का पता नहीं चलेगा ॥ 
क्योंकि बीमारी के लिए भी थोड़ा स्वास्थ्य जरूरी है, नहीं तो पता नहीं 
चलेगा । तो बीमार से वीमार आदमी में भी स्वास्थ्य होता है, इसलिए पता 
चलता है । औौर स्वस्थ से स्वस्थ आदमी में भी बीमारी होती है, इसलिए 
स्वास्थ्य का पता चलता है। लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है । हम 
बाहर से हो खोजते रहते हैं। ओर बाहर सब इन्द्र है। लक्षण बाहर से हम 
पकड़ लेते हैं। भीतर कोई लक्षण नहीं पकड़े जा सकते, क्योंकि कोई हन्द्र नहीं 
है । वह व्यक्त जो तीसरे बिन्दु पर खड़ा हो जायेगा घ्यान में, उसे क्या होगा, 
इसे समभने की कोशिश महावीर ने बारहवें तप में की है। वह फोशिश 
बिल्कुल बाहर से है । बाहर से ही हो सकती हैं । फिर भी बहुत ही आन्तरिक 
घटना है, इसलिए उसे बन्तरु-तप कहा है और जन्तिम तप रखा है । 


(२०) फायोत्सर्ग और गेस्टाल्ड का सिद्धान्त 


घ्यान के बाद महावीर का तप कायोत्सर्ग है। उसका अर्थ है, जहाँ काया 
का उत्सर्ग हो जाता है, जहाँ शरीर नहीं बचता है, ग्रेल्टाल्ट बदल जाता है 
पुरा। कायोत्सगें का मतलब काया को सताता नहीं है । कायोत्सर्ग का मतलब 
ऐसा नहीं है कि हाथ-पैर काठ-काट कर चढ़ाते जाना । कायोत्सर्ग का मतलब 
है, ध्यान जब परिपूर्ण शिखर पर पहुंचता है, तो गेस्टाल्ट बदल जाता है, काया 
का उत्सर्ग हो जाता है, काया रह नहीं जाती । उसका कहीं कोई पता नहीं' 
रह जाता | निर्वाण या मोक्ष क्या है ? संसार का खो जाना है, 'जस्ट डिस- 
ऐपियरेन्स' । उसी तरह भात्म-अनुभव काया का खो जाना है। आप फहेंगे 
भहावीर तो चालीस वर्ष जिये। ध्यान के अनुभव के बाद भी काया थी ॥ असल 
में बह आपको दिखायी पड़ रही थी। महावीर के लिए जब कोई काया नहीं 


थी । जब कोई शरीर नहीं था । महावीर का कायोत्सगें हो गया था, जबकि 
हमें वह दिखायी पड़ रही थी । 


बुद्ध के जीवन में बड़ी जदुभुत घटना है। जब बुद्ध मरने लगे, तो शिष्यों 
को बहुत दुःख हुआ । रोते हुए सभी इकट्ठे हो गये । छाखों छोग इकट्डे हुए । 
उन्होंने कहा कि अब हमारा क्‍या होगा ? लेकिन बद्ध ने कहा पायलो, सै 
चालीस साल पहले मर चुका । वे कहने लगे कि माना कि यह शरीर है । लेकित 
इस शरीर से मी हमें प्रेम हो गया है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह शरीर तो 
चालीस साल पहले विसजित दो चुका है। 


श्ड० सद्दयावीर - वाणी 


जापान में एक फकीर हुआ हैं लिन्ची । एक दिन अपने उपदेश में उसवे 
कहा, बुद्ध से ज्यादा झूठा मादमी जमीन पर कभी नहीं हुआ | क्योंकि जब 
तक वह बुद्ध नहीं था, तव तक था। और जिस दिन से वह बुद्ध हुआ, उस 
दिन से वह है ही नहीं । तो लिनची ने कहा, बुद्ध हैं, बुद्ध हुए हैं--ये सब भाषा 
की भूलें हैं। बुद्ध कभी नहीं हुए हैं। निश्चित ही लोग घबरा गये । क्योंकि 
यह फकीर तो बुद्ध का ही अनुयायी था। पीछे बुद्ध की प्रतिमा रखी थी। 
अभी-म्भी उसने इस पर दीप घढ़ाया था | एक आदमी ने खड़े होकर आश्चर्य 
से पूछा कि ऐसे शब्द तुम बोल रहे हो ! तुम कह रहे हो कि बुद्ध कभी हुए ही 
नहीं ! ऐसी अधार्भिक वात € लिन्ची ने कहा, जिस दिन से मेरे भीतर काया 
खो गयी, उस दिन मुझ्के पता चला। तुम्हारे लिए में कमी भी हूँ, छेकिन जिस 
दिन से सच में न हुआ, उस दिल से मैं बिल्कुल नहीं हो गया। यह नहीं हो 
जाने का अन्तिम चरण है। यह एक्सप्लोजन है । उसके बाद कुछ भी नहीं है ! 
या सब कुछ है, या शून्य है या पूर्ण है। कल हम आखिरी अंतरु-तप की 


बात करग ॥ 


अठारहवां प्रवचन 


पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक ३ सितंबर, १९७१ 


कायोत्सर्ग : शरीर को बिदा देने की ज्ञवता का तप 


धम्मो मंगलूमुक्किट्ठटमू, अहिंसा संजमो तवो | 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणों ॥१॥ 
अथ्थे :- 
घर्म सर्वेश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा घर्मे ?) अहिला, संयम और 
तपरूप घममें | जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, 
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं । 


(१) शरीर को बेदा देने की क्षमता 


महावीर के साधना सूत्रों में आज बारहवें और बन्तिम तप पर बात 
करेंगे ( अंतिम तप को महावीर ने कहा है कायोत्सगें---श रीर का छूट जाता । 
मृत्यु में तो सभी का शरीर छूठ जाता है। घरीर तो छूट जाता है मृत्यु में, 
लेकिन मत की शरीर को पकड़े रखने को जाकांक्षा नहीं छूटती । इसलिए 
जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह वास्तविक मृत्यु नहीं है, केवछ नये जन्म का 
सूत्रपात हैं । मरते क्षण भी महावीर को पकड़ रखना चाहते हैं । मरने की 
पीड़ा ही यही है कि जिसे हम नहीं छोड़ना चाहते हैं । वह छूट रहा है । बेचैनी 
यही है कि जिसे हम पकड़ रखना चाहते हैं, उसे नहीं पकड़ रख पा रहे हैं। 
दुःख भी यही है, जिसे समफा था कि मैं हूँ, चही नष्ठ हो रहा है। मृत्यु में 
जो घटना सभी को घटती है, वही घटना ध्यान में उनको घटती है, जो ग्यारहवें 
चररा तक यात्रा कर लिये. होते हैं। ठीक मृत्यु जैसी ही घटना घटती । 
कायोत्सर्ग का अर्थ है उस सुत्यु के लिए सहज स्वीकृति का भाव | बहु घटेगी ) 
जब ध्यान भ्रगाढ़ होगा तो ठोक मसुत्यु जैसी ही घटना घटेगी। छगेगा साधक 
-को कि मिटा, समाप्त हुजा | उस क्षण में शरोर को पकड़ने का भाव न उठे, 
इसी की साधना का नास कायोत्सगें है। ध्यान के क्षण में जब भृत्यु जैसा 
पतील होने लगे, तद दारोर को पकड़ने की आाकाँक्षा, आभीप्सा नहीं उठे, यह्‌ 
शरीर का छूटवा हुआ रूप स्वीकृत हो जाये; सहष, शान्ति से, माहोभाव से, 
वरीर को विदा देने की क्षमता आ जाये, उस तप का नाम कायोत्सर्ग है । 


मृत्यु ओर ध्याव की समानता को समझ लेना जरूरो है, तभी कायोत्सगें | 
समझ में आायेगा। मृत्यु में यही होता है कि शरोर आपका चुक गया, अब 


८६ महावीर - वाणी 


और जीने और काम करने में असमर्थ हुआ । तो आपकी चेतना शरीर को 
छोड़कर हटती है, अपने श्रोत्त में पिकुड़ती है । चेतना सिकुड़ती है श्रोत में, 
फिर भी चित्त पकड़े रखना चाहता है । जैसे कोई किनारा आपके हाथ से 
खिसकता जाता हो, जैसे कोई नाव आपसे दूर हटी जाती हो, उस तरह 
शरीर को हम जोर से पकड़ रखना चाहते हैं। और शरीर व्यथें हो गया, 
चुक गया है, तो तनाव पैदा हो जाता है। जो जा रहा है, उसे रखने की 
कोशिश से तनाव पैदा होता है। उसी तनाव के कारण मृत्यु में मूर्छा आ जाती 
है, क्योंकि नियम हैं, एक सीमा तक हम तनाव को सह सकते हैं, एक सीमा के 
बाद तनाव बढ़ जाये, तो चित्त मूछित हो जाता है । मृत्यु में इसलिए हम हर 
बार बहोश मरते हैं। और इसलिए मनेक बार मर जाने के बाद हमें याद नहीं 
रहता कि हम पीछे भी मर चुके हैं। और इसलिए हूर जन्म नया जन्म मातम 
होता है, यद्यपि कोई जन्म, नया जन्म नहीं है। सभी जन्मों के पीछे मौत की 
घटना छिपी है। लेकिन हम इतने बेहोश हो गये होते हैं कि हमारी स्मृति में 
उनका कोई निद्यान नहीं छूट जाता है ! और यही कारण है कि हमें पिछले जन्म 
की स्मृति भी नहीं रह जाती, क्‍योंकि मृत्यु की घटना में हम बिल्कुल' बेहोश 
हो जाते हैं । वही वेहोशी की पर्त हमारे पिछले जन्म की स्मृतियों को हमसे 
अलग कर देती है | एक दीवाल खड़ी हो जाती है । हमें कुछ भी याद नहीं रह 
नाता । फिर हम वही शुरू कर देते हैं, जो बार-बार कर चुके होते हैं । 


(२) जब झ्॒त्यु घटित द्दोती मालूम होती है 


ध्यान में क्री यही घटना घटती है, लेकिन शरीर के छुक जाने के आर 
वहीं घटती, मत की भआर्काक्षा के छुक जाने के कारण घटती है, यह फक होता 
१। शरीर तो अभी भी ठीक है। छेकिन मत की शरीर को पकड़ने को जो 
ब्रासना है, वह चुक गई। अब पकड़ने का कोई मत्र न रहा। तो शरीर और 
बेतना अलग हो जाती है, बीच का सेतु टूट जाता है । और जोड़ने वाला हिस्सा 
$ मन, आकांक्षा, वासना--वह टूट जाती है। जैसे कोई सेतु गिर जाये और नदी 
के दोनों किनारे अलग हो जायें, वैसे ही ध्याव में विचार और वासना के गिर ग्रिते 
मे चेतना और शरीर अलग हो जाते हैं। उस क्षण तत्काल हमें लगता हैं कि 
मृत्यु ब्ित ही रही है। जौर चघट्त हो रही है। और साधक का मन होता है कि वापस लौट चलू | यह 
तो मौत आ गई है । और अगर साधक वापस लौट जाये, तो वारहवाँ चरण 
* घटित नहीं हो पाता है । भग'र साधक बापस लीठ जाये तो ध्यान अपनी पुरी 


महावीर - वाणी 4] 


परिणित पर नहीं पहुँच पाता । अगर साधक वापस लोट जाये भयभीत होकर 
इस बारहवें चरण से, तो सारी साधना व्यर्थ हो जाती हे । इसलिए महावीर 
ने ध्यान के बाद कायोत्सर्ग को अन्तिम तप कहा है । 


जब यह सेतु हूटे तो इसे खड़े हुए देखते रहना कि सेतु द्ृूट रहा है । भौर 
जब शरीर और चेतना अलग हो जाये ध्यान में, तो भयभीत न हों । अभय से 
साक्षी बने रहें। एक क्षण की बात है। एक क्षण ही अगर कोई ठहर गया 
कायोत्सगे में, तो फिर कोई भय नहीं रह जाता । फिर मृत्यु नहीं डरा पाती । 
जैसे ही शरीर और चेतना एक क्षण को भी अलग होकर दिखाई पड़े, उधी 
दिन से समझ लो मृत्यु का सारा भय समाप्त हो यया । क्योंकि अब आप जानते 
हैं, आप शरीर नहीं हैं । माप कोई और हैं। ओर जो जाप हैं, वह घरीर नष्ट 
हो जाये तो भी नष्ट नहीं होता । यह प्रतीति, यह अमृत का अनुभव, यह मृत्यु 
के जो अतीत है उस जगत में प्रवेश कायोत्सगें के बिना नहीं होता । 


(३) ऋष्योस्सर्ग क्या दे और क्या नहीं है? 


लेकिन परम्परा कायोत्सर्ग क्रा कुछ और ही जर्थ करती रही । परम्परा 
अर्थ करती रही है कि काया पर जो दुःख आयें, पीडारयें आयें, उन्हें सहज भाष 
से सहें । कोई सताये तो उसे सहज भाव से सहें । घीमारी आये तो उसे सहज 
भाव से सहें । कष्ठ आये, कर्मों के फल मायें, तो उन्हें सहज भाव से सहें । यह 
कायोत्सग का असली जर्थ नहीं है । क्योंकि यह तो काया-क्लेश में ही समाविष्ट 
हो जाता है। यह तो बाह्य-तप है ॥ अगर यही कायोत्सगे का अर्थ है, तो 
महावीर पुनद॒क्ति कर रहे हैं। क्योंकि काया-क्लेश में, चाह्य-तप में इसकी 
वात हो गयी है ॥ भहावीर जैसे व्यक्ति पुनरुकित नहीं करते हैं । वे तभी कुछ 
कहते हैं, जब कुछ कहना चाहते हैं। अकारण कुछ भी नहीं कहते हैं । कायोत्सर्म 
का तो अर्थ है काया को चढ़ा देने की तैयारी, काया को छोड़ देने की तैयारी, 
काया से दूर हो जाने की तैयारी, तुम काया से भिन्न हो--ऐसा जान लेने की 
तैयारी, काया मरती हो तो भी देखता रहूँंगा--ऐसा हो जाने की तैयारी । 


बुद्ध अपने भिक्षुओं को चाहते थे कि वे सरघट पर रहें और लोगों 
की लाशों को देखें : जलूते, गाड़े जाते, पक्षियों द्वारा चोरे-फाड़े जाते, मिट्ठो में 
मिल जाते । भिक्षु बुद्ध से पुछते हैं कि यह किसलिए ? तो बुद्ध कहते, ताकि 
सुत्र जाबव सको कि काया सें क्या-क्या घटित हो सकता है। और यह जो एक 


शत मद्दावीर - वाणी 


की काया में घटित हो सकता है, वही-बही तुम्हारी काया में घटित होगा । इसे 
देखकर तुम तैयार हो सकी, मुत्यु को देखकर तुम तैयार हो सको कि मृत्यु 
घटित होगी | लेकिन कोई भिक्षु कहता है कि क्षभ्री तो मृत्यु में देर है, मैं युवा 
हुँ; तो बुद्ध कहते कि में उस मृत्यु की बात नहीं कर रहा हैँ । मैं तो उस मृत्यु 
की तैयारी करवा रहा हूँ, जो ध्यान में घटित होती है। ध्यान महामृत्यु है। 
मृत्यु ही नहीं, महामृत्यु | क्योंकि ध्यान में अगर मृत्यु घटित हो जाती है तो 
फिर कोई जन्म नहीं होता । साधारण मृत्यु के बाद जन्म की खूंखला जारी रहती 
हैं। ध्यान की मृत्यु के वाद जन्म की शंखला नहीं रहती । इसलिए महावीर 
इसे कायोत्सर्भ कहते हैं। इसमें काया से सदा के लिए बिछुड़ना हो जाता है। 
यानी फिर दोबारा काया नहीं है, फिर दुबारा काया में लौठना वहीं है, फिर 
शरीर में पुनरागमन नहीं है, फिर संसार में वापसी नहीं है। कायोत्सर्ग प्वाइंट 
आफ नो रिठ्न! है उसके धाद लौटना नहीं है । 


(४) आप किसी ज्ष्ठ योगी को जानते हैं ! 


लेकित कार्योत्सर्ग तक से हम लौट सकते हैं। जैसे पानी को हम गर्म करते 
हों १०० डिग्नी पर तो ९९वीं डिग्री से भी पानी लौद सकता हैं भाष बने 
बिसा । साढ़े ९९वीं डिग्री से भी लौट सकता है । १०० डिग्री के पहले जरान्ता 
फासछा रह जाये तो पानी वापस लौट सकता है, गर्मी खो जायेगी, थोड़ी देर 
में पानी ठंडा हो जायेगा | ध्यान से भी वापस कौठा जा सकता है, जब तक 
कि का्योत्सर्य घटित न हो जाये । आपने एक झब्द सुता होगा 'अष्ठ योगी! । 
पर कमी ख्याल न किया होगा कि भ्रष्ट योगी का क्या अर्थ होता है। शायद 
भाप सोचते होंगे क्रि कौई अणष्ठ काम करता है, ऐसा योगी। भ्रष्ट गा 
का भ्थे होता है, जो कायोत्सगे से पहले ध्यान से वापस छौट आया। घ्याव मे 
ग्रे चला गया, छेकिन ध्यात के बाद जो मौत की घबड़ाहट बढ़ी, तो वापस 
ठौट आया, फिर उसका जन्म होगा ) इसे भ्रष्ट योगी बहेंगे। अ्रष्ट योगी का 
प्र्थ यह है कि ९९वीं डिग्री तक पहुँचकर जो वापस लौट आये] १०० डिग्री 
॥क पहुंच जाता है तो भाप बच जाता है, तो रूपान्तरण हो जाता हैं, वो नया 
ब्रीवन शुरू हो जाता है, तो धयी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। व्यान ६९ डिग्री 
इक ले जाता है । १००वीं डिग्री पर तो आपको छलाँग पुरी करनी पड़ती है । 


हु है शरीर को उत्सगे कर देते की छलांग । 


महावीर - वाणी (4-० 


लेकित हम अपनी तरफ से समर्के, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ शरीर मालूम 
पड़ता हैं कि मेरा है। सच में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं शरीर हूँ। हमें 
कभी कोई एहसास नहीं होता है कि दहारोर से अलग भी हमारा कोई होना 
होता है । और जब शरीर हो में हूं, तो शरीर पर पीड़ा आती है, ती मुझ पर 
पीड़ा जाती है, शरीर को भूख छगत्ती है तो मुझे भूख लगती है, शरीर फो 
थकान होती है तो में थक जाता हूँ। शरीर गौर मेरे बीच में तददात्म्य है, 
एक आइडेन्टिटी है । हम जुड़े हूँ, संयुक्त हैं । यह भूल ही गये हैं कि हम शरीर 
से पृथक्‌ कुछ भी हैं। एक इंच भी हमारे भीतर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, 
जिसे मैंने शरीर से अन्य जाना हो । इसलिए शरीर के सारे दुःख हमारे दुःख 
हो जाते हैं, शरीर के सारे सन्‍्ताप हमारे सन्‍्ताप हो जाते हैं, शरीर का जन्म 
हमारा जन्म बन जाता हैं और शरीर का बुढ़ापा हमारा बृढ़ापा बन जाता है, 
शरीर की मृत्यु हमारी मृत्यु बन जाती है। शरीर पर जो घटित होता है, 
लगता है वह मुझ पर घटित हो रहा है। इससे वड़ी कोई अआन्ति नहीं हो 
सकती । लिकिन हम दुर से ही देखने के आदी हैं, शरीर से ही पहचानने के 
आदी हैं । 


(४) और सुल्का बाहरी लक्षण ही देखते रह गये 


सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन का पिता अपने जमाने का अच्छा वैद्य 
था। बूढ़ा हो गया बाप । तो नसरुद्दीन ने कहा कि अपनी कुछ कला भुश्ले 
भी सिखा जाओ १ कई दफे तो मैं चकित होता हुँ देखकर कि नाड़ी तुम बीमार 
की देखते हो और ऐसी बातें कहते हो जिनका नाड़ी से कोई संबंध मालूम नहीं 
पड़ता । यह कला थोड़ी मुझे भा बता जाओ । बाप को कोई आशा न थी कि 
नसरुद्दीन यह सीख पायेगा, लेकिन चहु नसरुद्दीन को लेकर अपने मरीजों को 
देखने गया | एक मरीज को उसने नाड़ी पर हाथ रखकर देखा और फिर 
कहा कि देखो, केले खाने घन्द कर दो । उसी से तुम्हें तकलीफ हो गयी है 
नसरुद्दीन बहुत हेरान हुआ । चाड़ी से केले की कोई खबर नहीं मिल सकतो 
है । बाहर निकलते ही उसने बाप से पूछा । बाप ने कहा, तुमने झुयाल नहीं 
किया। मरीज को ही नहीं 'देखना पड़ता, आस-पास भी देखना पड़ता है । 
खाटके पास नीचे केले के छिलके पड़े थे । उससे मन्दाज लगाया । ह 


है दुसरी बार नसरुद्दीन गया। बाप ने नाड़ी पकड़ी मरीज की और कहा कि « 
देखो बहुत्न प्यादा ऋूम मत उठाजो | मालूम होता है, पैरों से ज्यादा चलते हो, 


* ९० महावीर - बाणी 


उसी की थकान है । भब तुम्हारी उच्र इतनी चलने लायक नहीं रही। थोड़ा कम 
चलो । की हैराव हुआ । चारों तरफ देखा । इस वार कहीं कोई छिलका 
भी नहीं है । बाहर भाकर पूछा कि ह॒द हो गयी, नाड़ी से चछते आदमी का 
पता | बाप ने कहा, तुमने देखा नहीं, उसके जूते के तल्ले' बिल्कुल घिसे हुए 
थे, उन्हीं को देखकर । 
नसरुद्वीत ने कहा कि अब अगली वार तीसरे मरीज को मैं ही देखूंगा । 
अगर ऐसे ही पता लगाया जा रहा है तो हम भी पता लगायेंगे। तीसरे घर 
पहुँचने पर बीमार स्त्री का हाथ नसरुद्दीन ने अपने हाथ में लिया । चारों तरफ 
नजर डाली | कुछ दिखायी नहीं पड़ा। खाट के नीचे नजर डाली, फिर 
मुस्कराया । फिर स्त्री से कहा, देखो तुम्हारी बेचैनी का कुल कारण इतना है 
कि तुम जरा घार्मिक हो गयी हो । चर्च जाना थोड़ा कम करो | बन्द कर सको 
त्तौ बहुत अच्छा है। वह स्त्री बहुत घबरायी | बाप भी बड़ा हैरान हुआ। 
लेकिन स्त्री राजी हुईं। उसमे कहा कि क्षमा करें| हद हो गयी कि आप वचाड़ी 
से पहचान गये ! क्षमा करें, यह भूल अब दोबारा नहीं होगी । तो बाप औौर 
हैरान हुआ । बाहर निकल कर बेठे से पूछा कि ह॒द कर दी तुमने । तुम मुभसे 
आगे हो गये । थोड़ा घ॒र्मे में कम रुचि छो, चच्चे जाना कम करो या बन्द कर 
दो तो भच्छा हो, और स्त्री राजी भी हो गयी ! बात क्या थी ? नसरुद्दीन ने 
कहा मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नजर नहीं गाया । खाद के नीचे देखा 
तो पादरी को छिपा पाया । इस स्त्री की यही बीमारी है। ओर देखा आपने 
कि आपके मरीज तो सुनते रहे, मेरा मरीज एकदम वोला कि क्षमा करो, अब 


ऐसी भूल कभी नहीं होगी । 

लेकिन नसरुहीन वैद्य नहीं बत पाया | बाप के मर जाने के बाद नसरुद्दीन 
दो चार मरीजों के पास गया तो मुसीबत में पड़ा। जो भी मरीज उससे 
चिकित्सा करवाये, वह जल्द ही मर गये । निदाव तो उसने बहुत किये, लेकिन 
कोई निदान किसी मरीज को ठोक वहीं कर पाया | तो नसरुद्दीव बुढ़ापे में 
कहता हुआ सुना गया है कि मेरा बाप मुझे घोखा दे गया । जरूर कोई भीतरी 
तरकीब रही होगी । वह सिफ्फ मुझे बाहर के लक्षण बता गया । 


(६) भीतर की पकड़ के लिए 
बाप ने बाहर के लक्षण सिर्फ भीतरी लक्षणों के खोज के लिए कहे । ओर 
के पकड़ कि 


सदा ऐसा होता है । महावीर ने वाहर के वेक्षण कहे हैं भीतर 


सहावीर - वाणी ४६१ 


षछलिए। परम्परा वाहर के लक्षण पकड़ लेती है। जौर फिर धीरे-घीरे वाहर 
के लक्षण ही हाथ में रह जाते हैं जौर भीतर के सब सूत्र खो जाते हैं ॥ नाड़ी 
से कोई मतलूव नहीं रह जाता । फिर नसरुद्दीव को यह भी पक्का पता नहीं 
रहता था कि नाड़ी उंगलियों के नीचे है या नहीं ॥ वह तो भास-पास देखकर 
निदान कर लेता था| सारी परम्पराएँ धीरे-घीरे वाद्य हो जाती हैं गौर नाड़ी 
से उनका हाथ छूट जाता हैं। तो कायोत्सगें का अर्थ भी केवछ इतना रह गया 
कि झपनी काया पर भी कष्ट आये, तो उसे सह लेना । लेकिन ध्यान रहे, काया 
अपनी है, यह कायोत्सर्ग की परम्परा में स्वीकृत है। यह जो भूठी बाद्य- 
परम्परा है, वह भी कहती है कि अपनी काया पर कोई कष्ठ जाये, तो सह 
लेना | यह भी कहती है कि अपनी काया को उत्सर्ग रखने की तैयारी रखना ॥ 
लैकिव अपनी काया हैं, यह वात्त नहीं छूठती । 


(७) तो क्या आत्महत्या भी कायोत्सर्ग मान छी जावे? 


महावीर का यह मतलव नहीं है कि काया को उत्सगे कर देना । क्योंकि 
महावीर कहते हैं, जो अपनी नहीं है उसे तुम कैसे उत्सगें करोगे ? तुम कैसे 
चढ़ाओगे ?* अपने को उत्सगें किया जा सकता है, अपने को चढ़ाया जा सकता' 
है, केकिन जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे चढ़ाऊेगा ? महावीर का कायोत्सर्ग से 
भीतरी अथे है कि काया तुम्हारी नहीं है, ऐसा जानना कायोत्सर्ग है । मैं काया 
चढ़ा दूँगा, ऐसा भाव कायोत्सगे नहीं है । क्योंकि तब तो इस उत्समें में भी 
भेरे की, ममत्व की धारणा मौजूद है। और जब तक काया मेरी है, तव तक 
मैं चाहे उत्सगे करूँ, चाहे भोग करूँ, चाहे वचार्ऊँ और चाहे मिटाऊँ। आत्म- 
हत्या करने वाला भी काया को मिटा देता है, लेकिन वह कायोत्सर्ग नहीं है। 
क्योंकि वह मानता है कि शरीर मेरा नहीं है। इसीलिए मिटाता है | एक शहीद 
सूली पर चढ़ जाता है, लेकिन वह कायोत्सर्ग नहीं है । क्योंकि वह मानता हैं, 
डरीर मेरा है। एक तपसवी आपके शरीर को नहीं सताता, अपने शरीर को 
सता छेता है । लेकिन मानता है कि दरीर सेरः है । तपसची जापके प्रति कठोर 
न हो, लेकिन अपने प्रति बहुत कठोर होता है। क्योंकि वह मानता है कि यह 
दारीर मेरा है । आपको भूखा भले नहीं मार सके, अपने को भूखा मार सकता है। 
क्योंकि मानता है कि यह दारीर मेरा है। छेकिन जहाँ तक शरीर मेरा है, 


वहाँ 
तक महावीर की कायोत्सगं की जो आन्‍्तरिक नाड़ी हैं, 


उस पर आपका हाथ 


ध्ध्र महावीर - वाणो 


नहीं है । महावीर कहते हैं कि यह जानना कि शरीर मेरा नहीं है, कायोत्सग 
है । लेकिन यह जानना वहुत्त कठिन है । 


इस कठिनाई से बचमे के लिए आस्तिकों में एक उपाय निकाला है । वे 
कहते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, लेकिन परमात्मा का है। महावीर के लिए तो 
बह भी उपाय नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह चहीं है उतकी घारणा 
में । यह बहुत चकक्‍क रदार बात है । भास्तिक, तथाकथित आत्तिक कहता है कि 
शरीर मेरा नहीं हैं, परमात्मा का है, और परमात्मा मेरा है। ऐसे सब घूम 
फिरकर सब अपना ही हो जाता है । महावीर के छिए परमात्मा भी नहीं है। 
महावीर की धारणा बहुत अद्भुत है । वे कहते हैं कि ठुम तुम्हारे हो, शरीर 
शरीर का है । इसको समझ लें। शरीर परमात्मा का भी नहीं है, शरीर शरीर 
का है) महावीर कहते हैं प्रत्येक वस्तु अपनी है, अपने स्वभाव की है, किसी 
की नहीं है। मालकियत कूठ है इस जगत्‌ में । परमात्मा की भी मालकियत 
हो, तो भुठ है। जोनरशिप भ्रूठ है। शरीर शरीर का है, इसका अगर हुम 
विश्लेषण करें तो वात पुरी ख्याल में आ जायगी । 


(८) स्टेशन और आदमी * कीन किसका: 


शरीर में आप प्रतिपल स्वॉस ले रहे हैं। जो स्वाँस एक क्षण पहले आपकी 
थी, एक क्षण बाद बाहर हो गई । किसी और की हो गयी होगी । जो स्वॉस 
अपनी आपकी है, आपकी पक्‍का विश्वास है कि आपकी है, क्षण भर पहले आपके 
पड़ोसी की थी । और अगर हम स्वाँस से पूछ सकें कि तुम किसकी है, तो स्वाँस 
क्या कहेगी ? स्वांस कहेंगी, में नहीं हूँ । इस मेरे शरीर में, जिसे हम कहते हैं, 
मेरा शरीर है, इसमें मिट्टी के कण हैं। कभी वे किसी और के शरीर में रहें 
होंगे । कभी किसी वृक्ष में रहे होंगे । कभी किसी फल में रहे होंगे ॥ न मालुम 
कितनी उनकी यात्रा हैं। अगर हम कणों से पूर् कि तुम किसके हो, तो रे 
कहेंगे कि हम अपने हैं । हम यात्रा करते हैं । तुम स्टेशन हो, जिनसे हम गुजरते 
हैं । हम बहुत-से स्टेशनों से गुजरते हैं। जब हम कहते हैं कि शरीर मेरा है, 
तो हम वैसी ही भूल करते हैं जैसा कि आप स्टेशन से उतरें और स्टेशन कई कि 
यह आदमी मेरा हैं। आप उससे कहेंगे कि तुमसे क्या छेना-देता हैं ? ढेम 
बहुत स्टेशनों से ग्रुजर गये हैं और गुजरते रहेंगे । स्टेशब आती है और चडी 
जाती है शरीर जिन भरूतों से मिलकर वचा है प्रत्येक भरत उसी भूत का है । 


सहावीर - वाणी श्ध्द्‌ 


हारीर जिन पदार्थों से बना है, प्रत्येक पदार्थ उसी पदार्थ का है। मेरे मीतर जो 
जआाकाहा है, वह आकाश का है । मेरे भीतर जो वाय्‌ है, वह वायु की है। मेरे 
भीतर जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी की है। मेरे भीतर जो जग्नि है, वह अग्नि की 
है । मेरे भीतर जो जल है, वह जल का है। यह जाचना कायोत्सगं है 


अगर मेरे भीतर जल न रह जाये, वायु न रह जाये, भग्नि न रह जाये तव 
जो शेष रह जाता है, चही मैं हें। तव जो झुन्य शेप रह जाता है, जो अति- 
रिक्त शेष रह जाता है, वही मैं हूं। फिर क्या शेप रह जाता हैं ? अगर वायु 
भी मैं नहीं हैँ, अग्नि भी नहीं हूँ, आकाएण भी नहीं हूँ, जल भी नहीं, पृथ्वी भी 
भी नहीं, तो फिर मेरे भीतर शेष क्या रह जाता है ? तो महावीर कहते हैं: 
सिर्फ जानने की क्षमता शेप रह जाती है, दि कैपेसिटी ट्रुनो!। सारा शरीर 
शून्य हो जाता है, नोइंग शेष रह जाती है | तो महावीर कहते हैं, में तो सिर्फ 
जानना हूँ, जानना मात्र । इस स्थिति को महावीर ने 'केवल ज्ञान! कहा है, जस्ट 
नोइंग, सिर्फ जाना मात्र । मैं सिर्फ ज्ञाता ही रह जाता हूं, द्रष्टा ही रह जाताः 
हैं, दृष्टि ही रह जाता हूँ, ज्ञान रह जाता हैँ, अस्तित्व का बोघ, अवेयरनेस रह' 
जाता हूँ | और तो सब खो जाता है। कायोत्सर्ग का अथे है, जो जिसका है 
वह उसी का है, ऐसा जानना, अनधिकृत मालकियत न करना । लेकिन हम 
सब अनधिकृत मालकियत किये हुए हैं। और जब हम भीतर अनधिकृत 
माऊकियत करते हैं, तो हम वाहर भी करते हैं। जो आदमी अपने शरीर को 
मानता है कि मेरा है, वह अपने मकान को कैसे नहीं मानेगा कि मेरा है ! 


(६) बन्दुर्के हमारे नाखूनों का छी विस्तार है 


पश्चिम में इस समय एक बहुत प्रख्यात विचारक है माशल मैकलुहान ॥ 
चह कहता है मकान हमारे शरीर का ही विस्तार है--एक्सटेंशन आफ आवर 
बॉडीज है। मकान हमारे शरीर का ही विस्तार है, दूरबीन हमारी भाँख का 
ही विस्तार है, बन्दूक हमारे नाखूनों का ही विस्तार है। इसलिए जितना यग 
वैज्ञानिक होता जाता है, उतना आपका घरीर बड़ा होता जाता है । मगर 
आज से पाँच हजार साल पहले किसी आदमी को सारना होता, तो बिल्कुल 
उसकी छाती के पास छुरा लेकर जाना पड़ता । अब जरूरत नहीं है । अब एक 
आदमी को यहीं से बैठकर वाशिगटन- में भी सारे लोगों की हत्या कर देनी हो. 
तों एक बम चला जायेगा, सबको नष्ड कर देगा । आपका शरीर अब बहुत, 


श्प्छे महावीर - वाणी 


बड़ा है। अगर मुझे आपको मारता है, तो पास आने को जरूरत नहीं है। 
पाँच सौ फुट दुर से बन्दुक की गोली से आपको मार दूंगा । लेकिव वह गोली 
सिर्फ एक्सटेंदन हैं । 


वैज्ञानिक कहते हैं कि आदसी के नाखून दूसरे जाववरों से कमणोर हैं। 
इसलिए उससे बल्ध-शर्क्रों का आविष्कार क्रिया । वे सब्स्‍्टीट्यूट हैं, चहीं तो जादमी 
जीत नहीं सकता है जाववरों से । आपके नाखून वहुत कमजोर हैं, जानवरों के 
घुकाबले । भापके दाँत भी बहुत कमजोर हैं, जानवरों के मुकाबले । अगर आप 
जावबर से टवकर लें तो आप गये । इसलिए आपको जाववर से टवकर लेते के 
लिए सब्ध्दीटूयूट खोजना पड़ेगा। जाववर से ज्यादा मजबूत माखुन बनाने पड़ेंगे ) 
वही नाखूच जापके छुरे, तलवारें, खंजर, भाले हैं । 


आदमियों ते जो भी विकाश किया है, जिसे आज हम प्रगति कहते हैं, वह 
उसके शरीर का विस्तार है। इसलिए जितना वैज्ञानिक युग सघन होता जाता 
है, उतता आत्म-भाव कम होता जाता है। क्योंकि बड़ा शरीर हमादे पाठ हैँ 
जिससे हम अपने को एक कर लेते हैं। आपका मकान, आपके मकान कहो 
दीवालें आपके शरीर के हिस्से हैं; आपकी कारें आपके बढ़ें हुए पैर हैं। 
आपके हवाई जहाज आपके बढ़े पैर हैं। आपको पता हो यान पता हो, 
आपका रेडियो आपका बढ़ा हुआ कान है। आपका टेलिविजव आपकी बढ़ी हुई 
अाँख है ! आज हमारे पास जितना वड़ा शरीर है, उत्तता महावीर के वक्त भें 
किसी के पास नहीं था । इसलिए आज हमारी मुसीबत भी ज्यादा है। वो णो 
आदमी अपने शरीर को अपता मानता हैं, वह अपने मकात फो भी अपना 
मानेगा । दुःख बढ़ जायेंगे। जितना वड़ी शरीर होगा हमारा, उतने बड़े 
हमारे दुःख बढ़ जायेंगे, क्योंकि उतनी मुसीवर्तें बढ़ जायेंगी । 


(१०) शरीर की मालकियत का सचाल 


कभी आपने झयाल किया है कि आपकी कार को खरोंच लग जाये तो 
लगता है कि करीब-करीव आपकी चमड़ी को लग गयी । शायद एक दफे चमड़ी 
को भी लग जाये, तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, जितनी कार को लग जाने 
पर होती हैं ! कार आपकी चमकदार चमड़ी बन गयी । वह आपका आवरण 
है, आपके वाहर | महावीर कहते हैं कि शरीर की जरा सी भी मालकियत 3 
हुई, तो माठकियत बढ़े जायेगी और फिर मावकियत की कोई नन्‍्त नहीं है । 


महावीर - चाणी श्ध्प्‌ 


आज नहीं कल चाँद पर भगड़ा खड़ा होने वाला है कि वह किसका है। अभी 
तो वहाँ पहुंचते भर हैं हम, इसलिए इतनी दिवकत नहीं हे । लेकिन आज नहीं 
कल झगड़ा खड़ा होने वाला है कि वह किसका है। अगर रूस और अमरीका 
में इतना संघ था चाँद पर पहले पहुँचने के छिए, तो वह सिर्फ चैज्ञानिक 
प्रतियोगिता ही नहीं थी। उसमें गहरो मालकियत भी है। पहला भण्डा 
अमरीका का गड़ गया है वहाँ॥ आज नहीं करू किसी दिन अन्तर्सट्रीय 
अदालत में यह मृकमा होगा कि चाँद किसका हैं ? पहले कौन मालिक बना १ 
इसलिए रूस के वैज्ञानिक चाँद की चिन्ता कम कर रहे हैं और थे मंगल तक 
पहुँचने की कोशिश में लग गये हैं। क्योंकि चाँद पर किसी भी दिन झगड़ा 
खड़ा होने ही वाला है मालकियत का ॥ 


इस मालकियत का जब अन्त व्या है ? इसका प्रारम्भ कहाँ से होता है ? 
इसका प्रारम्भ होता है, शरीर के पास हम जब मालकियत खड़ी करते हैं, चमी 
विस्तार शुरू हो जाता है। विस्तार का कोई जन्‍्त नहीं है। भौर जितना 
विस्तार होता है, उतने हमारे दुःख वढ़ जाते हैं । क्योंकि महावीर कहते हैं, 
छानंद तो वहाँ उपलब्ध होता है, जहाँ कोई अपने शरीर का भी मालिक नहीं है ॥ 
जो मालकियत करता ही नहीं । कायोत्सग् का अर्थे है--मैं उतने पर ही हूँ, जितने 
पर मेरी जानते की क्षमता का फैलाव हो, वहाँ मैं हे, जानने को क्षमता में 
हैं। ध्यान के घाद इस चरण को रखने का प्रयोजन है, क्योंकि ध्यान आपके 
जानने की क्षमता का अनुभव है। ध्यान का अर्थ ही हैं, वह जो मेरे भोतय 
ज्ञान है, उसको जानना । जितना मैं परिचित होता हूँ कान्सेसनेस से, चेतना 
से, उतना ही मेरा जड़ पदार्थों के साथ जो संबंध है. वह विच्छिन्न होता जाता 
है । और एक घड़ी आतो है कि भीतर मैं सिर्फ ज्ञान की ज्योति' रह जाता हे । 
लेकिन' अभी हमारा जोड़ दिये से है, मिट्टी के दिये से । उस ज्ञान की ज्योति से 
नहीं, जो दिये में जलती है । अभी हम समभते हैं कि मैं मिट्टी का दिया हें । 
मिट्टी का दिया फूट जाता है तो हम सोचते हैं कि में मर गया । ऐसे ही घर में 
अगर एक पिट्टी का दिया फूट जाये तो हम कहते हैं, ज्योति नष्ठ हो गयी । 
लेकिन ज्योति नष्ट नहीं होती, सिर्फ विराट आकाश में लोन हो जाती है । 


(११) ज्योति की नयी यात्रा 


कुछ भी नप्ट तो होता नहीं इस जगत्‌ में । जिस दिन हमारे शरीर का 
दिया फुट जाता हूँ, उस दिन भी जो चेतना की ज्योति है, वह फिर अपनी 


४६६ सहावीर - दाणी 


यात्रा प्र निकल जाती है । निश्चित ही वह भमहृश्य हो जाती है । क्योंकि उसके 
दृश्य होने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे रेडियो आप अपने घर में लगाये हुए 
हैं। जब आप बन्द कर देते हैं तब आप सोचते हैं क्या कि रेडियो में जो आवाजें 
आ रही थीं, उनका आना बन्द हो गया ? वे अब भी आपके कमरे से गुजर 
रही हैं। वे बन्द नहीं हो गयीं । जब आप रेडियो आन करते हैं तभी वे आना 
शुरू नहीं हो जातीं, जब आप रेडियो ऑन करते हैं तब आप उतको पकड़ना 
शुरू करते हैं, वे दृदय होतीं हैं। वे मौजूद हैं। जब आपका रेडियो बन्द पड़ा है, 
तब आपके कमरे से उचकी घ्वनिययाँ ग्रुजर रही हैं ॥ लेकिव आपके पास उन्हें 
पकड़ने का, हय बनाने का कोई उपाय नहीं है | रेडियो आप जैसे ही चालू कर 
देते हैं, रेडियो का यंत्र उन्हें हृदय कर देता है। श्रवण में वे आपके पकड़ में 
जा जाती हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है, चेतना हमारी पकड़ 
के बाहर हो जाती है | लेकिन नण्ट नहीं हो जाती। अगर हम फिर से उसे 
शरीर दे सकें, तो कह फिर श्रकट हो सकती है। इसलिए इसमें कोई हैरानी 
की बात नहीं है कि वैज्ञानिक आज नहीं कल मरे हुए गादमियों को पुनरुज्जी- 
/वित कर सकेंगे । इसलिए नहीं कि उन्होंने, आत्मा को बचावे की कला पा ली, 
जल्कि इसलिए कि वे रेडियो को सुधारमे की तरकीब सीख गये । इसलिए 
नहीं कि उन्होंने आदमी की धात्मा को पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि जो यंत्र 
बिगड़ गया था उसे उन्होंने फिए इस योग्य बना दिया कि आत्मा उससे प्रकट 
हो सके । इसमें बहुत कठिनाई नहीं मालूम होती, यह जल्दी हो सम्भव' 
हो जायेगा। 
(१२) खाधन से डुख होत हैं 


छेकिन जैसे-जैसे ये चीजे सम्भव होती जाती हैं वैसे-बैसे हमारी फाया का 
मोह बढ़ता चला जाता है । अगर आपको मरने से भी बचाया जा सकता हैं, 
तबतो आप और जोर से मानने लगेंगे कि मैं शरीर हूँ। क्योंकि शरीर बच 
जाता है तो मैं बच जाता हूँ। सनुष्य की प्रगति एक तरफ से है, दूसरी तरफ से 
हूास हैं और बड़ा पतन है । एक तरफ हमारी समझ बढ़ती जाती है, दूसरी 
तरफ हमारी समझ वहुत कम होती चली जाती है । करोब-करीब ऐसा हि 
है कि हमारी समझ बढ़ रही है, चह केवल शरीर को आधार मानकर 933 
चली जाती है । उसमें चेतना का कोई आधार नहीं है । इसलिए आदमी गे 
दुनिया में सर्वाधिक जानकर मादूम पड़ता है, फिर भी इससे ज्यादा अन्ना 


सहावीर - वाणी श्ध्ज 


समाज खोजना कठिन है। महावीर जैसे व्यकित तो इसको पतन ही कहेंगे, इसको 
विकास नहीं कहेंगे । वे कहेंगे कि पतन है | क्योंकि इससे दुःख बढ़ा है, मानन्द 
नहीं बढ़ा हैँ । कसौटी कया है प्रगति की ? कि आनन्द बढ़ जाये | लेकिन होता 
यह है कि साधन बढ़ जाते हैं, तो दुःख वढ़ जाता है । हमारा फैलाव बढ़ गया, 
मालकियत बढ़ गयी जौर दुःख बढ़ गया। बव हम ज्यादा चीजों की चिन्ता 
करते हैं । महावीर के जमाने में इतनो चीजों पर लोग चिन्ता नहीं करते थे | 
गब हमारी चिन्ताएँ बहुत्त ज्यादा हैं । चिन्ताएँ हमारी बहुत दूर निकल गई हैं। 
चाँद तक के लिए हमारी चिन्ता है । चिन्ता वढ़ जरूर गई है, लेकिन निश्चिन्त 
चेतना का कोई अनुभव नहीं रहा । कायोत्सर्ग का अर्थे है शिप्टता के जगत से 
संबंध तोड़ लेना | कैसे तोड़ेंगे ” जब तक आप ध्यान में नहीं उतारेंगे, तब तक 
कायोत्सर्ग की बात जो मैं समझा रहा हूँ, वहु ठीक-ठोक ख्याल में नहीं जा सकेगी। 
लेकिन समभाता हूँ ताकि शायद कभी घ्यान में उतारें तो ख्याल में आ जाये 
कि छारीर से कैसे छूटेंगे ? इसके लिए एक तो निरन्तर स्मरण रखें कि शरीर 
मैं नहीं हैँ, निरन्तर स्मरण कि दारीर मैं नहीं हूँ; चलते, उठते, बैठते, मिरन्तर! 
स्मरण कि मैं शरीर चहीं हूँ। यह निपषेधात्मक है, निगेटिव है । लेफित किसी 
भी प्रतीति को तोड़ना हो तो यह जरूरी है। मौर हम जो मी मानकर घैठते ' 
हैं, वह हमें प्रतीति होने लगता है। तो दो में से एक हमें छोड़ता पड़ेगा। या तो 
आत्मा मैं घहीं हूँ, इस प्रतीति में हमें उतर जाता पड़ेगा, यदि झारीर मैं हूँ, 
इसको हम गहरा करते हैं। या शरीर मैं नहीं हूं, इसको हम प्रगाढ़ करते हैं, 
तो "में आत्मा हूँ" इसका बोध धीरे-धीरे जागवा शुरू हो जायेगा । 


(१३) झुल्ऊा शराब छोड़े कि पत्नी ! 


मुल्ला नसरुद्दीव एक दिन अपने शराब घर में बहुत उदास बैठा था । भिन्रों 
ने पूछा कि सुम परेशान क्यों हो ? मुल्ला ने कहा कि परेशानी यह है कि पत्नी 
ने आज अल्टीमेटम दे दिया है! आखिरी और कह दिया है कि अगर जाज रात 
तक शराब पीना बन्द नहीं किया तो वह सुझे छोड़कर अपनी साँ के घर चली 
जायेगी । तो मित्रों ने कहा, यह तो बड़ी कठिनाई है, बड़ी मुश्किल है। इससे 
'तो तुम बड़ी कठिवाई में पड़ोगे । क्योंकि मित्रों ने सोचा कि शराब छोड़ ने में 
मुल्ला चसरुद्देत को भारी कठिनाई होगी । मुल्ला ने कहा कि तुम समझ नहीं 
पा रहे हो । कठिनाई तो होगी, आई घिल मिस हर छज्हेरी मच, में पत्नी की 
चहुत ज्यादा कमी अनुभव करूँगा उसके जाते से 3 मित्र ने कहा, लेकिन में तो 


कल महावीर - वाणी 


समभता था कि तुम शराब छोड़ दोगे और कठिनाई अनुभव करोगे । नसरुद्दीन 
ने कहा, मैंने बहुत सोचा। दो में से तो एक ही हो सकता है। या तो शराब 
छोड़कर मैं कठिनाई अनुभव करूँ या पत्नी को छोड़कर कठिताई अनुभव करूँ । 
फिर मैंने तय किया कि पत्ती को छोड़कर ही कठिनाई अनुभव करना ठीक है | 
क्योंकि पत्नी को छोड़ कर कठिनाई शराब में भुलाई जा सकती है, लेकिन शराब 
छोड़कर पत्नी के साथ कुछ भूला नहीं जा सकता, बल्कि और शराब की ही 
याद आती है । दो में से एक तय करना ही है । 


और एक घटना उसके जीवन में है कि अन्ततः एक बार पत्नी उस्ते छोड़कर. 
ही चली गयी । मुल्ला सामने शराब अपने घर में बैठा है अकेला । एक मित्र., 
आया | मुल्ला शराब पीता नहीं हैं। डालकर गिलास में रखी हैं, और वह बैठा 
हैं। मित्र ने कहा, क्या पत्वी के चले जाने का दुःख भुलाने की कोशिश कर 
रहे हो ? मुल्ला ने कहा, मैं बड़ी परेशानी में हुँ। दुःख ही नहीं बचा, भुलाऊं. 
क्या ? इसलिए शराब सामने रखकर बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि दुःख ही न बचा 
तो भुलाऊँ क्‍या ? इसी परेशानी में हूँ। शराब एक विकल्प है, आल्टरनेट . 
है। जिन्दगी मेँ प्रतिपल, प्रति कदम विकल्प हैं। क्योंकि जिन्दगी इन्द्र है । 
हमने एक विकल्प चुना हुआ है कि शरीर मैं हूँ। तो आत्मा को भुलाना ही पड़ेगा । 
(अगर आत्मा को स्मरण करता हो तो शरीर मैं हूँ, यह विकल्प तोड़ता जरूरी 
है। भौर तोड़ने में जरा भी कठिनाई नहीं है, सिर्फ स्मृति को गहरा करने की 
बात है। आप वही सोचते हैं जो आप मानते हैं । बुद्ध मे कहा हैं, विचार ही वस्तु, 
बन जाता है। विचार ही सघन होकर वस्तु बन जाते हैं । छायद आपको कई 
बार ऐसा अनुभव हुआ हो कि जरा से विचार के परिर्वेनत से भापके भीतर सब 


'परिवेतन हो जाता है । 


0.5 ३ ७ 
(१४) अमरीकी अभिनेत्री जब सैव्दून में लांगों की दाढ़ी पर 
सावुन लगाती थी 


अमरीका की एक बड़ी अभिनेत्री थी ग्रेटा गारवों । उसने अपने जीवन 
संस्मरणों में लिखा है कि एक छोटे से विचार ने मेरी इमेज को तोड़ दिया # 
ग्रेटा गारवों एक छोटे से नाई-बाड़े में, सैलून में लोगों की दाढ़ी पर साथुन 
२२ साल की नहीं हो गयी तब चक ॥ 


लगाने का काम करती थी, जब तक वह के 
सकती है और यह तो वह साच 


उसे पता ही नहीं था कि वह कुछ और भीहों 


सहावीर - वाणी रधछ 


सी नहीं सकती थी कि वह अमरीका की श्रेषप्ठतम अभिनेत्री हो सकती है। 
मौर २२ साल की उम्र तक जिस लड़की को अपने सौंदर्य का पता न चला हो 
तो माना जा सकता है कि कभी पता न चलेगा | उसने अपनी आत्म-कथा में 
लिखा हैं कि एक दिन क्रान्ति घटित हो गयी । एक आदमी आया गौर में उसको 
दाढ़ी पर सावुन लगा रही थी। उसे दो चार पैसे दाढ़ी पर सावुन लगाने के 
मिल जाते थे। उस आदमी ने कहा, तुम कितनी सुन्दर हो । भौर मैंने पहली दफे 
जिन्दगी में किसी को कहते सुना कि मैं कितनी सुन्दर हू । और ग्रेटा भारबो 
ते लिखा है कि मैंने पहली दफे आईन में गौर से देखा गौर मेरे भीतर सब 
बदल गया । मैंने उस जादमी से कहा कि तुम्हारा धन्यवाद | क्‍योंकि मुझे मेरे 
सौन्दयं का कोई पत्ता ही न था, तुमने स्मृति दिला दी] उस भआादमी ने 
दोबारा आईने में देखा और उस ग्रेटा गारवों की तरफ देखा और कहा कि 
लेकिन' यह हुआ क्या ? जव मैंने कहा था, तो तू इतनी सुन्दर न थी। मैंने 
तो सिर्फ एक औपचारिक, शिष्टाचार के वश कहा था । लेकिन अब मैं देखता 
हुँ कि तु सचमुच सुन्दर हो गयी । वह आदमी एक फिल्म डायरेक्टर था । 
और ग्रेठा गारजों को अपने साथ ले गया। ग्रेटढा गारवो श्रेष्ठठम सुन्दरियों में 
एक बन गयी । हो सकता था कि वह जिन्दगी भर दाढ़ी पर सावुन लगाने का 
काम करती रहती। लेकिन एक छोटा-सा विचार ओर प्रतिमा, इमेज जो उसके 
अपने मत मन में थी, वह बंदर गयी । तो असली सवाल आपके भीतर आपका 
तादात्म्य और आपकी प्रतिमा के बदलने का है । आप जन्‍्मों-जन्मों से मानकर 
बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ। वचपत से आपको सिखाया जा रहा है कि आप शरीर 
हैं ॥ सब तरह से आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप शरीर हैं। यह 
आटो-हिप्नोसिस है। यह आत्म-सम्मोहत है । जाप कहेंगें कि सम्मोहन से कहीं 
इतनी बड़ी घटना घट सकती है ? तो मैं आपको दो-एक घटनाएं बताऊँ तो 
शायद ख्याल में आ जाये ॥ 


(१४) पत्नी को वच्चा कोर पाते को प्रसव-पीड़ा 


अमेजान नदी के किनारे एक कचीला है आदिवायिं का । यह बहुत अनूठा 
है। मैंने आपसे पीछे कहा है कि फ्रेंच डाक्टर लोरेन्जो स्त्रियों को बिना दर्द के 
प्रसव करवा देता है सिफे घारणा बदलने से, सिफे यह कहने कि दर्द तुम्हारा 
पैदा किया हुआ है । तुम शिथिरू हो जाओे और बच्चा पैदा हो जायेगा बिना 
पीड़ा के । हम यह समान भी सकते हैं कि शायद समक्ाने-बुफाने से रत्री के मन 


4०० महावीर - बाणी 


पर ऐसा भाव पड़ जाता होगा। छेकिन दर्द तो होता है। लेकिव क्या आपको 
की हो सकती है कि पत्नी को जब बच्चा पैदा होता हो, तो पति के 
पेट में भी दर्द होता है। उस कवीले में होता है। जौर वहाँ जब पत्नी को 
बच्चा होता है तो एक कोठरी में पत्नी बन्द होती है, दूघरी कोठरी में पत्ति 
बन्द होता हैं। पत्नी नहीं रोती चिल्लाती, पति रोता चिल्लाता है। पत्नी को - 
बच्चा होता है, पति को दर्द होता है । यह हजारों साल से हो रहा है। और 
अब पहली दफा उस कबीले में दूसरे जाति के छोग पहुंचे, तो वे चकित हो गये 

>कि यह क्‍या ही रहा है ? यह हो क्या रहा है ? यह तो भरोसे की बात ही 
नहीं मालूम पड़ती है ! लेकिन पता चला कि उनके कबीलों में स्त्रियों को कभी 
दर्दे हुआ ही नहीं, जब दर्द होता है तो पति को ही होता है। डाक्टरों ने भी 
परीक्षा की और पाया कि वह काल्पनिक नहीं है । दर्द पेढ में हो रहा है, सारी 
अंतड़ियाँ सिकुड़ी जा रही हैं। जैसा पत्नी के पेट में होता है बच्चा के पैदा 
'होते चक्‍त, वैसा पति को हो रहा है । 


(१६) स्त्री सबका : पुरुष अबला 


यह सब सम्मीहन हैं, जाति का सम्मोहत । जाति हजारों साल से ऐसा 
मानती रही है, वही हो रहा है । वही हो रहा है । भौर वही हो णाता है जो 
हम मानते हैं । पति को दर्द हो सकता हैं, अगर जाति की यह घारणा हो । 
इसमें कोई भड़चन नहीं है । क्योंकि हम जीते सम्मोहन में हैं । हम जो मानकर 
जीते हैं वही सक्रिय हो जाता है । और हमारी चेतना की मानने की क्षमता 
अनंत है । यह हमारी स्वतन्व॒ता' है, यही मनुप्य की गरिमा है | यही उसका 
गौरव है कि उसकी चेतना की क्षमता इतनी है कि वह जो मान ले, बही घटित 
जाता है । अगर आपने मान लिया हैं कि आप शरीर हैं, तो आप शरीर 
हो गये । और यह सिर्फ आपकी मान्यता है, यह सिर्फ आपका भरोप्ता है, यह 
सिर्फ आपका विश्वास है । क्या आपको पता है कि ऐसे कबीले हैं, जिनमें स्थ्रियाँ 
ताकतवर हैं गौर पुरुष कमजोर हैं ? क्योंकि थे कवीले सदा से ऐसा मानते रहे 
हैं कि स्त्री ताकतवर है, और पुरुष कमजोर है । जैसे अगर कोई आदमी यहाँ 
कमजोरी दिखाये, तो जाप कहते हैं कैसा नामर्द है ! बबीले में कोई पुरुष 
ऐसा नहीं कह सकता । कयोंकि वहाँ मर्द का लद्षाण यही ही है कि वह कमजोरी 
दिलाये । उस कवीले में अगर स्त्रियाँ कमी कमजोरी दिखाती हैं तो छोग कहते 
हैं, कैसा मर्दों जेंघा व्यवद्ार कर रही है। भादमी मान्यता से जीने वाला 


महावीर - वाणी ६०१ 


प्राणी है और हमारी भानन्‍्यता गहरी है कि हम शरीर हैं । यह इतनी गहरी है 
कि सींद सें भी हमें पाल रहता है कि हम पारीर हैं। वेहोणी में भी हमें पता 
रहता है कि हम शरीर हैं । इस मान्यता को तोड़ना कायोत्सर्ग की साधना का 
पहला चरण है । जो लोग ध्यान तक आये हैं, उन्हें तो कठिनाई नहीं पड़ेगी । 
लेकिन आपको तो धिना ध्यान के समभना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी कठिनाई 
पड़ सकती है | लेकित फिर भी पहला सूत्र यह है कि 'मैं शरीर नहीं हूँ! । इस 
सूत्र को अगर गहरा कर लें तो अद्भुत परिणाम होने शुरू हो जाते हैं ॥ 


(१७) काशी नस्श का आपरेशन और गीता का अनेस्थीसिया 


१९०८ में काशी के नरेश की अपेन्डिक्स का जॉपरेशत हुआ | नरेश ने 

कह दिया कि मैं किसी तरह की वेहोशी की दवा नहीं छूंगा, क्योंकि मैं होश 
की साधना कर रहा हूँ । ऑॉपरेशन जरूरी था। उसके विना नरेश बच नहीं 
सकता था । चिकित्सक मुश्किल में थे | बिना वेहोशी के इतना बड़ा ऑपरेशन 
करता उचित नहीं था । लेकिन किसी भी हालत में मौत होनी थी । नरेश 
मरेगा अगर ऑपरेशन नहीं होगा । इसलिए एक जोखिम उठाना ठीक है कि 
होश में हो ऑपरेशन किया जाये ॥ नरेश ने कहा कि सिर्फ मुझे आज्ञा दी जाये 
कि जब आप आऑपरेशन' करें, तव मैं गीता का पाठ करता रहें । नरेश गीता का 
पाठ करता रहा । बड़ा ऑपरेशन था । ऑपरेशन पूरा हो गया। नरेश हिला 
भी नहीं । दे का तो उसके चेहरे पर पता ही न चला | जिन छः डॉक्टरों ने 
शह' जऑॉपरेशव' किया, वे चकित हो गये । उन्होंने क्पत्नी रिपोर्ट में लिखा है कि 
'हम हैरान हो गये । और हमने नरेश से पूछा कि हुआ क्या ? तुम्हें दर्द का 
पता नहीं चला ? चरेश ने कहा, जब मैं गीता पढ़ता हें जौर उसमें पढ़ता है 
कि शरीर के मरते-से तू नहीं मरता'“'चैनं छिंदंति शस्त्राणि**जब दस्त से तुझे 
छेद दिया जाये तो तू नहीं छिदता“'“तब मेरे भीतर ऐसा भाव जाग जाता है 
कि मैं शरीर नहीं हूँ । बस इतना काफी है । जब मैं गीता नहीं पढ़ रहा होता 
हूँ, तब मुझे शक पैदा होने लगता है और मेरी यह मान्यता कि मैं शरीर हूँ, 
पीछे से लौटने लगती है । लेकिन जब मैं गीता पढ़ता होता हैँ, तब मुझे पक्का 
भरोसा हो जाता है कि शरीर नहीं हूँ। उस चकत तुम मुझे काट डालो, पीट डालो, 
सुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है ? पता इसलिए नहीं चलता 
क्योंकि मैं उस भाव में हुवा होता हूं, जहाँ में जानता हैँ कि शरीर छेद डाला 
जाये तो भी मैं नहीं छिदता, शरीर जला डाला जाये तो भी में चहीं जलता | 


द्ण्रे महावीर - चाणी 


आपके भीतर भी भाव की स्थिति है। आपका मन कोई एक फिक्स्ड; 
एक थिर चीज नहीं है | उसमें पलबचुएदान्स हैं, उसमें नीचे-ऊपर ज्योति होती. 
रहती है। किसी क्षण में बाप बहुत ज्यादा धारीर होते हैं, किसी क्षण में: 
बहुत कम णरीर होते &ं । चौबीस घण्टे आपके मन की भाव-दह्या एक नहीं. 
रहुती । जब आप किसी एक सुन्दर स्त्री को या सुन्दर पुरुष को देखकर उसके 
उसके पीछे चलने लगते हैँ, तव आप बहुत ज्यादा शरीर होते हैँ ॥ तव बापका 
पलवचुएशन भारी होता है । आप बिल्कुल नीचे उतर आते हैं, जहाँ मैं द्वरीर. 
हैं रहता है । लेकिन जब आप मरघट पर किसी की लाश जलते देखते हैं, तब 
जापका पलक्‍चुएशन वदल जाता है। अचानक मन के किसी कोने में, शरीर 
 फो जलते देखकर, शरीर की प्रतिमा खंडित होती है, उन्र क्षणों को पकड़ना 
जरूरी होता हैं । जब आप बहुत कम शरीर होते हैं, उन क्षणों में यह स्मरण: 
करना बहुत जरूरी है कि में शरीर नहीं हूँ । क्योंकि जब भाप बहुत ज्यादा 
घरीर होते हैं, तव यह स्मरण करना बहुत काम नहीं करेगा, क्योंकि पर्ते इतनी. 
मोदी होता है कि आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पायेगी। यह आपको ही जाँचना: 
पड़गा कि किन क्षणों में आप सबसे कम शरीर हैं। यद्यपि कुछ निश्चित क्षण 
ही हैं, जिनमें समी कम शरीर होते हैं | वह क्षण कायोत्सगें में आपके लिए, 
उपयोगी होगा । हे 
(१८) संविकारू फा रूपांतरण 


जब भी सूर्य ड्ूबता है या ऊगता है, तव भापके भीतर भी रूपांतरण हो 
हैं । अब तो वैज्ञानिक इस पर बहुत ज्यादा राजी हो गये हैं कि सुबह जवः 
सूर्य ऊगता है, तब सारी प्रकृति में ही रूपांतरण नहीं होता, आपके शरीर में 
की होता है। क्योंकि आपका शरीर प्रकृति का एक हिस्सा है । तब आकाश 
ही नहीं बदलता, आपके भीतर का आकाश भी बदलता है । तब पक्षी ही गीतः 
नहीं गाते हैं, तव पृथ्वी ही प्रफुल्लित नहीं हो जाती है, तव चृक्ष ही फूलों से 
नहीं लद जाते, आपके भीतर भी बह जो मिट्टी है वह भी प्रफुल्लित हो जाती 
है । क्योंकि वह उत्ती मिट्टी का हिस्सा है, वह कोई अलग चीज नहीं है | तब' 
सागर में हो आन्दोलन के फर्क नहीं पड़ते, भापके भीतर भी जो जल है उसमें: 
भी फर्क पड़ते हैं । और आप जानकर हैराव होंगे कि आपके भीतर जो जल हैं, 
वह ठीक बैसा है जैसा सागर में । उसमें नमक की उतनी ही मात्रा है जितनी: 
सागर के जल में । जापके दारीर में थोड़ा-बहुत जल नहीं है, कोई 5८५ प्रतिशद' 


सहावीर - वाणी छ्ण्ये 


पानी हैं| वैज्ञानिक अब कहते हैं कि जब सागर के पास आपको नच्छा लगता 
है, तो मच्छा लगने का कारण जापके भीतर 5५ प्रतिशत सागर का होना है। 
और वह जो ८४५ प्रतिशत सागर है आपके भीतर, वह - वाहर के विराट सागर 
से आन्दोलित हो जाता है । एक हामंनी, एक रिजोवेंस, एक प्रतिध्वन्ति उसमें 
होती शुरू हो जाती है | 


(१६) आपको जंगछ में अच्छा क्‍यों रूगता है ? 


जब आपको जंगल में जाकर हरियाली को देखकर बहुत अच्छा लगता है, 
तो उसका कारण अप नहीं हैं। आपके शरीर का कण-कण जंगरू की हरि- 
याली रह चुका है ॥ वह रिजो्नेंट होता है। वह हरे वृक्ष के नोचे जाकर 
'कंपित होने लगता है। वह उससे संबंधित है, उसका हिस्सा है। इसलिए 
प्रकृति के पास जाकर आपको जितना अच्छा लगता है उतना कआादमी की 
अनायी हुईं चीजों के पास जाकर जगच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ कोई 
(रजोनेन्स पैदा नहीं होती । बम्बई की सीमेण्ट की सड़क पर उतना अच्छा नहीं 
लग सकता, जितना तब जब सोंधी मिट्टी कौ गंध जा रही हो गौर आप 
मिट्टी पर चल रहे हों और आपके पैर घूल को छू रहे हों ॥ तब आपके द्ारीर 
ओर मिट्टी के बीच एक संगीत प्रवाहित होना शुरू हो जाता है । 


जब घुबह सूरज निकलता है तब आपके भीतर भी बहुत कुछ घटित होता 
है । वह संक्रमण' की बेल; है, उसको भारत के लोगों ने संध्या कहा | संध्या का 
अर्थ होता हैं, 'द पीरियड आफ ट्रांजीश्व बदलाहुट का बक्‍त | वदलाहुट के वक्‍त 
में आपके भीतर आपकी जो व्यवस्थित धारणाएँ हैं, उवचको बदलना आसान 
है । बदलाहूट के वक्‍त में व्यवस्थित घारणाओं को वदलना आसात है। क्योंकि 
सब सारे तख अराजक हो जाते हैं, भीतर बदलाहट हो गयी होती है, सब 
अस्त-व्यस्त हो गया होता है । इसलिए हमने संध्या को स्मरण का क्षण बनाया । 
अंध्या प्रायेना, भजत, धुन, स्मरण, ध्यान का क्षण है | उस क्षण में मासानी से 
“जाप स्मरण कर सकते हैं। सुबह और साँक़ कीमती वक्‍त हैं । राप्रि १२ बजे, 
जब रात्रि पूरी तरह सघन हो जाती है गौर सूर्य हमसे सर्वाधिक दूर होता है, णः 
चब भी एक बहुत उपयोगी क्षण है। तांत्रिकों ने उसका बहुत उपयोग किया 
है । महावीर राव-रात भर जागते खड़े रहे । महावीर ने उसका बहुत उपयोग 
“किया हैं। जाधी रात जब सुर्य आपसे सर्वाधिक दूर होता है तब भी आपकी 
स्थिति बहुत अनूठी होती है। आपके भीतर सब झांत्त हो भया होता है । जैते 
भक्ति में सब शांत हो गया होता है । घृक्ष भुककर सो गये होते हैं, जमीन भी 


६०४ महावीर - वाणी 


सो गयी होतो है । सब सो गया होता है। आपके दारीर में भी सब सो गया 
होता है। इस सोये हुए क्षण का आप उपयोग कर सकते हैं । शरीर जिद नहीं 
करेगा आपके विरोध में, राजी हो जायेगा । जैसे कहेंगे कि मैं शरीर हूँ, तो 
धारीर नहीं कहेगा कि नहीं हूँ । धरीर सोया हुआ है । इस क्षण में भाप कहेंगे 
कि में दारीर नहीं हैं तो शरीर कोई रेसिस्टेंस, कोई प्रतिरोध खड़ा मद्दीं करेगा । 
इसलिए क्ाघी रात का क्षण कीमती रहा है । - 


(२०) चेतना के बदलते हुए गियर 


या फिर जब आप रात सोने जाते हैं, जागने से जब भाप सोने में जाते हैं, 
तथ आपके भीतर गियर बदलता है। आपने कभी उमारू किया है कार में 
गियर बदलते हुए ? जब आप एक पग्रियर पे दुसरे गियर में णड़ी को डाचते 
हैं, तो वीच में न्यूट्रल से गुजरते हैं। उस जगह से गुजरते हैं, जहाँ कोई गियर 
नहीं होता | वर्योकि उसके बिना गुजरे आप दूसरे गियर में गाड़ी को डाल 
नहीं सकते । सो जब रात आप सोते हैं और जागने से नींद में जाते हैं तो आपकी 
चेतना का पूरा गियर बदलता है ओर एक क्षण को जाप न्यूद्रल में, तटस्थ 
मियर में होते हैं, जहाँ न आप शरीर होते हैं, न बात्मा। जहाँ भापकी कोई 
सास्यता काम नहीं करती । उस क्षण में आप जो भी मान्यता दोहरा देंगे वह 
सापमें गहरा परिवर्तत कर जायेगो | इसलिए रात सोते हुए यह दोहराते हुए 
सोना कि में दारीर नहीं हूँ । आप दोहराते' रहें और आपको पता न घले कि 
कब नींद भा गयी। आपका दोहराना तभी बन्द हो, जेब अपने से बन्द हो 
जाये, तो शायद उस क्षण के ताथ सम्बन्ध बैठ जाये । उस क्षण में अगर यह 
भाव प्रवेश कर जाये कि मैं शरीर नहीं हूँ, जब आप चेतना रूपान्तरित्त कर रहें 
हैं शो वह भाव आपके गहरे अवेतन में चला जाता है । 

(२१) नींद में दी जानें वाली शिक्षा 


अभी रूस में एक छिक्षा की सयी पद्धति ईजाद हुई हैं हिप्तोपीडिया--मींद 
में शिक्षा देना । उसमें वे इसी बाद का अयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत पुराने 
दिनों से लोग प्रभु स्मरण करते हुए, आात्म स्मरग करते हुए सोते ये। मैं 
सोचता हूँ कि आप जो फिल्म देखकर आते हैं, उसकी कहानी को दोहराते हुए 
सोते हैं। उस क्षण जो भी आप दोहरा रहे हैं, बहू शाप भीतर गहँता चंदा 
जायेगा। अगर आप गलत बोहराते हैं, तो आप आत्महत्या कर रहे हैं । 
आपको पता नहीं है कि जाप क्या कर रहे हैं । हिंप्लोपीडिया में रूप में आज 
कई लाख विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। शेड़ियो स्टेदन से ठीक वषत पर उ्े 


सहावीर - वाणी ६०४- 


सबको सूचना मिलती है कि वे दस बजे सो जायें । जैसे'ही १० बजे, वे सो जाते 
हैं। १० बजकर १५ मिनट पर उनके कान के पास तकिये में लगा हुआ यन्त्र 
उन्हें सूचनाएँ देनी शुरू कर देता है, जो भी उन्हें सीखना है । अगर फ्रेंच भाषा 
सीखनी हैं, तो फ्रेंच भापा की सूचनाएं शुरू हो जाती हैं। और वैज्ञानिक चकित 
हुए हैं कि जागने में हम जो चीज तीन साल में सीख सकते हैं, सोने में हम 
त्वीन सप्ताह में सीख जाते हूँ ॥ 


इससे बहुत जल्दी छुनिया में क्रांति घदित हो जायेगी ओर स्कूल में बच्चे 
दिन में न पढ़कर रात में ही जाकर सो जाया करेंगे । दिन भर खेल सकते हैं । 
एक जर्थ में अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों के खेल, छिन जाने से भारी नुकसान 
हुए हैं, वे खेल उनको वापस मिल जायेंगें। या रात घर में भी वे सो सकते हैं, 
स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं होगी । उनको चहाँ भी छिक्षा दी जा सकती 
है। वे कभी-कभी परीक्षा देने स्कूल जा सकते हैं । अभी तो नींद में परोक्षा 
लेने का कोई उपाय नहीं है। परीक्षा जागने में लेनी पड़ेगी । लेकिन नींद के 
क्षण बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से ग्राहक और रिसेप्टिव हैं, इस बात फो वैज्ञानिकों- 
मे' स्वीकार कर लिया है ॥ 


(२२) सर्वाधिक आहक क्षण 


इसमें भी सर्वाधिक ग्राहक क्षण चह है, जब जाप सुबह सोने से जागरण- 
में बदल जाते हैं, तब फिर एक ग्राहक क्षण जाता है। उस क्षय भी आप 
स्मरण करते हुए होते हैं। जब सुबह नींद खुले तव आप पहले स्मरण यह करें 
कि मैं शरोर नहीं हूँ, आँख वाद में खोलें, कुछ और वाद में सोचें । जैसे हो पता 
चले कि नींद दूठ गयी, पहला स्मरण करें कि मैं शरीर नहीं हूँ । और ध्यान रहे, 
अगर आप 'रात आखिरी स्मरण यही किये हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो सुबह 
अपने आप यह पहला स्मरण बन्त जायेगा, क्योंकि जो लोग अध्ययन करते है 
वे कहते हैं कि रात का आखिरी विचार, सुबह का पहला विचार होता है | आप ' 
छपनी जाँच करेंगे तो आपको पक्‍का पता चल जायेगा कि रात का' आखिरी 
विचार सुबह का पहला बिचार होता है। क्योंकि जहाँ पर भाप विचार को 
छोड़कर सो जाते हैं, विचार वहीं प्रतीक्षा करता है । सुबह जब आप जागते हैं, 
वह फिर आप पर सवारी कर लेता है। जिस विचार को आप रात छोड़कर 
सो गये हैं, वह्‌ सुबह भआापका पहला विचार बनेगा। अक्सर जाप ऋ्रोघ, 
काम, लोभ के किसी विचार को रात छोड़कर सो जाते हैं, सुबह से वह फिर 
आप पर सवारी कर लेता है । वह वहुत ज्यादा सैन्सिटिव, सम्वेदनशील क्षण, 


६०६ महाचौोर - वाणी 


3 


दा 
धर है हों या स्वस्थ से अचानक आप बोमार हो गये हों 
अथवा अगर रास्ते पर आप जा रहे हों और कार का एकदम से एक्सिडेन्ट हो 

कक _ ही; तो उस वक्‍त आपके भोतर इतना परिवर्तत होता है, वेतना 
इतने जोर से कटके से चबदलतो है कि अगर जाप उत्त वक्‍त स्मरण कर लें कि 
मैं शरीर नहीं हैँ तो बरसों स्मरख करने से जो नहीं होगा, वह एक स्मरण 
करने से हो जायेगा । जब आपकी फार टकराती है तव आपको एकदम रुयाल 
घाता हैँ कि मरा, में शरीर हूँ, अब मरा, गया। इसलिए एक्सिडेन्द का, 
दुर्घटना का उपयोग किया जा सकता है। 'में शरीर नहीं हैं! यह आपके भीतर 
गहरा जिस भाँति घैठ सके, वे सब प्रयोग करने जैसे हैं। तो फायोत्सगें की 
यह पहलो घटना घटती है । लेकिन वह नकारात्मक है । 

(२३) सम्भोग के बाद के क्षणों में 

दूसरा विधायक अनुभव भी जछरी है कि मैं बात्मा हैं। इस विधायक मनुभव 
को भी स्मरण रखना कौमती है । इसको स्मरण रखते का भी क्षण है। इस 
स्मरण को रखने का भी संक्रमण काल हैं। इस स्मरण को गहरा करने का 
भी आपके भीतर अवसर और मौका है । कब ? जैसे आप सम्मोग के वाद 
वापस लौट रहे हैं। जब आप सम्भोग के वाद वापस छोट रहे होते हैं, तो आप 
जानकर हैरान होंगे कि उस वक्‍त आप सबसे ज्यादा कम शरीर हो जाते हैं । 
काम-वबातना के वाद जाप जब वापस लौटते हैं, तब बाप सिर्फ फ्रस्ट्रेशय और 
विपाद में होते हैं । ऐसा लगता है कि व्यय भूल, गलती और अपराध में गये । न 
जाते तो बेहतर था । यह ज्यादा देर नहीं टिकेगी वात । घड़ी दो घड़ी में आप 
अपनी जगह वापस लौट आयेंगे । लेकित पम्भोग के क्षण के बाद शरीर में 
इतने ऋटके जगते हैँ कि उसके वाद भापकों दिरीर नहीं! की प्रतीति औौर “मैं 
जात्मा हैँ की प्रतीतति करवे का अदुश्युत मौका होता है। तन्तर ते इसका पुरा 
उपयोग किया है । इसलिए आप में से कोई अगर तंत्र से थोड़ा भी परिचित 
रहा है तो यह जानकर हैरावी होगी कि तंत्र ने संभोग का भी उपयोग किया है 
ध्यान के लिए । क्‍योंकि सम्भोग के वाद जितमे गहरे में यह बात मन में 
उठायी जा सकती है कि मैं आत्मा हूँ, उतनी किसी और क्षरस में उठानी बहुत 
मुश्किल है। क्योंकि उस वक्‍त शरीर टृठ गया होता है। शरीर की आकांक्षा 
बक गयी होती है | शरीर के साथ तादात्म्य जोड़ने का भांव मर गया होता 
दे । यद्यपि यह ज्यादा देर नहीं दिकेगा । और अगर आपकी आदत सजबूत 


सहावीर - वाणी द्र्ठ्छ 


हो गयी है, है तो आपको पता ही नहीं चलेगा । अवसर लोग सम्भोग के वाद 
चुपचाप सो जायेंगे । सोने के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सूझेगा । लेकिन 
सम्भोग के बाद का क्षण बहुत कीमती हो सकता है | लेकिन हमें तो झ्यारू भी 
नहीं रहता है कि हम भूल करते हैं, जपराघ करते हैं । 


(२४) वेटिकन के पोष और पापों की सूची 


मैंने सुना है कि वेटिकन के पोष ने अपने एक वक्‍तव्य में कहा कि ईसाइयत 
में १४३ पाप हैं, मिन्दित पाप । हजारों पत्र वेटिकत के पोप के पास पहुँचे कि 
हमें पता ही नहीं था कि इतने पाप हैं, कृपा करके पूरी सूची भेजें। वेटिकन 
का पोप बहुत हैरान हुआ । इतने लोग क्यों उत्सुक हैं सूची के लिए । मुल्ला 
नसरूद्वीन ने भी उसको पत्र भेजा । उससे सच्ची वात लिख दी । उसमे लिखा 
कि जब से छुम्हारा वक्तव्य पढ़ा है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कितना 
चूकते रहे । इतने पाप हमने किये ही नहीं। दो-चार पाप ही करके अपनी 
जिन्दगी गरुजार रहे हैं । जल्दी से भेजें सूची । जिन्दगी बिल्कुल अर्थहीम मालुम 
पड़ रही है । जब से यह सुना कि १४३ पाप हैं, तब से लग रहा है कि कितना 
हम मिस पर गये, कितना हम चूक गये । और जिन्दगी थोड़ी बची है । 


जादमी का जो मन है, वह ऐसा ही है। आपको खबर लगे कि १४३ 
पाप हैं, तो आप भी घर जाकर सोचेंगे ओर गिनती करेंगे। दो-चार-पाँच ही 
गिनती में आते हैं। बहुत ज्यादा पाप हुए तो गिनने के लिए दस उंगलियाँ 
काफी हैं। बाप रे, १४३ ? च्लूक गये, जिन्दगी बेकार गयी, खो गये मौके । 
इतने हो सकते थे और नहीं किये ! मुलला जिस दिन मर रहा था, पुरोहित 
ने उससे कहा कि अब क्षमा माँग लो परमात्मा से | पश्चात्ताप कर लो। 
मुल्ला ने कहा, क्या खाक पदचात्ताप करूं | मैं पश्चाचाप यह कर रहा हूँ कि 
जो पाप मैंने नहीं किये, वे कर ही लिये होते तो अच्छा था । क्योंकि जब माफी 
ही माँगनी थी, तो एक के लिए माँगा कि दस के लिए माँगा, क्या फर्क ! पर 
छुम कह रहे हो कि परमात्मा दयालु है, अगर वह दयालु है, एक भी माफ 
कर देता है, दस भी माफ कर देता, तो हम नाहक ज्ञके । पूरे ही कर छेते तो 
ठीक था। में पछता रहा हूं। झुल्ला ने कहा, जरूर पछता रहा हैँ लेकिन उन 
पापों के लिये उपे मैंने नहीं किये हैं । 


घ्०्८ भह्दयावीर - वाणी 
(२५) द्वाय ! दमने जम कर पाप न किये 


मरते वक्‍त आदमी पछताता है उत पापों के लिए, जो उसने नहीं किये 
। लेकिन किसी भी पाप के करने के बाद का जो क्षण है, वह बड़ा उपयोगी 


9१ 


। अगर आपने क्रोध किया है, तो क्रोध के वाद का जो क्षण है उसका 
प्रयोग करें--कारयोत्सर्ग के छिए । उस वक्‍त आसान होगा आपको मानना कि 
मात्मा हूँ । उत्त क्षण शरीर से हठना आसान होगा । अगर शराब पी थी 
हो भौर चुबह हैंगोवर' चल रहा हो, उच्त वक्‍त आसान होगा भानना कि मैं 
आत्मा हूँ। उस वक्‍त दारीर के प्रति एक तरह की ग्लानि का भाव होता है 
ओर इस तरह का भाव सहज, सरलता से पैदा होता हैं। जब बीमारी से उठ 
रहे हैँ, त्व आसान होगा मानना । अस्पताल में जाकर खड़े हो जायें, वहाँ मानना 
वहुत आसान होगा कि में शरीर नहीं हूँ । जायें वहाँ, विचित्र-विजिन्न प्रकार से 
लोग छटके हुए हैं। किसी की टांगें बंघी हुई हैं, किसी की गर्दन बँघी हुई है । 
वहाँ खड़े होकर पूछें कि में शरीर हूं, दो वे. जो सामने लथके हुए रूप दिलायी 
पड़ेंगे, वही काफी हैं उत्तर के लिए । वहाँ आसान होगा । मरघद पर जाकर 
सोचना आसान होगा कि में शरीर नहीं हैँ। जिन क्षणों में भी आसानी लगे 
स्मरण करने की कि मैं आत्मा हूँ, उनको चूकें मत, स्मरण करें | दो स्मरण जारी 
रखें | निवेध रूप से कि "मैं शरीर नहीं हूँ, विधायक रूप से कि “मैं लात्मा हूँ । 


न दी 2५१ 


और तीसरी, आखिरी बात । शरीर का जो तत्त्व है वह उसी तत्त्व से 
संबंधित है, जो हमारे वाहर फंला हुआ है। मेरी माँख में जो प्रकाश है, वह 
सूरज का है। मेरे हाथों में जो मिट्टी है, वह पृथ्वी की हैं; मेरे शरीर में जो 
पानी है, वह पानी का है, इसको स्मरण करें और निरंतर स्मरण करते रहें। 
जो जिसका है, उसी का है । घीरे-धोरे आपके भीतर वह चेतवा अलग खड़ी 
होने छग्रेगी, जो शरीर नहीं है । भौर वह चेतना खड़ी हो जाये और ध्यान के 
साथ उस चेतना का प्रयोग हो, तो आप कार्योत्सर्ग कर पायेंगे । जब ध्यान 
अपनी प्रगाढ़ता में आयेगा, परिपूर्णता में मौर शरीर लगेगा कि छूटता है, तव 
आपका मन उसे पकड़ने का नहीं होगा । आप कहेंगे, छूटता हैं तो धन्यवाद, 


जाता है तो घन्यवाद । जाये तो जाये, घन्यवाद । इतनी सरलता से जब भाप 
ध्याव में शरीर से अपने को अछूग करने में समर्थ हो जायेंगे उसी दिन आप 
मृत्यु के पार अमृत के अनुमव को उपलब्ध हो जावेंगे । उसके वाद फिर कोई 


सद्दावीर - वाणी ६०६ 


मृत्यु नहीं है । मृत्यु शरीर-मोह का परिणाम है | अमरत्व का बोध शरीर-मुक्ति 
का परिणाम है | इसे महावीर ने वाहवाँ तप कहा है और अस्तिम | क्योंकि 
इसके बाद कुछ करने को शेप नहीं रह जाता । इसके बाद बह पा लिया, 
जिसे पाने के लिए दौड़ थी, वह जान लिया जिसे जानने के लिए प्राण प्यासे 
थे। वह जगह मिल गया जिसके लिए इतने रास्तों पर यात्रा की थी | वह 
फूल खिल गया, वह सुगन्ध बिखर गयी, वह प्रकाश जल गया जिसके लिए 
अनन्त-अनन्त जन्मों तक भटकाव है । 


कायोत्सर्ग विस्फोट है, एक्सप्लोजन है। लेकिन उसके लिए भी तैयारियां 
करनी पड़ेंगी । उसके लिए यही तैयारी करनी पड़ेगी और घ्यान के साथ उस 
तैयारी को जोड़ देना पड़ेगा । ध्यान गौर कायोत्सगं जहाँ मिल जाते हैं, वही 
व्यक्ति अमरत्व को पा लेता हैं । 


(२६) तब आदमी को देवता नमस्कार करते हैं! 


थे महावीर के १२ तप मैंने कहे । सूत्र का एक ही अंश पूरा हो पाया । 
अभी एक ही पंक्ति पुरी हो पायी । उसकी दूसरी पंक्ति बाकी है। लेकिन 
उसमें ज्यादा कहने को नहीं है | दूसरी पंक्ति पूरी वाकी है । भद्दावीर ने कहा 
है : “धर्म मंगल है। कौन-सा घ॒र्म ? अहिंसा, संयम भौर तप रूप घमं | मौर जो 
इस धर्म को उपलब्ध हो जाता है, जो इस धममं में लीन हो जाता है, उसे देवत्ता 
भी नमस्कार करते हैं)” यह दूसरा हिस्सा इस सूत्र का है | सुनते वक्‍त आपको 
ख्याल में भी नहीं आया होगा कि महावीर जब यह कह रहे हैं कि उस्ते देवता 
भी नमस्कार करते हैं, तो बहुत बड़ी क्रान्तिकारी वात्त कह रहे हैं । महावीर के 
वक्‍्तव्य के पहले आदमी देवताओं को नमस्कार करते हूँ । इसके पहले कभी 
किसी देवता ने आदमी को नमस्कार नहीं किया। यह पहला वकक्‍षतव्य है संग्रहीत, 
जिसमें महावीर ने कहा है कि ऐसे मनुष्य को देवता भी नमस्कार करते हैँ । 
सिफ वैदिक धर्मे देवताओं की नमस्कार करनेवाला हैं। आपने सुनते वक्‍त, रोज 
ही दोहराया है। आपको ख्याल में नहीं आया होगा कि इसमें कोई खास वात 
है, कोई बड़ी क्रान्ति का सूच्र है । महावीर जिस समाज में पैदा हुए थे, वह सब 


६१० महावीर - बाणी 


े. डे फो गे कार क 

देवताओं को नमस्कार करनेवाला समाज था) उस समाज में महावीर का 
यह कहना कि ऐसे मनृष्य को देवता भी ममस्कार करते हैं, बड़ा ऋत्तिकारी 
चक्‍तव्य है । हम भी सोचेंगे कि देवता क्यों नमस्कार करेंगे मनुप्य को । 


देवता तो मनुष्य से ऊपर हैँ । लेकिन महावीर नहीं कहते । महावीर कहते 
हैं, मनुष्य से ऊपर कोई भी नहीं है। मनुप्य की डिगनिटी और मनुष्य की 
गरिमा और गौरव का ऐसा वक्‍तव्य दूसरा नहीं है । महावीर कहते हैं मनुष्य 
से ऊपर कुछ भी नहीं है, छेकिन साथ ही वे ण्ह भी कहते हैं कि मनुष्य से नीचे 
जानेवाला भी और कोई नहीं है। मनुष्य इतना नोचे जा सकता है कि पशु 
उससे ऊपर पड़ जापेंगे और मनुष्य इतना ऊपर जा सकता है कि देवता उससे 
नीचे पड़ जायें । मनुष्य इतना गहरा उतर सकता है पाप में कि कोई पशु 
वैसा नहीं कर सके । सच तो यह है कि पशु कम पाप करते हैं । आदमियों को 
देखकर पशुओं के पाप का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो मनुष्य भनके तक नीचे 
उत्तर सकता है, स्वगें तक पर जा सकता है। देवता पीछे पड़ जायें, वहां 
वह खड़ा हो सकता है। पशु भागे निकल जायें, वहां वह उतर सकता है । 
मनुष्य की यह जो सम्भावना है, यह सम्भावना विराढ है । इस सम्भावना में 
पाप भी आ जाता है । 


(२७) घुण्य पाप दोड वंधन कीन्दा 


लेकिन देवताओं के ऊपर क्‍या स्थिति बनती होगी ? यह तो महावीर में 
कहा है कि नरक मनुष्य के दुःख का फेछ है, स्वर्ग मनुष्य के पुण्यों का फल है। 
लेकिन नर्को भी चुक जाता है, पाप का फल भी समाप्व हो जाता है, सिर्फे एक 
जगह कभी समाप्त नहीं होती--“जेव कोई आदमी पाप और पुण्य दोनों के पार 


उठ जाता है। पुण्य भी कम है, पाप भी कर्म है । पाप से भी बंधन लगता है--- 


पुण्य से भी । महावीर ते कहा, पाप का बंधन लोहे की जंजीरों जैसा है | पुण्य 


से भ्ली बंधन लगता है, वह सोने के आमूषणों 
है । महावीर कहते हैं : बह मनुष्य जो पाप और पुण्य दोनों के पार उठ जाता हैं, 
स्वभाव में ठहर जाता है, वह देवताभों 


जैसा है। लेकिन दोनों में वंधन 


जो कर्म के ही पार उठ जाता है, और 
के भी ऊपर उठ जावा है, बह स्वर्ग के भी ऊपर उठ जाता है। 


मद्दावीर - चाणी ६२९१ 


आपने दो शब्द सुने हैं, सहावीर और अनेक धर्म उन दो शब्दों का 
उपयोग करते हैं---स्वर्ग और नर्क । महावीर एक नये शब्द का भी उपयोग 
करते है---मोक्ष । तीन दाव्द उपयोग करते हैं महावीर ॥ नक॑, वे कहते हैं उस 
चित्त दशा को, जहाँ पाप का फल मिलता हैं। स्वर्ग, वे कहते हैं उस चित्त दक्षा 
को, जहाँ पुण्य का फल मिलता है | मोक्ष, वे कहते हैं उस चेतना की अवस्था 
को, जहाँ सब कर्म समाप्त हो जाते हैं और चेतना अपने स्वभाव में लीन हो 
हो जाती है। निश्चित हो वैसी चित्त दक्षा में देवता भी प्रणाम करें मनुप्य को 
तो आदचर्य नहीं । अन्ती तो पद्यु भी हँसते हैं । 


(२८) डाचिन के वन्‍्द्र और उनकी ओछादें 


मैंने एक मजाक सुना है। मैंने सुना है कि दूसरा महायुद्ध हो गया गीर 
सब समाप्त हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं सुतायी पड़ती थी, तो एक घाटी 
में एक गुफा से एक बन्दर बाहर निकला । उसके पीछे उप्तकी प्रेयली बाहर 
मिकलछी । वह वच्दर उदास बैठ गया और उसने अपनी प्रेयसी से कहा, क्‍या 
सोचती हो? “बैल वी स्टार्ट इट जाल ओवर अगेन ?' क्या हम आदमी को फिर 
वैदा करें ? फिर से दुनिया शुरू करें ? डाविन कहता है कि आदमी बन्दरों से 
आया है। कभी तीसरा महायुद्ध हो जाये तो बन्दरों को चिन्ता फिर होगी कि 
क्या करें | छेकिन वह बन्दर कहता है, शैल वी स्टार्टे इट आल ओवर अगेन ?! 
क्या फिर करने जैसा भी है या अब रहने दें ? ' 


सुता है मैंने कि जब डावित ने कहा कि आदमी वन्दरों से पैदा हुआ है, 

तो आदमी ही नाराज नहीं हुए, बन्दर भी नाराज हुए। क्‍योंकि बन्दर आदमी 
को सदा अपने एक भन्श की तरह देखते रहे हैं, जो रास्ते से भटक गया | 
-लैकिन जब डाविन ने कहा, यह “इन्होल्यूशन, है, विकाश है, तो वन्दर नाराज 
हुए है. कहा, घइसको हम विकास नहीं मानते । यह आदमी हमारा पतन है। 
लेकिन बन्दरों की यह खबर हम तक नहीं पहुँची । इधर आदमी बहुत नाराज 
हुए, क्योंकि मादमी मानते थे कि हम ईदवर से पैदा हुए हैं जौर डाविन ने 
कहा बन्दर से, तो आदमी को बहुत दुःख लगा। उससे कहा, यह केसे हो 


द्श्र सद्टावीर - वाणी 


सकता है ? हम इेबवर के बेटे हैं। यह सुनकर बन्दरों को हँसी भा गयी कि 
आदमी जैसा है, वैसी हालत में तो पशु भी उसको प्रणाम नहीं करेंगे । 


महावीर तो भादमी की उपत्त स्थिति की बात कर रहे हैं, जैसा वह हो 
सकता है, जो उसकी मन्तिम संभावना है, जो उसमें प्रकट हो सकता है। जब 
उसका बीज पूरा खिल जाये और फूछ बन जाये तो निश्चित ही देवता भी 
उसे नमस्कार करते हैं । 

ऐसे ३१४ सूत्र हैं। अब एक सूत्र पूरा हुआ। लेकिन इस सूत्र की मैंने इस 
भाँति बात की है कि अगर यह एक सुन्न भी आपकी जिन्दगी में पूरा हो जाग्रे, 
तो बाकी ३१३ की कोई जरूरत नहीं है । सागर की एक वूंद भी हाथ में था 
जाये, तो सागर का सब राज हाथ में जाता है और एक बूंद के रहस्य को 
भी कोई समभ छे तो पूरे सागर का भी रहस्य समभ में आ जाता है। इसरी 
घूंद को इसीलिए समभना पड़ता है कि एक बूँद से नहीं समझ पड़ा। 
दूसरी बूंद को समझना पड़ता है, फिर तीसरी बूँद को समभना पड़ता है । 
लेकिन एक धूंद भी अगर पूरी समझ में आ जाये, तो सागर में.जो भी हैं वह 
समझ्न में आ जाता है। 

इस एक सूत्र में मैंने कोशिश की कि धर्म की पूरी बात आपके ख्याल में 
भा जाये । ख्याल में दायर आा भी जाये, लेकिन ख्याल कितनी देर टिकता 
है ! घुएँ की तरह खो जाता है। ख्याल से काम वहीं चलेगा | जब बात 
ख्याल में हो, तभी जल्दी करना कि किसी तरह वह कृत्य बन जाये, जीवन 
बन जाये । इसके लिए जल्दी करना। कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो, तभी 
चौट करना चाहिए । अगर थोड़ा भी लोहा गमे हुआ हो, वो उस पर चोट 
भने से कुछ समर में ने आयेगा। इतना 


करना शुरू करना चाहिए। सम 
मझ से करने की कोई विशा खुलती है, तो 


ही समझ में आ जाये कि उस स 
पर्याप्त है 


क#* समाप्त हेह 


भगवान्‌ श्री रजनीश हिन्दी साहित्य 


१ महावीर मेरी हृष्टि में ६०००० 
२ महावीर-वाणी इ6*०० 


३ जिन खोजा तिन पाइयाँ २०५०० 


४ ईशावास्योपनिपद्‌ १२००० 
४ प्रेम है द्वार प्रश्ु का चन०० 
६ समन्द समाना बुन्द में. ७-०० 
७ घाट भुलाना वाट बिनु. ७-०० 
< सूली ऊपर घिज पिया की छनन्‍०० 
९ सत्य की पहली किरण ६०० 
१० संभावनाओं की भाहद द्न्ण० 
११ सनन्‍्तर्वीणा द्‌ब०० 
१२ ढाई आखर प्रेम का ६००० 
१३ मैं कहता आँखन देखी. ६००० 
१४ साधना-पथ ४५०० 
१५ मिट्टी के दिये ०८० 
१६ संभोग से समाधि की ओर ५००० 
१७ अन्तर्यात्रा ५५००० 
शू८ अस्वीकृति में उठा हाथ ५००० 


(भारत, गाँधी और मेरी चिन्ता) 


१९ प्रेम के फूल २5०० 
२० गीता, दशंन ( पुष्प-५ ) ६००० 
२१ गहरे पानी पैठ ००० 
२२ कफ्रांति-बीज ४४०० 
२३ पथ के प्रदीप ४-०० 
र४ सत्य की खोज ४००० 
#र्‌५ प्रभु को पगडन्डियाँ ४००० 
२६ समाजवाद से सावधान. ४-०० 

#२७ ज्यों को त्यों घरि दीन्हीं 
,चंदरिया. ४«०० 


ऋर्ध 
२५ 
३० 
हर 
ऋर्रेर 
ड्ररे 
करे 
६3.4 
रेप 
७ 
र्े८ 
२३९ 


ऋ४ड० 


भधो्ठ १ै 
ऋ्ेर 
ऋडडे 
की 
है. 
ऋ४द्‌ 
क्ंडछ 
नदेफ 
ऋ्ोट९ 
कप 


५१ 


गीता-दर्शन ( पुष्प-र ) ४-०० 
में कौन हूँ ? ३-०० 
शुन्‍्य की नाव ३००० 
अज्ञात की ओर २६०० 
नये संकेत २६०० 
सिहनाद १०५० 
प्रेम और विवाह ५०५० 
प्रगतिशील फौन ? १५० 
विद्रोह क्या है ? १-५० 


ज्योतिप : भद्ठेत का विज्ञान १५४० 
ज्योतिष अर्थात्‌ अध्यात्म १५५० 


जन-पंर्या विस्फोट : समस्या 
ओर समाघान ( परिवार 
नियोजन का परिवर्धित 


संस्करण ) १०५० 
सत्य के अज्ञात सागर 

का आमंत्रण २०५० 
सारे फासले मिट गये १२५ 
कुछ ज्योतिर्मेय क्षण १००० 
सूर्य की ओर उड़ान १००० 
सन के पार १००० 
युवक और यौन १००० 


नये मनुष्य के जन्म की दिशा ००७५ 
प्रेम के पंख 


ण्न्ज्ण 
अमृत-कण ००६० 
अहिसा-दर्शेन २०५० 
पूर्व का धर्म : पश्चिम 
का विज्ञान ०-५० 


क्रांति के बीच सबसे बड़ी 


दीवार ०्न्देश्‌ 


( २ ) 


+५२ विखरे फूल ०३५ ६१ कृष्ण : विराट की सारभूत 
४३ क्रांति की नयी दिशा : नई अभिव्यक्ति 
बात ०६३० ६२ गीता-दर्शन 
ऋ#५४ युवक कौन ? ०-३० (४ खण्डों में प्रथम दस अध्याय) 
५५ संस्कृति के निर्माण में सह- ६३ नव-संन्यास क्‍या ? 
योग (जीवन जागृति केन्द्र : ६४ मुल्ला नसरुद्दीन 
क्या, क्‍यों, कैसे ? ) ०-१०. ६५ शून्य के पार 
५६ अवधिगत संन्यास ०-३०. ६६ दुँदनबूँद से घट भरे 
५७ व्यस्त जीवन में ईश्वर की (६ अंग्रेजी वार्ताओं का भनुवाद) 
खोज ०्न्र्५ छोटी पुस्तिकाएँ प्रेस में 
प्रेस के लिए बड़ी पुस्तकें ६७ क्रांति की वैज्ञानिक प्रक्रिया 
५८ मैं मृत्यु सिखाता हे ६ धर्म और राजनीति 
५९ तिवार्ण उपनिपद्‌ ६९ ध्यान : नये आयाम 


६० ताओो उपनिपद्‌ (सक्किय ध्यान और कीर्तन ध्यान) 
(दो खण्डों में, प्रथम १९ सूत्र) ७० ध्यान ; एक वैज्ञानिक इष्टि 
सूचना--*चिह्न अंकित पुस्तकें पुनर्मुद्रण के लिए प्रेत में लम्बित हैं । 


गुजराती में अनुवादित साहित्य 


१ अन्तर्यात्रा प्‌्ब्०० १२ सूर्य तरफनूँ उड्डयन १००० 
२ संभोगथी समाधि तरफ. ४-००. १३ जीवच अने मृत्यु १००० 
३ साधना-पथ ३-००... १४ केटलीक ज्योततिर्मय क्षण. ०*छ५ 

४ पन्‍्थना प्रदीप ३-००... १५ नवाँ मनुष्यना जन्मनी 
५ मादीना दिवा ३-०० दिशा ग्न्ज्ु 
६ हैं कोण छूँ ? ३-००. १६ प्रेमनी पांखे ण्न्छप्‌ 
७ क्रान्ति-बीज २-५०... १७ अमृत-कण ०-५० 
८ थ्षज्ञात प्रति र००. रई८ बहिस्ता-दर्शत ०*५० 
९ नवाँ संकेत १-७५. १९ तरुण-विद्रोह ००५० 
१० सत्यना अज्ञात सागरनूँ २० अभ्रान्त समाजवाद ००३० 

झामंत्रण १.५०... २१ अतीतनी आलोचना, 

१०५० भावीन्‌ चिन्तन ०-३५ 


११ सननी पार 


( |; ) 
२२ गाँघीमां डोकियुं अने ४२ गाँघोजीनी भहिन्सा ०५५० 
समाजवाद ००२५ डेई धर्म अने राणकारण ०-० 
२३ अभिनव संन्यास ००५० ४४ समाजवादयी सावधान. ००७५ 
२४ ध्यान ०७५ ४७५० सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम ०१६० 
र९ प्रेम ०-७५ ४६ सन्त, ईदवर अने अनुभूति ०-७५ 
२६ परिवार ०-७५ ४७ बन्धन बने मुक्ति ग्न्छ्प्‌ 
२७ संकल्प ०७५ ४८ ताओे ०६० 
२८ परिवार नियोजन ००७५ ४९ पूर्णावतार कृष्ण ००६० 
२९ प्रेमनी प्राप्ति ०-४०. ४५० गाँघीवादी क्‍या छे ? ०-५० 
३० त्तीर्थे २-०० ५१ मुत्यु पर विजय १०५० 
३१ सहज योग १-०० ५२ अन्तद्रंष्टा जाचार्य रजनीश 
३२ अकाम १००० जी (जीवन चरित्र) ०न्छप्‌ 
३३ संन्यास अने संसार १००० ५३ अन्तद्रष्ठा आचाये रजनीश 
३४ प्रेमनां फूलों ४००० जी (जीवन प्रसंगो) ०-५० 
३५ व्यस्त जीवनमां ईश्वरनी ५७४ अन्तद्रष्टा आचार्य रजनी 
शोघ ००६० जीनी ज्ञानवाणी १-५० 
३६ धर्म---विचार नहिं ५५ जीवनना मन्दिरमां द्वार 
उपचार रह क्‍ ०-६० छे मृत्युनुं ४५४३४ 
३७ क्रान्ति 3 चैज्ञानिक प्रक्रिया ००६० ५्द्ध दिव्य लोकनी चाबी 
ड्वेद जठ जाग कपान या (महावीर-वाणी-१) ४०४६ 
रै६ रियर ञने ०-७५. ५७ भाव जगतना रहस्य 
४० परमात्मा बयां छे व्न्ज्ष ५ होती वा ग्रीन १06 
४१ गाँचीयाद वैज्ञानिक ५८ शरण स्वीकारूं छू हुँ तमारू 
द्ष्ठ्ञि ००५० (महावी र-बाणी-३ ) १५०० 
सराठी में अनुवादित साहित्य 
१ पथ-प्रदीप छन०० ७ अभिनव सक्रिय ध्यान १-०० 
२ संभोगालतून समाधि कडे. ४-०० हर 285 हे ० 
8 अप पल 5 लक 
प्‌ ण॒ ००७५० 
5० ज्लानना>पथ ३-००. १५ समाजवाद पासून सावध 
५ क्रांति-बवीज | २-५० - रही: <. 7 ००४० 
६ सिहनाद २-०० १६ पाण्यात बड़ी पे खोल २००० 


( ४ ) 


गुरमुखी (पंजाबी) साहित्य 


२ साघता-पथ ३००० 
२ अहिसा दर्दान ०-४० 

३ जीवन जो राज 
( सिंघी भाषा में ) ०्न५्‌० 


ग्रीक भाषा में साहित्य 
१ एरन एपो द्वु एपेरपेरन 
(वियोन्ड एण्ड वियोन्‍्ड) 


२ योग सान एना अप्शोमितो 
सिमवान (योग : एज स्पॉन्टे- 
नियस हेपनिंग ) 

पत्रिकाओं के वाषिक चझुल्क 
ज्योति-शिखा 

(हिन्दी त्रैमांसक) ८४२०० 

युक्रान्द (हिन्दी मासिक) १२००० 
5७ (गुजराती साप्ताहिक) १२००० 
योग-दीप (मराठी पाक्षिक) ५५०० 
५ संन्यास ,अंग्रेजी द्ेमासिक) १८००० 


नी 


न्ट्‌तछ0 0 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : 
जीवन जागृति केन्द्र 


७ ३१, इजरायल मोहल्ला 
भगवान भुवत्त, मस्जिद बन्दर रोड, 
ध बम्बई - ९ 

छे 
फोन : ३२७६१८५ 
शर२१०फ८*% 


७ ए - १, वुडलेण्ड्स, 
वेडर रोड, (कैम्प्स कानेर के पास) 
बम्बई- २६ 


० 


फोन : ३८११५९ 


कस 
4.०6 +$+ 


89७9७ 3 9 ७ | (२ २ 


#]], 


42. 
33, 
44, 
5. 
46. 
7. 
8. 
49. 
20. 
ही ही 


22. 


क23, 


6,508 ,: ए्राएटातअ5ल छ00%25 07फए 


प्रा॥॥॥४ ध्ा्तष्ःः ॥80गफ़रहपत 


ह. व्शाडॉबाटतव एिणा की 0पछांगवा ज्ञातवां एशशंणा : 


(?0573882 €४५(8 ) 


खिट्ठु25 एजाट९ 
[0 कफिता> 
एफ (७ 56+-२८गासण्वागा 54 55:00 
96९१5 ०7 २०ए४०ंए५०ा 232 4.50 
ए.90809799 ० च०7-५७१0०7०९ 34 0-80 
४४४० 50 ? ]45 3-00 
फ्वाएथा ॥.8790$ 247 4-50 
एांग्रएड णी7,.0ए6 बाप [२४००० प्रक्रणपन्‍न्‍्ठा5. 466 3:50 
प्0०म्ा३7१5 तार एग्राट70ण्र 54 :50 
छठ 8९% ६०0 5$5७9९7०0०78९0०७5४४९४६ 80 6.00 
प्रफ6 (फ्शशाप6र$ ती लि गत छ62त 70 4.00 
॥,680 ह४70॥५ ॥/ ९8६ 36 45:50 
ज४॥४६ $5 ए6०९०१॥०7 ! 
वा, णएांशाकशो फ्राशांछशा छ0ण5ड : 
7ै/९कांब्वरणा ; 3 फल्ज फलाशणा 36 2.00 
छ&9णात बात छ67०00 32 2:00 
कहा रण 96 #&076 [0 (96 &06 36 2:50 
॥,5) : ह. 5[#07ला (0 फ्वी52 डागवताएओ 25 2.00 
जठएव3 : 8 5एणाॉंगारट0ए05 ल97979०77९8 27 2-00 
एफ शा छेगीधाए2 26 4.50 
'एरफ्र&७ 0४९९5५ (56 48 2.00 
पफछढ शोध घट 4] 2.00 
वृफ््णांग्ड ।ए *... 36 2-00 
वुशा6 हाध्णाथों ०४४३2९८ 35 2.00 
ए५/प्म० $5 श€्वॉधाएणा ? 58 3.00 


वफ्ढ छएगल्ाओआंठ्रांट55 जिंच्राशाइंठतप 47 2.00 


24, ज़ांइवणा तठ मकऊणा 
माउडठ, पए७४0 प्रफ्ाताटव॑ पार | ध्का 
#26,. लव एव रबच्रपाता। |. रेप 
हल नि एणाप फच्रशापताा ॥ (५8 | 
*#28, 6 6०0 हु 
#29,. उ670व0 व.ब्रप.न्‍्ठा|थ है 083, 
४30, ॥॥6 वाएफब्ाव ह6एएणैएां०ा 
#&3], | 673 ४6 (80० 
4 2-00 


32, 8७07005765$ 
#33., 56068  ॥)8527 ०४% 
# 34, >>7वाशांए5 छी वैलवा।त97 
न+35, वर ए।प्राव्वाठ शगीशाए (2 ए05. ) 


गा, एतंएट्नो डएतां€४ था फ्राब्र8एथा 566 सिशगररएफं 5 


36, 6गरी8ए8 रिशं78850 : 9 (0]ण056 शव 4:25 
37. #गाह्राएव रिक्यों7००७४ ; 77०४ ए७४९ ० २००ांए १ 240 20-00 
40 0-00 


38, /पगरड (6 शत 


[२०७० : 5000 (*) ग्राक्राएटव 00058 26 [7 (7085. 


#26# 87487#/765 व्रमवें 00075 #ट्वडट दक्‍ा्ंदर्दा $ 


पाए कागमाय ऋण 
(॥/७ 4 ज़ाप्व्मा?र एशाप8 ) 
<&-, ४/००4]9765 


[थे चैणाओ8 
3], छबहफक्षा सिएएा ला, 
५४6 छफतवक्ष रि०90 982४-26. 
कर ८ पृ७, 38759 
80//828 ४-9. 
32085 


ए॥0००8 : 32768, | 


